२७ 


(मई-जुछाई १९२५) 





जुछाई १९६८ (आषाढ़ १८९० ) 


€ नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६८ 


साढ़े सात रुपये 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


"देशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली - ६ हारा प्रकाशित 
ओर शान्तिकाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वाय मुद्रित 


भूमिका 


इस खण्डमे मईसे छेकर जुलाई, १९२५-तककी सामग्री सगृहीत है। इन तीन 
भहीनोंकी अवधिमे ग्रांधीजी वगालके दौरेपर थे। इस अवधिकी सबसे प्रमुख घटना है 
१६ जूनकों दाजिलिगिमे चित्तरंजन दासका देहावसान। इस महान्‌ शोक-प्रसंगुकी छाया 
पूरे खण्डमें देखनेको मिलेगी। चूँकि गांधीजी इन दिनों बंगालमें थे, इसलिए खण्डमें 
शान्तिनिकेतन और खादी-प्रतिष्ठान -जैसी सस्थाओं तथा रवीद्रनाथ ठाकुर और सुरेन्द्र- 
नाथ वनर्जी-जैंसे महान्‌ व्यक्तियोंकी चर्चाका बार-बार आना, तो स्वाभाविक ही है। 
स्वदेशी, साम्प्रदायिक एकता और अस्पृश्यत्ता-निवारणको उत्तेजन देनेके लिए उन् दिनों 
सामान्य रुपसे जो देशव्यापी आन्दोलन चल रहा था, उसे स्थानीय परिस्थितियोंसे 
गलग-अछग छटाएँ और भगिमाएँ मिलती रहती थी। हम देखते ह॑ं कि इस अवधिमे 
गाधीजीने राजनीतिक प्रदनोंकी चर्चा बहुत कर्म और धीमे स्वरमे ही की और 'राज- 
नीतिमे उन्होंने जितनी-कुछ रुचि छी, उसका सम्बन्ध अधिकाशत: स्वराज्यवादी दलकी' 
राजनीतिसे ही रहा। उन्हे सबसे अधिक चिन्ता रचनात्मक कार्यक्रमकों छाग्र करनेके 
साधनके रूपमे काग्रेसके पुनर्गठव की थी। उनके स्वरमे तीव्रता तो इस अवधिके उन 
अन्तिम दिनोंमे आई, जब ब्रिटेवकी हठ्थर्मिता अपनी पराकाष्ठापर पहुँच गई। तब 
उनका यह बदला हुआ स्वर सबितय अवज्ञाकों अपनातेकी सम्भावनाओंका स्पष्ट 
संकेत देने छगा। 

राजनीतिक कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रम दोनोंको उपयोगी और आवश्यक 
भान्र लिया गया। स्वराज्यवादियोंने अपना ध्यान राजनीतिक कार्यक्रमपर केद्धित किया 
और स्वयं गाधीजी तन-मनसे रचनात्मक कार्यक्रको सम्प्त करनेमे जुटे रहे। यों 
दोनों पक्ष एक-दूसरेको ठीक-ठीक समझकर एक-दूसरेकी सहायता करनेका भी प्रयत्न 
करते रहे। इस अवधिमे रचनात्मक कार्यक्रमके सम्बन्धमे ग्रांधीजीके विचार ज्यादा 
बिखर कर सामने आये। उन्हें इस बातका पूरा विश्वास हो गया कि तत्कालीन 
स्वदेशी आन्दोलन १९०५-८ के आन्दोलनकी तुलनामे अधिक ठोस भाधघारपर स्थित 
था। उनके लेखे, १९०५-८ के आन्दोलनके पीछे यद्यपि एक भव्य कल्पना थी, किन्तु 
उसमे संगठनका लगभग अभाव था और वह आधारित था बम्बई तथा अहमदाबादकी 
मिलोपर, जो अन्तत. बाह॒की भीतें साबित हुईं। अब कताई विशिष्ट वर्गोको सर्वे- 
साधारणसे जोड़तेवाकृ सूत्र बन गई और चरखेके माध्यमसे सबको यह प्रतीति होने 
लगी कि हम सब एक देशकी सन्तान है। गांधीजीको तो चरखेकी छरूगत लगी ही 
हुई थी, अब देशके अन्य लाखों छोगोंको भी उसको लगन ऊूग गई। उन्होंने चाहा 
कि उसे शान्तिनिकेतनमे भी और अधिक स्थान दिया जाये (पृष्ठ १८५)। उन्होने 
देशवन्चु चित्तरंजत दाससे अनुरोध किया कि वे सूत कातना सीखे और निष्ठापूर्वक 
करोड़ों छोगोंकी खातिर ईइवरके नामपर आधा घंटा अवश्य काते (पृष्ठ २३६)॥ 


छः 


राष्ट्रीय काग्रेसके अपने भीतरी कार्यक्रमका उद्देश्य विभिन्न जातियोंके बीच एकता 
स्थापित करना था, और हिन्दु-मुस्छिम एकता इस बृहत्तर एकताका प्रतीक थी) अपने 
दौरोंमे उन्होंते जो-कुछ देखा, उससे उन्हे छगा कि दोनों बडे समुदाय--हिन्दु और 
मुसलमान --एक-दूसरेकी अविश्वासकी दृष्टिसि देखते हे। १४ मईको नवाखहीमें 
बोलते हुए उन्होंने इस वैमनस्थके लिए दोनों पक्षोंको दोषी ठहराया और घोषणाकी 
कि यदि दोनों समुदायोके छोग एक होकर रहनेके लिए कुतसकल्प हो जाये तो सतार- 
की कोई भी शक्ति उन्हे अछग नहीं कर सकती। आग्ल-भारतीयोके एक प्रतिनिधिको 
उन्होने स्पष्ट आइवासन दिया कि बडे समुदायोंका छोटे समुदायोंके प्रति यह एक 
पवित्र कर्तव्य है कि वे उन्हे सरक्षण दे (पृष्ठ १८७)। उन्होनें एक समुदाय द्वारा 
दूसरेको ठोस' सहायता देनेकी सलाह देते हुए लोगोसे बगालके आदशेका अनुकरण 
करनेको कहा, “ जहाँ वाढके दिनोमे मुख्य रूपसे मुसलमान वस्तियोंकी सहायता उन 
सगठनोने की थी जिनमे हिन्दुओंकी प्रधानता थी” (पृष्ठ २०६) | 

जब किसीने ताना कसते हुए उनसे यह कहा कि और जातियोकी बात तो 
छोडिए, खुद हिन्दुओमे खान-पान, पूजा-पाठमे न जाने कितनी विभिन्नता है, तो 
गाधीजीने छूटते ही जवाब दिया “में जिस ऐक्यके छिए छालायित हूँ, वह हृदयोका 
ऐक्य है। यह सभी बन्धन-बाधाओंसे परे है तथा उनके होते हुए भी कायम रह 
सकता है” (पृष्ठ ३३०) । इस' समस्याके प्रति अपने यथार्थवादी दृष्टिकोणका परिचय 
देते हुए उन्होंने साम्प्रदायिक मतभेदोके बावजूद एनी वेसेट-जैसे लोगो द्वारा स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनेके छिए किये जा रहे प्रयत्नोंकी सराहता की। उनके विचारसे उन दोनों 
ही तरहके लोगोका प्रयत्व सही था--उनका भी जो मतभेदोके बावजूद स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहे थे और उनका भी जो स्वतन्वरताका भागे प्रशस्त 
करनेके लिए मतभेदोको मिटाना चाहते थे (पृष्ठ ४२३)। 

अस्पृश्यताकी समस्या उनके हृदयकों मथती रही। अस्पृश्योंको उन्होंने मनमे 
“बदला लेनेकी भावना” रखनेके बजाय “गरिमापूर्ण रुख” अपनानेकी सलाह दी 
(पृष्ठ १४) । उन्होंने दक्षिणके अन्त्यज सत नन्दका दृष्टान्त सामने, रखकर उनसे उनका 
अनुकरण करनेको कहा। इस सतको उन्होंने “ सत्याग्रहकी मूर्ति ” कहा (पृष्ठ ७२)। 
दूसरी ओर उन्होंने सवर्ण हिन्दुआँसे इन तिरस्कृतोंका सत्कार करनेका अनुरोध किया 
(पृष्ठ २८४) । अस्पृश्यताके पीछे उन्हे घृणाका भाव दिखाई देता था; उन्होंने सवर्णो- 
से कहा कि इस भावकों हर हालतमें त्याग देना चाहिए (पृष्ठ ३९९)। जो छोग 
इस सुधार-आन्दोलनकी धीमी प्रगतिसे अधीर हो रहे थे, उनका उचित कत्तेंव्य सम- 
झाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे सुधार ऊपरसे थोपे नहीं जाते; वल्कि वे भीतरसे 
उद्मृत होते हे! किन्तु साथ ही उन्होंने स्पष्ट देखा कि अस्पृश्यताके “ दुर्गंकी नीव दिन- 
प्रतिदिन खोली हो रही है।” (पृष्ठ २९९)। उन्होने छोगोको हिन्दू-धर्मंकी अपनी 
यह कल्पना वार-वार समझाई कि वह अपने अनुयायियोंकी सह्याको गिनते रहनेवाला 
धर्म नही है (पृष्ठ ११०)। इस धर्मकी सम्भावनाएँ तो इतनी विस्तृत है कि किसी भी 
सच्चे हिन्दूको वौद्ध, जैन, ईसाई या मुसलमान, सभी अपने धर्मका अनुयायी मान सकते 


सात 


है। स्वयं बुद्धका जीवन हिन्दू-धर्मकी भावनासे ओतप्रोत था। उनके छेखे बौद्धधर्म हिन्दू 
धर्मका ही ऐसा व्यावहारिक रूप था जिसका आचरण सर्वसाधारणके लिए आसान 
था। तथापि गांधीजी, व्यक्तिके अपने पारम्परिक धर्मको उसके जीवन-मरणका सवारू 
मानते थे। उन्होंने कहा, आदमी जैसे अपनी पोशाक बदल छेता है, वह उसी प्रकार 
अपना धर्म परिवर्तत नहीं कर सकता। धर्म तो हृदयका विषय होता है (पृष्ठ 
१९३-९४) । ईसाई धर्मका प्रचार,करनेवाली महिछाओंकी सभामे बोलते हुए उन्होंने 
राजनीतिक और धामिक बातोंका भेद पूछते हुए कहा, “ क्या जीवनके ऐसे कोई एक- 
दूसरेसे विलकुल ही अलग-धलग विभाग किये जा सकते हूं? . . . धर्म-विहीन राजनीतिसे 
दुगंध आती है और राजनीतिसे विच्छिन्न धर्म निरथंक है” (पृष्ठ २०९)। 

उनके कर्मे-सकुल जीवनकी सभी कठिताइयोंमे राम-ताम उनका ऐसा अचूक 
सम्बल था, जो बराबर उनकी रक्षा करता 'रहा। हम इसे उनकी आस्थाकी पूंजीभूत 
अभिव्यक्ति कह सकते है। एक लेखों रामनामकी महिमा बताते हुए वे स्वीकार करते 
है: “मेरा निजी जीवन सावंजनिक हो गया है। दुनियामे मेरे लिए एक भी ऐसी 
वात नहीं है जिसे में निजी वना कर रखूँ। मेरे प्रयोग आध्यात्मिक हे।. . . 
इन प्रयोगोका आधार बहुत-कुछ आत्मनिरीक्षण है। मैने “यथा पिण्डे तथा बह्ाण्डे ' की 
उक्तिके अनुसार प्रयोग किये है। इनके पीछे मेरी यह मान्यता है कि जो बात मेरे 
विषयों सम्भव है वह दूसरोंके विषयर्मों भी सम्भव होगी” (पृष्ठ १११)। उनका 
विचार था कि घासिक व्यक्ति विनयशील तो होगा ही, इसलिए स्वयंकों सुधारे 
विना संसारको सुधारनेके लिए व्यग्न रहनेवाले सुघारक उन्हें नहीं रुचते थे। उनका 
ख़याछ था कि आध्यात्मिक प्रगति ईश्वरके नामपर की गईं सेवाओं द्वारा फलित 
होती है। १६ जुलाईको च० राजगोपालाचारीको लिखे पत्रमें वे कहते हे : “ शारीरिक 
और बौद्धिक तौरसे जिस घातावरणमे में रहता हूँ, मुझपर उसका बिलकुल असर 
नहीं पडता।. . आपकी साधना इसीमे है कि आप' अपने क्षेत्रका विकास करे तथा 
हाथ-कताईके अपने सिद्धान्तको व्यावहारिक रुप दे” (पृष्ठ ३९९)। 

अहिसामे उनकी आस्था दृढ़तर होती चली गईं और यह आस्था नित्य नूतन 
रुपोंमे अभिव्यक्त होती रही। उन्होंने १५ जूनकों शरतचन्द्र वोसकों लिखा: “अहिंसा 
तो प्रेम है। वह मौन और करीव-करीब गुप्त रूपसे अपना असर पैदा करती है।. . « 
मित्रों और सगे-सम्बन्धियोंके बीच प्रेमका कोई करिए्मा नहीं होता। वे एक-हूसरेको 
स्वार्थवश प्यार करते हैँ; प्रवुद्धएके आधारपर नहीं। वह तो तथाकथित विरोधियोंके 
वीच ही अपना करिश्मा दिखाता है। इसलिए जरूरत इस बातकी है कि आदमी 
जितनी भी दयालुता और दानवीरता दिखा सकता है वह सारीकी-सारी अपने 
विरोधी या आततायीके प्रति दिखाई जाये” (पृष्ठ २४९-५०)। वे कऋ्ान्तिकारियोंसे 
भी अपनी वात कहते रहे। उदाहरणके लिए हम “फिर वही” (पृष्ठ ४७-५२) 
और “कदनेको तत्पर” (पृष्ठ १३५-४०) शीर्षक छेख छे सकते है। उन्होंने उनके 
साहस और आत्मवलिदानकी भावताकी सराहना की, किन्तु साथ ही बडे स्पष्ट शब्दोंमे 
उन्होंने अहिसामे अपनी अडिग आस्थाकी घोषणा की। उनके विचारसे तवतक स्वयं 


न्फ्ः 


आठ 


वे अथवा देश' द्वेतभावसे ऊपर नहीं उठ पाया था। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक 
अहिंसाका प्रचार तो नही किया, किन्तु क्रान्तिकारियोंको समझाते हुए उन्होने कहा 
“अपने पैर घरतीपर ही जमाये रखे और हिमालयके छिखरोंपर उडाने न भरे, 
जहाँ कि “महाभारत 'के कवि अर्जुन तथा दुसरे वीरोंको ले गये थे। . . . मेरे लिए 
भारतवर्षका मेदान ही काफी है” (पृष्ठ १४०)। 

ईसाई धर्म-प्रचारकोंकी एक सभामे उन्होंने .कहा: “मुझे आपसे पूरी नम्नताके 
साथ कहना होगा कि मेने हिन्दू-धर्मको जिस रूपमे जाना है, उस रूपमे वह मेरी 
आत्माकों पूरी शान्ति देता है; उससे मेरा समस्त अस्तित्व आप्लावित है और जो 
शान्ति मुझे ' भगवद्गीता ' और उपनिषदोंको पढ़कर मिलती है, वह ' गिरिःप्रवचन को 
पढ़कर भी नहीं मिलती। यह बात नही है कि में उसमे बताये गये आद्शंका मूल्य 
नहीं समझता, . . किन्तु मुझे आपके सामने स्वीकार करना चाहिए कि जब मेरा मन 
शकाओ और निराशाओंसे घिर जाता है और जहाँतक दृष्टि जाती है, मुझे प्रकाशकी 
एक किरण भी नही दिखाई देती, तब मे ' भगवद्गीता 'की शरण छेता हूँ, और उसमे 
मुझे कोई-न-कोई शान्तिदायी एलोक मिल ही जाता है और तब में दारुण दु खके 
बीच भी तत्काल मुस्करा उठता हूँ। मेरे जीवनमे सासारिक दुख और शोकके न 
जाने कितने प्रसंग आये है, और अगर वे मूझपर कोई खरोंच नहीं छोड पाये तो 
इसका कारण “भगवद्गीता 'की शिक्षा ही है” (पृष्ठ ४५१) । एक सत्यान्वेषीके नाते 
वे मौनकी अद्भुत क्षमताओंसे परिचित थे। दक्षिण आफ्रिकामे ट्रैपिस्ट मठमे जाकर 
उन्होंने जो-कुछ देखा और अनुभव किया, उसे वे यावज्जीवन नहीं भूछ पाये। वे 
कहते है: “यदि हम उस मूक और क्षीण स्वरको सुनना चाहते हूँ जो हमारे भीतर 
सदा उठता रहता है, तो स्वयं लगातार बोलते रहकर उसे नहीं सुना जा सकता ” 
(पृष्ठ ४५३) । 

इस प्रकार राजनीतिक धूल-धक्‍्कड़के बीच गाधीजीका मन निरन्तर अध्यात्मके 
घरातरूपर विचरण करता रहता था। किन्तु, इसका मतलब यह नही है कि वे यथायके 
प्रति सजग नहीं थे या राजनीतिक प्रवृत्तियों और विचारोके सही मूल्याकनन और 
दिशा-निर्देशनमें उन्होने कुछ कम रुचि छी। स्वराज्यवादी दलके नेता चित्तरजन दास 
और मोतीछाल नेहरूके प्रति उन्होने पुन. क्षपता विश्वास व्यक्त किया, और जब 
चित्तरंजन दासके निघनसे देश शोक-संतप्त हो उठा तो उन्होने उनकी स्मृतिको उन 
उपायोंसे सम्मानित करनेका प्रयत्न किया जिनसे देशवन्धुकी परम आकाक्षा--अर्थात्‌ 
सर्वताघारणका कल्याण -- सिद्ध हो सकती थी। स्वराज्यवादी दलके नेताओमें उनको 
इतना अधिक विश्वास था कि उनकी स्वीकृतिके बिना वे काग्रेसमे कुछ भी करनेको 
तैयार नहीं थे। भारत भन्‍्त्री छॉर्ड वर्कनहेडके भ्रामक वक्‍तव्यके विषयमे १८ जुछाईको 
लिखते हुए उन्होंने घोषंगा की कि एक ओर पण्डित मोतीछालजी विधानसभामें लड़ते 
हुए देशवस्चुकी जगह स्वराज्य दलका नेतृत्व करेगे और दूसरी ओर में सत्याग्रहके लिए 
वातावरण तैयार करनेमे जुटा रहूंगा (पृष्ठ ४०६-७) | व्यक्तिशः रचनात्मक कर्म 
क्रमको सर्वाधिक महत्त्व देते हुए भी स्वराज्यवादी दलकी खातिर काग्रेसको प्रमुख रूपसे 


नौ 


एक राजनीतिक दल बना देनेपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। सच तो यह है कि वे 
काग्रेसको पूर्ण रूपसे पं० मोतीलाछ नेहरुके हाथों सौप देनेके लिए तत्पर थे। किन्तु 
इस प्रकार प्रसंग आनेपर संघर्ष छेड़ देनेकी तैयारी करते हुए भी वे अंग्रेजोंके प्रति 
मंत्री-भाव रखनेकी तीतिपर दृढ़ बने हुए थे। इसके प्रमाण-रुपमें २८ जुलाईको फ्रेड ई० 
कम्बेलको लिखे गये उनके पत्र और उससे कुछ ही दिन पूर्व एक यूरोपीय मित्रसे 
कही गई उनकी इस बातका उल्हेख किया जा सकता है कि “मै अग्रेजोंक साथ 
सहयोग करनेके लिए व्यग्र हूँ।” राजनीतिमें उन्होंने अपने आचरणका सार एक वाक्यमे 
रखते हुए कहा: “ असहयोग किसी व्यक्ततिके कृत्योंसे किया जाता है; खुद व्यक्तिसे 
नहीं” (पृष्ठ ८६)। 

भारतीय राष्ट्रवादकों सर्वथा सही परिस्रेक्ष्ममें प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा: 
“किसी व्यक्तिके लिए राष्ट्रवादी बने बिना वन्तर्राष्ट्रवादी बनना असम्भव है। अन्त- 
रष्ट्रवाद उसी अवस्थामे सफल होगा जब राष्ट्रवाद मजबूत' होगा, अर्थात्‌ जब भिन्न- 
भिन्न देशोके लोग सुसंगठित होकर एक आदमीकी तरह मिलूजुलकर सारे काम कर 
, सकेगे।. . भभारतका राष्ट्रधमं. . सारी भनुष्य-जातिकी हित-साधता और सेवाके लिए 
अपनेको सुसंगठित या पूर्ण रूपसे विकसित करना चाहता है। मुझे अपनी देशभक्ति 
या अपने राष्ट्रवादके विषयमे कोई सन्देह नहीं है। ईश्वरने मुझे भारतवर्षके लोगोंके 
बीच जन्म दिया है, इसलिए मे उनकी सेवामे गफलत करूँ तो में अपने सिरजनहार- 
का अपराधी ब्नूगा। यदि में उनकी सेवा करना नहीं जानता तो मुझे मानव-जातिकी 
सेवा करना कभी नहीं आयेगा। और जबतक में अपने देशकी सेवा करता हुआ किसी 
दूसरे राष्ट्रको नुकसान नहीं पहुंचाता 'तबतक में पथश्रष्ट नहीं हो सकता” (पृष्ठ 
२५७) | इस प्रकार, कहा जा सकता है कि भारतका स्वतन्त्रता संग्राम एक ऐसे 
बृहत्तर विद्वव्यापी आन्दोलनका ही अंग था जो समस्त मानव-जातिके कल्याण और 
हित-साधनसे जुड़ा हुआ था। 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम सावरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास 
ओर सम्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गूजरात विद्यापीठ ग्रन्थाछ्य, अहमदाबाद; गाघी 
स्मारक निधि व संग्रहालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय अभिरेखागार (नेशनल आकाइव्ज 
ऑफ इंडिया), नई दिल्‍ली; सावंजनिक पुस्तकालय, इलाहाबाद; श्री काशीनाथ न० 
केलकर, पूना; श्री छालार गाधी, अहमदाबाद; श्री नारणदास गांधी, राजकोट; 
श्री नारायण देसाई, बारडोली; श्री पुरुषोत्तरदास ठाकुरदास; श्री मीराबहन, गादेन, 
आस्ट्रिया; श्रीमती राघावबहन चौधरी, कलकत्ता; श्रीमती सुशीलकुमार रुद्र, इलाहाबाद; 
तथा “बापुना पत्रो-४: मणिवहेन पटेलने ; और 'बापुनी' प्रसादी', इन पुस्तकोंके 
प्रकाशकों तथा निम्नलिखित समाचारपत्रों और पत्रिकाओके आभारी हू: 'अमृतबाजार 
पत्रिका ', “आज, “नवजीवन ', 'फॉरवर्ड ', बॉम्बे क्ॉमिकल!, “यंग इंडिया, “सचे- 
छाइट ', ' स्टेट्समेन ', “हिन्दुस्तान टाइम्स ', और ' हिन्दू'। 

अनुसन्धान और सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय काग्रेस' कमेटी 
पुस्तकालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौसिल ऑफ वल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, 
सूचना और प्रसारण मन्त्राछ्यका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्ली; साबर- 
मती सग्रहालय और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्यालय, अहमदाबाद; तथा श्री' प्यारेछाल 
तैयर, नई दिल्‍ली और कागज-पत्रोंकी फोटो-नकल तैयार करनेमे सहायताके लिए 
सूचना और प्रसारण मन्‍्नारूयका फोटो विभाग, नई दिल्‍ली; हमारे घन्यवादके पात्र हैँ। 


पाठकोंको सुचना 

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेमे अनुवादकों मूलके समीप रख़नेका पूरा 
प्रयत्व किया गया है, किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा 
ध्यान रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारतेके बाद अनुवाद किया गया है और 
मूलमें प्रयुक्त शब्दोंके सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हू। यह ध्यान 
रखा गया है कि नामोंको सामान्यतः जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाये। जिन 
नामोंके उच्चारण सदिग्ध हे उनको वैसा ही छिखा गया है, जेसा ग्राघीजीने अपने 
गुजराती छेखोंमे लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीचमे चौकोर कोष्ठकोंमे दी गईं सामग्री सम्पादकीय है। गरांधी- 
जीने किसी लेख, भाषण, वक्तव्य आदिका जो अछ्य मूल रूपमे उद्धत किया है, वह 
हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमे छापा गया है, छेकिन यदि ऐसा कोई अजय उन्होंने 
अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमे 
छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द, जो गाधीजीके कहे हुए नहीं 
है, विना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमे छापे गये ह। 

शीरषककी छेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है; 
परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नही है, वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमे की 
गई है और जहाँ आवश्यक हुआ, उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। श्लीष॑कके 
अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। 

' सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा! के अनेक सस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ संख्याएँ 
विभिन्न हैं; इसलिए हवाला देनेमे केवल उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख 
किया गया है। 

साधन-सृत्रोंम 'एस० एन०” संकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन०” गाघी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्‍्लीमे उपलब्ध 
कागजपत्रोका और 'सी० डब्ल्यू०” कल्ेक्टेड वक्‍्से ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण ग्राधी 
वाड्मय) द्वारां सगृहीत पत्रोंका सूचक है। 

पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिद्विष्टोंमें दे दी 
गई है। साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ 
अन्तम दी गई है। 


विषय-सृची 


पृष्ठ 
भूमिका ५ 
आभार ११ 
पाठकोंको सूचना । १३ 
चित्र-सूची र्‌४ 
१. सन्देश: जनताके लिए (१-५-१९२५) १ 
२. भेंट: 'स्टेट्समेन के प्रतिनिधिसि (१०५-१९२५) १ 
३. भेटः एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसि (१-५-१९२५) ३ 
४, भाषण: कलकत्ताकी सावेजनिक सभार्में (१-५-१९२५) डे 
५. भाषण: फरीदपुरकी औद्योगिक प्रदर्शनीमे (२-५-१९२५) ९ 
६. भाषण: अखिछ बगाल हिन्दू सम्मेलनमे . (२-५-१९२५) १० 
७. भाषण: बाल प्रान्तीय युवक सम्मेलनमे (२-५-१९२५) ११ 
८, अस्पृल्योके साथ बातचीत (३-५-१९२५ या उससे पूर्व) १२ 
९, भाषण: मानपत्रके उत्तरमे (३-५-१९२५ या उससे पृ) १७ 
१० गोरक्षा (३-५-१९२५) १९ 
११, टिप्पणियाँ: काठियावाड़का धन-संग्रह; जातिबन्धन; मूर्तिपूजक” और 
“मूरतिभंजक '; पेटलादके सत्याग्रहियोंका कत्तेव्य; एक शिक्षककी कताई; 
वृद्धाका प्रमाणपत्र; खादीका प्रचार कैसे बढ़े ?; कंचनछालू मोतीछारू 
बर्फीवाला (३-५-१९२५) २० 
१३. पत्र: बृजकृष्ण चाँदीवाछाको (३-५-१९२५) २६ 
१३. भाषण: फरीदपुरमे (३-५-१९२५) २६ 
१४. भाषण: बग्राल प्रान्तीय परिषद्र्में (३-५-१९२५) २८ 
१५. बंगालके संस्मरण (३-५-१९२५) ३६ 
१६. भाषण: प्रवर्तक आश्रम, चद्धनगरमे (५-५-१९२५) ४१ 
१७. भाषण : अष्टाजू आयुर्वेद विद्यालयके शिरान्यास-समारोहमे (६-५-१९२५) ४२ 
१८. गो-रक्षा (७-५-१९२५) ४६ 
१९. फिर वही (७-५-१९२५) ४७ 
२०. टिप्पणियाँ : मुझे देवता न बनाइये; अस्पृष्य; खादी; बालकी खाल 
निकालना (७-५-१९२५) ५३ 
२१. बंगालके अनुभव (७-५-१९२५) न 
२२. पत्र: रवीद्रनाथ ठाकुरकको (७-५-१९२५) ५१९ 
२३. भाषण: बुद्ध जयन्तीके अवसरपर (७-५-१९२५) ६० 


२४. भाषण: छोहागंजमे (८-५-१९२५) ६४ 


सोलह 


« भाषण: मलिकन्दामे (८-५-१९२५) 

« वातचीतका अश (८-५-१९२५) 

« भाषण: दिघीरपुरकी सार्वजनिक सभामे (९-५-१९२५) 

» भाषण : तालटोछाके कार्यकर्त्तावोकी बैठकर्मो (९-५-१९२५) 

« भाषण: मलछ्खानगरमे (९-५-१९२५) 

* भेट . एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसि (९-५-१९२५) 
« अन्त्यज साधु नन्‍्द (१०-५-१९२५) 

« पत्र: मगनलछाल गांधीको (१०-५-१९२५) 

» भाषण: पूरनवाजारके व्यापारी सघमे (१०-५-१९२५) 


भाषण : चाँदपुरमे (१०-५-१९२५) 


« भाषण : चाँदपुरकी राष्ट्रीय पाठशारामे (१०-५-१९२५) 

« भाषण: चॉदपुरकी सार्वजनिक सभामे (१०-५-१९२५) 

« पत्र: वृजकृष्ण चाँदीवालाको (१०-५-१९२५ या उसके पश्चात) 
. एक कार्यकर्त्ताकी कठिनाई (११-५-१९२५) 

« भेट: हरदयाल नागसे (१२-५-१९२५ से पूर्व) 

. पत्र: जी० वी० केतकरको (१२-५-१९२५) 


भाषण : चट्गाँवकी सार्वजनिक सभामे (१२-५-१९२५) 


« भाषण - विद्यार्थियोके समक्ष, चटगाँवमे (१३-५-१९२५) 
« भाषण: व्यापारियोकी सभा, चट्याँवमे (१३-५-१९२५) 


कर्नाटकर्म खहर (१४-५-१९२५) 


* टिप्पणियाँ: बुनकरोकी शिकायत; हाथक्रघा (१४-५-१९२५) 
- पत्र: सी० एफ० एन्ड्यूजकों (१४-५-१९२५) 

« पत्र: वसुमती पण्डितको (१४-५-१९२५) 

, पत्र: मणिवहन पटेलको (१४-५-१९२५) 

«» भाषण : नवाखलीकी सार्वजनिक सभामे (१४-५-१९२५) 

« भेट: जिला अध्यापक सघके प्रतिनिधियोसे (१४-५-१९२५) 

. भाषण: नवाखलीमे (१४-५-१९२५) 

« भाषण : कोमिल्लाकी सार्वजनिक सभामे (१५-५-१९२५) 

« भाषण: विद्याथियोंके समक्ष (१५-५-१९२५) 

५४, 
. विक्रमपुरके कार्यकर्ताओँसे वातचीत (१५-५-१९२५) 

« भेट: एक मित्रसे (१५-५-१९२५ के पर्चात्‌) 

. एक मुसलमान सज्जनसे वातचीत (१५-५-१९२५ के परुचातृ) 
, भाषण : स्त्रियॉंकी सभा, कोमिल्छामे (१६-५-१९२५) 

« रामनामकी महिमा (१७-५-१९२५) 

- सर सुरेचद्धनाथ बनर्जी (१७-५-१९२५) 


भाषण : कोमिल्छामे (१५-५-१९२५) 


१०० 
१०१ 
१०२ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०६ 
१०७ 
१०९ 
११० 
११६ 
११६ 


६१. 


६२. 
, भाषण : ढाकाकी सार्वजनिक सभामे (१७-५-१९२५) 
६४, 
६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
7 ६९, 
७०. 
७१, 
७२. 
७३. 
छड, 


७५. 
« भाषण * दीनाजपुरकी सार्वेजनिक 'सभामे (२१-५-१९२५) 


७७ 


८५, 
८६९. 
८७. 
८८. 
८९, 
« कुछ त्रूटियाँ (२८-५-१९२५) 
९१, 
९२. 


सैत्रह 


टिप्पणियाँ : सादगी बनाम अव्यवस्था; कातनेवालोंसे; अब कत्त॑व्य , 
क्या है?; अकालमे मदद (१७-५-१९२५) 
पत्र: देवदास गाधीको (१७-५-१९२५) 


ढाकाके विद्याथियोके साथ बातचीत (१७-५-१९२५) 

भाषण : नेशनलछ कॉलेज, श्यामपुरमे (१७-५-१९२५) 

पत्र: रवीन्द्रनाथ ठाकुकको (१८-५-१९२५) 

पत्र: मुहम्मद अलीको (१८-५-१९२५) 

मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अश (१८-५-१९२५) 
भाषण : महिलाओंकी सभा, मेमनसिहमे (१९-५-१९१५) 

भाषण : अभिनन्दन-पत्नोके उत्तरमे (१९-५-१९२५) 

मैमनसिहके जमीदारोंसे वातचीत (१९-५-१९२५) 

एक असाधारण मानपत्र (२१-५-१९२५) 

कूदनेको तत्पर (२१-५-१९२५) 

टिप्पणियाँ: अभिनन्दन-पत्र देनेवाले ध्यान दे; औधी छतछात; एक 
पत्र-छेखककी दुविधा; जानवरोंके प्रति निदंबता (२१-५-१९२५) 
भाषण * दीनाजपुरके, अस्पृश्योके समक्ष (२१-५-१९२५) ४ 


भाषण . दीनाजपुरके विद्याथियोके समक्ष (२१-५-१९२५) 
भेट : दीनाजपुरके जमीदारसे (२१-५-१९२५) 
भाषण : कार्यकर्ताओके स्कूल, बोगूडामे (२२-५-१९२५) 


» भाषण : वोगूड़ाकी सार्वजनिक सभामे (२२-५-१९२५) 

» भाषण . तछोडामे (२२-५-१९२५) 

« पत्र: कल्याणजी मेहताको (२३-५-१९२५) 

» व्गाछका त्याग (२४-५-१९२५) 

. टिप्पणियाँ: बहिष्कार हो तो ?; देशी राज्य, एक जमीदारकी सेवाएँ; 


जैन मुनि और चरखा (२४-५-१९२५) 
फिजूलखर्ची (२४-५-१९२५) 

सन्देश: 'फॉरवर्ड को (२५-५-१९२५) 
पत्र: न० चि० केलकरकों (२५-५-१९२५) 
टिप्पणियाँ: ताजा विवरण (२८-५-१९२५) 
किसानोंकी पुकार (२८-५-१९२५) 


राष्ट्रीय सेवा और वेतन (२८-५-१९२५) 
टिप्पणियाँ : हकीम साहब; जुगल-जोड़ी; वेलगाड़ी और चरखा; शक्तिका 
अपव्यय, विकास और ह्ास, पतित वहने और चरखा, मेरठमे कताईं; 


११९ 
१२२ 
१२३ 
१२५ 
१२७ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१२९ 
१३० 
१३२ 
१३२ 
१२५ 


१४१ 
१४५ 
१४५ 
१४६ 
१४६ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५१ 


१५३ 
१५५ 
१५९ 
१६० 
१६० 
१६२ 
१६४ 
१६५ 


अँगेरह 


ईववरके नामपर चरखा, उदासीनता या नियमपालनका अभाव, भावुकतां 


की बकवास, १०० वर्ष पुराना चरखा (२८-५-१९२५) १६६ 
९३. भाषण कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामे (२८-५-१९२५) १७३ 
९४. पत्र: पुरुपोत्तमदास ठाकुरदासको (२९-५-१९२५) १७५ 
९५. पत्र: जमनालाल बजाजको (२९-५-१९२५) १७६ 
९६. रवीन्बनाथ ठाकुरसे बातचीत (३०-५-१९२५) १७७ 


९७ टिप्पणियाँ काव्यावाड़का चन्दा; कैदी प्रागजी देसाई; कराचीमे 
अन्त्यज शाला; कर्मचारियोको छुट्टी; कताई-सदस्यताका मजाक 


छ 


(३१-५-१९२५) १७८ 
९८, ग्राम-प्रवेश (३१-५-१९२५) १८१ 
९९. बगालमें कताई (३१-५-१९२५) १८३ 
१००. पत्र, देवचन्द पारेखको (३१-५-१९२५) १८४ 
१०१. पत्र: मणिवहन पटेलकों (३१०-५-१९२५) १८४ 
१०२. भाषण: झान्तिनिकेतनमे (३१-५-१९२५) १८५ 
१०३. भेट डॉ० एच० डब्ल्यू० वी० मोरेनोसे (३१-५-१९२५) १८६ 
१०४. पत्र. जी० वी० सुब्वारावको (१-६-१९२५) १९० 
१०५. पत्र: जितेनद्धनाथ कृशारीको (१-६-१९२५) १९० 
१०६. पत्र. एस० ए० वस्लेको (१-६-१९२५) १९१ 
१०७ भाषण . भवानीपुर, कलकत्तामे (२-६-१९२५) १९२ 
१०८ वाइकोम (४-६-१९२५) १९२ 
१०९. खादी प्रतिष्ठान (४-६-१९२५) १९५ 


११०. टिप्पणियाँ: निराघार अभियोग; नीति-अष्टता; चरखेसे फाँसी 
पसन्द, चीनसे भूमध्यसागरतक '; सिन्धकी उदासीनता; कुग्ंमे 


खहर (४-६-१९२५) १९८ 
१११. बाह-सकट-निवारण (४-६-१९२५) २०४ 
११२. एनी बेसेटको लिखे पत्रका मसविदा (४-६-१९२५) २०७ 
११३. पत्र: निशीयनाथ कुड्को (६-६-१९२५) २०८ 
११४, पत्र नारणदास गाधीको (६-६-१९२५) २०८ 
११५ भाषण: ईसाई घमंप्रचारिकाओके समक्ष (६-६-१९२५) २०९ 
११६. धर्मके नाम अन्चेर (७-६-१९२५) २१२ 
११७. बगालमे (७-६-१९२५) २१५ 
११८. काठियावाडमे खादी (७-६-१९२५) २१९ 
११९ एक सलाह (७-६-१९२५) २२० 
१२०. पत्र: “वर्ल्ड के सम्पादकको (८-६-१९२५) २२० 
१२१ भाषण: जलपाईगुड़ीकी सार्वजनिक सभामे (१०-६-१९२५) २२१ 


१२२- जलपाईगुड़ीमें स्ववसेवकोसे बातचीत (१०-६-१९२५) २२१ 


उन्तीस 


१२३. टिप्पणियाँ: एक नई भरती; ग्यारह दिनकी प्रगति; प्रतियोगियोंका 
विदकेषण; बहुत बड़ी फटकार; शाल्मओमे कताई (११-६-१९२५)._ ११२ 


१२४. यह पुरुषोंका काम नहीं? (११-६-१९२५) २२६ 
१२५. आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली (११-६-१९२५) २२८ 
१२६- पत्र: जमनाछाल बजाजकों (११-६-१९२५) २३१ 
१२७. पत्र: वसुमती पष्डितकों (११-६-१९२५) २३१ 
१२८. भाषण: तवाबगंजके विद्याथियोके समक्ष (११-६-१९२५) रर२ 
१२९. सम्मति: दर्शक-पुस्तिकामे (१२-६-१९२५) र३२ 
१३०, पत्र: मणिबहन पटेलको (१२-६-१९२५) ररे३े 
१३१. भाषण: भोजेश्वरकी सार्वजनकि सभामे (१२-६-१९२५) २३१५ 
१३२. पत्र: चित्तरजन दासको (१३-६-१९२५स्े पुर्व) २३६ 
१३३. भाषण . मदारीपुरकी सार्वजनिक सभामे (१३-६-१९२५) २३७ 
१३४. भाषण: मदारीपुरके सार्वजनिक पुस्तकालयमे (१३-६-१९२५) २३८ 
१३५. अन्त्यजोके सम्बन्धभे (१४-६-१९२५) २३९ 
१३६. स्वयसेवकके गुण (१४-६-१९२५) २४० 
१३७. मेरा कत्तंव्य (१४-६-१९२५) 
१३८, भाषण * वारीसालकी सार्वजनिक सभामे (१४-६-१९२५) २४६ 
१३९. सम्मति: फादर स्ट्रॉंगको (१४-६-१९२५) २४६ 
१४०. पत्र: राजा महेन्द्र प्रतपको (१५-६-१९२५ या उससे पूर्व) २४७ 
१४१. पत्र; मोतीलाल नेहरूको (१५-६-१९२५) २४७ 
१४२. पत्र; मदाम आँत्वानेत मिख्ेलको (१५-६-१९२५) २४९ 
१४३, पत्र: शरतचल्ध बोसको (१५-६-१९२५) २४९ 
१४४. एक पत्रके वारेमें (१६-६-१९२५ से पूर्व) २५० 


१४५. टिप्पणियाँ: दाजिल्गिमे चरखा; मंत्री चाहिए, तिलक स्वराज्य-कोष; 
थैलियोके विषयमे; अब कोई उपयोग नही; छाखोको खिलाओ; राष्ट्रीयता 
बताम अन्तर्राष्ट्रीया; बगालमे हिन्दी; तामिलनाड; वी० वी० एस० 


अग्यर (१६-६-१९२५ या उससे पूर्व) श्र 
१४६. तार: मुहम्मद अछीको (१७-६-१९२५) २५९ 
१४७. तार: बासन्तीदेवी दासको (१७-६-१९२५) २५९ 
१४८, तार: सतकौड़ीपति रायकों (१७-६-१९२५) २६० 
१४९. तार: उभिला देवीको (१७-६-१९२५) १९९ 
१५०, तार: मोना दासको (१७-६-१९२५) २६१ 
१५१. तार: वल्लभभाई पटेलको (१७-६-१९२५) २६१ 
१५२. तार: सरोजिनी नायड़को (१७-६-१९२५) २६२ 
१५३. तार: शौकत अलीको (१७-६-१९२५) र६२ 


१५४, तार: वाइकोम सत्याग्रह आश्रमको (१७-६-१९२५) २६३ 


चीस 


१५५, महान्‌ शोक (१७-६-१९२५) २६३ 
१५६. एक अपील (१७-६-१९२५) २६४ 
१५७ भाषण: खुछनाकी सार्वजनिक सभामे (१७-६-१९२५) २६५ 
१५८ क्‍या हम तेयार हैँ? (१८-६-१९२५) २६७ 
१५९. एक घरेलू प्रकरण (१८-६-१९२५) २७० 
१६०. तार. मोतीकाल नेहरूको (१८-६-१९२५) २७३ 
१६१. तार: के० केलप्पन नायरको (१८-६-१९२५ या उसके परचात्‌) २७४ 
१६२. देशबन्बु जिन्दावाद ! (१९-६-१९२५) २७४ 
१६३. श्रद्धाजलि-सभाके सम्बन्ध निर्देश (१९-६-१९२५) २७७ 
१६४. स्मरणाजलिके लिए निवेदन (१९-६-१९२५) २७८ 
१६५ चित्तरजन दास (२०-६-१९२५) २७९ 
१६६ सरक्षणकी आवश्यकता (२१-६-१९२५) २८२ 
१६७ पावककी ज्वाला (२१-६-१९२५) २८४ 
१६८ अपील देशवन्ध्‌ स्मारकके लिए (२२-६-१९२५) २८६ 
१६९. अपील अखिल वग देशवन्धु-स्मारक कोषके छिए (२२-६-१९२५) २८७ 
१७०. पत्र, देवचन्द पारेखक्ो (२१२-६-१९२५) २८८ 
१७१. पत्र * वसुमती पण्डितको (२२-६-१९२५) २८९ 
१७२. पत्र. नारणदास गाधीको (२२-६-१९२५) २८९ 
१७३. प्राप्त चन्देकी स्वीकृति (२३-६-१९२५) कक 
१७४ भेंट 'स्टेट्समेन के प्रतिनिधिसि (२४-६-१९२५से पूर्व) २९१ 
१७५. भेट “स्चेलाइट 'के' प्रतिनिधिसि (२४-६-१९२५से पूवे) २९३ 
१७६. तार सुशीलकुमार रुद्को (२४-६-१९२५) २९३ 
१७७ भेट “इग्लिशमैन के प्रतिनिधिसि (२४-६-१९२५) रे 


१७८. टिप्पणियाँ . अन्याय इष्ट न था, माता-पितासे पहले सस्था; सम्बद्ध 
स्कूछोंमे कताई, एक गाँवका प्रयोग, “कूदनेको तत्पर , विजित' 


अभिमान (२५-६-१९२५) ११, 
१७९. नम्नताकी आवश्यकता (२५-६-१९२५) ज 00 
१८०. पतित बहने (२५-६-१९२५) रै० रे 
१८१. तीन सवाल (२५-६-१९२५) ३०९ 
१८२. सत्याग्रहियोंका कर्तव्य (२५-६-१९२५) 06५ 
१८३. पत्र. महाराजा व्दवानकों (२६-६-१९२५) मे 
१८४. पत्र: शुएव कुरेशीको (२६-६-१९२५) शक 
१८५ भाषण: कलकत्ताकी शोक-समामें (२६-६-१९२५) ३०८ 
१८६. अपील: देशवन्धु श्रद्धाजलि-सभाके सम्वन्बने (२७-६-१९२५) ३०६ 
१८७. पहली जुलाई (२८-६-१९२५) लीक 


१८८. कुछ सस्मरण (२८-६-१९२५) ३११ 


इबक्कीस 


१८९. काठियावाड़का प्रयोग (२८-६-१९२५) ३१४ 
१९०. देशवन्धु चिरंजीव हों! (२८-६-१९२५) ३१४ 
१९१. गया-स्वरूप बासन्तीदेवी (२८-६-१९२५) ३१८ 
१९२. दोप किसका? (२८-६-१९२५) ३२१ 
१९३. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजक़ो (२९--६-१९२५) ३२२ 
१९४, पत्र: देवदास गाधीको (२९-६-१९२५) ३२३ 
१९५, पत्र: जमनालाक़ वजाजको (२९-६-१९२५) ३२३ 
१९६. पत्र: मणिबहन पटेलको (२९-६-१९२५) श्र४ं 
१९७. तार: सुधीर रुद्रको (३०-६-१९२५) ३२४ 
१९८. भाषण: यूनिवर्सिटी इल्स्टीट्यूट, कलकत्तामे (३०-६-१९२५) ३२५ 
१९९. अपील : देजवन्वु-स्मारक कोपके लिए (१-७-१९२५) ३२६ 
२००. भाषण : देशवन्धुके श्राद्ध-दिवसपर (१-७-१९२५) ३२७ 
२०१. प्रदन-माछा (२-७-१९२५) ३० 
२०२. मेरी' अक्षमता (२-७-१९२५) रे३९ 


२०३. टिप्पणियाँ: अखिल भारतीय' देशवन्बु स्मारक, एक “क्रान्तिकारी ' का 
पत्र; एक गलती ? क्रान्तिकारी बननेके लिए प्रयत्तनशील, अस्पृश्यताके 


सम्बन्धमे एक प्राचीन मत; (२-७-१९२५) ३३६ 
२०४. देशवन्बु स्मारक-कोष (२-७-१९२५) ३४० 
२०५. चूडियोंकी वर्षा (२-७-१९२५) श४२ 
२०६. हिन्दुओंको सलाह (२-७-१९२५) ३४३ 
२०७. वक्तव्य: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाको (२-७-१९२५) ३४३ 
२०८. भाषण: खड़गपुरकी साव॑जनिक सभामे (४-७-१९२५) रे४५ 
२०९. समस्याएँ (५-७-१९२५) ३४६ 
२१०, मनोरजक शिक्षा (५-७-१९२५) रे४८ 
२११. टिप्पणियाँ : देशवन्धुकी महायात्रा; अखिल भारतीय स्मारक, कलकत्तेके 
, गुजराती (५-७-१९२५) - ४५ 
२१२ पत्र: महादेव देसाईको (६-७-१९२५) रे५२ 
२१३. पत्र: महादेव देसाईको (७-७-१९२५) २५३ 
२१४. भाषण: मिदनापुरके छात्रोके समक्ष (७-७-१९२५) ३५३ 
२१५. भाषण : वाँकुडाकी सार्वजनिक सभामे (८-७-१९२५) २५५ 
२१६ टिप्पणियाँ: दो कठिनाइयाँ; वैद्योकी शिकायत; कताई-प्रस्ताव; कताई 

एक नई आदत (९-७-१९२५) ३५६ 
२१७. दु.खद जानकारी (९-७-१९२५) ३५८ 
२१८. त्यागका शास्त्र (९-७-१९२५) ३६१ 
२१९. एक खामोश समाजसेवी (९--७-१९२५) ३६३ 


२२०. सुलहका अवसर (९-७-१९२५) ३६५ 


२२१. 
श्र. 
र१३. 
२२४, 
२२५. 
२२६, 
२२७. 
२२८ 
२२९ 

२३०. 
२३ १. 
२३२. 
१३३. 
श३े४ 
श्२५ 

२३६५ 
१३७ 


२३८, 
२३९ 
२४०. 
२४९१. 
र्४२ 
२४९३. 
२४४ 
२४५. 
२४६ 


२४७ 
२४८ 
२४९ 
२५० 
२५१. 
श्ष्र 
, र५३- 


वाईस 


दो प्रजातियाँ नही (९--७-१९२५) 

पत्र: वसुमती पण्डितकों (९-७-१९२६) * 

भाषण : स्वराज्यवादी पापंदोके समक्ष (९-७-१९२५) 
दाजिलिंगके संस्मरण (१०-७-१९२५) 

पत्र. महादेव देसाईको (१०-७-१९२५) 

गुरुद्वारा कानून (११-७-१९२५) 

यह तो बलात्‌ सयम है (१२-७-१९२५) 

“नवजीवन” बन्द करे (१२-७-१९२५) 

खादी प्रतिष्ठान (१२-७-१९२५) 

टिप्पणियाँ : कातनेवाले चेते (१२-७-१९२५) 

सम्मति . दश्शक-पुस्तिका्में (१२-७-१९२५) 

भाषण . राजशाहीकी सार्वजनिक सभामे (१२--७-१९२५) 
प्रन्‍नोके उत्तर (१४-७-१९२५ या उससे पूरे) 

सत्यपर कायम रहो (१६-७-१९२५) 

“टमानी हॉल” क्‍या है? (१६-७-१९२५) 

कलकत्ताके मेयर (१६-७-१९२५) 

टिप्पणियाँ : स्मारकके सम्बन्ध दौरा; गरीवीकी निगरानी, मौन 
कार्यकर्ता, घरका क्‍या हो ?, शकालुओसे, उत्साहप्रद नही? 
(१६-७-१९२५) 

जंका-निवारण (१६-७-१९२५) 

पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारोको (१६-७-१९२५) 
पत्र * डब्ल्यू० एच० पिटको (१६-७-१९२५) 

पत्र . मणिवहन फ्टेलको (१६-७-१९२५) 

प्रस्ताव : स्व॒राज्यदलकी बेठकर्में (१६-७-१९२५) 
भाषण : स्व॒राज्यदछूकी वेठकमे (१६-७-१९२५) 
भाषण : स्वराज्यदलकी बैठकर्मे (१७:-७-१९२५) 
वचनासे भरा भाषण (१८-७-१९२५) 


टिप्पणियाँ: चौर-तीति, सबके सब ब्रह्मचारी; दाहिना बनाम वाँयाँ 


(१९-७-१९२५) 

उद्धार कब हो सकता है? (१९--७-१९२५) 

राष्ट्रीय शिक्षा (१९--७-१९२५) 

पत्र: मोतीलाल नेहरूको (१९-७-१९२५) 

पत्र: देवदास गाघीको (२०-७-१९२५) 

पत्र: राजेन्द्रप्रसादको (२१-७-१९२५) 

अखिल भारतीय स्मारक (२२-७-१९२५ या उससे पूर्व) 


अपील : अखिल भारतीय देशवन्यु-स्मारकके छिए (२२-७-१९२५) 


६६ 
३६७ 
श६८ 
३६९ 
दे७६ 
३७७ 
३७७ 
३७९ 
३८३ 
३८४ 
३८५ 
३८५ 
३८६ 
३८८ 
३९० 
३९१ 


३९५ 


३९८ 
३९९ 
४०० 
४०१ 
४०२ 
४०२ 
४०३ 
४०४ 


४०७ 
४०९ 
४११ 
४१२ 
४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 


तैईस 


३१५४. पत्र: शौकत अछीको (२२-७-१९२५) ४१८ 
२५५. पत्र: क्ृष्णदासको (२२-७-१९२५) ४१९ 
२५६. पत्र: निश्शीयनाथ कृण्डको (२२-०७-१९२५) ४२० 
२५७, कताई-सदस्यता (२३-७-१९२५) ४२० 
२५८, दमनका फल (२३-७-१९२५) ४२२ 
२५९. टिप्पणियाँ: अलवर हत्याकाण्ड; आग्ल भारतीयोके लिए; अनावश्यक 
अपव्यय (२३-४७-१९२५) ४२३ 
२६०. भाषण: मारवाड़ी अग्रवाल सम्मेलन, कछकत्तामे (२४-७-१९२५ से पूर्व) ४२७ 
२६१ पत्र: मेडेलीन स्लेडको (२४-७-१९२५) ४३० 
२६२. पत्र: कोण्डा वेकटप्पयाको (२४-७-१९२५) ४३१ 
२६३. भाषण : किस्टोदास पालकी पुण्य तिथिपर (२४-७-१९२५) ४३२ 
२६४. भाषण: यूस्ेपीय सकी बैठकमे (२४-७-१९२५) ४३४ 
२६५. मेरा धर्म (२६-७-१९२५) ४३७ 
२६६- अखिल भारतीय देशवन्धु स्मारक (२६-७-१९२५) ४४१ 
२६७ विविध: दृश्य सेवा बनाम अदृह्य सेवा; स्वयंसेवकका धर्म 
(२६-७-१९२५) ४४३ 
, २६८. सन्देश: फॉरवर्ड को (२७-७-१९२५) ,. डंडे 
२६९. पत्र: बनारसीदास चतुर्वेदीको (२७-७-१९२५)  ., ' 'डड५ 
२७०. पत्र: डी० हनुमन्तरावकों (२८-७-१९२५) '. डड५ 
२७१. पत्र: डब्ल्यू० एच० पिटको (२८-७-१९२५) ४४६ 
२७२. पत्र: च० राजगोपालाचारीको (२८-७-१९२५) ४४७ 
२७३. पत्र: के० केलप्पन नायरकों (२८-७-१९२५) ४४८ 
२७४. पत्र: फ्रेड ई० कैम्बेठको (२८-७-१९२५) ४४८ 
२७५ भाषण: ईसाई धर्म प्रचारकोंके समक्ष (२८-७-१९२५) ४४९ 
२७६. अपीछ: अखिल बगाल देशबन्यु-कोषके छिए (२९-७-१९२५) '* ४५६ 
२७७ पत्र. ज्ौकत अलीको (२९-७-१९२५) ४५७ 
२७८ भाषण: आग्ल-भारतीयोकी सभामें (२९-७-१९२५) ४५८ 


२७९ टिप्पणियाँ: दादाभाई शताब्दी; चीनकी दुर्गति; अखिल भारतीय चरखा 
सघ; एक गलतफहमी; काग्रेसमे भ्रष्टाचार; देशबन्चु और हाथ-कताई; 


बहुत महँगा; अपमान और चरखा (३०-७-१९२५) ४६६ 
२८०. काग्रेस और राजनैतिक दल (३०-७-१९२५) ४७२ 
२८१. काग्रेसमे बेकारी (३०-७-१९२५) ४७५ 
२८२. खेती बनाम खहर (३०-७-१९२५) ४७७ 
२८३. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको (३०-७-१९२५) ४७८ 
२८४. पत्र: “स्टेट्समेन को (३१-७-१९२५) * ४७९ 


२८५ भाषण: कलृकत्ताकी सार्वजनिक सभामे (३१-७-१९२५) ४८२ - 


चौबीस 


परिशिष्ट 
१ सरदार जोगेन्द्रसिहका पत्र ४८४ 
२. बी० सी० चटर्जीका पत्र ४८८ 
३ डब्ल्यू० एच० पिटका पत्र ४९० 
४. के० केलूप्पनका पत्र ४९२ 
५ मोतीरालर नेहरूका पत्र ४९३ 
६. मेडेलिन झ्लेडका पत्र ४९५ 
सामग्रीके साधन-सूत्र ४९७ 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ४९८ 
शीर्षक-साकेतिका ५०३ 
साकेत्तिका ७५०७ 

चित्र-सूची 

१९१५ में मुखचित्र 
एन्ड्रयूज और टैगोरके साथ पृष्ठ १७६ के सामने 


देशवन्धु चित्तरंजन दास और महादेव देसाईके स्षाथ झ ७७ # 


१. सन्देश : जनताके लिए 


मुझे आसमानपर चढ़ानेसे कोई छाभ नहीं। यदि आप सचमुच मुझे खुश 
करना चाहते हैं तो मेरी सलाहपर चलिए। 

महिलाओं और पुरुषों, सभीसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपनी जंबके 
मुताबिक ज्यादासे-ज्यादा जितना भी वन पड़े उतना खद्दर ख़रीदे। 


चन्द पैसे शायद आपके लिए बड़ी चीज नही है, किन्तु उन गरीब ग्रामीणोके 
लिए तो वे वड़ी नियामत है। 


मो० क० गांधी 
[अग्नेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १-५-१९२५ 


२: भेंठ: स्टेट्समेन ' के प्रतिनिधिसे 


, कलकत्ता 
१ मई, १९२५ 

भरी गांधीसे सबसे पहले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमें यूरोपीयों हारा 
अपनाये गये रखके बारेमें उनके विचार और समय-समयपर राजनीतिक समस्याओंके 
हलके लिए जो तरह-तरहके रामबाण बंतलाये जाते हे, उनकी भूल-भुलेयाके बीच 
एक कोई स्पष्द नोति विरूपित करनमें अनक लोगोंकों जो कठिनाई महसूस होती है, 
उप्तके बारेमें उनकी राय पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया: 

राजनीतिक चित्तनर्में लोगोंके पथ-प्रदर्शनके लिए कोई संगठन होना चाहिए 
भीर राष्ट्रीय कांप्रेसको राष्ट्रीय भावनाका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वर्तमान कार्य 
ऋप्के दो पक्ष हे --आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक पक्षका उद्देश्य भी जातियोंकी 
एकता सम्पादित करना, ( हिन्दू-मुस्लिम एकता का अभिप्राय भी यही है), हिन्दुओं 
हारा अस्पृश्यता-निवारण, चरखा और खट्दर है। 

वाह्म पक्षमें स्व॒राज्यवादी दल हारा कौंसिलोंम किया जानवाला काम आता है; 
यह हा राष्ट्रीय कांग्रेतका एक अविभाज्य अंग है। सारा राष्ट्रीय कार्यक्रम इतना 
ही है। 

भारतकों आम राजनीतिक परिस्थितिके सम्बन्धर्में विचार व्यकत्त करनेके लिए 
कहनपर, भहात्मा गांथीने कहा 


निश्चय ही, में निराशावादी नहीं हूँ, किन्तु मुझे आशाके ज्यादा आसार नजर 
नहीं आते। जब कभी हमें अपने आत्तरिक कार्यक्रममें अर्थात्‌ भारतकी सभी 
२७-१६ 


२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जातियोकी एकता, अस्पृश्यता-निवारण और चरखेके विकास तथा खदरके उपयोगके 
3 कोई स्पष्ट सफलता दिखने लगेगी, तभी मुझको भी आशा दिखाई देने 
लगेगी । 

“ ब्रिटेनके घोषित मित्र” की हैसियतसे मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि 
मुझे उनके हृदय-परिवर्ततके कोई चिह्न नहीं दिलाई पड़ते। 

यूरोपीय छोग कार्यक्रमके आन्तरिक तथा बाह्य दोनो ही पक्षोकों अपना सहयोग 
दे सकते हैं और मैं जो वार-बार कहता रहा हूँ, फिर उनसे वही कहता हूँ कि वे 
कार्यक्रमके दोनो पक्षोपर इस दृष्टिसि विचार करके देखे। जहाँतक वाह्मय पक्षका 
ताल्हुक है अगर उनको इस वातका भरोसा हो जाये कि हम जो कहते है वही 
करना भी चाहते है और सम्भव होनेपर भी हम अग्रेजोको देशसे बाहर निकाल देने 
या अग्रेजोसे नाता तोड़ देनेके छिए कतई उत्सुक नही है तो उनको हमारे साथ 
सहयोग करना चाहिए। 

असहयोगके प्रइनके बारेमें श्री गांधीने कहा: 

जहाँतक राष्ट्रका सम्बन्ध है, असहयोगका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, 
किन्तु जहाँतक मेरा अपना सम्बन्ध है, यह स्थगित नहीं किया गया है; यद्यपि इसे 
वैयक्तिक रूपसे स्थगित करना आज कोई अधिक अर्थ नहीं रखता। मैं कभी 
कौन्सिलमे नही गया; किन्तु मेरे खयारसे कमसे-कम वर्तमान परिस्थितिमे इसे उचित 
मानना मेरी एक मजबूरी ही है। हालमे ही मुझे जेलकी जो सजा काटनी पड़ी 
थी, उसके कारण मैं चाहनेपर भी परिषद्मे प्रवेश नहीं कर सकता। और वकाछूत 
मैने बहुत दिन हुए छोड दी थी, किन्तु अब सोसाइटी ऑफ इनर टेम्पकत ” ने मेरी 
सनद छीनकर मेरे अलोभनका अन्तिम सहारा भी मुझसे छीन लिया है। 

इस तरह मेरा असहयोगका जो रूप अब रह गया है, वह श्री दासके शब्दोमे 
एक " मन. स्थिति “-भर है। परन्तु यह एक ऐसी मन स्थित्ति है जिसे मैं व्यक्तिगत 
तौरपर बड़ा महत्त्व देता हूँ, क्योकि अब सक्रिय असहयोगी न रहनेपर मैं कही 
अधिक भ्रस्ावशाली ढंगसे अग्रेजोसे वात कर सकता हूँ। में उनसे कह सकता हैं 
कि मैं सचमुच उनका मित्र हूँ और 'मित्रके नाते वतछाना चाहता हूँ कि मुझे उनके 
हृदय-परिवर्ततके अभी कोई आसार दिखाई नही पढते। 

में जन्मजात सहयोगी हूँ, किन्तु मेरे लिए असहयोग आवश्यक हो गया था। 
अब में उस अवसरकी प्रतीक्षा्में हूँ जब मै फिरसे हादिक सहयोगी वननेकी घोषणा 
कर सकूँ। 

श्री गांधीने ,हिन्हू-मुस्लिम एकताका उल्लेख करते हुए कहा: 

मैने अपने दौरेमे देखा है कि दोनो सम्प्रदायोमे परस्पर अविव्वास और भय 
है, किन्तु मुझे इसमे जरा भी सन्देह नहीं कि निकट भविष्यमें दोनो सम्प्रदायोमें 
एकता स्थापित हो जायेगी। दोनो ही पक्ष इसे एक राष्ट्रीय आवश्यकता मानते है। 


१० लन्दनफ़ी उन चार सत्थाओंमें से एक, जिन्०ँ छोगोको बैरिस्ट्टी करनेकी सनद देनेका एका- 
धिफ़ार भाप्त है। 


भेंट: एसोसिएटेड, ,प्रेसके प्रतिनिधिसे ३ 


श्री गांधीने आगे कहा कि इस एकताकों स्थापनासे पहले, हों सकता है कि 
दोनोंमें ढकराव भी हो; उनके ठकरावके रूपमें आनेवालो विपत्ति टके चाहे न टले, 
इतना तो स्वधा निश्चित है कि आखिरकार दोनोंमें एकता होकर रहेगी। 
श्री दासके घोषणा-पत्र तथा समझोतेकी उनकी शर्तोकि बारेमें पुछे जानेपर, 
श्री गांधीने कहा: 
में जबतक श्री दाससे परामर्श नहीं कर छेता तबतक मै चाहँगा कि मैं उसपर 
कुछ न कहूँ, मौटे तौरपर मै इतना जरूर कह सकता हूँ कि समझौतेके अन्तर्गत 
और समझौता न होता तो भी मेरा कत्तंव्य है कि मैं स्व॒राज्यवादी दलकी या व्यक्ति- 
गत रूपसे श्री दासकी राजनीतिक गतिविधियोमे कोई अड़चन पैदा न करूँ। 
परमश्रेष्ठ वाइसरायके' इंग्लेड जानेके सम्बन्धर्में अपने विचार प्रकट क़रनके लिए 
कहुनेपर, श्री गांधीने कहा: 
में नहीं जानता कि जो बातचीत चल रही है वह किस प्रकारकी है और मैं 
अखबारोके विवरणोके आधारपर कोई राय नहीं बनाना चाहता, विशेषकर ऐसे 
समय जब कि मुझे अखबारोका एक उदासीन पाठक बननेपर विवश होना पड़ा है। 
बाजारोमे चलतेवाढी बहसोमें मेरी कभी भी दिलचस्पी नही रही। मै नहीं जानता कि 
' छॉडे रीडिगका उद्देश्य क्या है, मैं छोड बरकनहेडके' भाषणका फलितार्थ भी नही समझा 
हैं और परदेके पीछे क्या हो रहा है इसके बारेमें तो और भी कम जानता हूँ। 
[अंग्रेजीसे हे 
स्टेट्समेन, २-५-१९२५ 


३. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे 


कलकत्ता 

, १ मई, १९२५ 

एसॉसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिने आज दोपहर बाद महात्मा गांधीसे भेंट की। 

उस समय वे कताई कर रहे थे। दास-बर्कुनहेडकी बातचीत का उल्लेख करते हुए, 

महात्माजीने कहा कि में तबतक कोई वक्तव्य नहीं दूंगा जबतक कि से खुद श्री 

दाससे मिलन नहीं छेता। इस समय कोई वक्तव्य देकर में उनके भार्गमें कोई अड़चन 

पैदा नहीं करना चाहता। 

मैं वगालमे श्री दासके कार्यमें बाधा डालने नहीं बल्कि उन्हें यथाशविति 

सहायता पहुँचाने आया हूँ। + 


“१. छोंढे रीडिंग (१८६०-१९३५ ); इंब्डैडके मुल्य न्यायाधीश, १९१३-११; भारतके वाश्सराय 
और गवनेर-जनर, १९२१-६४; विदेश मली, १९३१ । 
२, भारत-मन्ी १९१४-२८ | 


४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बंगालके दौरेको अवधि बढ़ा देनेके उद्देश्यके बारेमें पुछनेपर, श्री गांधोने कहा 
कि में बंगालमें खादीके प्रचारकों सम्भावनाओंका पता लगाने, अस्पृश्यताकी समस्याका 
अध्ययन करने और हिन्दू-मुसलूमानोंके पारस्परिक सस्बन्धोंको समझनेके लिए आया 
हैँ। मेने बहुत दिनोंसे बंगालके फुछ स्थानोंका दौरा करनेका वचन दे रखा था। दक्षिण 
भारतका दौरा समाप्त करनेके बाद जंसे ही मुझे अवसर मिलता सेने उसका उपयोग 
बंगाल आनके लिए किया है। में अपनेको स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ और मुझे 
विदवास है कि में बंगालका कार्यक्रम पुरा कर लूँगा। 
प्रतिनिधिने पुछा कि यदि हस्तांतरित विभागोंको और अधिक गाक्ति दे दी 
जाये और ओपनिवेशिक स्वराज्यके लिए एक सम्भावित तिथिकी घोषणा कर दी 
जाये तो आपका क्‍या रुख होगा? श्री गांधीने मुस्कराते हुए उत्तर दिया: 
जब मै जानता हूँ कि कल ही में श्री दाससे मिल सकता हूँ और उनसे वात- 
चीत कर सकता हूँ, मुझे ठीक-ठीक स्थितिका पता चल सकता है, तब मैं मात्र अनु- 
मानका सहारा क्यो लूँ? 
[अग्नेजीसे ] 
हिन्द, २-५-१९२५ 


४. भाषण : कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामें' 


१ मई, १९२५ 

मित्रो, 
मैं हिन्दुस्तानीमे काफी बोल चुका हूँ और मुझे आशा है कि काफी श्रोताओने 
मेरी टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी समझ भी ली है। मुझे इस वातसे हादिक वेदना होती 
है कि जब कभी में दक्षिणमे या बगालमे आता हूँ तो मुझे शिक्षित भाइयोको अपनी 
बात समझानेके लिए अग्नेजीमे बोलनेपर मजबूर होना पडता है। में चाहता हूँ कि 
दक्षिण और वगालके लोग आलस्य छोड दे और अपनी मातृभापाके ज्ञानके साथ- 
साथ हिन्दी या हिन्दुस्तानीका भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करनेका सकल्प कर कप । 
हिन्दी, केवल हिन्दी ही भारतमे अन्तर्प्रान्तीय विनिमयकी भाषा वन सकती है। गे 
जैसा कि उसे होना चाहिए, अन्तर्सष्ट्रीय राजनयिक भाषा, और ससारके विभिन्न 
राष्ट्रीकी पारस्परिक विचार-विनिमयकी भाषा रहने दिया जाये। किन्तु जो विशेष 
काम हिन्दी या हिन्दुस्तानीसे सथ सकता है, वह अग्रेजीसे कभी सम्भव नही है। 
आपको यह जानना चाहिए कि भारतके करीव २० करोड़ छोग मेरी टूटी-फूटी हिन्दु- 
स्तानी समझ छेते हैं। लछोगोको ऐसा कहनेका अवसर मत दीजिए कि भारतके १० 


१. मिर्जापुर पाकमें हुई इस समभामें करीब १० हजार छोग उपस्थित थे। सभाकी अध्क्षता 
भरी प्रपुल्लचन्द्र रापने की थी। 


भाषण : करूकत्ताकी सार्वजनिक सभामे प्‌ 


करोड़ लोग भारतके २० करोड़ लोगोपर अपनी भाषा या अंग्रेजी भाषा छादना 
चाहते हैं। 

मैने अपने भाषणके प्रारम्भभे बताया है कि आज सुबह १४८, रसा रोडमें 
प्रवेश करते समय मुझे कितना दुःख हुआ। मैं जानता हूँ कि वह भवन अब देशबत्धु 
दासका नही रहा। मै जानता था कि वे उस सुन्दर प्रासादकों न्‍्यासियोको सौपनेका 
विचार कर रहे हैँ ताकि वे अपनी घन-सम्पदाके इस एक रहे-सहे चिक्से भी अपने- 
को मुक्त कर सके। धन-सम्पदाके नामपर केवछ यही उनके पास बचा था। छेकिन 
अभीतक दुनियामे रमे हुए मेरे जेसे दुनियादार आदमीने जब यह जानते हुए उस 
भवनमे कदम रखा कि उसके भ्रस्यात स्वामीने स्वेच्छया उसके स्वामित्वसे अपने आप- 
को वचित कर लिया है तो मेरी आँखें भर आईं। मेरा मन यह सोचकर कसक 
उठा कि यह घर अब दासका नहीं है और जब मैने यह सुना कि वे अभीतक अपने 
गिरे हुए स्वास्थ्यको सैभाल नही पाये है तो मुझे और अधिक पीडा हुईं। उनका पैसिल्से 
लिखा सक्षिप्त किन्तु सुन्दर और प्यार-भरा सन्देश पढकर तो मेरी पीड़ा कई गुनी 
बढ़ गई। उस सन्देशमे उन्होंने छिखा था कि दोगुना भार सहन करना उनके सामर्थ्यंसे 
बाहर हो गया था, इसीलिए वे पहले ही फरीदपुर पहुँच गये थे। ईदवर उन्हें इस 
देशकी सेवाके छिए, जिसे वे इतना अधिक प्यार करते है, स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन 
प्रदान करे। 

आप मुझसे यह आशा नही करेगे कि मैं राजनीतिक स्थितिके बारेमें कुछ कहे 
एक समाचारपत्रके सवाददाताने मुझे बताया कि छोॉड बर्कंनहेड और देशबन्धु दासके 
बीच वार्ता चल रही है। मुझे इस प्रकारकी किसी भी वार्ताकी कोई जानकारी नही 
है; किन्तु में निश्चित रूपसे जानता हूँ कि देशमे आज एक एसी स्थिति है जिसे 
हम राजनीतिक स्थिति कह सकते हैं। किन्तु इस समय उस राजनीतिक स्थितिमे मुझे 
ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। में अपने समयका बिलकुल ठीक-ठीक उपयोग करना 
चाहता हूँ। मैने जान-वूझकर स्वराज्यवादी दकको अपनी आम मुख्तारी सौप दी 
है। वह कांग्रेसका एक अभिन्न अंग है। काग्रेसके राजनीतिक कार्यक्रमको चलानेकी 
जिम्मेदारी उसीपर है और चूँकि मुझे पूरा भरोसा है कि स्वराज्यवादी दल राज- 
नीतिक स्थितिको सभालनेकी योग्यता रखता है और चूँकि जहाँतक परिषद्‌ सम्बन्धी 
कार्यक्रमका अर्न है, देशवन्धु और पण्डित मोतीछारू नेहरूकी विवेकबुद्धिपर मुझे पूरा 
भरोसा है, इसलिए जबतक वे खुद न चाहे तबतक उनके . क्षेत्रमें दखल देना भेरी 
धृष्ठता ही होगी। इस समय तो ऐसा कोई भी कारण दिखाई नही पडता कि वे 
[कौसिलछोसे सम्बन्धित किसी बातमे] भेरा हस्तक्षेप चाहे या मेरी राय ढे। जब कभी 
वे चाहेगे मै उनकी सेवामे हाजिर ही हूँ। किन्तु अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है 
कि जवतक में देशवन्बु, दाससे बात नही कर लेता तवतक मैं राजनीतिक परिस्थितिके 
वारेमें अपनी कोई निश्चित राय नहीं दे सकता। मैं स्वराज्यवादी दर या देशवन्धु 
अथवा स्वराज्यवादी दलके किसी एक सदस्यके रास्तेमे अड़चन पैदा करनेंके लिए 
वंगार नहीं आया हूँ, और न इसके छिए सारे देश्षका दौरा कर रहा हूँ। मैने ईश्वर- 


६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


को साक्षी मानकर संकल्प किया है कि में अपनी शक्ति-भर इस दलकी सहायता 
करूँगा। मैने संकल्प किया है कि में इस दछके कार्यक्रममे हस्तक्षेप करनेकी वात 
सनमे भी नही आने दूँगा। मैने अपना तन-मन इसके कार्यक्रममे नहीं छंगा दिया 
है, इसका मात्र कारण यही है कि मेरी अपनी कुछ सीमाएँ है, और से इस दलकी 
नीतिसे पूर्णतया सहमत नही हूँ। किन्तु इसका यह अर्थ नही कि मुझे उनकी सहायता 
नहीं करनी चाहिए। इसका यह भी अर्थ नही कि उनकी नीति देशके लिए हानिकारक 
है। इसका इतना ही अर्थ है कि हममे, राजनीतिक कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रम 
इन दोनोमें से किसे कितना महत्त्व दिया जाये और किसपर अपेक्षाकृत अधिक जोर 
दिया जाये --- इस बातकों छेकर मतभेद है। मेरी श्रद्धा तो रचनात्मक कार्यक्रमपर 
ही है। में जितना ही अधिक आत्म-विवेचन करता हूँ उतना ही अधिक यह महसूस 
करता हूँ कि इग्लैडके बेजोड राजनयिकोके साथ कूटनीतिक दाँव-पेच करनेकी अपेक्षा 
देशकी आत्म-शक्तिके विकासके लिए रचनात्मक कार्यक्रमको क्रियान्वित करनेके लिए 
ही में अधिक उपयुक्त हूँ। मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि जबतक मुझे 
यह नही लगेगा कि हमारे अन्दर आत्मिक शक्ति मौजूद है, तबतक मुझे उनमे से 
किसी भी अधिकारीके साथ वार्ता चलानेमे बड़ा अटपटापन महसूस होगा। और 
मै आपको यही वतलाने यहाँ आया हूँ कि आज हमारे अन्दर वह शक्ति नहीं रह 
गई है जो १९२१ में हम समझते थे कि हमारे अन्दर पर्याप्त मात्रामे मौजूद है। 
इसीलिए मै अपनी समूची शक्ति और योग्यता इसी एक काममे, इसी रचनात्मक 
कार्यक्रममे लगा देना चाहता हें। यही देश और स्वराज्यवादीदल--दोनोकी मेरी 
सर्वोत्तम सेवा होगी, यही मेरा सर्वोत्तम योगदान होगा। यदि आप, बंगालके नवयुवक 
और नवयुवतियाँ, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दलसे सम्बद्ध क्यो न हो, मेरी 
सहायता करे, यदि आप कृपापूर्वक इस रचनात्मक कार्यक्रमको एक फलता-फूछता रूप 
प्रदान करनेमें मेरी सहायता करे तो हमारी बेडियाँ स्वयमेव टूटकर गिर जायेगी। 
यदि आप रचनात्मक कार्यक्रमको सफल बना सके तो जिन लोगोको हमारे विचारसे 
अन्यायपूर्वक जेलकी सजाएँ दी गई है और जिनको नजरबन्द रखा जा रहा है, जो 
आज माडलेकी जेलोमे यन्त्रणा पा रहे है, आप देखेगे कि वे आपके कहे विना ही 
मुक्त कर दिये जायेगे। पर यह रचनात्मक कार्यक्रम जो मेरी ठेक है, असलमे है 
क्या? मै उन तीनो वातोके वारेमे सक्षिप्तसे-सक्षिप्त रूपमे आपसे कुछ कहूँगा। 
हिन्दु-मुस्लिम एकताका .अर्थ उन सभी जातियोमे एकता स्थापित करना है जो हमारे 
इस सुन्दर देशमे वसती है। क्या हम इस कार्यक्रमको पूरा नही कर सकते ? क्‍या 
यह कार्यक्रम अवाछनीय है? किन्तु मैने इस सिलसिलेमे अपनी अक्षमता स्वीकार कर 
ली है। मै स्वीकार कर चुका हूँ कि मैं इस रोगके चिकित्सकके रूपमे_ पूरा नही 
उतरा हूँ । मुझे ऐसा नही लगा कि हिन्दू या मुसलमान कोई भी मेरे वतलाये इलाजको 
स्वीकार करनेके लिए तैयार है। इसीलिए मैं आजकल सिर्फ सरसरी तौर॒पर ही इस 
समस्याका जिक्र करता हूँ। और इससे अधिक कुछ भी नहीं कहता कि यदि हम 
देशकी मुक्ति चाहते है, तो हम हिन्दुओं और मुसल्मानोको किसी-त*+किसी दिन एक 


जआाषण : कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामें ७ 


होना ही पड़ेगा। यदि एक होनेंसे पहले हमारे भाग्यमे एक-दूसरेका खून बहाना ही 
बदा है तो मेरा कहना हैं कि हम जितनी जल्दी ऐसा कर डाले उतना ही अच्छा 
रहेगा। यदि हम एक-दुसरेके सिर फोड़ता चाहते है तो ऐसा पुरुषोचित ढंगसे खुल्लम- 
खुल्ला करना चाहिए; हमे परस्पर हमदर्दीका केवल ढोग नहीं करना चाहिए। आप 
यदि किसीके प्रति हमदर्दी नहीं दिखाना चाहते तो किसीसे अपने प्रति हमदर्दी जाहिर 
करनेके लिए भी न कहे। हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमे मै इतना ही कहना चाहता हूँ! 

क्या हम हिन्दुओके लिए अपने आपको अस्पृश्यताके अभिज्ञापसे मुक्त कर छेना 
बढा ही समय-साध्य या असम्भव कार्यक्रम है? जबतक अस्पृश्यता हिन्दू धर्मको विक्ृत 
बनाये हुए है, तवतक मेरे विचारमे स्वराज्य प्राप्त करना सर्वथा असम्भव है। मान 
हे कि ब्रिटिश सरकार भारतकों उपहारके रूपमे स्वराज्य दे देगी; लेकिन अगर हम 
अपने-आपको इस अभिश्ञापसे मुक्त नहीं कर पाये तो वह उपहार हमारे पवित्र देशके 
लिए एक अभिशाप ही सिद्ध होगा। अस्पृश्योकी स्वतन्त्रताके बिना स्व॒राज्य एक बड़ा 
अभिश्ञाप सिद्ध होगा। परन्तु अस्पृश्यता-निवारणका वास्तविक आशय क्या है, सो मैं 
सनातनी हिन्दुओको भली-भाँति समझा देना चाहता हूँ; और यह इसलिए कि मैं 
सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ। में आपसे यह नहीं कहता कि आप किसीके 
साथ खान-पानका व्यवहार करे। में आपसे यह नहीं कहता कि आप अस्पृश्योके या 
किसी भी अन्य जातिके लोगोके साथ बेटी-व्यवहार रखे, लेकिन मैं आपसे यह जरूर 
कहता हूँ कि आप अस्पृश्यताके अभिशापको दूर करे, ताकि ऐसा ने हो कि आप 
उनकी सेवा करनेसे वचित रह जाये। मेरे लिए जस्पृश्यता-निवारण उन लोगोकी सेवा 
करनेके अपने अधिकारका दावा करना है, जिनको हमने धर्मके पवित्र नामपर गुलाम 
बना रखा है। कलकत्ताके सनातनी हिन्दू मेरी बातपर कान दे; यह हिन्दू-धर्मकी 
परीक्षाकी घडी है, उसके गुण-दोषोको काँटेपर रखकर देखा जा रहा है। यदि आप 
अस्पृश्यताको दूर नहीं करेगे तो इस धर्मके दोषोका पलछडा इतना भारी हो जायेगा 
कि यह रसातलकों चला जायेगा। मैं अस्पृश्यताके वारेमे इतना ही कहूँगा। 

इसके बाद आप अपने कार्यक्रकी तीसरी मद--चरखे और खहर -- को छे। 
में आपसे क्या चाहता हूँ ? कलकत्ताके करोड़पतियो, बैरिस्टरो, और कलकत्तेके विधान- 
सभासदो तथा पार्षदों, में आपसे क्‍या चाहता हूँ ? कछकत्ताकी महिराओ, मै आपसे 
क्‍या चाहता हूँ? में भारतकी विनष्ठ होती और भूखो मरती हुईं मानवताके लिए 
ईइवरके नामपर नित्य आपका आधा घंटा चाहता हूँ। इस कामको करने अर्थात्‌ 
गरीबोके लिए आधा घटा कातनेकों देना क्या आपके लिए बहुत अधिक है? ऐसा 
करनेसे खहदर सस्ता हो जायेगा और मैं बगालके ग्रामीणोंसे कह सकूँगा कि करोड़- 
पतियोकी कन्याएँ और उनके पृत्र आपके छिए कताई कर रहे है। क्यों? क्यो आप 
नही कातेगे ? क्या आप जानते है कि ग्रामीणोंका हमपर से, स्वय अपनेपर से और 
ईश्वरपर से विश्वास उठ गया है? क्योकि वे देखते है, हम उनके पास अकसर जाया 
करते है, कभी एक कार्यक्रम और कसी दूसरे कार्यक्रके लिए पैसा इकट्ठा करने। 
वे नहीं जानते कि हम उन्हे कहाँ छे जाना चाहते है, इसलिए वे हमपर विश्वास 


८ सम्पूर्ण गराधी वाहमय 


नही करते; और जब हम अपनी तासमझीसे चरखा लेकर उनके घरोमे जाते है तो वे 
हमपर मुस्कराते है, अविद्वास भरी होती है उनकी वह मुस्कराहट। वे यह नही कहते 
कि आपके इस उपकरणके बारेमे हम कुछ नही समझते । किन्तु चूँकि हम नहीं जानते कि 
चरखेका गूढ़ अर्थ या आशय क्या है और ग्रामीण छोग इसकी खूबीको, सजीवनी 
प्रदान करनेवाले इस चरखेके सौन्दर्यको भूछ गये है, तव वे इसपर सहज ही विश्वास 
नही कर पाते। यदि आप चाहते है कि वे इस घरेलू धन्धेको सहज विश्वासके 
साथ अपनाये तो आपके लिए आवद्यक है कि आप स्वय चरखा चलाये। और यह 
बात याद रखे कि जबतक आप स्वय चरखा नही चलायेगे तवतक आप इसमें आवश्यक 
सुधार नहीं कर सकेगे, और जबतक आप इसमें आवश्यक सुधार नही करेगे तवतक 
आप भारतके इस नष्ठप्राय उद्योगकी पुन स्थापना नहीं कर सकेगे। अभीतक ससार- 
का कोई भी कृषिप्रधान देश ऐसा नही है जिसने कृषिके साथ कोई अनुपूरक उद्योग 
न रखा हो। मै प्रत्येक भारतीयकों, चाहे वह कितना ही असिद्ध अर्थशास्त्री क्यो न 
हो, चुनौती देता हैँ कि वह भारतके करोडो छोगोंके लिए जो १९०० मील हरूम्बे 
तथा १५०० मील चौडे तथा ७ लाख गाँवोमे -- जिनमें से बहुत-से गाँव रेलसे बहुत 
दूर है-- बिखरे हुए है, कोई अन्य कारगर अनुपूरक उद्योग वताये। में किसी भी 
व्यक्तिको चुनौती देता हूँ कि वह किसी अन्य कारगर अनुपूरक उद्योगका भ्रस्ताव 
रखे था सुझाये | किन्तु जबतक इसकी जगह ऐसा दूसरा कारगर उद्योग आपके सामने 
नही रखा जाता, तवतक आप अपना समय बेकार न खोये, भारतकी गरीब पददलित 
मानवताको आधा घटा समय देनेसे गुरेज न करे। मे आपसे आधा घटेकी माँग 
करता हूँ, कांग्रेस आधा घटेकी माँग करती है। तब यदि आप चरखेको अपनाते है 
तो उसके उत्पादनका क्या होगा? चरखेकी आवद्यकता क्यों है? इसलिए कि हम 
मैचेस्टर या जापानके बने कपडे नहीं चाहते, न हम बम्बई या अहमदाबादमे बर्ने 
कपडे ही चाहते है। इन कपडोने बग-भगके समय कोई मदद नहीं की थी। कित्तु 
हम चाहते है सुन्दर खद्दर, जो हमारे अपने गाँवके घरोमे वनता है और जो स्देव 
हमारी मदद करता है। हम चाहते है कि हमारे ग्रामीण समृद्ध होकर मुस्कराये। 
हम चाहते है कि खुलनाके छोगोको यदि फिरसे दुभिक्षका सामना करना पडे तो वे 
समझ ले कि उन्हे डॉ० राय-जैसे किसी व्यक्ति द्वारा भीखमें दिये गये चावलोपर 
नही रहना है, वल्कि मै चाहता हूँ कि वे अनुभव करे कि उन्हे किसी रायकी सहायता- 
की भी आवश्यकता नही, क्योकि उत्तके पास सहारेके छिए चरखा है। जब उनके 
हाथमें आजीविकाका एक उपकरण तैयार है, तब उन्हे भिखारी नहीं वनना चाहिए । 
यह उपकरण दुभिक्षके विरुद्ध गारटी, स्थायी गारटी होगी। इसीलिए तो में आपसे 
कहता हूँ कि आप चरखें और खद्दरकों अपनाये। यही वह चीज है जिसके लिए में 
बगाल आया हूँ। हि हि से 
आज मै बगाछ या भारतकी राजनीतिमे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ऐसे 
व्यक्ति मौजूद ही है जो राजनीतिमे पर्याप्त रूपसे समर्थ है। मै तो अपनेको चरखा- 
विशेषज्ञ, खहर-विशेषज्ञ समझता हूँ। मेरा विश्वास है कि मुझे प्रत्येक स्त्री और 3रप१- 


भाषण : फरीदपुरकी औद्योगिक प्रदशनीमें ९ 


से इस खहरके सन्देशके बारेमें कुछ-त-कुछ कहना है और इसलिए जबतक में जीवित 
हूँ, जबतक वगाल मेरी बात सुननेके लिए तैयार और इच्छुक है, तवतक मैं अपनी 
सारी शक्ति लगाकर अपना सन्देश आपको वार-बार देते रहना चाहता हूँ। में कहता 
हैँ कि यदि आप अपने देशके लिए स्वतन्त्रता चाहते है तो आप और जो-कुछ चाहे 
करे, किन्तु कमसे-कम उसके लिए एक दृढ तथा स्थायी नीव तो डाले ही जिसपर 
कि आप उपयुक्त और दृढ़ ढाँचा खडा कर सके। इस बूढेके शब्दोंकी, जो आपसे 
कलकत्तामे बार-बार कह रहा है और जो बगालके इस दौरेमे बार-बार कहता रहेगा, 
याद रखे कि यदि आपने पक्की तीव नहीं डाी तो आपको मिलनेवाला कोई भी 
सुधार और स्वतन्त्रता जिसे आप तो मिली हुईं समझेंगे, वालूकी दीवार ही सावित होगी; 
वह हवाके पहले झोकेके साथ ही ढह जायेगी। इसीलिए में आपसे प्रार्थना करता 
हूँ कि आप इस सन्देशपर, चरखे और ख़हरके सजीव सन्देशपर अमल करे। 
हिन्दुओ, आप इस अस्पृश्यताके अभिशापको दूर करे। हिन्दुओ और मुसछमानो, यदि 
यह आपके लिए सम्भव हो तो एक भी बूँद खून बहाये बिना आप एक हो जाये 
और भाईकी तरह एक-दूसरेकों गले छूगा छे। 
आपने मेरा भाषण घैयेंसे सुना है। इसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। 
[अग्रेजीसे | 
अमृतवाजार पत्रिका, २-५-१९२५ 


५. भाषण : फरीदपुरकी औद्योगिक प्रददोनीमें 


फरीदपुर 
२ मई, १९२५ 
प्रदर्शनीका उद्घाटन करते हुए, भरी गांधीने कहा कि किसानका पुत्र होनेके 
नाते में खेती-बाड़ीके बारेमें थोड़ा-बहुत जानता हूँ। मुझे भारत तथा दक्षिण आफ्रिकाके 
किसानोंके बारेमें बहुत-कुछ जानकारी है। मेने दक्षिण आफ्रिकार्से अपने जीवनके २० से 
अधिक वर्ष बिताये हे। में इन दोनो देशोंके कृषि-विभागोंका काम देख चुका हूँ। ये 
विभाग साधारण गरीब किसानोंकों भी सहायता देनके लिए उत्सुक रहते थे। दुर्भाग्यसे 
इस दिक्षा्में व्यावहारिक रूपसे कुछ भी नहीं किया गया है। यह कहा गया है कि 
भारतके किसान आहूसी होते हे; में इससे सहमत नहीं हेँ। में इस बातकों अवश्य 
स्वीकार करता हूँ कि वे वास्तवर्में सालमें छः महीने खाली बठे रहते हे। यह इसलिए 
नहीं कि वें आलूसी हे, बल्कि इसलिए कि उनके पास करनेकों कोई काम नहीं 
रहता। वे इन महीनोंमें कताईका काम अच्छी तरहसे कर सकते है और अपनी स्थिति 
सुधार सकते हे। से अपनो पुरी शक्तिके साथ घोषणा करनेफे लिए तैयार हूँ कि 
भारतकी मुक्ति चरखेमें ही है। इसके बारेमे कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। 
[अग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, ३-५-१९२५ 


६. भाषण : अखिल बंगाल हिन्दू सम्मेलनमें' 


फरीदपुर 
२ मई, १९२५ 


अध्यक्षका अनुरोध है कि मैं आपके सामने तीन बातोके वारेमे अपने विचार 
प्रकट करूँ। पहली है हिन्दू-मुस्लिम एकता। यह एक मामिक प्रश्न है। मैने इसपर 
बहुत अधिक विचार किया है। मै ईइ्वरसे प्रार्थंता करता हूँ कि वह हमे शान्ति, 
जिसके हम इतने इच्छुक है, प्रदान करे। इस समय हिन्दू और मुसछमान आपसमे 
लड रहे है और दोनोमे वडी कदटुता पैदा हो गईं है। उनमे हृदयकी एकता नही 
है। मैने एकता स्थापित करनेके लिए भरसक प्रयत्न किया; और मुझे यह स्वीकार 
करनेमें छज्जाका अनुभव नहीं होता कि मुझे उसमे सफलता नहीं मिल्ली। मैं केवल 
यह चाहता था कि वे लडें तो पुरुषोचित ढगसे, मर्दानगीके साथ छड़े, न्‍्यायालयोकी 
शरणमे तो न जाये; तभी वे जान सकते है कि एक जाति दूसरी जातिको विलकुल 
नष्ट नहीं कर सकती और न सारे भारतको हिन्दू धर्म या मुसलमान धर्म ही स्वीकार 
कराया जा सकता है। तव यह चिरवाछित एकता अपने-आप पैदा हो जायेगी । 

अस्पृदयताके सम्बन्धमे मेरे विचार सर्वविदित हैं; और मैं हजारो वार विभिन्न 
मचोसे उन्हे प्रकट कर चुका हूँ। मेरा विश्वास है कि जबतक हिन्दुओमे अस्पृश्यता 
है तबतक उनका कूछ भी भरा नही हो सकता। यह एक जदबदंसस्‍्त पाप है। इसके लिए 
धर्मकी कोई भी अनुमति नही है। यदि हिन्दु अपने लाखो भाइयोकों अस्पृष्य कहकर 
अपमानित करते है तो वे बड़े कैसे वन सकते है? इसलिए मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक 
व्यक्तिसे अपील करता हूँ कि वे इस अस्पृश्यताके कछकको दूर करे और दूसरोको 
भी इसके लिए प्रेरित करे। अस्पृब्यता-निवारणका यह अर्थ कभी नही है कि वर्णाश्म 
धर्मका उन्मूलन किया जाये। वह तो वडी ही सुन्दर और छामग्रद वस्तु है, वह 
बुरी तो है ही नही। किन्तु मैं जानता हूँ कि आज वर्णाथ्रम धर्मके नामपर बहुत-से 
गलरुत काम हो रहे है। उन्हे निश्चित रूपसे दूर कर देना होगा। इसका यह अर्थ 
भी नहीं है कि हम सबसे परस्पर रोटी-वेटीका व्यवहार हो? आपको अस्पृष्यता और 
वर्णाश्रम धर्मके वीचका भेद नहीं भूलना चाहिए। 

चरखे और खट्रके सम्वन्धमे मेरा कहना है कि चरखा भारतका जीवन है 
और. मैने इसकी तुलना सुदश्शनचक्र तथा कामधेनुसे की है। हिन्दुस्तानमे गरीवी चरले- 
के विनाशके साथ गुरू हुई; इसलिए गरीबी दूर करनेके लिए हमे पुन. चरखेको 
उसके स्थानपर स्थापित करना होगा। चरजेको हमारे घरोमे पहला स्थान मिलना 
चाहिए। अपने भूखे भाइयोकी मुक्तिके छिए आपको प्रत्येक घरमे ईश्वरके तामपर 


१. सणक्ष आचापे राथने गाधीजीसे प्राथेना की कि वे देशके मद्वपूणे मौजूदा अश्रोंपर बोलें। 
गांधीजीने हिन्दीमें भापण दिया था। झूछ भाषण उपलब्ध नहीं है। 


भाषण : बंगाल प्रान्तीय युवक सम्मेलनमे ११ 


प्रतिदिन आधा घटा चरखा चलाना चाहिए। इसे सबसे पहले शिक्षित छोगोकों अप- 
नाना चाहिए ताकि अन्य छोग उनका अनुसरण कर सकें। सुबह जब मैने औद्योगिक 
प्रदर्शनीका उद्घाटन किया तव मुझे चरखेकी वनावटमे वहुत-सी त्रुटियाँ नजर आईं। 
वे तभी दूर हो सकती है जव शिक्षित छोग उसमे अपना दिमाय लगाये। आप जानते 
है कि सुधरे हुए चरखोने --मेरा मतलव मैचेस्टरकी मिलोसे है--भारतीय जनता- 
में तवाही मचा दी है, इसलिए मेरी इच्छा है कि कोई भी 'घर विना चरखंका 
नही रहना चाहिए। मैं आपसे अपीछ करता हूँ कि आप खद्र पहने। चार वर्ष पूर्व 
जब में ढाका गया था, मेरा हृदय ढाकाकी मछमरूकों देखकर दुखी हो गया था। 
वह अब उस विदेशी सूतसे बनती है 'जो इग्लैड या जापानसे आता है। जैसा खट्टर 
आपके प्रदेशमें तैयार किया जाता हो आप वसा ही खदर पहने। एक द्विन एक 
वगाली लड़की, जो अत्यन्त महीन सूत कात सकती थी, मेरे पास आई। उसका 
नाम अपर्णा देवी था । मैने उससे मिलकर अपनेको भाग्यशाली माना । में बंगाली 
महिलाओोसे अपीछ करता हूँ कि वे ऐसा प्रयास करे कि अपने पतियों तथा पुत्रोके 
पहननेके लिए स्वयं महीन खादी तैयार कर सके । 

[अंग्रेजीसे | 

अमृतवाजार पत्रिका, ३-५-१९२५ 


७. भाषण : बंगाल प्रान्तीय युवक सस्मेलनमें 


२ मई, १९२५ 
अध्यक्षन महात्माजीसे प्राथंना की कि वे वहाँ एकत्र वेशके आशावादी तरुणोंसे 
सलाहके तौरपर कुछ कहें। महात्माजी काफी देरतक भाषण देते रहे। अपने भाषण- 
के दौरान उन्होंने बताया कि तरुणोंन देक्षके पुनरत्यानसें क्या भाग लिया है। उन्होंने 
कहा कि में भाषणोंसे तंग भा गया हूँ, किन्तु में आप लोगोंके साथ दिल खोलकर 
बात करना चाहता हूँ। नवयुवकोंको अपने सनसे सारे बुरे विचार निकाल बाहर कर 
देने चाहिए। आपके जीवनका आदर सेवा होना चाहिए या एक शब्दसे कहूँ तो 
आपके जीवनकी अनिवार्य शर्ते ब्रह्मचर्य होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य केवल हिन्दू धर्मतक 
ही सीमित नहीं है -- वाल्तवर्में यह सभी यूगोंमें सभी धर्मोका अनिवार्य आधार रहा 
है। इसके बाद, उन्होंने कुछ ऐसे प्रतिभाशाली नवयुवकोंके उदाहरण दिये जिन्होंने 
ब्रह्मचपेके अभावमें अपता जीवन नष्ट कर दिया और कहा कि में आपकमें से प्रत्येकसे 
इस बातका आदवासन चाहता हें कि आप शुद्ध जीवन बिंतायेंगे। 
फिर उन्होंने असहयोग आन्दोलनका उल्लेख करते हुए कहा कि यह आन्दोलन 
और कुछ नहीं, केवल आत्मशुद्धिका आत्दोलन है। आपको मेरी सलाह यह है कि 


१, णितेन् मोहन राव! 


१२ सम्पूर्ण गाघी वाडूमय 


आप अपनेको ईश्वरकी इच्छापर छोड़ दें। अब से अपने शादवत सन्देशपर आता 
हैं। वह सन्देश है--खद्दर, अस्पृश्यता-निवारण और हिन्दू-मुस्लिम एकता। से 
चरखेकी क्षमताके सम्बन्धर्में जोर देकर कहता हुँ कि यह एकाग्रता और आत्म-शुद्धिका 
साधन है। और ये दोनों चोजें वर्तमान समयके लिए नितान्त आवश्यक हे। में आप 
लोगोंको आशीर्वाद देता हूँ और ईश्वरसे प्रायंना करता हूँ कि वह आपको भारतकी 
उच्चादशंपूर्ण परम्पराओंकों कार्यरूपरों परिणत करनेकी क्षमता दे। 

[अग्रेजीसे ] 

अमृतवाजार पत्रिका, ८-५-१९२५ 


८. अस्पृश्योंके साथ बातचीत 


फरीदपुर 
[३ मई, १९२५ या उससे पूर्व |! 
गांधोजीने सबसे पहले बंगालमें अस्पृश्यताके बारेमें जानकारी माँगी। उन्हे 
बताया गया कि बंगालरूमें अछतोंके विभिन्न तबके हे -- शाहा, कवते, नामशूद्र तथा 
मेहतर-- और इनमें भी छोटे-बड़ेकी भाववाके कलंकने घर कर लिया है। तब 
उन्होंने उन निर्योग्पताओंके बारेमें पूछा जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। एक 
सज्जनने स्वीकार किया कि बंगालमें उस प्रकारकी अस्पृश्यता नहीं है, जैसी हम 
पद्चिमी और दक्षिणों भारतमें देखते हे, किन्तु छोटे-बड़ेकी भावना तो है ही। नामशूद्र 
उच्च हिन्दूके घरमें प्रवेश तो कर सकता है, किन्तु उन कमरोंमें नहीं जा सकता 
जहाँ पानी रखा हो। कोई भी हिन्दू उसके हाथका पानी नहीं पियेगा। उसे मन्दिरोंमें 
भी नहीं जान दिया जाता। वह नाई और धोबीकी सेवाएँ प्राप्त नहीं कर सकता। 
एक सज्जनने पुछा कि साहब, हम इन निर्योग्यताओंकों कंसे दुर कर सकते हे? 
यह आपने बडा अच्छा प्रइन पूछा है। इसके वहुत-से तरीके है। कुछ छोग ऐसे , 
है जो अत्याचारी पक्षके विरुद्ध हिंसाका प्रयोग करके बलपूर्वक उससे सुघार करायंगे। 
मेरी भेट ऐसे मिन्रोसे पूनामे हुई थी। वे मुझे एक' मानपत्र भेट करना चाहते 
थे। मानपत्र हिन्दी या मराठीमे नही, बल्कि अग्रेजीमे था, क्योकि इस समारोहका 
आयोजन एक अग्रेजी जाननेवाके युवकनो किया थाः। वह उनका नेता होनेका दावा 
करता था। मानपन्नमे धमकी दी गई थी कि यदि उच्च वर्णके छोग उनके प्रति अपना 
व्यवहार नही सुधारेगे तो वे उनके विरुद्ध वलप्रयोग करके उन्हे सवक सिखा देग। 
यह भी एक तरीका है। मैने उन्हे बताया कि यह विचारशीछ लोगोकी सदुभावनाकों 
खो देने तथा अपने उस उद्देश्यको-- जिसे वे सिद्ध करना चाहते हैँ --तनिष्फक बना 


१. गाधीजो १ से ४ महईतऊ फरीदपुरमें थे। सोमवार, ४ मईको उनका मौनवार था। श्सल्यि 
पद धार्तालाप ३ मई था इससे पहले हुआ होगा। 


अस्पृश्योके साथ बातचीत १३ 


देनेका एक निश्चित तरीका है। साथ ही इससे उन्हे सहायता देनेके सुधारकों द्वारा 
किये जानेवाले प्रयतत भी व्यर्थ हो जायेगे। एक और तरहके लोग भी है। मैं उनसे 
दक्षिणमे मिल्ा। वे हि्हू धर्मको छोडकर ईसाई या मुसलमान वननेकी धमकी देते 
है। मैने उनसे कहा कि यदि आप छोगरोमे कोई धर्म है तो उसकी अब परीक्षा हो 
रही है और यदि आप उसे इसलिए छोड़ना चाहते है कि आपके साथ दुव्यंवहार 
होता है तो आपका घमर्म ठीकरेंके मोल भी महँगा है। मेरे इग्लैंड जानेके कारण, 
मुझे जातिसे वहिष्कृत कर दिया गया था। मेरे विचारमे वैसा करना गरछूत था, 
किन्तु क्या उस कारण मुझे अपने धर्मका परित्याग कर देना चाहिए था? भेरे 
विचारमे तीसरा तरीका और एकमात्र शुद्ध तरीका आत्मशुद्धिका है अर्थात्‌ वह तरीका 
ऐसा है जो आपपर लगाये जानेवाले सभी आरोपोसे मुक्त है। 

एक वकील मित्रने उत्तर दिया कि में समझता हूँ, हिसा और धमकी: जिनका 
वर्णन आपने किया है, अच्छी चीजें नहीं हे।* 

: हाँ, आत्मथुद्धि एक तरीका है। क्या आप मरे हुए पशुका मास खाते हूँ? 

नहों, हममें से बहुत हो कम लोग मांस खाते हे। हमसें जो लोग वेष्णव है, वे 
मांस बिलकुल नहीं खाते; हाँ, हम मछली जरूर खाते हे। 

अच्छा, तब आपको आत्मशुद्धिके छिए औरोकी अपेक्षा कम प्रयत्न करना 
पड़ेगा। आप लोगोमे जो अपने-आपको उच्च समझनेकी थोड़ी-सी भी भावना है तो 
उसे आपको छोड देना चाहिए। आप उन सारी बुराइयोको दूर करनेका प्रयत्न करें 
जिनका आरोप कट्टरपन्थी हिन्दू आपपर, सम्भवत' किसी आधारपर, छगाते है। इस 
प्रकार आप उनके पूर्वग्रहोपर विजय प्राप्त कर छेगे। इसका मतरूव यह नही 
है कि बुराइयाँ उनमे नहीं है। लेकिन आपका यह काम नहीं कि आप उनसे नफरत 
करने लगे। हो सकता है कि यह हुम्बी प्रक्रिया हो, किन्तु यही एक अचूक तरीका 
है। में जानता हूँ कि एकाथ बार कडी कार्रवाई करके भी आप उनसे घुटने टिकवा 
सकते हे। उदाहरणके लिए, कलकत्ता-जैसे नगरोमे भगी यदि इस वातपर हडताल 
कर दे कि आप हमारी निर्योग्यताओकों दूर नहीं करते तो हम काम नही करेगे, 
, तब मेरा विश्वास है कि वे सफल जरूर हो जायेगे, किन्तु इससे विरोधी पक्षका 
हृदय नहीं वदकेगा। उतकी घृणा और भी बढ जायेगी। आपके लिए एकमात्र रास्ता 
यह है कि आप अपनेको इन सभी बुराइयोसे ऊपर रखे; शेष सुधारकोपर छोड़ 
दे। जैसा कि आप जानते है, में इस बुराईके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति छूग्राकर 
सघर्ष कर रहा हूँ। यह मेरे छिए पूर्ण रूपसे धामिक प्रश्न है। 

आप चाहते हे कि हम सुधारकोंपर भरोसा करें। हम आपपर भरोसा करते 
है, लेकिन दूसरॉपर हम कंसे भरोसा कर सकते हे। वे आज इसलिए अस्पृश्यताकी 
बातें करते हे कि हम राजनीतिकी शतरंज उन्तके लिए उपयोगी मोहरे है। ज्यों- 
ही उनके राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हुए, वे हमें मेंझ्घारमें छोड़ देंगे। हम नहीं समझते 
कि वे हृदयसे यह विश्वास करते हे कि यह उनके लिए आत्मशुद्धिका प्रइन है या 
यह कि अस्पृश्यता-निवारणके बिना स्व॒राज्य निरथंक है। यह में स्वीकार करता हूँ 


!४ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


कि डा० राय एक ऐसे व्यक्ति हे जो हमारे लिए जबरदेंस्त संघर्ष कर रहे हें। उनके 
हृदयमें हमारे लिए गहरी सहानुभूति है। किन्तु मुझे दुसरोंपर ऐसा भरोसा नहीं। 
वस्तुतः वेशबन्धु दास भी हे, किन्तु वे भी जितना-कुछ कर सकते है, उतना नहीं 
कर रहे हे। 

लेकिन में विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हे आप लछोगोसे' कोई शिकायत नही है 
और वे भी उतना ही सुधार चाहते हैँ जितना कि में चाहता हूँ। क्या आप जानते 
है कि वे उतनी दिलचस्पी क्यो नही के सकते, जितनी कि मै लेता हूँ। 

साहब, में जानता हैं, उनको बहुत-से काम हे और उनके पास इतना समय नहीं। 

हाँ, यही वात है। एक और बात भी है। वे अनुभव करते हैं कि जबतक 
हम फौरन राजनीतिक कार्यवाही करके स्वतन्त्रता नही प्राप्त कर छेते तबतक कोई 
दूसरा काम नहीं किया जा सकता। उनके और मेरे बीच यही एक भेद है। किन्तु 
वे इस समस्याकी लेकर सचमुच बडे चिन्तित है और वे भी उतनी ही जल्दी इस 
अभिज्ञापको दूर करना चाहते है जितनी जल्दी कि आप और मै। 

' में मानता हूँ। किन्तु तब क्या आप चाहते हे कि हम केवल सुधारकोपर 
निर्भर रहें? आप जानते है, हुआ ऐसा है कि जब भी हसने उनके विरुद्ध संघर्ष 
किया, वे शुक गये हे; और जब भी हम हाथपर-हाथ धरे बेठे रहे, उन्होंने हमारी 
उपेक्षा की, « « ' कहते हे कि हमें उनसे कोई भी सरोकार रखनेसे इनकार कर देना 
चाहिए। हमें उनसे सामाजिक समेलरू-मिलाप रखनेसे भी इनकार कर देना चाहिए। 
हमें उनसे उसी प्रकार जल लेनेसे इनकार कर देना चाहिए जैसे कि वे हमसे देनेसे 
करते हे। 

आप जानते है, ऐसा कहनेवाला बदहवास है। आप ऐसा कोई काम न करे। 
आप सवर्ण हिन्दुओको और भी कट्टर विरोधी बना छेगे। आप उनके प्रति चाहे 
कोई प्रेम अनुभव न करे। किन्तु मेरा निश्चित विचार है कि आप उनके प्रति अपनी 
सारी घृणाकों दूर कर सकते है। आप गरिमापूर्ण रुख अपनाइए। गरिमा ही ठीक 
रहेगी, बदला लेनेकी भावना नही। 

हम इन परिस्थितियोंमें राष्ट्रीय कार्यक्रममें केसे भाग ले सकते हे? 

क्यो नहीं”? आजका राष्ट्रीय कार्यक्रम है क्या? हिन्दुओ द्वारा अस्पृर्यता- 
निवारण, खहरर और हिन्दू-मुस्लिम एकता। मेरे विचारमे ये तीनो बाते आपकी 
कठिनाइयोका हल निकालनेमें सहायक होगी। यहाँतक कि हिन्दू-मुस्लिम एकताका 
अर्थ भी अस्पृश्यताके प्रश्नको थोड़ा-बहुत हल करना ही है। और खद्दर हमको इस 
प्रकार एक कर सकता है जिस प्रकार अन्य कोई वस्तु नहीं कर सकती। हाँ, यदि 
लोग स्वराज्यकी कोई ऐसी योजना छेकर आपके पास आये जिसमें आपके लिए कोई 
व्यवस्था न हो और वे केवल तात्कालिक राजनीतिक दाँवपेचोकी दृष्टिसे ही आपकी 
सहमति चाहते हों, अथवा यदि कोई धर्मप्रचारक तरह-तरहकी ऐसी योजनाये लेकर 


१. साथन-छत्रमें नाम छोड़ व्या गया दे । 


अस्पृदयोंके साथं बातचीत १ 


आपके पास आये जिनमें आपके लिए विशेषाधिकारोंकी माँग की गई हो तो आपको 
सतर्क रहना चाहिए। आपको दोनों ही को परे हटा देना चाहिए। 

आप ठीक कहते हे। मुझे ऐसे घम्म-प्रचारक सिल्ले हें। हमारी निर्योग्यतायें 
विभिन्न प्रकारकी हे और हमें सभी स्थानोंपर कठिनाई झेलनी पड़ती है। 

ये कठिनाइयाँ दूर हे जायेगी। इस क्षेत्रमें बहुतसे कार्यकर्ता काम कर रहे है। 
बहुतसे उच्चवर्णके हिन्दू अपना सारा समय इसी समस्याकों हक करनेमे छगा रहे 
है। आपको उस भलमनसाहतपर भी भरोसा रखना पड़ेगा जो सहज ही भनुष्यके 
स्वभावमे रहती है। जब आप अपनेको शुद्ध कर छेगे तब आपके विरोधी भी निश्चय 
ही अपने कत्तेंव्यके प्रति जागरूक हो जायेंगे। मुझे दक्षिण आफिकामे यही निर्योग्यताये 
भोगनी पडी थी, जिनको आप भोग रहे है और में चाहता हूँ कि आप भी वैसा 
ही करे जैसा मैने किया था। आप जानते है कि मैने क्या किया था? यूरोपीय 
नाइयोंने मेरे वाल काटनेसे इनकार कर दिया था। मैं एक दिन सुबह एक केची ले 
आया और शीशेके सामने खड़े होकर अपने वाल काटने छगा। उसी समय एक 
यूरोपीय मित्र अंन्दर आये और उन्होंने मुझे अपने बाल बनाते हुए देखा। उन्होने 
पूछा-- आप क्‍या कर रहे है?” मैने जवाब दिया-- यदि यूरोपीय नाई मेरी 
सेवा नहीं करते तो में स्वयं अपनी सेवा करूँगा।” इसके बाद उन्होने कहा कि मैं 
आपके वालरू काट दूँगा। और भेरे वाल वडे ही मजेदार ढगके कट गये; बालोंका 
एक गुच्छा यहाँ खडा था तो दूसरा वहाँ; बीचमे जगह खाली थी।' बच्चोंको स्कूल 
भेजनेमे भी मुझे यही कठिनाई उठानी पडी। उन्होंने कहा-- आपके बच्चोके लिए 
विशेष रियायत की जायेगी और उन्हे अंग्रेजी स्कूलमे जाने दिया जायेगा। ' मैने जवाब 
दिया, “नही, जबतक स्वच्छ रहनेवाले सभी भारतीय बच्चोको अंग्रेजी स्कूलोमे जानेकी 
छूट नहीं मिकत जाती तबतक में अपने बच्चोको वहाँ नही भेजूंगा।' और मैने अपने 
बच्चोको बिना स्कूली शिक्षाके ही रहने दिया । मुझपर यह भी आरोप छगाया 
जाता था कि में अपने वच्चोकी शिक्षाकी उपेक्षा कर रहा हूँ। उफ! वहाँ बहुत- 
सी निर्योग्यताये थी। कठिनाइयोंके वारेमे में भी आपके समान ही महसूस कर सकता 
हैं, क्योकि मुझे भी उनसे गुजरना पड़ा है। में एक वार एक बसमे चढ़ा और एक 
सीटपर बैठ गया। उस सीटसे, जो मुझे दी गई थी, उठनेकों कहा गया और 
उठनेसे इनकार करनेपर मुझे छातोंसे मारा गया और मै बर्बरतापूवंक घायछ कर 
दिया गया।* उस आदमीके वर्तावसे अन्य मुसाफिर इतने उद्विग्न हुए कि उन्होने उसे 
वुरा-मछा कहा और उसने शर्मेके मारे ही अपना हाथ रोका। किन्तु आप जानते 
ही हैं कि मैने बदला लेकर नही, स्वयं कष्ट सहन करके ही समय आनेपर इन 
पूंग्रहोको दूर कर दिया। मेरा निर्चित रूपसे विश्वास है कि समुद्र-पारके हमारे 
देशवासियोके साथ जो दुरव्यंवबहार होता है वह इसी दुब्यंवहारका प्रतिशोध है जो 
आपके साथ भारतमे होता है। जब मै प्रत्येक व्यक्तिसे बार-बार यह कहता हूँ कि 


* २. देखिए आत्मकथा, भाग ३ अध्याय ९। 
२. देखिए आत्मकथा, भाग २ अध्याय ९। 


१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमने अपनेकों साम्राज्यमे 'पैरिया” वना दिया है तो मेरा मतकूव यही है, और 
यदि हम समयपर सचेत होकर इस अभिशापसे मुक्त नहीं होते तो हिन्दू-धर्म ससारसे 
मिट जायेगा। , 

साहब, मे जानता हूँ आपने यह कई बार कहा है और प्रत्येक व्यक्ति वसा 
महसूस्त भी करता है। परन्तु जस्पृदयता इतने लम्बे समयसे चलो आ रहो है। अब 
इसका कैसे उन्मूलन होगा? 

क्यो ? क्‍या भारतके कुछ भागोमे मानव-भक्षण और सतीकी प्रथाएँ नही थी? 
क्या आप सोचते है कि यदि वे प्रथाएँ कायम रहती तो हिन्दृवर्म उनको सहन कर 
सकता था? उन्हें तो मिटना ही था। विचारणील लोगोने इन भयावह प्रथाओके 
विरुद्ध विद्रेह किया और अब अस्पृश्यताकी भयावहताके विरुद्ध सभी स्थानोपर छोगोकी 
चेतना जाग्रत हो गई है, इसलिए यह भी निश्चित रूपसे मिठ जायेगी। हममे से 
प्रत्येकमे यह चेतना जाग्रत होती जा रही है कि हिन्दू-धर्म आज कसौटीपर है। और 
यदि इसे उसपर खरा उतरना है तो यह जरूरी है कि वह अपने-आपको इस अभि- 
शापसे मुक्त कर छे। 

तब जापका विचार है कि हम कांग्रेसमें शामिल्‍ू हो जायें? 

आपको होना चाहिए और राष्ट्रीय कार्यक्रममें जितना आपसे हो सके, सहायता 
दे। राष्ट्रीय कार्योमे छय जाये; चरखेको अपनाये, खहर पहने, और अपनेको शुद्ध 
वनाये। और सवसे वड़ी बात तो यह कि चरित्रकी आन्तरिक हावित और उसके 
महात्म्यको भलीभाँति समझे। आपका चरित्र ही अन्ततोगत्वा आपके कामका परिणाम 
निश्चित करेगा। 

सब लोगोंने जानेकी इजाजत माँगते हुए कहा कि हम सचमुच आपके अत्यन्त 
आभारी हे और आपके सुझावोंबर अमल करनेका प्रयत्न करेंगे। कृपया इतनी रात- 
तक कष्ट देनेके लिए आप हमें क्षमा करें। गांधीजीने अत्यन्त नम्नताके साथ कहा: 

नही, आपके साथका यह वार्तालाप मेरे लिए अत्यन्त आनन्ददायक रहा। अगर 
ऐसा नही होता तो मै इतने विस्तारपूर्वकं आपके साथ वात न करता। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १४-५-१९२५ 


९. भाषण: मानपत्नके उत्तरमें' 


[३ मई, १९२५ या उससे पूर्व | 


आपने मुझे जो मानपत्र दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। 
आपने यहाँतक' आतनेका जो कष्ट उठाया है में उसके लिए आपका और भी अधिक 
* आमभारी हूँ। मैने आपको जो सन्देश भेजा था उसमे कुछ भावना मनोविनोदकी भी 
थी। असलमे में आपको सूत कातनेका पदार्थ-पाठ देना चाहता था और यह बताना 
चाहता था कि चरखा चलाना हिन्दुस्तानके उद्धारके हिए अनिवार्य धर्म है। आप 
केवल पूनीमे से तार निकलता देख रहे है; कित्तु मेरा दृढ़ विश्वास है. कि इस 
तारके निकलनेके साथ-साथ हिन्दुस्तानके भाग्यका निर्माण होता जा रहा है। हर 
तारके साथ मेरा यह विश्वास अधिकाधिक दृढ़ होता है कि चरखेके बिना हमारे 
देशका उद्धार न होगा। इसलिए में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप बाते करने, 
ग़प्पे मारते, खेलने-कूदने या बेकार धूमनेमे जो समय छगाते है उसमे से रोज केवल 
आधा घटा निकालकर सूत काता करे। 

हिन्दू धर्ममे अस्पृश्यताके विकारके घुस आनेसे उसका तत्त्व और राष्ट्रीयताका 
मर्म अन्दरसे खोखछा हुआ जा रहा है। यह छूत महामारीसे भी अधिक फंलती है। 
इसका पारसी, ईसाई और मुसलमानोपर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। फलत. हम सभी 
हिन्दुस्तानसे वाहरके देशोमे अस्पृश्य हो गये है। यह बुराई कैसे दूर की जा सकती 
है? इस सम्बन्धमे जो सज्जन मुझसे मिले, मैने उनसे कहा कि यह कार्य तो सवर्ण 
लोगोके प्रयत्नोसे ही सम्भव है। इसपर उन्होने मुझसे सरल भावसे पूछा कि 
यदि आप हमे खेलमे केवक मुहरा बना डाले तो? शायद आप स्वराज्य मिलते- 
पर हमसे यह कह दे कि तुम अपने रास्ते जाओ और हम अपने रास्ते जाते है तब 
हमारा क्‍या होगा? उनकी इस आलोचनामें सत्य था। हमें इन छोगोकों विश्वास 
दिला देना चाहिए कि अन्त्यजोके उत्थानकी प्रवृत्तिमे कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं 
है। हमारा हेतु केवल घामिक कत्त॑व्यका पालन करना और प्रायश्चित्त करना है। 
यदि हम इस ऋणको अदा न करेगे तो हम ईर्वरके सम्मुख अपराधी ठहरेगे। तब 
हम न हिन्दू रह जायेगे और न मनुष्य ही। 

एक युवकने मुझसे पूछा है कि यदि मैं अन्त्यजोके उत्थानका कार्य करते हुए 
जातिसे वहिष्कृत कर दिया जाऊँ तो क्‍या होगा? मैने कहा कि यदि जातिमें तुम्हारी 


१. यह मभानपत्र फरीदपुरके छात्र सम्मेलनमें आये हुए छात्रों द्वारा दिया गया था। 

२, यदद मानपत्र एक नाथ्चशालामें, जहाँ छात्र-सम्मेलन हो रहा था, दिया जानेवाला था; किन्तु 
गांवीजोने श्री जे० वी० कपछानीके दाथ सन्देश भेजा कि अपने शिविरमें ही, जहाँ वे उस समय चरखा 
चछा रहे ये, मानपत्र छेना चाहते है। श्सल्िए छात्र गांवीजीके शिविरमें गये और वहाँ गांपीजीने धृूत 
कांतते-कातते उनके सम्मुख यह प्रवचन दिंधा था। 


२७-९२ 


१८ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


कुछ प्रतिष्ठा हो और तुम जातिसे वहिष्कृत कर दिये जाओ तो मुझे इससे प्रसन्नता 
होगी। किन्तु लोग इस तरहसे अपनी प्रतिष्ठा गँवानंके लिए तैयार नही है। मैं 
काठियावाड़में एक जगह गया था। वहाँ हजारो छोगोने मुझपर यह छाप डाली कि 
वे अस्पृश्यताके विरुद्ध हैं। वहाँसे आते समय मैं एक अच्छे कार्यकर्त्ताक्ो वहाँ जानेका 
निर्देश दे आया था। यह कार्यकर्ता ब्राह्मण है, किन्तु वह अपने साथ अपने कायेमे 
सहायता छेनेके लिए एक हरिजन वाहक रखता है। यदि आप उस वालकको देखे 
तो आप यह नहीं कह सकते कि उस वालकमें और आपके स्वच्छसे-स्वच्छ तरुणमे 
कोई भी अन्तर है। जब मैने लोगोसे उन दोनोकों वहाँ रखकर सेवा लेनेके लिए 
कहा तब उन लछोगोने प्रसन्नता व्यक्तत की और कहा कि हमे अपने यहाँके अन्त्यजोकी 
सेवाके निमित्त उनकी आवश्यकता है। किन्तु जब यह कार्यकर्ता और वह अन्त्यज 
बालक वहाँ गये तव जिस मभनुष्यने उनको निमन्त्रित किया था वह डर गया और 
उनको वहाँ न रख सका। उस क्षण उस मनुष्यकी परीक्षा ही हुईं और वह उसमें 
खरा नहीं उतर सका। वह गिर गया और उसने अपना हिन्दुत्व गंवा दिया। में 
आपसे ऐसे अवसरोपर साहस दिखानेकी आश्या करता हूँ। 

इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता-निवारणका अर्थ वर्णाश्रम घर्मका नाश नहीं है। 
किन्तु आपको यह वात समझनी चाहिए। मानव जातिकी सेवा करनेके लिए मुझे किसी 
मनुष्य विशेषके साथ खाने-पीनेकी अथवा किसी पुरुष विशेषकों अपनी बेटी व्याहनेकी 
जरूरत नही पडती। एन्ड्रयूज मेरे साथ नही खाते-पीते और न शौकत अछी ही मेरे 
साथ खाते हैं। फिर भी में दोनोको अपने सगे भाईसे भी अधिक मानता हूँ। में 
शौकत अलीके साथ बैठकर खा ही नही सकता, क्योंकि वे मासाहारी है। यदि मैं 
कोई ऐसी चीज खाता होऊँ जो शौकत अलीके लिए जायज न हो तो वे भी मेरे 
साथ नही खायेगे। किन्तु इससे मेरे प्रति उनके प्रेममे कोई अन्तर नहीं आयेगा। 
खानपान और विवाह सम्बन्धी प्रतिवन्धोसे सेवाकायें करनेमे कोई वाघा नहीं आती। 
यदि किसी प्राणीकी सेवा करनेमे ईइवर भी मेरे मार्गमे वाघक हो तो मैं उसका भी 
विरोध कहूँगा। किन्तु मैं एक वातका खुछासा और कर दूँ। में यह नहीं चाहता 
कि आप अन्त्यज अथवा नामशूद्रोके साथ खाये-पिये अथवा विवाह-सम्वन्ध करे, किन्तु 
आप जैसा व्यवहार शूद्रोसे करे वेसा ही उनसे भी करे, यह मैं अवध्य चाहता हूँ 
मैने सुना है कि हिन्दू लोग नामशूद्रोके हाथका पानी नही पीते। यदि आप शूद्रके 
हाथका पानी पीते हैँ तो नामशूद्रके हाथका पानी न पीना अपराध है। मुझे यह 
भी मालूम हुआ है कि धोवी नामझूद्रोके कपडे नहीं धोते और नाई उनके वाल नही 
काटते यह मानव जातिके विरुद्ध अपराध है। किसी भी आगीकी सेवा करनेसे 
इनकार करना उच्च भावना कदापि नही है। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-५-१९२५ 


१०. गोरक्षा 


हम इस बीच एक कदम आगे बढ़े है। बम्बईकी सभाने' माधव बागमे उस 
सविधानको वहुमतसे स्वीकार किया है जो कि नवजीवन ' मे प्रकाशित हो चुका है। 
उसमे चार लोगोने इसके खिलाफ हाथ उठाये थे। एक सज्जनने उसके एक नियम- 
का विरोध करना चाहा था। मै उन्हे इजाजत न दे सका। में सिर्फ इतनी ही 
सलाह दे सका कि यदि उनका मतभेद सिद्धान्तका हो तो उन्हे सारे संविधानका 
विरोध करना चाहिए, किन्तु यदि उनका मतभेद सिद्धान्तका न हो तो उन्हें सवि- 
धान स्वीकार करना चाहिए। भेरा नज्र मत है कि इस तरहकी सभाओंमे दूसरे 
प्रकारसे काम चलाया ही नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस निर्णयका 
कारण सब छोग समझ छे। यह सभा एक संस्थाका श्रीगणंश करनेके लिए बुराई 
गईं थी। यह सार्वजनिक सभा किए बिना भी किया जा सकता था; क्योकि सविधान 
गोरक्षा परिषद्‌' द्वारा नियुक्त की हुई समितिने बनाया था और वह समिति उसे 
स्वीकार करके तुरन्त अ० भा० गोरक्षा सभाका श्रीगणेश कर सकती थी। परन्तु 
ऐसा करनेके बजाय सविधानकों अधिक महत्त्व देनेंके उद्देश्यसे उसे स्वीकार करनेके 
लिए सार्वजनिक सभा की गईं। ऐसी सभामें किसी नियम-विशेषका विरोध व्यक्त 
नहीं किया जा सकता। पर हाँ, जो ऐसी संस्थाकों न चाहता हो अथवा जिसे वह 
संविधान ही पसन्द न हो वह सारी सस्था या सारे सविधानके खिलाफ अपनी राय 
जाहिर करनका हक रखता है और मेने अध्यक्षकी हैसियतसे विरोध करनेवाले महा- 
शयको यही हक दिया था। 

मेरा भाषण अन्यत्र दिया गया है। में उसकी ओर पाठकोका ध्याव आक- 
षित करना चाहता हूँ। मेरे छिए गोरक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। मेरा यह मत है 
कि हमने गोरक्षा-जेंसे महत्त्वपूर्ण प्रशनपर पूरी तरह विचार नहीं किया है। गोरक्षाके 
नामपर प्रवक्तित अधर्म किस तरह रोका जा सकता है? जब में इस सम्वन्धमे 
विचार करने बैठता हूँ तब मेरी बुद्धि चकरा जाती है। श्रद्धावान्‌ हिन्दू गोरक्षाके 
चामपर लाखो रुपया देते है; किन्तु उससे गायोंकी रक्षा तो नहीं होती। जहाँ 
गोरक्षा धर्म माना जाता है, वही गायोकी कमसे-कम रक्षा होती है--व गायोका वध 
बन्द होता है और न गायपर होनेवाले अत्याचार। वधके लिए गायको बेचनेवाले 
भी हिन्दू है और उसपर अत्याचार करनवाले भी हिन्दू है। रक्षाके अनेक उपाय 


* २१, पह सभा गांवीणीकी अध्यक्षतामें १८ अप्रैड, १९२०कों हुई थी; देखिए खण्ड २६, 
पृष्ठ णड९-७३ । 

२. यह परिषद्‌ बेलगाँवमें गांधीजोकी अध्यक्षतामें २८ दिसम्बर, १९२४ को हुई थी; देखिए खण्ड 
२० पृष्ठ, ५४९-५५। 

१. देखिए खण्ड २६, पृष्ठ ५४९-७३। 


२० सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


तजवीज किये गये है, किन्तु उनमें से एक भी फलीभूत नही हुआ और एक भी ऐसा 
नही है जो फलीभूत होने छायक हो। इस स्थितिका क्या कारण है? 

इस अ० भा० सस्थाको इस सम्बन्धमे विचार करना होगा। परल्तु विचार 
करेगा कौन? अध्यक्ष, मन्‍्त्री, या समिति ? विचारके लिए अध्ययनकी आवश्यकता 
है। गायोकी कसी दशा है? बैलोकी कैसी दशा है? उनकी सझ्या कितनी है? वे 
सचमुच भारतमे भाररूप हैं या उनका उपयोग होता है? उत्तके वधके कारण क्‍या 
है? उनकी दुर्वहताके कारण क्‍या है? हमे ऐसे अनेक प्रश्नोपर विचार करना होगा। 

इतना समय कौन दे? इसमें इतनी दिलचस्पी किसे है? विना दिलूचस्पीके 
काम किस तरह हो सकता है? इसीलिए मैने कहा है कि गोरक्षाके लिए तप, सयम, 
अध्ययन आदिकी आवश्यकता है। इसलिए जो छोग, गो-सेवक होना चाहते हो उनसे 
में केवल धनकी ही आशा नहीं रखता, बल्कि विचार और अध्ययनकी भी आशा 
रखता हूँ। 
। [गुजरातीसे] 

नवजीवन, ३-५-१९२५ 


११. टिप्पणियों 


काठियावाड़का धन-संग्रह 


भाई मणिलछारू कोठारी २०,००० रुपये इकट्ठे करनेके लछिए काठियावाडमे घूम 
रहे है। उनके तारसे मालूम होता है कि उन्होने निम्न राशियाँ और एकत्र की है : 





माणावदरमे और चन्दा १,१०० रुपये 
चोरवाडमे भाई जीवनलालसे २,५०० रुपये 
चोरवाडमे अन्य लोगोसे २०० रुपये 
वेरावलमे २,५०० रुपये 

कुल ९६, रे ०० रुपये 





मुझे आद्या है कि काठियावाडमे निश्चित समयके भीतर पूरा रुपया इकट्ठा 
हो जायेगा। मैं वम्बईवासी काठियावाडियोके दानकी राह देख रहा हूँ। मैं चाहता 
हूँ कि सब काठियाबाड़ी इस वातको ध्यानमे रखे कि २०,००० रुपयेकी यह पूरी 
रकम काठियावाडमे ही काममे छाई जायेगी। 
जातिबन्धन 
मैने जातिवन्धनको सयमकी वृद्धिमें सहायक मानकर स्वीकार किया है। परन्तु 


आजकल जाति सयममे सहायक नही है वल्कि केवक वन्वन वनकर रह गई दिखाई 
देती है। सयम मनुष्यकों शोभा देता है और स्वतन्त्र बनाता है। वन्वन एक बेडीके 


टिप्पणियाँ २१ 


समान है और वह मभनुष्यकी अवनति करता है। आजकल जातिका जो अर्थ होता 
है वह न वाठनीय है और न झ्ास्त्रीय। आज जिस अर्थंमे उसका प्रयोग होता है 
उस अर्थमे यह शब्द शास्त्रमें है ही नहीं। हाँ, वर्ण है; परन्तु वे चार ही है। भव 
तो अगणित जातियाँ है और उन जातियोमे भी विभाग हो गये है और उनमे परस्पर 
बेटी-व्यवहार बन्द है। ये लक्षण उन्नतिके नहीं, अवनतिके है। नीचे दिये गये पत्रको 
पढ़कर मेरे मनमे ये विचार आ रहे है। 

यह बात यदि सच हो तो दुखद है। अध्यक्षपद और मन्त्रिपदके लिए झगड़ा 
क्यो होना चाहिए? सूरती, आगरी, दमणी' इत्यादि भेद किसलिए ? में जब छाड- 
युवक मण्डलकी सभामे गया था तब मुझपर उसकी अच्छी छाप पढ़ी थी। अध्यक्ष- 
पद सेवाके लिए होता है, मानके लिए कदापि नहीं। मनन्‍्त्री तो समाजका नौकर 
होता है। यदि इस स्थानके लिए स्पर्धा हो भी तो वह मीठी होनी चाहिए। आजा 
है कि दोनो पक्ष आपसमे सदभावसे यह झग़डा मिटा छेगे। वणिक्‌-मात्र मिलकर एक 
जाति क्‍यों न हो? ऐसा धर्म कही नहीं बताया गया है कि वणिक्‌ जातिमे परस्पर 
कन्याका लेनदेन नहीं हो सकता। में अगर उपजातियोको कुछ हृदतक मानता हूँ 
तो उसका कारण केवल समाजकी सुविधा है। परल्तु जब पूर्वोक्त घटनाओंका अनु- 
भव होता है तव यही इच्छा होती है कि ऐसे वन्धनोको तोड़कर उनसे प्रयत्नपूर्वक 
मुक्ति करता और कराना चाहिए। 

'सूलिवुक” और “सूर्तिभंजक” 

प्रसंग आनेपर मैने अपने एक भाषणमें कहा था कि मै मूर्तिपूजक हूँ और 
मूर्तिमजक भी हूँ। यह वात जिस भाषणमे मैने कही थी यदि वह पूरा छापा गया 
होता तो इसका अर्थ अच्छी तरह समझमें आ गया होता। मैने भाषणकी रिपोर्ट 
नही देखी, है। एक सज्जन मेरे विचारोंको उद्धृत करते हुए लिखते है: 

४ मुझ्न-जेसे लोगोंकों जिनकी श्रद्धा मूतिपुजासे उड़ गई है, पर फिर 
भो जो ज्यादातर मू्तियुजाके रूपकों (जिस तरह कि मृत पिताके चित्र या मृत 
मिन्नके पत्रको) आदरको दृष्टिसे देखते हे।” 

आप इन झब्दोंका अर्थ समझाकर यदि मार्गदर्शन करेंगे तो ' बड़ा 
उपकार होगा। 
यहाँ मूर्ति शब्दके अर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ है। यदि मूतिका अथे प्रतिमा लिया जाये 

तो में मूर्तिभजक हूँ। यदि मूर्तिका अर्थ ध्यान करने अथवा श्रद्धा प्रकट करने या 
स्मरण करातेका साधन लिया जाये तो मै मूर्तिपूजक हैँ। मूरतिका अर्थ केवछ आकृति 
नहीं है। जो व्यक्ति किसी पुस्तककी पूजा आँखे मूंदकर करता है वह भी मूर्तिपूजक 
अथवा वुतपरस्त है। बुद्धिका प्रयोग किये बिना, सारासारका विवेचन किये बिना, 


१, यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र.लेखफने कहा दे कि उसकी “लाड” णातिमें कई उपणातियाँ हैं 
और उनमें कभी-कभी श्तना तीव मतभेद हो जाता है कि वे परस्पर छद़ वैय्ते है। 
२, लाड णातिकी उपजातियाँ, जिनका सावन्ध क्रमशः दूरत, भागरा और दमनसे है। 


श्र सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


अर्थकी छान-वीन किये विना, वेद” मे जो-कुछ लिखा है उस सवको मान छेना मूत्ति- 
पूजा है, वुतपरस्ती है, अत. त्याज्य है। जिस मू्तिको देखकर तुलसीदास पुलकितगात 
होते थे, ईदंवरमय, राममय वनते थे, उसका पूजन करते हुए उनका रूप बुद्ध मूत्ति- 
पूजकका था और इसलिए वे वन्दनीय तथा अनुकरणीय हैं। 

अन्वविश्वास मात्र वृतपरस्ती अथवा निन्द मूर्तिपुजा है, जो हर तरहके रिवाजको 
वर्म मान छेते है वे निन्‍्ध मूर्तिपूजक है। अतः ऐसी जगह मैं मूतिभजक हूँ । कोई 
भी मुझसे जास्त्रके प्रमाण देकर असत्यको सत्य, कठोरताकों दया और बैर-भावको प्रेम' 
नही मनवा सकता। इसलिए और इस अर्थमे मै मूतिभजक हूँ। कोई मुझे द्वयर्थक या 
क्षेपक श्लोक उद्घृुत करके अथवा धमकी देकर भन्त्यजोका तिरस्कार या त्याग करना 
या उनको अस्पृष्य मानना नही सिखा सकता और इसलिए मैं अपनेको मूर्तिभजक 
मानता हूँ। में माँवापकी अनीतिको भी अनीतिकी तरह देख पाता हूँ और इस 
देशजपर अथाह प्रेम होते हुए भी इसके दोषोको देखकर उन्हे सबके सामने रख 
सकता हूँ, और इसलिए मे मूत्तिभजक हूँ। 

मेरे मनमे वेदादिके प्रति पुरा-पूरा और स्वाभाविक आदरभाव है। मैं पापाण- 
में भी परमेश्वरको देख सकता हूँ। मेरा मस्तक साथु पुरुषोकी प्रतिमाओके प्रति 
अपने-आप झुक जाता है, इस अर्थमे अपनेको मूर्तिपुजक मानता हूं। 

'* इसका अर्थ यह है कि गुण-दोप विशेष-रूपसे बाह्य कार्यकी अपेक्षा आन्तरिक 
भावमे होता है। किसी भी कार्यकी परीक्षा कत्तकि भावको देखकर की जा सकती 
है। माताका सविकार स्पर्श पुत्रको नरकवास कराता है, और उसीका निविकार 
स्पर्श उसे स्वर्ग प्रदान करवाता है। दृषभावसे चलाई छुरी प्राण हर छेती है, प्रेममावसे 
लगाई छूरी प्राणदान करती है। विल्लीके वे ही दाँत चुहेके लिए घातक, परन्तु 
अपने वच्चोके लिए रक्षक होते हे। 

दोष मूर्तिकी पूजामें नहीं है, दोष ज्ञानहीन परूजामें है। 


पेटलादके सत्याग्रहियोंका कत्तेंव्य 


जिस समय पेटलादके सत्याग्रहियोके संघर्पक्त शुभ अन्त हुआ में उस समय 
सफरमें था, इसलिए मुझे उसके सम्बन्धमे कुछ भी मालूम नहीं हो पाया था। अब 
मुझे मालूम हुआ है कि सत्याग्रही नेताओने जो भस्ताव स्वीकार किया है उसे अनेक 
सत्याग्रही सैनिक माननेंसे इनकार करते है। यदि यह वात सत्य हो तो यह खेदजनक 
है। सिपाहगरीका पहला लक्षण यह है कि नेता जबतक ईमानदार है तबतक यदि 
भूल कर रहा हो तो भी सैनिकोको चाहिए कि वे उसके कार्यकों स्वीकार करे। 
जब नेताके सम्बन्धमे यह निरचयपूर्वक कहा जा सके कि वह दगावाज निकल गया 
है तभी सैनिकोको उसे पदच्युत करने या उसके कार्यकों माननेसे इनकार करनेका 
अधिकार होता है। यदि हम इस नियमको नही मानेंगे तो लोगोकी सघणक्ति स्थिर 
या टिकाऊ नही हो सकती। इतना ही नहीं, वल्कि इससे प्रजा अपने धर्मसे च्युत 
हो जायेगी। किन्तु मुझे इस मामलेमे तो नेताओकी भूल कही भी दिखाई नही देती। 
वहाँ सत्याग्रह पैसेके लिए नहीं था, वल्कि सिद्धान्तके लिए किया गया था; सत्याग्रह 


टिप्पणियाँ रे 


केवल आथिक लाभके निमित्त तो कभी नहीं किया जाता। उसके पीछे कोई-न-कोई 
सिद्धान्त होता है, इसलिए वह लोकहितार्थ किया जाता है। पेटछादके सत्या- 
ग्रहके सम्बन्धर्में स्वीकार किया गया प्रस्ताव मेरे सम्मुख है। इससे मुझे मालूम हुआ 
है कि लोगोकी मान्यताके अनुसार नया बन्दोबस्त कानूनके मुताबिक नहीं था "और 
लोगोकी माँग इतनी ही थी कि गायकवाड़ सरकार इस सम्बन्धमे जाँचके लिए अधि- 
कारियोकी एक समिति नियुक्त केरे। समिति नियुक्त कर दी गईं है और उसकी 
नियुक्ति होते ही जनताकी जीत हो गई। उस जीतपर खुशी भी मनाई गईं थी। 
अब जो अन्तिस निर्णय किया गया है उसमे सिद्धान्तकी दृष्टिसि कहने योग्य कोई 
बात नहीं जान पडती। दीवान साहबने प्रतिनिधियोको बुलानेकी शिष्टता भी दिखाई 
और अपना निर्णय उन्हे दिखा देनेके अनन्तर ही प्रकाशित किया। इस निर्णयमें आ्थिक 
: छाभ बहुत नहीं दिखाई देता। वह भी रहा होता तो “अधिक ठीक होता। किन्तु 
सिद्धान्तकी रक्षा हो जानेपर निस्सन्देह केवल आथिक लाभके लिए सघर्ष नहीं छेडा 
जा सकता। सत्याग्रहके प्रस्तावमें आथिक लाभकी तो माँगतक नहीं की गईं थी; 
उसमे केवल न्‍्यायकी माँग की गई थी। इस स्थितिमे सैनिकोका प्रतिनिधियोके स्वीकार 
किये हुए प्रस्तावको अंगीकार न करना उचित नहीं है) इसलिए मुझे आजा है कि 
जिन छोगोंने इस निर्णयको माननेसे इनकार करनेकी भूल की है, वे अपनी भूछ 
समझेगे और उसे सुधार छेगे। 
एक शिक्षककी कताई 

वराडके राष्ट्रीय कुमारमन्दिरके आचार्य रा० झवेरभाईने एक पत्रमे' लिखा है: 

में श्री झवेरभाई पटेलकों इतने अधिक उत्साहके लिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरे 
शिक्षकोंको उतका अनुकरण करना चाहिए। मुझे श्री झवेरभाईको एक सुझाव देनेकी 
इच्छा हो रही है। तीन छाख गज सूतका वजन १८ सेर हो तो इसका अर्थ हुआ 
छः अकका सूत। वारडोलीकी रुई तो अच्छी होती है। फिर वह हाथसे ओटी और 
हाथसे धुनी हुई हो तो उससे बीस अकका सूत सहज ही काता जा सकता है। सम्भव 
है कि वीस अंकका सूत कातनेमे अधिक सावधानीकी जरूरत हो और उतना सूत 
कातनमे समय भी कुछ अधिक लगे। उसमें समय चाहे अधिक छुगता हो, किन्तु 
२० अकका सूत कातनेमे रुईकी बचत होती है। इतना ही नही, अब हमे गुजरातमे 
भी बारीक सूत कातना आरम्भ करनेकी जरूरत है। जो छोग प्रेम और छगनसे 
सृत कातते है, सबसे पहले उतन्हीसे वारीक सूत कातनेकी आश्ा की जा सकती है। 
झवेरभाई-जैसे लगनसे कातनेवाले भाई और बहिन तो अब गुजरातमे काफी सख्यामे 
मिक जाते है। में उनका ध्यान बारीक सूत काततेकी ओर खीचता हूँ। वे स्वयं 
मोटी खादी पहनना चाहे तो भले ही खरीद कर पहिने और अपना काता हुआ 
वारीक सूत क्ौकीन भाइयों और बहनोंके लिए दे दे। में मानता हूँ कि खादी-मण्डल 


१. यहाँ नहीं दिया गया है। छेखकने इसमें लिखा था, “ मैंने स्वयं चार महीनेमे ७ मन कपास चुनी 
ओोये, घुनी और उसकी पूनियाँ बनाई । इसमें से छयमग १८ सेर (तीन छात्र गण) यूत मैंने खं काता 
है। मैं इस महीनेमें अपना अवकाशका सारा समय चूत कातनेमें ही लगाना चाहता हूँ। 


२४ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


बुनने योग्य वारीक सूत छेकर मोटे सूतकी खादी देनेका काम सहज ही कर सकता 
है। यदि ऐसा किया जाये तो बारीक सूत कातनेवाले मध्यम वर्गके छोग, जो स्वय 
मोटी खादीसे सन्तुप्ट रहते है, वारीक खादी गुजरातमे ही तैयार करनेमे अच्छा 
योगदान दे सकते है। 


वुद्धाका प्रमाणपत्र 


में यह अश' अमरेछी खादी कार्याल्यसे प्राप्त एक पत्रसे उद्धत कर रहा हूँ: 

यह भावना एक ही वृद्धाकी नहीं है, वल्कि वहुतोकी है। मैंने कितनी ही 
वृद्धाओके मूँहसे ये शब्द सुने है, 'चरखा तो बरकत देता है।” विधवाओका तो यह 
“सहारा ” ही है। वहुत-सी विघवाओका कहना है कि दुखियोका शरणदाता तो चरखा 
ही है। एक भित्रकों जब क़ोघ आता है तब वे चरखेको ढूंढते है और उसकी शान्त- * 
गतिसे उनकी आत्माकों ज्ञान्ति मिलती है। ऐसा अनुभव सभीको नहीं होता, यह्‌ 
स्वाभाविक है। 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी।' 


खादीका प्रचार कंसे बढ़े? 


नेलौर तमिल-तैलगू प्रदेशका एक भाग है। वहाँके खादीगप्रचारके सम्बन्धर्में एक 
भाई लिखते है. 

जहाँ खेती करना बहुत छाभदायक है, वहाँ भी छोगोको सूत कातनेके लिए 
पर्याप्त समय मिल जाता है। बे मा्चंसे अक्तृबरतक अर्थात्‌ आठ महीने मजेमे कताई 
कर सकते है। और उससे प्रति मास ५ रुपयेके हिसावसे आय हो सकती है। सूत 
कातनेवाली स्त्रियाँ विदेशी कपडे पहनती है, यह वात दुखजनक है! किन्तु इसका 
उपाय तो यह है कि जब सभ्य समझे जानेवाले लोग अपने हाथकते सूतका वना कपडा 
ही पहननेमे गौरव और प्रतिष्ठा समझने 'छगेगे तव ये बेचारे गाँवोके छोग भी, जो 
शहरी छोगोका अनुकरण करनेवाले होते है, हाथकते सूतका कपडा पहननेमे अपनी 
प्रतिष्ठा मानने छगेगे। असल वात यह है कि सूत कांतनेवाली स्त्रियाँ सभी भ्रदेधोम 
ऐसा नहीं करती। मैं जिन गाँवोमे गया हूँ उनमे मैने देखा है कि सूत कातनेवाली 
स्त्रियाँ अपने हाथसे काते सूतके वने कपडेके अलावा दूसरा कोई कपडा नही पहनती। 
जिन गाँवोमे पैसा जरूरतसे ज्यादा है, यह बात वहाँकी स्त्रियोपर छागू होती है ्‌ 

ध्यान देने योग्य दूसरी वात यह है कि जहाँ स्त्रियाँ स्‍्वय ही सूत कांतनंका 
आग्रह करती है वहाँ वे अच्छी पूनियाँ वनानेकी व्यवस्था कर लेती है। इस विवरणसे 
यह वात स्पष्ट होती है कि वे घुनिएको बुलाकर उससे सिर्फ धुनाईका काम करा 
लेती है। वे सामने खड़े होकर अपने सनन्‍्तोषके छायक काम करवा छेती हे और फिर 
पूनियाँ वनानेका काम फुर्सतके वक्‍त स्वय करती है। अच्छी पूनियाँ वनानेंके लिए 


२. यहां नहीं दिया गया दै। इसमें कहा गया था कि आज सस्ती पूनियाँ खरीदनेके लिए छेगोंक् 
भीढ़ उमर पढ़ी थी। इसमें एक ६० सालकी इद्धा भी थी। वह वेदद खुश थी, क्योंकि वह अत्र काम 
कर सहृती थी और पराश्रित नहीं रहना चाइती थी। 

२. पन्र यहाँ नहीं दिया गया दे। 


टिप्पणियाँ श्५ 


रुई अच्छी धुनी हुई होनी चाहिए, यह तो आवश्यक है ही, किन्तु पूनियाँ बनानेका 
काम भी सावधानीसे किया जानता चाहिए। यदि पूनियाँ वनानेमें रेशोंको सिर्फ घुमा- 
घुमा कर ग्रोढा बना दिया जाये तो अच्छी घुनी हुई रई भी बेकार हो जाती है। 

यदि चिकने पटरेपर रूई एक-सी विठाकर उसपर सलाई रखकर पाँच या 
छः वार हाथसे घुमाये तो रेशे अच्छी तरह हम्बे होकर लिपट जाते है और बढिया 
पूनियाँ बनती है। ऐसी बनी हुईं पूनियोंसे सूत कातनेमे कितना आनन्द आता है, 
यह तो सूत क्रातनेवाले ही जानते है। यदि हम हथेलीको उसपर दो-एक बार और 
फेर दे तो और भी अच्छी पूनी वत जाती है। इसके विपरीत यदि एक-दो बार 
हाथसे यो ही घुमाकर पूनियाँ वना ली जाये तो उससे काते हुए सूतमे सफाई नही 
भाती और एकसार सूत आसानीसे नहीं कत सकता। ऐसी पूनियोमे रेशे उलझकर 
लिपट जाते हैं जिससे एकसार सूत निकलनेमे कठिनाई होती है। नेलौर ताल्लुकेके 
आसपासकी सूत कातनेवाली बहनें यह बात जरूर जानती होगी और इसीलिए वे 
पूत्िियाँ 'बनानेका काम घुनिएकों नहीं सौपती। यदि रुई ठीक घुनी हुई न हो तो 
यह दोष तुरन्त दिखाई दे जाता है और दूर किया जा सकता है। किन्तु यदि पूनियाँ 
छापरवाहीसे बनाई गईं हों तो उन्हें बादमे सुधारना असम्भव होता है। 

मुझे आशा है कि सूत कातनेके प्रेमी इन बात्रोपर ध्यान रखेंगे। 


कंचनलाल मोतीलाल बर्फीवाला 


उक्त नामका युवक सूरतमें रहता है। उसकी आयु रूगभग २१ वर्षकी है। 

उसके माता-पिताको १९८०की आषाढ सुदी इसे! उसका कोई पता नहीं है। वह 
खादी पहनता था और उसकी रुचि सार्वजनिक कार्यमे थी। वह चरमा लगाता है। 
नवजीवन का पाठक था। वह क्‍यों और कहाँ चला गया, यह उसके सम्बन्धी नहीं 
जानते। यदि नवजीवन ' का यह अंक उसकी नतजरमें पड जाये तो मेरी उससे प्रार्थना 
है कि वह तुरन्त अपने संरक्षकोंको अपना समाचार देकर उन्हें चिन्तामुक्त करे। 
ऐसा लगता है कि आजकल कुछ युवक किसीको बताये बिना अदृब्य हो जानेमे 
कोई वडाई या विशेषता मानते हैँ। किन्तु वे यह अनुमान नहीं कर सकते कि इससे 
उनके सम्बन्धियोको कितनी व्यथा होती है। यदि किसी पाठककों कंचनछालका पता 
लगे तो में उससे प्रार्थना करता हूँ कि वह उसकी खबर उसके माता-पिताकों राणी 
वालाव, सूरतंके पतेसे दे दे। 

[गुजरातीसे ] 

तवजीवन, ३-५-१९२५ 


१, तदनुसार ७५-७-१९२४। 


१२. पत्र : बृजकृष्ण चाँदीवालाको 


फरीदपुर 
वैशाख सुदी १०, रविवार 
[३ मई, १९२५] 
भाई ब्रजकृष्ण, 
तुमारा खत मीलछा है। मेरा अभिप्राय है कि र० ५,००० से कारखाना नहिं 
चलेगा। और कितनी भी मूश्किक कर चलाया जाबे तो भी उसमे से तात्कालिक 
लाभ उठानेकी आशा व्यर्थ समजता हु। जो कोई मनृष्य धन देवे वह फायदेकी 
लछालचसे न देवे। जो मनुष्य खद्दरके सब मद न जानता हो, सूतकी क्रियाओको नहिं 
जानता है उससे सफलता मीलना असभावित समजता हु। इन सब वातोको रूमझकर 
जो कुछ कार्य करना है कीया जावे। मेरा अभिप्राय है कि इस बारेमे भाई विदृठछ- 
दास जराजानी जो मुबईकी दृकान चलाते है उनकी राय छी जाय। 
मो० महमद अलीको एक मुसरूमानको देनेका छीखता हु। खद्दर सस्ती 
करनका रास्ता आजकल तो कापुसकी भिक्षा मागना माना जाता है। गूजरातमे 
यही प्रयोग चछ रहा है। छ हफता तक तो में बगालमे हु। साथमे महादेव और 
कृष्णदास है। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच ] 
बगालमे मेरा पता 
१४८, रसा रोड, कलकत्ता 
मूल पत्र (जी० एन० २३५६) की फोटो-नकलसे | 
१३. भाषण : फरीदपुरमें' 
३ मई, १९२५ 


महात्मा गांधीने कहा कि नगरपालिकाके कार्यकलापमें मेरी बड़ी रुचि है। जब 
भी मेरा ऐसे किसी व्यक्तिसे सम्पक हुआ जो नगरपालिकाकी सेवामें हो, मेने उस 
सम्पर्कको अपना एक विशेषाधिकार ही माना। नगरपालिका वास्तवर्मं उस विस्तृत 


१. टाउन हालके सामने नगर-निगमफी वैठक्रमें गाधीजी और चित्तरजन दातकों अभिनन्दत-पत्र दिये 
गये थे। चित्तरजन दातके अनुरोधपर गाधीजीने इनका उत्तर दिया था। 


भाषण : फरीदपुरमे २७ 


राजनीतिक जीवतकी आधारश्ििला है, जिसके पीछे हम सभी पड़े हुए हे। किन्तु जब- 
तक आधारशिला बिलकुल समतल नहीं होगी और उसे पवकी तौरपर जमाया नहीं 
जागेगा, तबतक उसपर विज्ञाल जीवनकी कोई इमारत खड़ी नहीं हो पायेगी। नगर- 
पालिकाका कार्य सेवाका कार्य है। आपको नागरिकोंके स्वास्थ्यकी देखभाल करनी 
है। आपको जल-वितरणकी देखभाल करनी है। यह बंगालके लिए एक बहुत बड़ी 
आवश्यकता है, विशेषकर पृर्वों बंगालके लिए। 

में जानता हूँ कि अभिनन्‍दन-पत्रमे उल्लिखित मलेरिया-उन्मूलनके बारेसें उपचार- 
की आवध्यकता है, किन्तु मुझ-जंसे दु्बहकाय अपूर्ण माववके लिए कोई बना बनाया 
नुस्खा बताना असम्भव है। में कोई ऐसा डाक्टर या बच तो नहीं हूँ जिसको जेबमें 
बहुत-ती औषधियाँ पड़ी हों, जिनमें से किसी एककों वह जीवनकी सभी बीसारियोंके 
लिए रामबाणकी तरह दे दे। में जानता हूँ कि इनका उपचार नगरपालिकाके सेवा- 
कार्यके जरिये ही किया जा सकता है। आप इस सेवाको ऊपरसे शुरू नही कर सकते। 
यह नीचेसे ही प्रारम्भ करनी होगी। यही बात में समय-असमय चरखेके बारेमें भी 
कहता आया हूँ। यह आपके शहरोंभें गाँवों-नेंसी सादगी ला रहा है और चरखेका 
यही सन्देश है। चूँकि गाव ही नगरोंका भरण-पोषण कर रहे हे, इसलिए गाँवोंके 
इस महान उपकारके बदले शहरोंके लोगोंकों भी गॉवोंका कुछ भला तो करना चाहिए। 
मुशे आशा है कि आप चरखेकी ओर ध्यान देंगे। जेसा कि सेने बताया है, चरखा हो 
आपके बृहत्तर राजनोतिक जीवनकी आधार-शिला है। मुझे इसमें जरा भी सन्वेह 
नहीं कि उस बृहत्तर जीवनका क्रम आपके चलाये बिना स्थयं ही चलता रहेगा, 
पर स्व॒राज्य --जो सेरे जीवनका स्वप्न है -- तबतक हासिल नहीं किया जा सकता 
जबतक कि आप इन साधारण-सी छोटी-छोटी चीजोंको स्वयं नहीं करेंगे। मुझे आशा 
है कि देहाती क्षेत्रोंते आनेचाले सदस्य अपनी-अपनी नगरपालिकाओंके स्कूलों चरखे 
शुरू करायेंगे और कताई करनेवाले दरू तेयार करायेंगे। वे खहर पहनना अनिवार्य 
बना सकते हे। 

[अग्नजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, ४-५-१९२५ 


१४. भाषण : बंगाल प्रान्तीय परिषदमें 


फरीदपुर 
हे मई, १९२५ 


सभापति महोदय और मित्रो, 


स्वागत समितिके अध्यक्ष तथा हमारे सुयोग्य सभापतिते मेरे बारेमे जो सौजन्य- 
पूर्ण और उदारतापूर्ण शब्द कहे है, उनके लिए धन्यवाद देना मेरा कत्त॑व्य है। सबसे 
पहले में विषय समितिको एक पूर्णत सामजस्यपूर्ण ढगसे सारी चर्चा और कार्रवाई 
समाप्त करनेके लिए बधाई देता हूँ। सारी कारंबाई खुले रूपसे हुई--आज तो 
राजनीतिके सम्वन्धमे हमारे पास रहस्य-जेसी कोई चीज रही ही नहीं है। इसीलिए 
हम खुशीसे खुफिया पुलिस तकको उपस्थित रहनेकी अनुमति देते आ रहे है, यहाँ- 
तक कि हम उन्हे आमन्त्रित भी करते है कि वे आकर हमारी नीतिमे, हमारे 
कार्योमे, राष्ट्रनीतिके लिए या उससे बाहर किये जानेवाले हमारे कार्योंमे त्रुटियाँ 
निकाछ सके। किन्तु जैसा मेने कहा है, अब यह भी एक खुला रहस्य है कि आज 
दोपहरके बाद सदनके सामने पेश किये जानेवाले प्रस्तावोपर, कुछ वादविवाद, या 
मतभेद या विमतियाँ प्रकट की गई थी। किन्तु अन्त भछा तो सव भला। मुझे तो 
याद नही पडता कि कोई ऐसी विषय-समिति कही रही है जिसमें थोडे-बहुत मतभेद 
या वादविवाद न हुए हो। मेरा खयाल है कि चाहे भारतमे हो या अन्य देगोमे, मतभेद 
अन्ततक हमारे साथ चलेगे। यूरोपीय मन्त्रि-परिषदोके भी अपने रहस्य होते है, किन्तु 
यदि हमें उनके तथा उनकी विषय-समितियोके रहस्योका पता लगानेकी अनुमति दी 
जाये, तो मेरा खयाल है कि उनके वारेमे भी उसी प्रकारकी बाते सुननेको मिलेगी 
जिस प्रकारकी हमारे मतभेदो और विरोधोके वारेमे मिलती है। इसलिए हमे इन 
मतभेदो और व्रोधोको आवश्यकतासे अधिक तूल नही देना चाहिए और अपने सामने 
सदा ही यह विचार वनाये रखना चाहिए कि जो भी हो, अन्तमें हम सब एक हो 
सकते है, और कुछ कर दिखानेके लिए एक हो सकते है। (खूब! खूब! ) 

मैने देशवन्धुका भाषण पढा। मुझे उसका अग्नेजी अनुवाद पढनेका सुख और 
सौभाग्य मिला। मैं नही जानता कि मूल बगछा है या अग्नेजी अनुवाद, वगलाके 
विद्वानोने मुझे बताया है कि बगला पाठ भी अंग्रेजीके समान ही मधुर और वाक्पटुता- 
पूर्ण है। जो भी हो, जब में कलकत्तेमे था, मुझे अग्रेजी भाषणकी यह अग्रिम प्रति 
देशवन्बुकी सक्षिप्त, प्रेमभरी, मधुर टिप्पणीके साथ कि यदि में कुछ मिनट निकाल 
सकूँ तो इस भाषणकों पढ लूँ, उपलब्ध हुई थी। हाँ, तो में वह भाषण आरम्भसे 
लेकर अन्ततक पढ गया और मुझे लगा कि कही उन्होने मेरी सभी भावनाएँ तो 
नही चुरा ली। (हँसी)। पर मैने देखा कि भाषा तो मेरी नही है। वह भाषा एक 
विद्वान्‌की है, ऐसे देहातीकी नहीं जो अपनेको कतैया, भगी, बुनकर, किसान वर 


भाषण: वंगाल प्रान्तीय परिषद्‌ २९ 


अब यहाँतक कि नामझूद्र कहनेमें भी प्रसन्न होता है। (हँसी)। और इस प्रकार 
मैंने देखा कि भाषा मेरी नही है, किन्तु मालूम पडता है कि विचार मेरे चुराये गये 
है, इसलिए मैने तुरन्त अपने मनमे कहा, यदि वे मुझसे कहेगे कि में इसपर अपनी 
स्वीकृति दूँ तो मुझे ऐसा करनेमे कोई संकोच नहीं होगा और शायद इसके लिए 
मुझे उसका एक भी दाब्द या मुहावरा बदलनेकी जरूरत नहीं पडेगी। शायद आपमें- 
से कुछ लोग ऐसा सोचे कि यह और कुछ भी क्यों न हो, भाषणकी 'प्रशंसा नही 
है; वल्कि इसके विपरीत यह इस वातकी निश्चित गारटी है कि वह भाषण पोखरके 
जलके समान नीरस होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह वैसा नीरस नही 
है। लेकिन किसलिए में आपको ऐसा आइवासन दूँ? आपने उसे सुना है, आपने उसे 
पढा है। जो चीज पढनेमे नीरस न छगे, आप भरोसा कर सकते हैं कि उसमे दम 
होता है। 

में मुहावरोपर ध्यान नहीं देना चाहता; में भाषाके वारेमे नहीं सोचना 
चाहता। मैं केवल उसमे निहित विचारोपर और उसमे हमारे लिए जो सन्देश है, 
उसपर ध्यान देना चाहता हूँ। यदि हम अपने प्रति सच्चे है, यदि हम अपने राष्ट्रके 
प्रति सच्चे है, यदि हम उस नीतिके प्रति सच्चे हैं जो हमने पहली बार कलकत्तेमें 
१९२० में बहुत सोच-विचारके बाद घोषित की थी, तो हमे उस भाषणमे नुक्ताचीनी 
करने लायक कुछ भी नहीं मिलेगा । वह भाषण उस नीतिका पुननिरूपण, एक 
जोरदार और सुस्पष्ट पुननिरूपण है, जिसे कांग्रेसके इतिहासमे पहली वार १९२० में 
निर्धारित किया गया था। जब मैं यह कहता हूँ कि यह उस समय काग्रेसके इतिहासमे 
पहली वार निर्धारित किया गया था, तव इसका मतरूव यह नही है कि काग्रेस कभी 
हिंसाकी नीतिपर भी विश्वास करती थी; और न यह मतलव है कि काग्रेसका 
कभी ऐसा मत भी रहा है कि हम वैध और उचित तरीकोके अछावा दूसरे तरीके 
भी अपनायें। मतलव सिर्फ इतना है कि काग्रेसने इसकी पहले कभी घोषणा नही 
की थी। १९२० मे हमने जान-वूझ्कर दुनियासे यह कहनेका निश्चय किया कि 
हमारा मणा स्वराज्य प्राप्त करनेका है और उस हरक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए हम 
ऐसे साधनोका उपयोग करना चाहते हैँ जो सर्वथा शान्तिपृ्णं और वैध है। और 
अव चूंकि मैने इन दो शब्दों अथवा दो फिकरोका अनुवाद “ अहिंसा और सत्यमूछक ” 
साधन किया है, इसलिए आप वताये कि क्‍या यह अनुवाद अथवा यह व्याख्या आपको 
ठीक लगती है? क्‍या आप इसको मानते है? इन पाँच वर्षोके दौरान देशबन्धु दास 
उन व्यक्तियोमे से रहे हैं जिन्होंने इन दो शब्दोके अनुसार राष्ट्रीय नीतिको ढालनेमे 
योग दिया है। आपको उनसे इसके अतिरिक्त और इससे अधिक किसी और कामकी 
ञाणा रखनेका कोई अधिकार नहीं है। में इससे अधिक इसलिए कहता हूँ कि हममें 
से कुछ भोजनमें नमक-मिर्च पसन्द करते है, चटखारापन चाहते है। इस कार्यक्रममें से 
फिलहाछ चटखारेपन, उत्तेजना पैदा करनेवाले प्रचारादिको निकाल दिया गया है। हमने 
इस वातपर “विचार किया है, भ्रत्येक नेताने इसपर विचार किया है, अतः हमारे 
लिए नमक और मिर्च या आग और वारूदके जरिये स्वतन्त्रता प्राप्त करना सम्भव 


३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
नही है। हम अपना राप्ट्रीय पुनरुत्थान--कह सकते है कि राष्ट्रीय मुक्ति --- केवल 
अहिसात्मक तथा सत्यमूलछक साघनोसे प्राप्त कर सकते हैँ। यह जरूरी नहीं है कि 
इसे हम अपना धर्म वना छे। यह हमारी नीति भी रहे, तो काफी है, यदि हम 
इसे किसी अन्य या उच्चतर उद्देश्ससे न सही, केवल कार्य-साधकताके उद्देश्यसे ही 
स्वीकार करते है तो भी काफी है। 

हमे भारतमे ऐसी समस्याओकों हल करना है जो कि विश्वके किसी अन्य 
राष्ट्रके सामने नहीं रही। यदि हम हिन्दू है तो हमें अपने मुसलमान देशवासियो, 
ईसाई देशवासियों, पारसी देशवासियों, सिखो और हिन्दुओके वहुत-से एसे सम्प्रदायो 
और उप-सम्प्रदायोकी पटरी आपसमे बैठानी है जो हिन्दू धर्मसे अपना अछग अस्तित्व 
रखते हें। ऐसे विभिन्नतामूछक तत्त्वोके वीच एक सोहेश्य एकता, कमंकी एकता स्थापित 
करनेके लिए ऐसे ही साधन उपयुक्त रहेगे जिनपर किसीको कोई आपत्ति न हो। 
ऐसे साधन अहिंसा और सत्याचरण ही है। हम अपने मुसलमान देशवासियोसे या 
हिन्दू देशवासियोके साथ अन्य किसी भी तरीकेसे पेश नहीं आ सकते। और इसके 
अतिरिक्त हममे प्रान्तीयता भी है। वगाल सोचता है कि उसे सारे भारतपर हुकूमत 
करनी चाहिए और सारे भारतको इस छोटे-से प्रान्त वगालमे समा देना चाहिए (हँसी), 
और गुजरात भी शायद ऐसा ही सोचता है। गुजरात--जो वगालके मुकाबले 
केवल समुद्रमे एक बूँदके समान, है--सोचता है कि हमे सारे भारतपर हुकूमत 
करनी होगी और सारे भारतको गुजरातमे लीन कर देना होगा। इसके वाद आप 
बहादुर मराठोको के और उनकी हालकी परम्पराओपर गौर करे। उन्हे भी क्यो 
नही सोचना चाहिए कि भारतके भाग्य तथा नीतिका निर्माण वे ही करे? मुसल- 
मान अपनी अभी हाछकी ही परम्पराओके कारण सोचता है कि उसे मुस्लिम साम्राज्य- 
की स्थापना या पुन. स्थापना करनी चाहिए। इन विरोधी तत्तवों तथा प्रान्तीयतासे 
बचनेका ,उपाय अहिंसक तथा सत्यमूलक साधनोके अतिरिक्त और कोई नही है, कारण 
यह है कि अगर हम कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैँ तों समझ छीजिए कि हम ऐसी 
सुरगपर बैठ है जिसमे किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। यदि हमारी नीति 
जरा भी विक्ृत हुई तो हम शायद नष्ट ही हो जायेगे। इसीलिए मैने वार-वार 
ऐसी नीति अपनानेपर जोर दिया है जो धार्मिक नीति नही है, वल्कि अहिंसा और 
सचाईकी नीति है। अपने छक्ष्यको पूरा करनेके वाद आप अपने देशके साथ जो भी 
चाहे, कर सकते हैँ। 

अपने देशके सम्मानकी स्थापनाके रहिए आप किसी भी ऐसे साधनका उपयोग 
कर सकते है जिसे आप वैध और उचित समझते हो। किन्तु में अपने वारेमे 
तो कोई लाग-लपेट नही रखता, विलकुल स्पष्ट कहता हूँ कि मेरे लिए यही पहला 
और अन्तिम अर्थात्‌ एकमात्र साधन है। यही मेरा घर्मं है। अहिसा और सत्य-निष्ठा 
मेरी साँस है। में चाहता हूँ कि में अहिंसा और सत्यनिष्ठाके छिए यहाँ उपस्थित 
प्रत्येक नवयुवकर्में वही उत्साह और वही भवित भर दूँ, जो मुझमें है। 

मै बहुत-से वगाली नवयुवकोकों जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनमे अद्वितीय 
साहस है। वे अपने देशको खातिर आज जिस प्रकार जी रहे हैं उसी प्रकार वे 


भाषण : वंगाल प्रान्तीय परिषद ३१ 


उसकी स्वतन्त्रताकी खातिर मरनेके 'लिए भी लछालायित है। यदि यह मेरी घष्ठता न 
समझी जाये तो मेरा दावा है कि जसे आज में देशके लिए जी रहा हूँ उसी प्रकार 
मुझमे देशके छिए मरनेकी भी क्षमता है। किन्तु जेसा मैं कह चुका हूँ कि यह 
जीवन मरणान्तक यन्त्रणाका जीवन है। फाँसीपर चढ़कर मरनेमे मुझे जरा भी भय 
नहीं छगता। मेरा विश्वास है कि यदि मै निर्दोष हूँ तो में ओठोपर मुस्कराहट 
लिए फाँसीपर चढकर मर सकता हूँ। यदि मेरे हाथ और मेरा हृदय हिमके समान 
निष्कलकक और निर्दोष हैँ तो मृत्यु मेरे लिए किसी प्रकार भी भयप्रद नहीं। बगालके 
प्रत्येक तवयुवकके लिए मृत्यु ऐसी ही भयविहीन रहे। द्वेशबन्चुने आपके लिए यही 
नीति पुननिरूषित और पुनः प्रतिष्ठित कर दी है। क्‍या उन्होने गयाके अपने सुन्दर 
भाषणमे यही बात नहीं कही” मैने वह भाषण अभीतक नही पढ़ा, किन्तु मुझे 
उसकी खबर यरवदा जेलमे मिक गई थी। मेने वह खबर चुपके-चुपके नही मेँगाई 
भी। में जेलकी सभी हिंदायतोका पालन करता था, किन्तु कभी-कभी जेलर और 
आनेवाले छोग मुझे वता देते थे कि जेलकी दीवारोके बाहर क्‍या हो रहा है। इसी 
तरह मुझे पता चल गया था कि देशवन्धुने जोरदार शब्दोमे अहिसा और सचाईकी 
नीतिका पुननिरूपण और पुन. प्रतिष्ठापन किया है। वे आपके लिए, भेरे लिए, अपने 
लिए और देशके लिए इसी प्रकार सोचते हैं। आप जानते ही है कि उनकी कितनी 
कटु आछोचना की गई है। उनके कटठु आलोचकोमे यूरोपीय ही नहीं, बल्कि हमारे 
अपने देशके छोग भी हैं। आछोचक उनके अपने शिविरमें भी है। तब वे क्या करे? 
क्या उन्हे तटस्थ रहना चाहिए? बेशक वे तटस्थ रह सकते थे, यदि उनके हृदयमे 
अपने देशका हित न होता, यदि वे अपने देशकी मुक्तिके स्वप्त न देखते और यदि 
वे अत्यन्त मघुर शैलीमे यह कहनेके लिए तैयार न होते कि गाधीजी, मैं आपके लिए 
दीर्घायु होनेकी कामना नहीं कर सकता क्योकि आपकी किस्मतमे लिखा हुआ है कि 
जिस क्षण हमे स्वराज्य मिलेगा उसी क्षण आप मर जायेगे। आप स्वराज्यके लिए, 
केवल स्व॒राज्यके लिए जी रहे हैं; और चूँकि में भारतके लिए तत्कारू स्वराज्य 
चाहता हूँ, इसलिए मैं ईश्वरसे यह प्रार्थना नही कर सकता कि महात्मा ग्राघी चिर- 
जीवी हो। उससे मेरे स्वराज्य आनेमे विलम्ब होगा। में उनके इस विचारकों बहु- 
मूल्य समझता हूँ और उस विचारमे, यद्यपि वह विनोदी भावसे प्रकट किया गया है, 
उन्होने मुझे ऐसा सम्मान दिया है, जिससे वड़ा सम्मान मुझे वे या आप दे ही 
नही सकते, क्योकि यही बिलकुल सही और सच्चा सम्मान है। 
में स्व॒राज्यके लिए अत्यधिक अधीर हूँ; उतना ही अधीौर जितना कि आपमे से 
कोई हो सकता है। किन्तु मै जानता हूँ कि हमारे कर्तव्य क्या है, मै जानता हूँ कि 
हमे क्‍या करना है। यदि मादक उपायोकी एकाघ खुराकसे स्वराज्य पाना सम्भव 
होता तो में आज ही शक्तिशाली ब्रिटिश सम्नाट्के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला विद्रोह कर 
देता और कह देता कि आप यहाँसे चले जायें,.में आज ही स्वराज्य चाहता हूँ । किन्तु 
वैसा सम्भव नहीं है। में खुल्लमखुल्ला ऐसा विद्रोह कर सकनेकी अपनी अक्षमता 
स्वीकार करता हूँ। में अपने देशकी आजकी अक्षमताकों स्वीकार करता हूँ। हाँ, 


इ्२ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


* में चाहूँ तो कुछ अग्रेजोके सिर जरूर काट सकता हूँ; ऐसा तो कोई भी व्यक्ति 
कर सकता है। उसके लिए मजबूत वाजुओकी जरूरत नही है। इसके लिए मजबूत 
हृदयकी जरूरत है। आपमें से कोई भी एक छोटा-सा तमचा लेकर उन्हे निशाना वना 
सकता है; में भी वैसा ही कर सकता हूँ। किन्तु छॉर्ड रीडिग, छॉर्ड लिटन या 
किसी अन्य अग्नेजके सिर काटनेंसे छाभ क्या होगा? में उस सिरकों घोडेपर घुमा 
कर यह तो नहीं कह सकता कि अब मेरा देणग मुक्त हो गया । देशकी मुक्ति 
अपेक्षाकृत कठिन साधनोसे प्राप्त होगी। हमे अपने भीतर न केवल भरनेकी क्षमताका 
विकास करना होगा, न केवल मारनेकी क्षमताका विकास करना होगा, वल्कि जैसा 
डाक्टर बेसेटने एक वार कहा था कि जिन छोगोको हम अपने निकटत्तम और 
अत्यन्त प्रिय समझते है, उनके विह्देष, निन्‍्दा, उपेक्षा और वहिष्कारके बीच रहनेके 
लिए भी एक तरहके साहसकी आवश्यकता होती है, [हमे उस तरहके साहसका 
अपने भीतर विकास करना होगा। ] उन्होने यह ठीक ही कहा था) मैं अपने जीवन: 
भर हर अवसरपर यही कहता आया हूँ कि इस भ्रकारके तूृफानों और सघर्षोके बीच 
रहनके लिए भी एक तरहका साहस दरकार है। 

तब फिर देशकी स्वाधीनता प्राप्त करनेका उपाय क्‍या है? निश्चय ही मार- 
काट नही; वर्तमान परिस्थितिमे निश्चय ही अपनी कुर्वानी देकर भी नही, वल्कि 
निरन्तर जुटे रहकर। इसीलिए मैने बड़ी विनम्रताके साथ आपके सामने तीन चीजें 
रखनेका साहस किया है। वे है . हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता-निवारण और चरखा। 
परन्तु हिन्दू-मुस्लिम एकताके काममे कोई भी युवक पूरे २४ घटे नहीं ख़पा 
सकता। यह तो हमारा सिद्धान्त है। जिस प्रकार एक मुसलमान कल्मा पढता है 
और बात खत्म हो जाती है, फिर शेष सारा समय उसके लिए कल्मेके आदेशपर 
अमल करना ही रह जाता है। जिस प्रकार मैने गायत्री पाठ किया और पाठ या 
जपकी बात वही खत्म हो गईं; फिर उसे दिनमे ५ करोड़ वार पढ़तेकी आवश्यकता 
नही, केवल उसके आदेशपर चलना रह जाता है। इसलिए हिन्दू-मुस्लिम एकता 
और अस्पृश्यता-निवारण एक सिद्धान्त ही है। किन्तु हममें से प्रत्येकको कोई ऐसा 
काम भी कर सकना चाहिए, जो अधिक मूतं, ठोस और व्यावहारिक हो। हममे से 
प्रत्येक चरखा चलानेमें अपने हाथोंका उपयोग कर सकता है। आप जो भूत कातते 
है उसके प्रत्येक गजके साथ आप भारतका एक गज भाग्य भी कातते हेँ। मैं 
क्रान्तिके जितने रूप जानता हूँ उनमे इसीको भारतके लिए सर्वोत्तम समझता हूँ। 
मैं जानता हूँ, आपमे से कुछ लोग इसपर हँसते है--यह हँसी अविश्वासकी है। आपमे 
से कुछ छोग सोचेगे कि यह मूर्ख आदमी है; समय-असमय चरखेकी रट छूगार्य 
रहता है। किन्तु मै वचन देता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि एक दिन ऐसा आयेगा, 
और वह दिन बहुत दूर नही है, जब कोई भी मुझे मूर्ख नहीं कहेगा। इसके विपरीत, 
मुझे यह सर्वोत्कृष्ट प्रमाणपत्र दिया जायेगा कि गावीने चरखेंके चलनको पुनरुज्जीवित 
किया है। गाघीने जब हमसे कातनेके लिए कहा तो उसने हमे देहातोका सरल सन्देश 
दिया; जब उसने चरखेका सन्देश दिया तव उसके ध्यानमें अपने देशके करोड़ो पद- 


भाषण: बंगाल प्रीन्तौय परिषद्‌में शेर 


दलित लोगोके लिए उपयोगी स्वराज्य था। मुझे अपनी भावी सफलताके वारेमें कोई 
सन्देह नही हैं। मेरी सफलता सुनिश्चित है। जवतक मैं चरखेपर डटा रहूँगा, तबतक 
मेरा भविष्य सुनिश्चित है। में आपसे वादा करता हूँ कि यदि यहाँ श्रोताओमें से 
प्रत्येक, जिनमे देशवन्थु दास भी शामिल है, कहे कि “ गाधी गलतीपर है, चरखा 
कुछ भी नही, यन्त्र और तेज गतिके इस युगमे यह एक मूखंतापूर्ण वस्तु है, तव भी 
में अपने जीवनकी अन्तिम साँसतक यही कहूगा: “मुझे चरखा दो और में भारतके 

” लिए स्वराज्यका ताना-वाना कात दूँगा। 
आप अन्य किसी शर्तंपर स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते। हमें कर्मवीरोका 
राष्ट्र वनना होगा, बाते करनेवालो या आलूसी छोगोका नहीं। हम स्वभावसे आलसी 
नही है, किन्तु परिस्थितियोके कारण हमारे देशके करोडो छोगोको खाली बैठे रहने- 
पर विवश होना पड़ता है। आप खाली बैठी हुई इस जनताके वारेमे उतना नही , 
जानते जितना मैं जानता हूँ। में चम्पारतके १७ लाख छोगोके बीच छः महीने या 
उससे भी अधिक समयतक रहा हूँ और मैने देखा है कि वे कुछ नही करते थे, 
वस मेरे चारों ओर चक्कर छगाते रहते थे। वे एक ऐसे व्यक्तिसे कुछ प्रेम पाकर 
सन्तुष्ट थे जिसे वे अपना सच्चा सेवक समझते थे, किन्तु वे काम कुछ नही करते 
थे। उस समय मेरे पास यह चरखा नही था, अन्यथा मैं इसे उनके सामने रख देता। 
दे फाके नहीं कर रहे थे, भूखो नहीं मर रहे थे, किन्तु वे अपने हाथ-पैरोका उपयोग 
करना भूल गये थे। वे थोडी-सी जमीन जोतते, नील उगाते, उसे काठटते और कमाते, 
किन्तु चरखा नहीं चलाते थे। उनके घरोमे कोई उद्योग-धन्धा नहीं था। चूँकि उसे 
वे वर्षों पहले भूछ चुके थे, इसलिए वे अब इसे बिलकुल बेकार समझते थे। इसीलिए 
तो में इसे जबरदस्ती थोपा गया आलूस्य कहता हूँ। ईस्ट इडिया कम्पनीने हमारे 
हाथ-पैर वेकार बना दिये थे। मैने ब्रिटिग शासनपर जितने अपराधोंका आरोप 
लगाया है, उनमे यह अपराध जघन्यतम है। इसीलिए मैने कहा है कि जबतक में 
अग्रेजोमे हृदय-परिवर्तत नहीं देखता, जबतक वे भारतीय जनताके बारेमें इस ढंग्से 
महसूस नहीं करने छगते और यह नही कहते, “ हाँ, हमें परचात्ताप है, हमने भारतसे 
जो-कुछ छीना है उसे हमे वापस कर देना चाहिए”, तवतक में उनकी ओर मैत्रीका 
हाथ नही वढ़ाऊंगा और कहता रहूँगा, यदि आप मुझे अपना भाई नहीं कहते तो 
में आपसे हाथ नहीं मिला सकता।” जवतक वे भारतीय जनताके साथ हमदर्दी 
जाहिर नही करते, तवतक में हाथ नहीं बढ़ा सकता। शासन समय-समयपर हम- 
दर्दीका एक छोटा-सा टुकड़ा उठाकर जनताके मूँहपर फेंकता है। में इसे काफी 
नहीं समझता। इसलिए में चाहता हूँ कि अंग्रेज शासक जनताकी भावनाओको 
समझे, जनताके आर्थिक सगठन और प्रणालीको समझे। इसे वे स्वय अपनी आँखोंसे 
देखे-समझे, यूरोपीय अर्थश्ास्त्रियोकी पुस्तकोके माध्यमसे नहीं, चाहे वह कितना ही 
विज्यात अर्थ॑श्षास्त्री क्‍यों न हो। उन्हें जनताकों ध्यानमे रखकर सोचना चाहिए। 
जिस क्षणसे अंग्रेज “जनताकों ध्यानमे रखकर सोचने लगेगा उसी क्षण आप मुझे उसके 
चरणोमे दण्डवत्‌ पायेंगे, क्योकि में उसके गुणोको, उसकी क्षमताओको जानता हैँ। 

२७-३े 


१४ सम्पूर्ण गांघी वॉड्म्य 


किन्तु जबतक वह सही दिल्यामे चलना शुरू नही करता तबतक मै ऐसा नहीं कर सकता। 
इसलिए जबतक अग्नेज सही दिशामे चलना शुरू नही करता तबतक मेरा उसके साथ 
बात करनेका भी क्‍या फायदा, क्योकि उसने जघन्यतम अपराध किया है -- उसने मेरे 
चरखेपर डाका डाला है। 

किन्तु में उसपर आरोप किस मुँहसे छग्राऊं, जब कि मेरे देशवासी स्वयं आप 
लोग आधा घटा भी चरखा चलानेसे इनकार करते है, जब आप ही सन्देश भेजते है 
या कभी-कभी लिखते है कि इस मूर्ख गाधीने हमारे ऊपर यह घृणित कताई सदस्यता 
थोप दी है, हमे इससे छुटकारा पाना चाहिए, क्योकि इसने हमपर यह बेमत- 
लबका भार डाल दिया है। किन्तु सवाल यह है कि जब वह ईश्वरके नामपर, 
देशके लिए कातनेको कहता है, चाहे वह आधा घटा ही क्यो न हो, तव क्‍या वह 
आपसे कोई ऐसा अजूबा करतव करनेको कहता है जो आपके सामर्थ्यके वाहर हो? 
जब वह आपसे कहता है कि आप सिरसे पाँवत्तक हाथ-कते और हाथ-बुने कपडे 
पहने, तब क्या वह आपसे कोई ऐसा काम करनेकों कहता है, जिसे आप नहीं कर 
सकते ? यदि आप इस छोटी-सी व्यावहारिक चीजपर भी अमल नही कर सकते 
तो मैं आपसे क्‍या कहूँ, मै आपके साथ कसा व्यवहार करूँ, अथवा में अपना स्वराज्य 
कैसे प्राप्त कहाँ ? वे आपपर, बगालियोपर दोषारोपण करते है कि आपमे व्यावहारिकता 
नही है; और कुछ हृदतक वे सच भी कहते हैँ। हम सब-कुछ चाहते है, किन्तु चाहते है 
कि वह पर्याप्त श्रम किये विना ही मिल जाये। हम किसी चीजके बारेमे बाते तो वहुत 
करते है, हम प्रस्ताव भी पास करते है, किन्तु उनपर अमर करनेका समय आते ही 
हम उससे कतरा जाते है। इसलिए वे जो राष्ट्रके छिए किये जानेवाडे कामसे कतराते 
है, उन्हे याद रहे कि भारतका भाग्य बनानेमे, भारतके लिए स्वराज्य भ्राप्त करनेमे उनका 
कोई हाथ नहीं रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सूतकी शर्तेवाले मताधिकारको 
आप कायम रखेगे। आप चाहे तो सूतकी मात्रा कुछ घटा सकते है। छेकिन यदि मात्रा 
घटाई जाये तो प्रत्येक स्त्री-पुरुषके लिए, प्रत्येक छडकी और लडकेके लिए यह अनिवार्य 
बना दे कि जो भी काग्रेस-जैंसे जीवन्त सगठनके जरिये भारतकी सेवा करना चाहता 
है, वह आधा घटा सूत काते और खद्दर पहने । ऐसा केवल समारोहोके अवसरोपर नहीं, 
काग्रेसके कामके छिए नही, बल्कि सभी कार्योके लिए अनिवार्य बना दे। अपने घरोमे 
भी आप खहरके सिवा और कुछ न पहने। ऐसे वस्त्र पहननेकी अपेक्षा जिसका चूत 
घरमे आपकी वहनोने न काता हो और जिसे आपके भाइयोने न बुना हो, वल्कि जो 
कारखानेमे बुना गया हो, आपके लिए बिलकुछ नगा रहता ही ज्यादा अच्छा होगा। 
यही चरखेका सन्देश है। यही एक सरल, छोटी-सी माँग है। यह माँग में ऐसे प्रत्येक 
स्त्री और पुरुषसे करता हूँ जो भारतसे प्यार करता है और जो भारतकी स्वाधीनता 
चाहता है। 

आपको मुझसे यह सुनकर आइचयें नहीं होना चाहिए कि यदि आप माण्डलेकी 
जेलकी दीवारोके अन्दर वन्द कंदियोको छुडाना चाहते है, यदि आप सुभापचन बोस 
तथा अन्य लोगोकी रिहाई चाहते है तो आप चरखा काते। विना कर्मके यह असम्भव 


पोषेण : बंगाल _परन्तीय परिषद १५ 


है। यदि आप सम्मान और प्रतिष्ठाके साथ उनकी और उनके साथी कैदियोकी 
रिहाई चाहते है तो में कहता हैँ कि आप चरखा अवश्य काते। 

मुझसे वादा कीजिये कि इसके बाद प्रत्येक बगाली ,स्त्री-पुरष केवल खहर, 
और सिवा खहरके और कुछ भी नही पहलनेगा, प्रत्येक स्त्री-पुरुष चरखेके पास उसी 
आनन्दके साथ जायेगा जैसे कि भोजनके लिए जाता है या जैसे कि कोई नवयुवक 
प्रेमी अपनी प्रेमिकाके पास जाता है। उस हालतमे में उन नौजवानोको तुरन्त मुक्ति 
दिलवानेका वादा करता हूँ। 

आप देखेंगे कि यह अत्यन्त सीघी-सादी वस्तु जनताकों मुक्ति दिला देगी, क्योकि 
यह आपके इस दृढ़ सकल्पका प्रतीक होगी कि आप पारिश्रमिक की आशा किये बिना 
भारतके लिए काम करेगे। मैने भारतकी खातिर केवल आधा घटेके नि शुल्क श्रमकी 
माँग की है। मैंने आपसे यह कोई बहुत बडी चीज नही भाँगी है। किन्तु आपमे 
विश्वासकी कमी है; क्योकि आपको अपनी जनतापर कोई विश्वास नहीं है, क्योकि 
आपको अपनें-आपपर कोई विश्वास तही, क्योकि आपको अपने देशपर कोई विश्वास 
नही है, इसीलिए आप कताईसे इनकार करते है, और फिर भी सोचते है कि देशबन्धु 
जेलकी कुजी हासिल कर छेगे, आपकी बेडियाँ तोड देगे और दरवाजे खोल देगे। 
उनके लिए ऐसा करना असम्भव है। 

आपमे से कुछ छोग सोचते है कि वे गुप्त रूपसे सरकारके साथ बातचीत चला 
रहे है। जहाँतक में जानता हूँ उनके पास कोई रहस्य नहीं है। काग्रेसकी राज- 
नीतिमे किसी भी बातको गुप्त रखनेकी मनाही है। जब किसीने उनसे पूछा कि इस 
सबके पीछे क्या है तो उन्होने उत्तर दिया कि इसके पीछे भी वही है जो इसके सामने 
दिख रहा है (हँसी) । छॉर्ड बर्कनहेडने उन्हे कोई गुप्त सन्देश नही भेजा। वे उनसे कोई 
गुप्त बातचीत नहीं चला रहे है। उन्हे जो-कुछ कहना है, उसे आप उनके सुन्दर 
अभिभाषणमे पायेंगे! आप उसे उनके" लेखो, उनके भाषणोमे पायेगे। आप उसे उनके 
उस जीवनमे पायेगे जिसे वे अपने घरके भीतरके छोटे-से कमरेमे बिताते है या जब 
वे इस विशाल पण्डालमे बैठ हुए होते है। यदि आप उनका दिल टटठोले तो भी मैं 
जानता हूँ कि वे आपको देशकी' मुक्ति चाहतेवाले व्यक्तिके रूपमे ही दिखाई देंगे। 
” यही वह कडी है जो मुझे उनसे जोडे हुए है। यही वह कडी है जो श्रोताओंकों 
उनसे जोड़ सकती है। यही एक कडी है जिसे आपके और उनके बीच सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहिए। 

हो सकता है कि आप हमारे तकोसि आश्वस्त न हो। किन्तु आप कह सकते 
हैं कि आप ठीक रास्तेपर है, इसलिए हमारा हृदय सन्तुष्ट है और हम सब तबतक 
आपकी सछाहपर चलते रहेगे जबतक कि आप हमारे आदर्श बने रहेगे। आपके लिए 
यही तरीका है। यही आपके लिए उन छोगोके साथ व्यवहार करनेका तरीका है, 
जिन्हे आप प्यार करते हैं। आप सिपाहियो और सैनिकोके समान है। इसलिए एक 
बार अपना नेता चुन छेनेके बाद फिर कोई शका करना आपके लिए ठीक नही। 
यदि आपने अपने नेताका चुनाव नहीं किया है और आपको चुनाव करनेके छिए 


३६ सम्पूर्ण गांधी वांडमय॑ 


कहा जाता है तो आप अपनी विवेक-बुद्धिका जितना उपयोग कर सकते है, करे। 
उम्मीदवारोकों सिरसे परतक खूब वारीकीसे परख छें। किन्तु, अपना चुनाव कर लेनेके 
बाद और गहेमे मारा डाल देनेके वाद, सीताके समान आप अपने चुने हुए नेतासे 
कभी विमुख न हो, और सीताके समान आप उसके साथ आगके बीच गुजर जायें 
तब फिर आपके सभी काम संघ जायेगे। (तालियाँ) 

[ अग्नेजीसे ] 

सर्चेलाइट, ८-५-१९२५ 


१५. बंगालके संस्मरण 


४ मई, १९२५ 


फरीदपुरसे छौटकर सोमवारको मै ये सस्मरण देशबन्धु दासकी पुरानी कोठीकी 
छतपर बैठा हुआ लिख रहा हूँ। बगालमें आये आज मुझे चार दिन हो गये है। 
परन्तु इस कोठीमे मेरे दिकको पहले-पहल जो चोट छगी उसकी कसक अभीतक नही 
गई है। में जानता था कि यह कोठी देशबन्धुने सावेजनिक कार्यके लिए दान कर दी 
थी। मैं जानता था कि उनपर कर्ज है। परन्तु उसके साथ ही मै यह भी जानता 
था कि वे यदि वकालत करे तो एक वर्षसे कम समयमें ही सारा कर्ज अदा करके 
कोठीके मालिक बन सकते थे। परन्तु उन्हे वकालत तो करनी नहीं थी या यो 
कहे कि वे तो बिना फीस लिए देशकी वकालत करना चाहते थे; इसलिए उन्होने 
इस महल-जैसी कोठीको दान करनेका निश्चय किया और उसे न्यासियोको सौप दिया। 
परन्तु उनकी इच्छा थी कि मै इस यात्राके दौरान कलकत्तेमे तो उनके इस पुराने 
मकानमे ही ठहरू। में इसीलिए यहाँ आकर ठहरा हूँ। 

परन्तु जानना एक बात है, और देखना दूसरी बात। इस घरमें प्रवेश करते 
समय मेरा हृदय रो उठा। मेरी आँखोमे आँसू भर आये। उसके मालिक और उसकी 
मालिकीके बिना मुझे वह मकान जेल-जेसा माहूम हुआ। मेरे लिए उसमे रहना . 
मुश्किल हो गया और मेरे मनमे यह भाव अभीतक वना ही हुआ है। 

मै जानता हूँ कि यह मोह है। देशवन्चुने इस मकानका कब्जा देकर अपने 
सिर॒पर से एक बोझ उतारा है। इस दम्पतीके लिए इस मकानका, जिसमें वे खो जा 
सकते है, क्या उपयोग था? वे इच्छा करते ही झोपडीको राजमहल वना सकते हैं। 
उन दोनोने इसे स्वेच्छासे त्यागा है। इसमें खेद करनेकी वात ही क्या है? यह तो 
हुई ज्ञानकी बात। यदि मुझमें यह ज्ञान न हो तो मुझे आजसे ही महल वनानेका 
उद्यम आरम्भ करना पड़। 

परन्तु देहाष्यास कही जाता है? जैसा दासने किया, क्या ससार ऐसा करता 
है? दुनिया तो महल मिले तो महरलको ही छेना चाहती है। परन्तु इस मनुष्यने 
उसका त्याग कर दिया। घन्य है यह मनुष्य ! मेरे आँसू प्रेमके है। मुझे जो चोट 


बंगालके संस्मरण ३७ 
लगी है वह भी इस प्रेमके कारण ही। और क्या यह स्वार्थमूलक नही है? यदि 
देशवन्धुके साथ मेरा कुछ भी सम्बन्ध न होता और मैने इस मकानमें उनके राज्य 
करनेकी वात न सुनी होती तो मुझे यह चोट न छगती। मैने महू तो बहुत-से 
देखे है, जिनके मालिक उन्हे छोड़कर दुनियासे ही चले गये। परन्तु उनमे प्रवेश 
करते हुए मेरी आँखोंसे आँसू नही गिरे, इसलिए मेरा यह रोना स्वार्थमूलक भी है। 

चित्तरजन दासने महल-जैसी कोठीका त्याग करके ठीक ही किया है। क्योकि 
इससे उनकी सेवाकी कीमत बढ़ गई है। 

बंगाली छोग दीवाने हैं। जिस तरह दास दीवाने हैँ उसी तरह प्रफुल्लचन्द् 
राय भी दीवाने हैं। जब वे मचपर आकर व्याख्यान देते है तब मानो नाचते है। 
तब कोई नहीं मान सकता कि वे ज्ञानी है। वे मेजपर हाथ मारते है और जमीन- 
पर पैर पटकते है। अपनी वबगलामे जब चाहते है अग्रेजी भी मिला डालते है। जब 
बोलते है तव अपनेको भूल जाते हैं। वे अपने विचारोके आवेशमें ही मग्न हो जाते 
हैं। दूसरे छोग हँसेंगे या क्या कहेंगे, उन्हे इस वातकी परवाह शायद ही होती है। 
हम जबतंक उनकी बातें न सुने और उनकी आँखोसे अपनी आँखें न मिलावे तब- 
तक हमें उनकी महत्ताका कुछ भी पता नहीं ऊय सकता। मुझे एक घटन[& याद 
आती है। तब में कलकत्तामें गोखलेके साथ रहता था और आचार्य राय उनके पडोसमे 
रहते थे। एक बार हम तीनो स्टेशनपर गये। मेरे पास तो मेरा तीसरे दर्जेका 
टिकठ था। वे दोनो मुझे पहुँचाने आये थे। तीसरे दर्जके मुसाफिरकों पहुँचानेंके छिए 
आनेवाछे तो भिखारी ही हो सकते है। परन्तु गोखलेका भरा हुआ चेहरा, रेशमी 
पगड़ी और रेशमी किनारीकी धोती, टिकट बाबूकी दृष्टिमें काफी थे। परन्तु इस . 
अस्थिपजर-जैसे ब्रह्मचारीको जो मैला-सा कुरता पहने दुबछा-पतला भिखारी-जैसा दिखता 
था, बिना टिकट कौन अन्दर जाने देता? जहाँतक मुझे याद है, वे बिना दुःख 
अनुभव किये बाहर ही खड़े रहे। और गोखले उस खचाखच भरे डिब्बमे किसी तरह 
मेरे घुस जानेपर मेरी हठघर्मीकी टीका करते हुए उनके पास लौटे। आचार्य राय 
असख्य छात्रोके हृदयपर राज्य क्यो करते है? वे भी त्यागी हैं; और जब तो वे खादीके 
दीवाने हो गये है। शिक्षा-विभागकी एक बगालिन अधिष्ठात्रीसे यह कहते हुए उन्हें 
जरा भी संकोच नहीं हुआ था, “आप खादी नहीं पहनती तो किस काम की ? ! 
वे ऐसा न कहे तो उनके खुलनाके भिखारियोकी बनाई खादीको कौन खरीदे? 

हम उसी रात फरीदपुर रवाना हो गये। भाई शंकरलालने मेरे स्वास्थ्यके 
सम्वन्धर्में सतीश बावूकों बहुत डरा दिया था; अतः वे मेरे छिए कोई कमी कंसे 
रख सकते थे? वे भी तो इन्ही दीवानोंके द्लमे है न? उन्होने छोटी-छोटी बातें 
भी पूछ रखी थी। मेरी पीठको आराम देनेके छिए जहाँ भी मैं बैठता वहाँ एक 
पीठिका तैयार रहती थी। उसे सादी-और कीमती न होनेंसे मैं वरदाइत कर छेता 
था। परन्तु जब हम स्टेशनपर पहुँचे तो देखा कि मेरे लिए और मेरे साथियोके 
लिए पहले द्जका डिब्बा तैयार है। इसमें फरीदपुरकी स्वागत समितिका भी हिस्सा 
था। अभी हाल ही में एक सज्जनने 'यग इडिया' में एक सवार पूछा था कि आप 


३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अमीर है या गरीब ? मुझे लकूगा मानों वंगालने इसका जवाब दे दिया है? मैने पूछा 
कि दूसरा दर्जा मेरे आरामके लिए काफो नहीं समझा गया, क्या वगालमें इसलिए 
इस पहले दर्जके डिब्वेकी व्यवस्था की गई है? जवाब मिला कि हमने तो दूसरे 
दर्जेजा किराया देकर पहला दर्जा हासिल किया है। किन्तु क्‍या मुझे इससे सनन्‍्तोष 
हो सकता था? भेरे सिद्धान्तके अनुसार तो कोई अनुचित वस्तु मुफ्त दे तो भी 
हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसा मूर्ख या दीवाना मिल जाये जो 
मुझे हीरेका हार मुफ्त पहनाये तो क्या मुझे वह पहनना चाहिए? क्या भेरे साथी 
भी जो मेरे लेखनका काम करते हैँ और पाखाना भी साफ कर सकते है, मुझ-जैसे 
ही नाजुक है ? इतने नाजुक है कि उनके लिए भी दूसरे दर्जेके किरायेमे पहुले दर्जकी 
व्यवस्था करनी जरूरी हो? फिर यह काम रेलविभागकी कृपादृष्टिके विना सम्भव 
नही है। क्या हम ऐसा निजी एहसान ले सकते है?” मुझे तो इसमे प्रेमका पागल- 
पत या अतिरेक ही दिखाई दिया। 

अब इसका मुझे उपाय करना है। हरि इच्छा वलीयसी। 

परन्तु यह प्रेमका पागलपन एकतरफा न था। हम रातको फरीदपुरके लिए 
रवान& हुए। मैने समझा था कि मुझे रास्तेमे पर्याप्त शान्ति मिलेगी और में अपनी 
नीदकी पिछली कमी पूरी कर सकूगा। परन्तु ऐसा हुआ नही। 'आलो आलो” तथा 
दूसरी आवाजोसे नींद मुश्किकसे ही आ सकी। गाडी भी प्राय' हर स्टेशतपर रुकती 
थी। हर स्टेशनपर लछोगोकी भीड। “दर्शन” की पुकार। मैने तो रातको दर्शन 
न देनेका निश्चय कर रखा था सो मै पडा तो रहा, परन्तु फायदा कया हुआ ? मेरे 
साथी भी लोगोको बहुत समझाते थे। वे ज्यों-ज्यों समझाते थे, लोग त्यो-त्यो अधिक 
उत्सुक होते थे। “वन्देमातरम्‌ ', “महात्मा गाघीकी जय, आलो आलो' का घोष 
ऊँचा ही चढता जाता था। 'आलो' कहते है बत्तीको। डिब्बेकी वत्ती वुझा दी गई 
थी। लोग बत्ती जलवाकर अन्तत मुझे सोता हुआ ही देख छेना चाहते थे। फरीद- 
पुर पहुँचनेतक हर स्टेशनपर यही हालत रही। मै प्रार्थना करता रहा-- है 
ईदवर! तू इस प्रेमसे मेरी रक्षा कर।* 

फरीवपुर पहुँचे, वहाँ देखा कि भीड बहुत है। परन्तु वहाँ प्रवन्ध सामात्यत 
अच्छा था। स्वागत समितिके अध्यक्ष वाबू सुरेन्द्र विश्वासने छोगोसे कह रखा था कि 
ये शोरगुल और घक्का-मुक्‍की न करे। उन्होने उतरनेकी जगह ही मोटर खडी कर 
रखी थी; इसलिए हम बिना दिवकत नगरमे पहुँच गये। 

प्रदर्शनी 

मुझे ठहरनेके मुकामपर पहुँचनेसे पहले प्रदर्शनीके उद्घाटनकी रस्म पूरी करनी 
थी। प्रदर्शनीमे सरकारी कृषि-विभागसे अनाजके वीजो आदिकी सहायता छी गई थी। 
परन्तु मुख्य भाग खादीका ही था। बिश्वास वाबूने निए्चय किया था कि हाथकते 
सूत, ऊन या रेशमसे बने कपडेके सिवा कोई दूसरा कपडा प्रदर्शनीमे न रखा जायेगा। 
इससे प्रदर्शनीके खादी-विभागकों वहुत सहायता मिली। लोगोका ध्यान उसकी तरफ 
ज्यादासे-ज्यादा गया और उन्हें मिलके कपडेंसे उसका मुकावछा करनेका मौका नहीं 


वंगालके संस्मरण ३९ 


आया। खादीम महीन कपडा भी बहुत दिखाई दिया। महीन सूतका भी खासा 
बड़ा ढेर था। एक जगह दो मनुष्य कूर्सीपर बैठकर सूत कातते रहे थे। उन्हे सूत 
लपेटनेकी क्रिया करनेमे अलग समय नही देना पडता था। सूत जैसे-जैसे कतता जाता 
था वैसे-वैसे लिपटता जाता था। इस चरखेसे प्रति घटा ज्यादा सूत कतता हुआ तो 
दिखाई नही दिया; परन्तु इतना अवश्य था कि इससे एक क्रिया कम करनी पडती 
थी और चूँकि उसका चक्र पाँवसे चलछता था, इसलिए दोनो हाथ खाली रहते थे। 

सिरामपुरके सरकारी कारखानेसे इस शत्तेपर करघे छाये गये थे कि उसमे 
ताने-वाने, दोनोमे हाथका ही सूत काममे छाया जायेगा। और पूछताछसे मालूम हुआ 
कि आजकल उक्त कारखानेमें विद्याथियोको हथसे सूत कातनेकी क्रिया भी सिखाई 
जाती है | फटका करघे बहुतसे थे और उन सबमे हाथकते सूतका ताना लगाया 
जाता था। इस विभागमे सन और ऊन भी हाथसे काते जाते थे। 

वहाँ चमड़ा रगने और कमाने आदिकी क्रियाएँ भी दिखाई जाती थी। 

कताईकी प्रतियोगितामे अनेक स्त्री-पुरुप भाग ले रहे थे इसलिए दोनो विभाग 
जुदे-जुदे रखे गये थे। लगभग सब महीन सूत ही कातते थे। इससे मेरे मनपर तो 
यह छाप पडी है कि यदि बगार उत्साहपूर्वक काम करेगा तो खादीमे प्रथम स्थीन 
प्राप्त कर लेगा । वंगालमे खादी न पहननेका हठ उठाननेवाल्े छोग कम देखे जाते 
है। कलाके प्रति रुचि बहुत है। सूत कातनेका कौशल भी वहुत है। मध्यम वर्गंकी 
बहुत-सी स्त्रियाँ सुन्दर सूत कातती है और भावपूर्वक कातती है। मै स्वागत समितिके 
अध्यक्षके घरमे ठहराया गया था। उनकी धर्मपत्नीने अपने परिवारके लिए बहुत सूत 
काता है। वे अपने घरके वाडेमे देव-कपास बोती है और रुईको धुने बिना ही सूत 
कातती है । मेरे लिए पूनियाँ तो इस भर्ती बहनने ही बनाई थी । पूनियाँ बहुत 
बढ़िया थी। वे जरूरतके अनुसार कपासको हाथसे उतार कर व्यवस्थित रूपसे रखती 
जाती है और बातकी-बातमे पूनियोंका ढेर छूगा देती है। लगता है कि बगालमे 
स्वराज्यवादी बड़ी तादादमे चरखा चलाने लगे हँँ। बिश्वास बाबू खुद स्वराज्यवादी 
है। कलकत्ताकी एक काग्रेस कमेटीके अध्यक्ष भी स्वराज्यवादी है। उन्होने सार्वजनिक 
सभामे मेरे पास अपना काता हुआ सूत भेजा था। फरीदपुरमें तो बहुतसे लोग पूर्ण 
रूपसे खादी पहने हुए दिखाई दिये। स्त्रियोकी एक खास सभा की गई थी। उसमे 
भी दूसरी और जगहोसे --खासतौरसे गृजरातसे --ज्यादा स्त्रियाँ खादी पहने हुए थी। 
मैने देखा कि बंगाली बहनें साड़ीमे चुन्नट नही रखती, इसलिए उनको इतनी लम्बी 
साडीकी जरूरत नही होती। किन्तु खादीकी साड़ी पहननेवाली बहनोकी सख्या अधिक 
थी, इसका कारण यह नहीं था। यही कहा जा सकता है कि उनमें समझ अधिक 
है। हाँ, यह बात सच है कि कितनी ही स्त्रियों और पुरुषोने खादी सिर्फ इसी 
अवसरके लिए पहनी थी। 

यह तो फरीदपुरकी जो छाप मुझपर पडी, वही मैने दी। मै यह दौरा खादीके 
ही निमित्त कर रहा हूँ। इसलिए अभी तो मुझे वहुत अनुभव होगा। तमाम अनुभवो- 
का योगफल क्या होगा--सो तो पाठकोंको बादमें ही मालूम होगा। प्रदर्णनीमे प्रवेश 
शुल्क , कुछ नही रखा गया था। इसलिए उससे हजारो छोगोने छाभ उठाया। फरीद- 


है. 


४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पुरसे रवाना होनेसे पहले दूसरे दिन खादीकी भिन्न-भिन्न क्रियाएँ करनेवालोको इनाम 
वाँटा गया। पदक तथा पुरस्कार प्राप्त करनेवालोमे स्त्रियों और पुरुषोकी संल्या सम्भ- 
वत. वरावर थी। पदक पानेवालोमें तीन मुसलमान थे। उत्तम पीजनेवालों, पूनियाँ 
वनानेवालो, कातनेवालो और बुननेवालोको श्रेणीके अनुसार पदक और पुरस्कार दिये 
गये थे। 

परिषदसें 


देशवन्युका शरीर वहुत ही दुर्वेह दिखाई दिया। उनकी आवाज मंद हो गई 
है। कमजोरी बहुत है। सच कहे तो अभी उनका स्वास्थ्य ऐसे कामों भाग लेनेके 
योग्य नही हो पाया है। अभी तो डाक्टरोंने उन्हे सलाह दी है कि वे जक्त्ति प्राप्त 
करनेके लिए यूरोप या दाजिलिग जाये। परन्तु वे वहाँ मजबूरीमे ही जाना चाहते है। 

परिषद्के लिए खास तौरपर खादीका मण्डप बनाया गया था। उसमें सादगी 
बहुत थी। बैठनेका इन्तजाम फर्णपर ही रखा गया था। कुर्सी एक भी नहीं थी। 
मण्डप बनानेका काम तम्वू वनानेवालोके जिम्मे रखा गया था। वे कहते हैँ कि उन्होंने 
वह शुद्ध खादीका बनाया है। पर हम सबको इसमें बहुत शक है कि वह सचमृच 
खादीका ही है। मै जाँच कर रहा हूँ। पर मुल्य वात यह है कि व्यवस्थापकोका मगा शुद्ध 
खादीका ही मण्डप वनवानेका था और उन्होने मान लिया था कि वह खादीका ही है। 

देशवन्चुका भाषण सक्षिप्त और रोचक था। उनके प्रत्येक वाक्यमे अहिसाकी 
गूज थी । उन्होने उस भाषणमे स्पष्ट वताया कि हिन्दुस्तानका उद्धार अहिसात्मक 
सघपषंसे ही हो सकता है। यदि कोई मुझसे इस भाषणके नीचे सही करनेके लिए कहे 
तो मुझे शायद ही कोई वाक्य या शब्द वदलनेकी जरूरत होगी। 

प्रस्तावोका उनके भाषणके अनुसार होना स्वाभाविक ही था। इससे विषय-समितिमें 
खासा झगड़ा भी हुआ। यहाँतक नौवत आई कि देगवन्बुकों इस्तीफा देनेकी वात 
कहनी पड़ी। परन्तु अन्तमें उनके प्रभावकोी जय हुई और परिषद्‌के महत्त्वपूर्ण अस्ताव 
निविध्न पास हो गये। 


अंजुमनकी सभा 
मुसलमान भाइयोने अछूग सभाका' आयोजन किया था। उसमें हम दोनो निम- 

स्त्रित थे। इसलिए देशवन्बु, उनकी घर्मपत्नी श्रीमती वासन्ती देवी और में वहां गय 
थे। फरीदपुरमें कुछ कटुता फैल रही है। उसके लिए मैंने पंचसे फंसछा करानंका 
सुझाव देकर मुसलमानोको सलाह दी कि वे परिषद्मे शरीक हो जावे। फलत. कोई 
१०० सज्जन रविवारको सायं परिबदुमे आये थे। 

[गृजरातीसे | 

नवजीवन, १०-५-१९२५ 


३. बंगाल आन्तोय कृषि परिषद्‌] 
२. पद ३ मई सन्‌ १९२५ को हुईं थी। 


१६. भाषण: प्रवर्तक आश्रम, चन्द्रतगरमें 


५ मई, १९२१५ 
महात्मा गांधीने कहा कि इस आश्रसमें बहुत दिनोंसे आनेकी इच्छा थी, मुझे 
प्रसच्चता है कि अन्तर्में वह पुरी हो गई। मेने संघके आन्तरिक जीवन और इतिहासके 
बारेगें निर्मल बाबूसे' बहुत-छुछ सुना है। में इसके उच्च आदशे और उद्देदयकी 
हादिक सराहना करता हूँ / मुझे बताया गया है कि संघकी आधारशिला आध्यात्मिक 
जीवनपर रखी गई है। सदस्य आत्मिक ज्ञान और अन्तःमेरणाका अनुसरण करते 
है तथा समातन धर्मके पुरातन अविकर आदर्शके अनुरूप आचरण करते हे। उनका 
स्रिद्वान्त केवल त्याग नहीं है, वह केवल भौतिकताकों नकारनेका दर्शन भी नहीं है; 
बल्कि सुष्टिके मुझमें ईश्वरका जो आशय है उसे चरितार्थ करने लिए जीवनकों 
उत्तकी समग्रताके साथ स्वीकार करना भी उसमें शामिल है। यह वंदिक धर्म है 
और इप्तकी आधारशिला आत्मदर्शन या आध्यात्मिक आत्म-साक्षात्कार है। यह कहना 
सोहह आन सही नहीं है कि मेरे जीवनका आदरशें इससे सर्वथा भिन्न होतेके साथ- 
साथ अधिकांशतया राजनीतिक है। में जो-कुछ करता हूँ, में कहूँ तो उससे मेरा 
आदक्षे परयार्थ रहता है। में इस अर्थन्ें सच्चा सुमुक्षु या सोक्षार्थी हूँ कि से देश 
और मानवताकी सेवा और मुक्तिके हारा ही अपनी सुक्ति चाहता हूँ। मे इस बातमें 
सचमुच ही अध्यात्मवादी हूँ, क्योंकि सेरा उदय आत्मोत्सगं है और मेरा सारा जीवन 
और कार्य पूरी तौरपर श्रीकृष्ण और भारतमाताके चरणोंरें अपित है। इसलिए में 
जोर देकर कहता हूँ कि मेरा आदर प्रवर्तक संघके आददेसे किसी प्रकार भी भिन्न 
नहीं है। अब मे उप्त उत्कृष्ठ प्रणालोके बारेमे कुछ कहना चाहता हूँ जिसके अन्तर्गत 
आश्षप्तमें आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। मुझे इस बातसे प्रसन्षता है कि जापका 
आद्श-बाक्य स्वावलम्बन है। मेरा विद्वास है कि आर्थिक नीवसे हीन आध्यात्मिकता 
लेगड़ो है। संघने आध्यात्मिक जीवन तया आ्िक तपस्थाके बीच जो अधितीय सास॑- 
ल्जस्थ स्थापित किया है, से उसके लिए बधाई देता हूँ। 
इसके बाद चरखा और खावीका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब में 
यह जान रूँगा कि संघनों मिलावटी सुत का सर्वथा बहिष्कार कर विया है तब मुझे 
और भी अधिक प्रप्नन्नता होगी। अब से जहाँ भी जाऊँगा लोगोंसे जिस प्रकार यह 
कहेंगे कि जाप चद्धनगरके प्रवतंक आश्रममें आध्यात्मिक संस्कृति तथा अनुकरणीय 
चरित्र-निर्माणके सम्बन्धर्मे होनेवाले उत्तम कार्यकों देखतेके लिए जायें, उसी प्रकार 
मेरी यह कहुनेकी भी लाहूसा है कि संघ एक आदर्श संस्थाके रूपमें केवल शुद्ध 
खादीका कार्य कर रहा है। 


१, निमेलकुमार बसु। 


४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उन्होंने आगे बताया, जब में यह देखता हूँ कि भारतके करोडों पुत्र और पुत्रियाँ 

जिन्हे प्रतिदिन एक कौर भोजन भी उपलब्ध नहीं होता, नितान्त कष्ठ भोग रहे 
है, तब मेरा हृदय उनके लिए भर-भर आता है। गरीबीके भारसे पीड़ित भारतके 
इन करोड़ों छोगोंके लिए तथा राष्ट्रव्यापी एकताके लिए में खहर, हिन्दू-मुस्लिम एकता 
तथा अस्पृब्यता-निवारणके त़्िसूत्री धर्मका उपदेद देता हूँ। यही मेरे लिए व्यावहारिक 
वेदान्त है, क्योंकि में सब में व्याप्त एक आत्मामें विश्वास करता हूँ और अपने 
जीवनके लिए किसीको भो कोई हानि नहीं पहुँंचाऊगा। यही मेरे अहिसाके आदहों- 
का सच्चा अर्थ है। मे आप लोगोंसे आग्रह करता हूँ कि आप कातें, बुर्नें और खट्र 
पहनें, क्योंकि भारतके करोड़ों लोगोंके लिए स्वराज्य प्राप्त करनेका एकमात्र साधन 
मुझे यही दीख पड़ा है। 

[अग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, ८-५-१९२५ 


१७. भाषण : अष्टाड्भ आयुर्वेद विद्यालयके शिलान्यास- 
समारोहमे 


कलकत्ता 
६ मई, १९२५ 

मित्रो, 
मैने इस महान सस्थाके शिलान्यासके निमन्त्रणको अत्यन्त संकोचके साथ स्वीकार 
किया है। आप जानते है कि कुछ वर्ष पहले मैने तिव्विया कालेजका' उद्घाटन किया 
था, जिसके कर्त्ता-धर्त्ता मेरे सम्मानित मित्र और वन्चु हकीम अजमछखाँ थे। उस 
अवसरपर मुझे काफी सकोच हुआ था। किन्तु मै उस निमन्‍्त्रणको अस्वीकार नहीं कर 
सका था, क्योकि वह मुझे मेरे एक अन्तरग मित्रने दिया था। इसी प्रकारका निमन्त्रण 
मेरे एक दूसरे अन्तरग मित्रने जब मेरे पास भेजा, तो उसे भी में अस्वीकार नही 
कर सका । किन्तु यदि मैं चिकित्सा-पद्धतियोके, खास तौरपर आयुर्वेदिक और यूनानी 
पद्धतियोके, वारेमे और आम तौरपर चिकित्सकोके पेशेके वारेमे अपने हादिक विचार 
व्यक्त न करूँ तो वह मेरे अपने साथ तथा यहाँ उपस्थित छोगोके साथ ईमानदारी नहीं 
होगी। मैने पहले-पहल १९०८ में इस चिकित्सा-पद्धति और पेशेके बारेमे अपने विचार 
व्यक्त किये थे ।' मैने उस समय जो-कुछ छिखा था उसमे इतने वर्ष वीत जानेपर भी, 
मै एक शब्दतक नहीं बदल पा रहा हूं। इसमे कोई सन्‍्देह नही कि १९०८ मे मेने 
जो-कुछ लिखा था वह सक्षिप्त था। वह इस विषयका सरसरी तौरपर किया गया 


१. देखिए खण्ड १९, पृछ ३६०-३६२ । 
२. यहाँ १९०९ होता चाहिंए। देखिए खण्ड १०, हिन्द स्वरात्य। 


भाषण: अष्टाजु आयुर्वेद विद्यालयके शिलान्यास-समारोहमें ४३ 


उल्लेख था। और वह वहुतसे अन्य विषयोंके साथ एक छोटी-सी पुस्तिकामें सम्मिलित 
किया गया था। उसके बाद में अपने उसी विचारका और अधिक विस्तार करता 
रहा हूँ। परन्तु मैने जो विचार १९०८ मे प्रकट किया था उसके तकं-बलमे कोई कमी 
नही आने दी। जब भी में चिकित्सकोंके पास जाता हूँ और उनकी औषधियोंका 
उपयोग करता हूँ, मैं मनमें डरता रहता हूँ और मेरे बदलमें कॉपकपी छूठटती है। और 
यह इस बातके वावजूद कि यरवदा जेलमे' मुझे एक ऐसे शल्य-चिकित्सकके तेज चाकृके 
सामने बआत्म-समर्पण करना पडा जिससे में भछी प्रकार परिचिततक न था। मनुष्य , 
तथा मित्रके रूपमे मुझे कर्नल मैडॉकपर' पूरा-पुरा विश्वास था, लेकिन उनके तरीकों 
तथा उनकी बताई ओऔपधियोपर मुझे पूरा विश्वास नहीं था। यदि आज आप उनके 
पास जाये तो वे आपको दो प्रकारके प्रमाणपत्र देंगे --एक मेरे पक्षमे और दूसरा 
मेरे विपक्षमे। वे प्रमाण पत्र देगे कि कुछ “हदतक में उनकी बात माननेवाका और 
उनपर उनकी आशासे अधिक भरोसा रखनेवारा मरीज था। किन्तु वे यह भी कहेगे 
और प्रमाणित करेगे कि उन्हे जितने रोगियोसे अवतक साबका पडा था उनमें वे मेरी 
गिनती सबसे मुश्किल किस्मके मरीजोमे करते है। उनको मेरे निषेघोंसे निबंटना पडता 
था। में कहा करता था में फलाँ चीज पिऊँगा, फलाँ नहीं। और मेरी स्वीकृतियोंकी अपेक्षा 
मेरे निषेध, सख्यामें अधिक होते थे। इसलिए जब कभी वे चाहते कि मेरा वजन कुछ 
वढ़ जाये, वे हमेशा मेरे पास परेशानसे आते, वे मुझे उन औषधियोको छेनके लिए 
राजी करनेमे अत्यन्त कठिनाईसे ही सफल हो पाते, जिन्हे वे समझते थे कि मुझे 
लेनी ही चाहिए और मैं समझता था कि मुझे नहीं लेती चाहिए (हँसी)। स्थिति 
ऐसी ही थी। मैने इस पेशेके सम्बन्धमें अपने विचारोंका एक खाका ही आपके सामने 
रखा है, किन्तु अगर में आपको वबतला दूँ कि में उच्चादझंपूर्ण, वर्ढमान किन्तु अभी 
मुट्ठीभर लोगोंतक ही सीमित उस विचारधाराका पोषक हूँ जो रोगकी चिकित्सा- 
की अपेक्षा उसके आमूल निवारणमे ज्यादा विश्वास करती है, जो यह मानती है कि 
प्रकृति अपने काम स्वय पूरे कर छेती है और जो पीडित मानवताके लिए भी प्रकृतिको 
अपना काम स्वय करने देनेमे विव्वास करती है तो आप मेरे विचारको ज्यादा अच्छी 
तरह समझ सकेंगे। जरूरत केवल इस बातकी है कि हम प्रकृतिको अपना काम 
करने दे। मैं उस विचार धाराका माननेवाला हूँ जिसके अनुसार डाक्टरो व वैद्यो 
और शल्य चिकित्सकोकी ओरसे जितना ही कम हस्तक्षेप होगा उतना ही मानव- 
समाज और उसकी नैतिकताके लिए कल्याणकारी होगा। मैं उस चिकित्सक-वर्गका 
हैं जो तेजीके साथ इस निष्कर्षपर पहुँच रहा है कि चिकित्सकोका कत्तंव्य केवल 
गारौरिक आवश्यकताओकी पूर्ति करना नही, बल्कि यह भी उनका धामिक ककत्तंव्य है कि 
वे शरीरके अन्दर रहनेवाली उस आत्माका भी खयारू करे जो आखिरकार अविनाशी, 
अजर-अमर है। में उन चिकित्सकोकी विचार धाराका पोषक हूँ जो सोचते है कि वे 
शरीरके लिए ऐसा कुछ भी नही करेगे, जिससे आत्माको, अन्त करणको, लेशमात्र भी 


१. सन्‌ १९२४ में, देखिए खण्ड २३। 
२. सैधुत अस्पताल, पूनाके सबसे बढ़े समन, जिन्होंने गांधीजीका ऑपरेशन किया था। 


४४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हानि पहुँचती हो। जब मैं अपने कुछ प्रल्यात चिकित्सक मित्रोकों --जो सचमुच मेरे 
मित्र ही है--बहुधा यह बहस करते हुए सुनता हूँ कि क्‍या आत्मा नामकी कोई 
वस्तु है भी, यदि होती तो वह उनके तेज चाकूसे वचकर नहीं जा सकती थी, तब 
“--आप मेरी बातपर विश्वास कीजिए--मुझे बहुत दुःख होता है। उनको इस 
वारेमें कुछ भी मालूम नहीं है। शल्य चिकित्सकका चाकू आत्माकों कोई नुकसान नही 
पहुँचा सकता और चीरफाड़ चाहे जितनी गहरी की जाये, चाकू आत्मातक नही 
« पहुँच पाता (हँसी)। इसलिए मुझे इस समारोहमे सम्मिलित होते बडा सकोच हो 
रहा है। 

क्या अन्य स्थानोकी, अपेक्षा किसी स्थान विशेषमे अस्पतालोकी सख्याका अधिक 
होना उसकी अपेक्षाकृत उन्नत सम्यताका सूचक माना जाना चाहिए” क्या सचमुच 
यह सम्यताकी कसौटी है” ओऔषधोके सूचीपत्रमे और चिकित्सकोकी निर्देशिकाओकी 
यह जानकारी कि औषधियोकी विक्री और अस्पतालोमे तथा दवाखानोमे मरीजोंकी 
सख्यामे दिन दूनी, रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, क्या वास्तविक प्रगतिका लक्षण है ? 
मुझे इसमे सन्‍्देह है। किन्तु मैं जानता हूँ कि इसका दूसरा पक्ष भी है। में इस 
प्रदनके एक पक्षपर ही जोर देनेकी चेष्टा नही करना चाहता। किन्तु मैने पूरी विनम्नताके 
साथ [ये बाते | उन छोगोके सामने विचारके लिए रखी है जिनको इस महान सस्थाके 
प्रबन्धका दायित्व सौपा गया है। भैने अवतक चिकित्सा-पद्धति और शल्य चिकित्साके 
ही सम्बन्धमे सामान्य तौरपर कुछ बाते कही है, किन्तु जब में आयुर्वेदिक और यूनानी 
पद्धतियोपर आता हूँ तो मुझे और भी सन्देह होने लगता है। आप शायद न जानते 
हो कि मैं अपने बचपनसे ही बहुतसे वैद्योके सम्पकंमे रहा हूँ। उनमे से कुछ तो 
अपनी वस्तियोमें काफी प्रसिद्ध थे। एक ऐसा भी समय था जब में आयुर्वेदिक 
ओऔषधियोका बहुत वडा हामी था। और मैं पाइचात्य औषधियोका ही सेवन करनेवाले 
अपने मित्रोको वैद्योके पास जानेके लिए कहता था। किन्तु मुझे आपके सामने यह 
स्वीकार करते खेद होता है कि अब मेरा सारा भ्रम दूर हो चुका है। मेने देखा 
है कि बैद्यो और हकीमोमे विवेकशीलताका अभाव है। उनमे मानवीयताकी भी कमी 
है। विनयके बदले, मैने उनमे यह अहकार देखा है कि ज्रे सव-कुछ जानते है (हँसी), 
और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका वे इलाज नहीं कर सकते (पुन हँसी)। 
मैने देखा, उनका यह विश्वास है कि वे नाडी देखकर ही जान सकते है कि रोगी 
“एपेडिसाइटिस ” या इसी प्रकारके अन्य किसी रोगसे पीडित है या नहीं। जब मैने 
समझ लिया कि उनका निदान गछत, और अधिकतर मामलोमे अपूर्ण होता है तत्व 
मेरे मनमें यह विचार आया कि यह तो पाखण्ड ही है। जब मेन औपषधियोके 
विज्ञापनोपर नजर डाली--मै ऐसा नहीं कहता कि ये विज्ञापन कविराजोके थे--वे 
हकीमों और वैद्यराजोके थे --तव मुझ छज्जासे सिर झुका लेना पडा। ये विज्ञापन 
भनुष्यकी निम्नतम वासनाको उभारते हे और हमारे समाचारपत्रो और पत्रिकाओको 
विकृत बनाते है। मैने इन्हे ऐसी पत्रिकाओमें देखा है जो स्त्री-शिक्षासे सम्बन्धित है। 
मैंने इन्हे ऐसे पत्नोमे भी देखा है जो नवयुवकोकी शिक्षा और ज्ञान-बृद्धिसे सम्बन्धित 


भीषण : अधष्टराज़ आयुर्वेद विद्यालयके शिलान्यास-समारोहमें ४५ 


है। मैने पाया है कि ये विज्ञापन मनको ललचानेवाले तो होते है और ऐसी निन्ध 
वस्तुओके विज्ञापन छपानेवालोकों इनसे निरचय ही अरथे-छाभ भी होता है, पर मैने 
महसूस किया कि ये लोग पीड़ित मानवताके मर्मस्थकोको गहरा आघात पहुँचा 
रहे हैं। 

इसीलिए इस भव्य संस्थाका शिलात्यास करनेके सुथ ही, और प्रार्थनापूर्ण हृदयसे 
इसकी सफलछताकी कामना करनेके साथ ही में चाहता हूँ कि इसके आयोजनकर्ता 
मेरी मर्यादाओकों भी समझ ले और मेरी उस चेतावनीका अभिप्राय समझ ले जो 
मैने उन लोगोको दी है जिनसे सस्थाकों आधिक सहायता देनेके लिए कहा गया है। 
में यह चेतावनी अत्यन्त विनम्रताके साथ दे रहा हूँ। ईश्वर करे यह सस्था उन छोगोके 
लिए उपयोगी स्रिद्ध हो जो सचमुच पीडित है। ईदवर करे यह सस्था न केवछ शारीरिक 
आवद्यकताओकी ओर ध्यान दे बल्कि उस अविनाशी आत्माकी ओर भी ध्यान दे 
जो शरीरमे वास करती है। ईश्वर करे, इस संस्थाके वारेमें कभी कोई ऐसा न कह 
पाये कि यह मानवकी निम्नतम प्रवृत्तिको उभारती है, यह बगालके नवयुवकोकी निम्नतम 
रुचियोकी तुष्टि करती है। में बंगालके नवयुवकोंकों जानता हूँ। में जानता हूँ कि 
चिकित्सक औषधियाँ पिछा-पिछाकर उनके सुन्दर जीवनकों किस तरह खोखछा बनाते 
जा रहे है। चिकित्सक भी ऐसे है, जो छॉर्ड जस्टिस स्टीफेनके शब्दोमे, ' छोगोके शरीरो- 
में ऐसी औषधियाँ भरते जा रहे है जिनके बारेमे उनकी जानकारी बहुत ही थोड़ी 
है और छोग्रोके शरीरके सम्बन्धमे उनका ज्ञान उतना भी नहीं है।” इसलिए में वतें- 
मान व्यवस्थापको और साथ ही भावी व्यवस्थापकोसे उसी प्रकार आग्नहपूर्वकं कहता 
हैँ जिस प्रकार कि मैने मद्रासके इसी प्रकारके एक समारोहमे' कहा था कि वे विवेक, 
मानवीयता और सचाईसे काम हें और ईद्वरसे डरे। इन शब्दोके साथ, में अपना 
भाषण समाप्त करता हूँ। आप छोग मुझे रास्ता दे तो मुझे उस स्थानपर जानेमें 
अत्यन्त प्रसन्नता होगी, जहाँ मुझे आधारशिला रखनी है। मुझे सस्थाकी सफलताके 
लिए प्रार्थना करनेमे भी उतनी ही प्रसन्‍तता होगी। 

मिंग्रेजीसे] 
अमृतबाजार पत्रिका, ८-६-१९२५ 


१. देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ४३०॥ 
२. देखिए खण्ड २६, पृष्ठ ३८३-८४ ' 


१८. गो-रक्षा 


सही हो या गरूत, मैने, बडे हिचकते, डरते और काँपते मनसे अखिल भारतीय 
गो-रक्षा भण्डलके सचारूनका भार अपने कन्धोपर लिया है। इस मण्डलकी स्थापना 
गत मासकी २८ तारोखको बम्बईके माघव बागमे की गई थी। 

यह एक बहुत बडा काम है जिसके लिए मै सर्वेथा अनुपयुक्त हुँ। मेरा 
खयाल है कि मैं रोगको समझता हूँ। मैं उसका उपचार भी जानता हूँ, किन्तु न 
तो मेरे पास समय है और न ऐसे आदमी ही है कि जो उन विचारोको कार्यान्वित 
करे, जिनके अनुसार इस सस्थाकों चलाना है। 

गो-रक्षा मेरे छिए केवछ गौओकी रक्षा नहीं है। इसका अर्थ है ससारके समस्त 
असहाय और निर्बक्त प्राणियोकी रक्षा करना। परन्तु अभी इस समय तो गो-रक्षाका 
अर्थ मुख्यतया गौ और उसकी सन्तति और व्युत्पत्तिके अनुसार सभी पशुओ, जैसे कि 
भैसोकी करता और वघसे रक्षा करना है। 

ससारमे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ २० करोडसे भी अधिक छोगोके 
लिए गो-रक्षा एक धामिक ककत्तेव्य है। फिर भी भारतके मवेशी कृशकाय और दुर्वल 
है, उनके साथ दुव्यंवहार किया जाता है, उन्हे पेट भर खाना नही मिलता, उनसे 
बहुत अधिक काम लिया जाता है, उनकी नस्ल विगडती जा रही है और उनके 
बारेमे यहाँतक कहा जाता है कि ये देशके लिए भार-स्वरूप है। अन्य किसी भी 
देशमे केवल इस कारण दूघ देनेवाले मवेशियोको वूचडखानेमे नहीं छे जाया जाता 
कि वे समयसे बहुत पहले ही दूध देना बन्द कर देते है। कदाचित्‌ अन्य किसी देशके 
सवेशी उनके घासचारे इत्यादिपर होनेवाले ख्से कम कीमतका दूघ नही देते। 

इस हालतको कैसे सुधारा जाये ? नि सन्देह ऐसी गौ-रक्षा समितियोकी सख्या 
वढानेसे नहीं जो अपने कत्तंव्यनों नही जानती, और नि सन्देह मुसलमानोके साथ 
ऐसी बातोके लिए झगडनेसे भी नही जो यदि वे चाहे भी तो उनके बसमे नही है। यहाँ 
मैं उन मुसलमानोके बारेमे नहीं कह रहा हूँ जो हिन्दुओकी भावनाको आघात पहुँचाने- 
के खयालसे ही इरादतन अन्य पशुओके सुरूभ होते हुए भी, गोवध इस ढगसे करते है 
मानो वे हिन्दुओकों दिखानेके छिए ही कर रहे हो। ऐसे उदाहरण अपवाद स्वरूप है। 
मै मवेशी सम्बन्धी आय-व्ययकी बात सोच रहा हूँ। यदि हम उनकी देखभाल करे, 
तो शेष स्वयमेव ठौक हो जायेगा। यदि हमारे मवेणी आथिक रूपसे भार वने रहेगे, 
और यदि यह दक्शा सुधारी नही जा सकती तो कोई भी उन्हे नष्ट होने तथा मारे 
जानसे कदापि नही वचा सकता। इसलिए इस समस्यापर श्ञान्त भावसे, भावावेशमें 
आये बिना, विचार करनेकी आवश्यकता है। यदि घममके पीछे विवेक और प्रवुद्धता न 
हो तो वह एक निरथंक भावना बनकर रह जाता है और तत्त्वहीनता के कारण 
उसका विनाश अवश्यम्भावी हो जाता है। वह ज्ञान ही है जो अन्तमे मुक्ति प्रदान 
करता है। यदि गो-भक्तिके साथ ज्ञानका मेल न हो तो उसे अकाल मृत्युके मुंहमें 


फिर वही ९७ 


ढकेलनेका यह एक अचूक उपाय है। इसलिए जिस व्यक्तिको पश्नु समस्याका यथार्थ 
ज्ञान है, यदि उसके पास गायके प्रति दयाभाव है तो वह अपनेमे सभी “वतंमान और 
भावी गो-रक्षा समितियोका प्रतिनिधित्व करता है। इस अखिल भारतीय मण्डलकी 
स्थापना इसी उद्देश्यको सामने रखकर ऐसे व्यक्तियोकों खोज-निकालनेके ,लिए की गई 
है जो पवित्र आचरणवाले हो, निर्मल हृदय हो, गोप्रेमी हो, शिक्षित हो और जो अपना 
सारा समय अनुसन्वान तथा प्रवन्धके कार्योमें छगा सके। इसलिए मै ऐसा मन्‍्त्री चाहता 
हैँ जिसकी योग्यताका उल्लेख मैने अपने उद्घाटन भाषणमे किया है, जो इन्ही पृष्ठोमे 
अन्यत्र प्रकाशित है। कोषाध्यक्षकी अभी नियुक्ति करनी है। इस बीच प्रारम्भिक काम 
चलानेंके लिए अस्थायी समिति, अस्थायी कोपाध्यक्ष तथा अस्थायी मन्‍्त्रीकी नियुक्ति 
कर ली गई है।यह समिति किसी भी रूपमे सम्पूर्ण भारतका भ्रूतिनिधित्व नही करती 
क्योकि समितिकी नियुक्ति उन्ही लोगोमे से करना जरूरी था जो उपस्थित थे। इस 
अस्थायी समितिके सदस्योने मण्डलकी दूसरी बैठक होनेसे पहले अर्थात्‌ अगले तीन मास- 
के अन्ततक वारह सौ से अधिक सदस्य बनानेंका काम अपने जिम्मे लिया है। यदि इस 
मण्डलको प्रतिनिधि सस्था बनाना है तो इसमें सभी प्रान्तोके सदस्य होने चाहिए। 
अस्थायी मन्त्री बम्बई-निवासी श्रीयुत नगीनदास अमूलखराय है। और अस्थायी कोषाध्यक्ष 
झवेरी वाजार, वम्वईके श्रीयुत रेवाशकर जगजीवन झवेरी' हँ। मुझे आशा है कि जो 
लोग गो-रक्षामे दिलचस्पी रखते है वे अपना चन्दा मन्‍्त्री या कोषाध्यक्षके पास भेज 
देंगे। चन्दा ५ रुपया प्रतिवर्ष है जो पहले ही ले लिया जाता है, या रुपयोके स्थानपर 
दो हजार गज हाथकता सूत प्रतिमास भेजा जा सकता है। 
[ग्नेजीसे] 
यंग इंडिया, ७-५-१९२५ 


१९. फिर वही 


उन ऋनन्‍्तिकारी महाशयने फिरसे पत्र छिखा है, परन्तु में उनसे यह कहे बिना 
नही रह सकता कि इस पत्रको लिखनेमे उन्होने इतने घेर्यंसे काम नहीं लिया है 
जितना कि पिछले पत्रमे' लिया था। इसमे उन्होने वहुत-सी असम्वद्ध बाते लिख 
मारी हैं और अपनी दलीलोमे लापरवाहीसे काम लिया है। जहाँतक मैं देख पाया 
हैँ उनकी दछीलोका भण्डार खाली हो चुका है और उनके पास कहनेंके लिए कोई 
नई वात नहीं रह गई है। पर यदि वे फिर भी पत्र लिखना चाहे तो उसे क्ृपा- 
पूर्वक अधिक सावधानीके साथ लिखना और विचारोको सक्षिप्त रूप देना बेहतर 
होगा। अवके उनका यह काम मैने किया है। पर वे तो प्रकाश पानेके उत्सुक है; 
इसलिए उन्हे चाहिए कि वे मेरे लेखोको ध्यानपूर्वक पढे, शान्त चित्तसे उनपर विचार 
करे और तव जो लिखना हो साफ ढगसे और सक्षेपमें लिख भेजे। यदि वे सिर्फ 


१. डा० प्राणनीवन मेहताके भाई। 
२० देखिए खण्ड २६, पृष्ठ १३४-३६, ४७८-८४ । 


४८ सम्पूर्ण गाधी वाइमये 


प्रदत पूछना चाहते हूँ तो केवल प्रइन ही छिख कर भेज दे-- दलीछे देते हुए मुझे 
अपनी बातका कायछ करनेकी कोशिश न करे। कान्तिकारी गतिविधिके सम्बन्धमे 
मैं सभी-कुछ जाननेकी डीग नही हाँकता, परल्तु चूँकि उसके सम्बन्धमे मुझे बहुत- 
कुछ विचार, अवछोकन और लेखन करना पडा है, अतएवं पत्र-लेखकके पास मुझे 
बतानेके योग्य नई बाते बहुत नहीं हो सकती। इसलिए जहाँ मैं उनकी बातपर 
खुले दिलसे विचार करनेका वचन देता हूँ वहाँ मेरा उनसे यह भी अनुरोध होगा कि 
कृपया राष्ट्रके एक कार्यव्यस्त सेवक तथा क्रान्तिकारियोके एक सच्चे हितेषीको उन 
सव बातोको पढनेके परिश्रमसे बचाइए, जिनके पढनेकी जरूरत उसे है ही नही। 
में क्रान्तिकारियोकी वातोसे वराकिफ रहनेके सम्बन्धमे उत्सुक जरूर हूँ और उसके 
लिए यह साप्ताहिक ही मेरा साधन बन सकता है। उनके लिए मेरे हृदयमें सदुृभाव 
और स्नेह है, क्योकि एक चीज उनमें और मुझमे समान रूपसे मौजूद है और वह 
है कष्ट-सहनकी क्षमता। लेकिन चूँकि में विनम्नभावसे उन्हे ग़लतीपर तथा ग्रुमराह 
मानता हूँ, मेरी अभिछापा उन्हें उनकी गलतीसे विरत करने या खुद अपनी भूछकों 
दुरुस्त करने की है। 
मेरे क्रान्तिकारी मित्रका पहला प्रश्न हैः 
४ ऋन्तिकारियोंने वेशकी प्रगति्में बाधा पेदा कर दी है।” आपने खुद 
ही बंग-भंगके सिलसिलेमें जो लिखा था अब क्या आपका वह खयाल नहीं 
रहा? आपने लिखा था, “विभाजन होनेके बाद लोगोंन देखा कि प्रार्थनापत्रके 
पीछे बल चाहिए, लोगोंमें कष्ट उठानेकी शक्ति चाहिए। यह नई भावना ही 
विभाजनका मृझ्य परिणाम मानी जायेगी।. « «जो बातें छोग डरते-डरते या 
लुफे-छिपे करते थे, वे खुल्लम-खुल्ला कही और लिखी जाने लगीं।. . . पहले 
अंप्रेजोंको देखते ही छोटे-बड़े सब भाग जाते थे। अब उनका डर चला गया। 
लोगोने मारे-पीटे जानेकी भी परवाह नहीं की। जेल जानमें उन्होने बुराई नहीं 
भानों और इस समय ' भारतके पुत्रर॒त्न ' निर्वासित होकर [ विदेशोर्म ] विराजमान 
है। ' बंग-भंगके बाद बाला आन्दोलन ऋान्तिकारी.आन्दोरून ही था। अधिक 
सही तो यह कहना होगा कि उसे जनताके असन्तोषका मूतिमन्त रूप माना जाये 
--और वे 'भारतके पुत्ररत्न” जिनका आपने उल्लेख किया है अधिकांशम 
ऋँतिकारी या अर्ध-कान्तिकारी थे। तब ये कथित अज्ञानी और गुमराह छोय 
देशकी भीरता, यदि नष्ठ नहीं तो कम कसे कर पाये ? क्‍या महज इसलिए 
कि ऋान्दिकारी लोग आपके विचित्र आहसा-सिद्धान्तको नहीं समझ पाते, आप 
उन्हें अज्ञानी कहेंगे? दे 
' हिन्द स्व॒राज्य' में! व्यक्त किये गये मेरे विचारोमे जिन्हे लेखकन उद्धृत किया 
है तथा मेरे आजके विचारोमे कोई अन्तर नहीं है। जिन छोगोने वग-भगके विरोधमे 


२, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १२ । 
२. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९ । 


फिर वही (४९ 


उठाये गये आन्दोलनका नेतृत्व किया था, उन्होने वे कोई भी और कैसे भी क्यों न 
रहे हो, निस्सन्देह छोगोके मनसे अग्नरेज लोगोका डर दूर कर दिया था। यह देगकी' 
स्पष्ट सेवा थी। परन्तु वीरता और आत्म-त्यागका अर्थ किसीको मार डालना नही 
है। ये क्रान्तिकारी महाशय याद रखे कि “हिन्द स्वराज्य” नामक पुस्तिका, जेसा कि 
उस पुस्तिकासे स्पप्ट है, लिखी गई थी एक क्रान्तिकारीकी ही दछीलो और तरीकोके 
उत्तरमे। पुस्तक लिखनेका अभिप्राय यह था कि क्रान्तिकारियोको उस चीजसे जो उनके 
पास है, कही अधिक उत्तम वस्तु दी जाये, और जिससे उनके अन्दरकी तमाम वीरता 
और आत्मत्यागके भाव भी बने रहे। मैं क्रान्तिकारियोको केवल इसलिए अज्ञानी 
नही कहता कि वे मेरे साघनोको नहीं समझते या उनकी कदर नही करते, बल्कि 
इसलिए कि वे मुझे युद्ध-कलाके ज्ञाता भी प्रतीत नही होते। जिन-जिन वीरोका 
उल्लेख उन्होने किया है वे युद्धनकछाका ज्ञान रखते थे और उनके पास अपने आदमी 
भी थे। 
दूसरा प्रश्न यह है-- 
क्या वरेंत्त मेक्स्बिनो जिसने ७१ दिनका उपवास करके प्राण त्यागे, हिंसा 
षड॒यन्त्रादिसि नितान्त अनशिन्न कोई भोलाभाला व्यक्ति था? वह अन्ततक 
गुप्त षड़्पन्‍्त्रों, खूरेजी और आतंकवादका हामी रहा और अपने भस्िद्ध ग्रन्थ 
“स्वतस्त्रताके सिद्धान्त में लिखित विचारोंका प्रतिपादन करता रहा। यदि आप 
मेक्स्विनोकों भोदाभाला और स्वच्छ सतिवाला व्यक्ति कह सकते हे तो क्‍या 
गोपोमोहन साहाके' लिए भी उन्हों शब्दोंका प्रयोग करनेफों तेयार न होंगे? 
खेद है कि मै मेक्स्विनीका जीवन-चरित्र इतना नहीं जानता कि कोई राय दे 
सकूं। पर यदि उसने गुप्त षड़यन्त्र, खूँरेजी और आतकवादकी हिमायत कौ हो तो 
उसके साधनोपर भी वही आक्षेप किये जा सकते है जो मैं इन पृष्ठोमे कर चुका 
हूँ। मैने उन्हे कभी भोलाभाठा और पाक-साफ नहीं माना। जब उनके उपवासकी 
बात प्रकाशित हुई थी, तभी मैने उसपर अपनी यह राय प्रकट की थी कि मेरी 
दृष्टिमि उनकी यह भूल थी। में हर प्रकारके उपवासका समर्थन नहीं करता। 
तीसरा सवार इस प्रकार है--- 
आप वर्णे-व्यवस्थाकों मानते हे। इसलिए यह्‌ स्वयंसिद्ध है कि आप 
क्षत्रियोंकों सी अन्य वर्णोकी तरह उपयोगी सानते हे। इस निःक्षत्रिय युगें, 
भारतवर्षमें कान्तिकारी लोग क्षत्रिय होनका दावा करते हे। 'क्षतात्‌ त्रायते 
इति क्षत्रियः '। में भारतकों आज अभूतपूर्व क्षतको अवस्थामें देखता हुँ और 
इसलिए वह समय भा गया है जब देशको क्षत्रियोंकी अत्यन्त आवश्यकता है। 
महान स्मृतिकार मनु महाराजन क्षत्रियोंके लिए चार साधनोंकी व्यवस्था की 
है--- साम, दाम, दण्ड, भेंद। इस सस्वन्धर्में में स्वामी विवेकानन्दके ग्रन्थसे 


१. “गोपीनाय सादा? होना चाहिए; देखिए खण्ड २४, पृष्ठ २०७-६ ! 
२७-४ 


५० 


संम्पूर्ण गांवी वांझमय 


कुछ चावय उद्धृत करता हूँ। आाघ्या है कि आप उनसे तब बातें वखदौं समस 
जायेंगे। 

सभी महान्‌ आचायोंने कहा है “न पापे प्रति पापः स्यात्‌, * अर्थात्‌ उन्होंने 
अप्रतिकारको सर्वोच्च नतिक आदर्ण माना है। किन्तु हम सब जानते है कवि 
यदि संत्तारकों वर्तमान अवस्यामें छोग इस सिद्धान्तका पालंद करने रमें तो 
समाज-व्यचत्या खण्ड-ललण्ड हो जायेगी, समाजका विनाश हो जायेगा, हिन्न और 
दुरात्मा लोग हमारे जन-घन और प्राणतक का हरण कर छेंगे। एक ही दिवसके 
ऐसे निष्क्रिय अतिरोबके परिणामत्वहूप देश तहस-नहस हो जायेगा। मुझे मालूम 
है कि असमंजसकी इस अवस्यथामें आप कया कहेंगे। आप उसका भिन्न अर्थ रूगा- 
येंगे। परन्तु आप देखेंगे कि उन्होंने इस प्रकारका जये लगानंका अवसर ही 
नहीं दिया हैं, क्योंकि वे उसी स्थरूपर कहते हूँ: “जापमें से कुछ छोगोने तो 
भगवदुगीताकों पढ़ा होगा और आपनमें से पश्चिमके बहुतसे छोगोको पहले अव्या- 
यमें यह देखकर ताज्जुब हुला होगा कि श्रीकृप्णने अर्जुनको, जब वह अपने 
प्रतिपक्षियों्वें अपने गुरुननों गौर सम्बन्धियोंकों देखता हैं और अप्रतिकारको 
प्रेमका सर्वोच्च आदर्श बताता हुआ युद्ध करनेसे इनकार कर देता हैं, 
पाखण्डी और भीर कहा हैं। इससे हम एक बड़ी शिक्षा ग्रहण कर सकते 
हँं--- किसी भी बातके दोनों छोर एकसे ही हुआ करते है; आत्यन्तिक नाव 
और आत्यन्तिक अभाव दोनोंका स्वरूप सदा ही एक समान होता है; जब 
प्रकाशकी रूहरोंका कम्पन बहुत कम होता है तब हम कुछ नहीं वेख सकते 
मौर जब वे बहुत तेज होती हे तव भी हम नहीं देख पाते। यही वात ध्वनि- 
पर घटित हैं। जब चह चहुत धीमी होती है तव भी हम उसे नहीं चुन सकते 
मौर जब बहुत ऊँची होतो है तव भी नहीं चुन सकते। यही बात प्रतिकार 
गौर अप्रतिकारपर घटित होतो है।. - - सबसे पहले हमें यह समझनेकी कोशिश 
करनी चाहिए कि हमारे पास प्रतिकारकी शक्ति है भी या नहीं। पर यदि 
चह हमारे पास हो और फिर हम उस्रका प्रयोग न करें तो हमारा वह कृत्य 
महान्‌ प्रेमका कृत्य होगा; परन्तु यदि हम मुकाबिता नहीं कर सकते और 
फिर भी हम यह दिखायें या अपने मनमें यह मान छें कि हम तो उच्च 
प्रेमभावते प्रेरित होते हें तो हम नीतिकी दृष्ठिसि जो वात ठीक बंठती है 
उप्तके ठोक विपरोत आचरण करेंगे। अर्जुन अपने सामने सबल सेनाकों देखकर 
भयभीत हो गया, उच्का “प्रेम” देश और राजाके प्रति अपने कर्त्तव्यकों भुला 
देनेका कारण बन बंठा। इसीलिए श्रीकृष्णने उसे दम्भी कहा -- अद्योच्या- 
ननन्‍्वशोचर्त्व॑ प्रज्ञाचादांइव भापत्ते १! इसलिए “उठ और युद्ध कर।” ” मब में कुछ 
अदन करनेके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। क्या आपका खयाल है 
कि आपके ये पवक्‍के श्ान्तिप्रेमी कहलानंवाले शिष्य इस विदेशी नौकरशाहीका 


। 


फिर वहीं ५१ 


भुकाबिंला भौतिक बल हारा कर सकते हे? यदि हाँ, तो किस तरह? यदि 
नहीं तो फिर औपकी यह अहिसा सबलका अस्त्र किस तरह है? इस प्रदनोंका 
असन्विग्ध उत्तर दोजिए, जिससे कि कोई उसका अन्य अर्थ न रूगा सके। 

इसके साथ ही में आपसे ये भ्रइतत और पुछ रहा हूं। इन प्रदनोंका सीधा 
सम्बन्ध आपके है। क्‍या आपके स्वराज्यमें सेनाके लिए कोई स्थान 
है? क्या आपकी स्वराज्य सरकार फौज रखेगी ? यदि हाँ तो क्या बह लड़ेगी 
यथा वह अपने धात्रुओंके मुकाबिलेमें सत्याग्रह करेगी? 


हाँ, मेरे जीवन-सिद्धान्तोमे क्षत्रियोके लिए स्थान जरूर है पर मैने उनकी परि- 
भाषा गीता से प्राप्त की है। जो समरसे अर्थात्‌ खतरेसे पछायन नहीं करता वह 
क्षत्रिय है। ज्यों-ज्यों ससार प्रगति करता जाता है, त्यो-त्यो पुराने शब्द नया मूल्य 
ग्रहण करते जाते है। मनु तथा अन्य स्मृतिकारोने आचारके शाइवत--सर्वकालीन 
सिद्धान्त निर्धारित नही किये थे। उन्होंने जीवनके कुछ शाइवत सिद्धान्तोंका निरूपण 
किया और उन्ही सिद्धान्तोकों सामने रखकर, उततको थोडा या बहुत आधार मान 
कर अपने युगके लिए आचार-नियमोकी सूष्टि-रचना की। मै स्वगंगे प्रवेश पानेके 
लिए भी घूस और छलकन-कपटके साधनोको अपनानेके लिए तैयार नहीं हूँ, फिर भारतकी 
स्वतन्त्रताकी तो बात ही क्‍या है? क्योकि यदि ऐसे साघनोसे स्वतन्त्रता या स्वर्ग 
मिला तो न वह आजादी आजादी होगी, न वह स्वर्ग स्वर्य ही होगा। 

स्वामी विवेकानन्दके जो वाक्य उद्धृत किये गये है उनकी पुष्टि मैंने नहीं की 
है। इस उद्धरणमे न तो वह ताजगी है न वह सक्षिप्तता ही जो उस महापुरुषकी 
अधिकांश रचनाओमे पाई जाती है। पर वे चाहे उनके प्रन्थोसे छिये गये हो अथवा 
न लिये गये हों, उन्हें मेरा दिल गवारा नही कर रहा है। यदि बहु-सल्यक छोग 
अप्रतिकारके सिद्धान्तका पाछन करने रंगे तो ससारकी दशा वह न रहे जो आज 
है। जिन व्यक्तियोने उसका पालन किया है उन्होने गेवाया कुछ भी नही है। हिंसक 
व्यक्तियों और दुष्टात्माओने उन्हे कत्छ नहीं कर डाछा; बल्कि इसके विपरीत अहिंसा- 
प्रेमी और सौजन्यपुर्ण व्यक्तियोके समक्ष उनकी हिल्लभावना और दुष्टता दोनों दूर 
हो गई है। | 

“गीता का अपना अर्थ में पहले ही प्रकट कर चुका हूँ । उसमें पुण्य और पापके 
शादवत युद्धका वर्णन ,है। और, जब पुण्य और पापकी विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म 
हो जाती है, और जब कत्तंव्यका निर्णय इतना कठिन हो, तब अर्जूनकी तरह किसमें 
मोह उत्पन्न नही होता ? 

फिर भी में इस बातका हृदयसे समर्थन करता हूँ कि सच्चा अहिंसा-परायण 
व्यक्षित चही है जो कि प्रहार करनेकी क्षमता रखते हुए भी अहिसात्मक बना रहता' 
हो। इसलिए मैं यह दावा जरूर करता हूँ कि मेरा द्विष्य (और मेरा दिष्य सिर्फ 
एक ही है--में स्वयं) प्रहार करनेकी काबलियत जरूर रखता है। हाँ, यह मैं मानता 
हैं कि वह इसमें प्रवीण नही है और ज्ञायद कारगर तौरपर प्रहार न भी कर सके। 
पर उसे ऐसा करनेकी जरा भी अभिलाषा नही है। मेरे जीवनमे मुझे अपने प्रतिपक्षि- 


५१ सम्पूर्ण गांधी वांइ'मर्य 


योको गोलीसे उड़ा देनेके और शहादतका ताज पहननेके कितने ही मौके आये; पर 
उनमे से किसीपर गोली चलछानेको मेरा दिल तैयार न हुआ, क्योकि में नहीं चाहता 
था कि वे मुझपर गोली चलाये--चाहे वे मेरे साघनोको कितना ही नापसन्द 
क्यो न करते हो। में तो यह चाहता था कि वे मुझे मेरी गलती समझा दे। मैं 
भी उन्हे उनकी गलती समझानंकी कोशिश कर रहा था। ' आत्मंन. प्रतिकूलानि परे- 
पाम्‌ न समाचरेत्‌ | 

अफसोस ! आजके भेरे स्वराज्यमे सेनिकोके लिए स्थान है। मेरे ये क्रान्तिकारी 
मित्र इस बातको जान ले कि मेने अग्रेजोक द्वारा इस सारे देशके निशस्त्रीकरणको 
और लोगोमे तज्जनित पौरुषहीनताको अग्नेजोका महाजघन्य अपराध बताया है। मै 
देशको सार्वत्रिक अहिंसाका उपदेश करनेकी क्षमता नहीं रखता। इसलिए में अहिंसाका 
सकुचित रूपमे ही उपदेश करता हूँ। वह देशकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके उदर्य- 
तक और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोको शान्तिमय साधनोसे नियमित करनेके उद्देश्य- 
तक परिमित है। परन्तु यहाँ मेरी अक्षमताका कोई गरूत अर्थ न समझे -- उसे 
अहिसा-सिद्धान्तकी अक्षमता न समझ छे। वह मुझे अपनी बुद्धि द्वारा ज्वलन्त दिखाई 
देता है। मेरा हृदय उसपर मुग्ध है; परन्तु अभी में अपने जीवनमे उसको इतना 
नही उतार सका हूँ जितना कि अहिसाके सावंत्रिक और सफल प्रचारके लिए आव- 
इयक है। इस महान्‌ कार्यके छिए मेरी अभी आवश्यक प्रगति नही हो पाई है। 
अभी मेरे अन्दर क्रोष मौजूद है--अब भी मेरे अन्दर द्वेतभाव बना हुआ है। में 
क्रोध या विकारोको नियन्त्रित कर सकता हूँ, उन्हे अपने अघीन रखता हूँ, परन्तु 
अहिसाके सावंत्रिक और सफल प्रचारके लिए मुझे विकारोसे पूर्णत रहित हो जानेकी 
आवश्यकता है। मेरी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए कि मुझसे कोई पाप बने ही 
नही। इसलिए क्रान्तिकारी छोग मेरे साथ और मेरे लिए ईइ्वरसे प्रार्थना करे कि 
” मैं शीघत्र ही उस अवस्थाको पहुँच जाऊँ। परन्तु तवतक वे मेरे साथ एक कदम आगे 
बढे जो मुझे सूर्यके प्रकाशके सदृश स्पष्ट दिखाई पड रहा है, अर्थात्‌ -- भारतकी 
स्वाधीनता विलकुल शान्तिमय उपायोसे प्राप्त करना। और स्वराज्य प्राप्त हो जाने- 
पर जबतक मैं या और कोई देशके अन्दर श्ाान्ति-सुव्यवस्था कायम रखने और 
वाहरी आक्रमणकारियोका मुकाबला करनेके किए पुलिस-सेनासे कोई बेहतर उपाय 
नही सुझाता तवतक इन दायित्वोका निर्वाह करनेके लिए स्वराज्यके अन्तर्गत भी 
में और आप छोग शिक्षित, बुद्धिमान और अनुशासित पुलिस-सेना रखेंगे। 

[ अग्रेजीसे ] | 
यंग इंडिया, ७-५-१९२५ 


२०. टिप्पणियाँ 


मुझे देवता न बनाइये 


डूंगरगढ़ स्टेशनपर एक मुस्लिम मित्रने कहा कि मुझे देवता-पदपर बैठानेकी 
कार्रवाई, खासकर गोड लोगोमे, जारी है। ऐसी वुतपरस्तीपर मैं अपनी घोर व्यथा 
और जवरदस्त नापसन्दगी कई बार जाहिर कर चुका हूँ। मै तो एक मामूली मरत्य 
प्राणी हूँ और मानवीय शरीरमे पाई जानेवाली तमाम कमजोरियाँ मुझमें है। गोड 
लोग मुझ देवता-पदपर अभ्रतिष्ठित करनेकी मूखंता करे, इसकी अपेक्षा उन लछोगोको 
मेरे सीधे-सादे पैगामका मतरूव समझाया जाये तो कही ज्यादा अच्छा होगा। उनके 
ऐसा करनेसे न तो उन्हे ही छाभ होगा, और न मुझे ही; उछटा उनके सदृश भोले- 
भाले लोगोका अधविश्वासी स्वभाव बढेगा। में हर काग्रसीसे इस वातमें सहायताकी 
याचना करता हूँ कि वे गोडोको इस भूलसे सावधान कर दे और उन्हे घोखेंसे बचाये। 


अस्पश्य 


कलकत्ता जाते हुए रास्तेमे एक स्टेशनपर कितने ही अस्पृश्योको जमा हुए 
देखकर मुझे बडा हर्ष हुआ। उन्होने मुझे .अपने हाथका कता-बुना खादीका थान भेट 
किया। कार्यकर्त्ताओने मुझे बताया कि ठोस और मजबूत काम तो वास्तवमे इन 
- अस्पृश्योके द्वारा ही हो रहा है। वे शराब पीना और मुरदार माँस खाना छोड रहे 
हैं और खादीको अपना रहे हैं। यदि मुझसे कोई यह नही कहता कि उस झार- 
सोगड़ा स्टेशनपर मिलतनेवाले लोग अस्पुद्य है तो मैं उन्हे उस जनसमूहमे पहचान 
ही न पाता। 

खादी 


मैं यह सुनकर दग रह गया कि रायगढमे एक भी चरखा नहीं चल रहा है। 
जो लोग मुझसे मिलने आये थे उन्होने मुझसे कहा कि हममे से बहुतेरे तो देहातोसे 
गरीब भाइयो द्वारा छाया गया कपडा पहने हुए है। उन्होनें बताया कि गाँवके 
लोगोमे तो खादी बहुत प्रिय हो गई है और यदि उनके अन्दर प्रचार और ज्यादा 
दिलूचस्पीसे किया जाये तो वह आसानीसे घर-घर पहुँच सकती है। मध्यप्रान्त और 
छत्तीसगढ़के लोगोमे चरखें और करघोंपर काम करनेंकी विशेष योग्यता है, बस 
जरूरत है सिर्फ सगठनकी। 

बालकी खाल निकालना कि 

उस दिन एक प्रसिद्ध काग्रेसी मुझसे मिले थे। मै उनको बड़े आदरकी दृष्टिसे 
देखता हूँ और वे तो अनुशासनके बडे कायछ भी है। उनके बदनपर सब कपड़े 
खादीके नहीं थे। मैने तो समझा था कि उनके तनपर सब कपडे खादीके ही होगे। 
पर जो छोग उन्हीके नगरमे रहते थे वे उत्तको ज्यादा जानते-वूझते थे। वे मुझसे 


पड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कहने लगे, 'गाधीजी! जरा इनको समझाइए कि ये काग्रेसके प्रस्तावका तो पाछन 
किया करे।” उन महाशयने साफ शब्दोमें स्वीकार करते हुए कहा कि मेरे वदनपर 
सव कपडे खादीके नहीं हैं--पर दल्लील यह पेश की कि इस समय मैं आपसे 
मिलने आया हूँ---काग्रेसके कामके लिए नहीं आया हूँ। यह वालकी खाल खीचना 
था। खासकर एक अनुशासनप्रिय मनुष्यके मूँहसे ऐसी बात सुननेकी आशा मैने न 
को थी। उनके साथ मेरा कोई खानगी ताल्लुक न था। वे मुझसे सावंजनिक मामछोके 
बारेमें बाते करने आये थे और इसलिए मैने सोचा कि मुझसे मिलनेके लिए आना 
काग्रेसका या सार्वजनिक कार्य नहीं तो और क्या है? पर उन सज्जनने इसके 
खिलाफ कहा कि नही, में तो आपसे मिलनेके छिए आया हूँ, काग्रेसके कामसे नहीं। तब 
मैने उनसे कहा कि ऐसे बालकी खाल निकालनेसे स्वराज्य प्राप्त होनेगे देरी हो रही 
है। मेरी रायमे काग्रेसका प्रस्ताव काग्रेसके सदस्यको अवसर विशेषपर यह छूट देता 
है कि वह खादी न पहननेपर भी कामग्रेसका सदस्य बना रह सकता है। उसके 
द्वारा कोई सदस्य सदा खादी पहननेके दायित्वसे मुक्त नही हो सकता। यदि चोटीके 
लोग खादी न पहननेके पक्षमे ऐसे सूक्ष्म भेद-प्रभेद खोजने छंगरेगे तो जनसाधारणके 
लिए खादी पहननेको तैयार होना तबतक असम्भव रहेगा जबतक वह विदेशी मल- 
मलसे भी सस्ती न हो जाये और आसानीसे न मिलने छूगे। जनता उम्मीद तो यह 
रखती है कि हमारे नेता लोग उनसे की जानेवाली शत-प्रतिशत अपेक्षाएँ पूरी करे, 
ताकि जनता कमसे-कम पचीस फीसदी अपेक्षाएँ पूरी कर सके। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ७-५-१९२५ 


२१. बंगालके अनुभव 


. [७ मई, १९२५ | 
पहले दरजेका अपवाद 


गुजरात समझता है कि वह और प्रान्तोकी अपेक्षा मेरे शरीरकी ज्यादा चिन्ता 
रख सकता है। छेकिन जान पडता है बगालका खयाल इससे अछग है। बगालका 
कहना है, “मुझको पहले दरजेंके सैलूनमे यात्रा करनी चाहिए।” मेरी यात्राके लिए 
पहले दरजेके सैलूनके प्रवन्ध सम्बन्धी अपवादके बारेमे मैने सत्तीश बावूसे पूछा तो 
उन्होने कहा, इसके लिए फरीदपुरकी स्वागत समिति जिम्मेवार है। उन्होने दूसरा 
कारण यह बताया कि रातमे गाडी बदलरनेकी दिक्‍्कतसे वचनेके लिए पूरा डिब्वा ले लिया 
गया है और पूरे डिब्बेमे पंहछे दरजेका हिस्सा जरूर रहता है; फिर रेलवे अधिका- 
रियोने उदारतापूर्वक पहले दरजेकी सीटोके लिए किराया दूसरे दरजेके वरावर ही लिया 
है। पाठक इस वातको जान ले कि एक डिव्बरेका मतलब है, दूसरे दरजेकी कमसे-कम 
१० टिकटोका किराया देना। यह कहा गया है कि मेरे स्वास्थ्यकी दृष्टिसि यह सब 


बंगालके अनुभव ष्प्‌ 


जरूरी है और में जबतक बगालल्‍मे हूँ तबतक व्यवस्थापकोंकी किसी भूल-चूकसे भेरे 
स्वास्थ्ययों कोई खतरा हगिज पैदा नही होना चाहिए। 

लेकिन मेरी राय तो यह है कि यदि में इस तरह गादी-गदेलोमे लिपटा रहा तो 
मेरी इस यात्रासे कुछ ज्यादा लाभ नहीं हो सकता। भुझे तो जहाँतक हो सके अपने, 
लाखो गरीब भाई-बहनोकी तरह रहना और घूमना-फिरना चाहिए या फिर लोकहितकी 
दृष्टिसि यात्रा करना बिलकुल बन्द कर देना चाहिए। मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि 
जैसे वाइसराय शिमछाके अपने अगम्य भवनमे रहते हुए छाख्रो भारतवासियोके हृदयपर 
अधिकार नही कर सकते, वैसे ही में भी पहले दरजेका दुगुना ही नही, पँंचगुना किराया 
खर्च करके अपना सन्देश छाखो लोगोको प्रभावकारी रूपमे नही पहुँचा सकता। ज्यादासे- 
ज्यादा दूसरे दरजेकी एक सीटेका किराया खर्च करनेकी बात तो सहन की जा सकती 
है। आरामदेह पहले दरजेमे यात्रा करते देखकर गरीब लोग मुझे अपने-जसा नही मान 
सकते । इसलिए वे जब-जब डिब्बेके नजदीक आते थे, सहमे-सहमे झाँकते थे। मुझे भी 
उन्हे देखकर बेचेनी मालूम होती थी। मेरे शरीरको चाहे ज्यादा आराम मिला हो, परन्तु 
मेरी आभात्मा तो विकल थी। मुझ यकीन हो चुका है कि जवतक हम ग्रीबोके साथ 
कष्ट सहन करना न सीखेंगे तबतक हम उनका स्नेह नहीं प्राप्त कर सकते। मैने 
हमेशा यह पाया है कि में जब भी तीसरे दरजेमें सफरके छायक नही रहा या मैने यह 
माना कि मै तीसरे दरजेमे सफर करने छायक नही हूँ तभी गरीबोकी सेवा करनेकी मेरी 
आधी उपयोगिता चली गई। यदि मैने तीसरे दरजेमे यात्रा न की होती तो मैं कभी 
उनको न समझ पाता और न अपनेको गरीबो-जेसा महसूस कर पाता। मैं अपने जीवनमे 
अपने तीसरे दरजेके सफरके अनुभवोको निहायत कीमती मानता हूँ। अत मुझे छगता 
है कि दूसरा दरजा मेरी हद है और मुझे उससे आगे नही जाना चाहिए। यदि मित्रगण 
चाहते हो कि में भ्रमण द्वारा देशकी सेवा करूँ तो वे मुझे इस हृदसे आगे न छे जाये 
और न उसका छालच दे। जब मै दूसरे दरजेमे भी यात्रा करने लायक न रह जाऊं 
तो मुझे यात्राके द्वारा सेवा करना बन्द कर देना चाहिए। परमेश्वर स्पष्ट चेतावनी 
नही देता। वह सकेत-मात्र देता है और जो छोग समझना चाहे वे उसे समझ सकते 
है। स्वागत समितिकी व्यवस्थामें तो में बहुत फेरफार नहीं कर रहा हूँ; परन्तु अबसे 
में अपने मित्रोको नोठिस दे रहा हूँ कि वे अपने प्रेमकी अतिशयतासे मेरा दम न घोटे। 
वे उतनी ही साववानी बरतें जो औचित्यकी सीमाकों पार न कर जाये। किन्तु उन्हे 
कुछ बाते तो ईद्वर॒पर भी छोड देनी चाहिए। यदि ईश्वरकी इच्छा होगी कि मैं 
यात्रा न करूँ तो हमारी कोई भी सावधानी काम नहीं आ सकती और यदि वह 
चाहेगा कि मै भ्रमण करके कुछ सेवा करूँ तो सावधानी न बरतनेपर भी मैं बीमार 
नही पड़ेंगा। मै उन्हे यह भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं खुद ही अपने घरीरकी 
बहुत-कुछ चिन्ता रखता हूँ और आवश्यक शारीरिक जरूरतोकी उपेक्षा नहीं करता। 
में यह बात भी छतज्ञतापूवंक कह देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रान्तने -- यहाँतक 
कि गुजरातने भी मेरे प्रति बंगालसे अधिक प्रेम प्रदर्शित नही किया है। यह मेरे लिए 
बड़े सौभाग्यकी बात है कि किसी भी प्रान्तमे मुझे परायेपनका अनुभव नहीं हा -- 
बगालमें तो बिलकुल ही नही। 


५६ सम्पूर्ण गाधी वाइ'मय 
उचित दण्ड 


यद्यपि स्वागत समितिने मेरी सुख-सुविधाका वहुत अधिक ध्यान रखा था, फिर 
भी देवेच्छा कुछ और ही थी, क्योकि फरीदपुर जाते हुए रास्तेमे लगभग हर स्टेशनपर 
दर्शनाथियोकी भीड़ने रातमर नीदमे विध्न डाला। मेरे साथियोने इन अन्यभक्‍्तोको शान्त 
करनेके बहुत प्रयत्न किये, किन्तु वे सब व्यर्थ हुए। मेरे साथियोने बहुत कहा कि मैं 
थकावटसे चूर-चूर हूँ, अत मुझे आराम देनेकी ज़रूरत है, किन्तु उन्होने उनकी बात 
नही सुनी। वत्ती, वत्ती--की जय” की आवाजोसे आकाश गूँज उठता-और सोते हुए 
मुसाफिरोको बहुत कष्ट होता । भीडको उनका भी कोई खयाल नही था। मैं अटल रहा। 
यद्यपि इससे मेरे महात्मापन के चले जानेका भय था किन्तु मै अपने विस्तरसे नही 
उठा। में ऐसे असयत और अरथ॑ंहीन प्रेमकी माँग पूरी करता अपराध मानता था। 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि हमें अति कठोर अनुशासनकी आवश्यकता है। हमारा 
व्यक्तियों या देशके प्रति प्रेम सविवेक होना चाहिए। जबतक इसको सयत नहीं किया 
जाता तबंतक यह व्यर्थ ही नष्ठ होता रहेगा और अनजानमे प्रस्फूटित होकर कभी- 
कभी हानि भी पहुँचायेगा। हर गॉवमे मौन, विनयशील और समझदार कार्यकर्त्ता होने 
चाहिए जो लछोगोका नेतृत्व करे और उनके प्रेमको देशके लिए सच्ची शक्तिके रूपमे 
बदले। जिसका कर्म जिव है, वही शिव है।' सच्चा प्रेम आघी रातके समय जयजय- 
कार करनेमे नहीं है; बल्कि मौन रहकर राष्ट्रीय कार्य करनेमे है। यात्राके मध्य 
आनेवाले सव स्टेशनोके लोग मुझे या अपनी श्रद्धाभक्तिके भाजन अन्य व्यक्तियोको 
नही देख सकते। किन्तु वे सभी इन अवसरोका उपयोग अपनी काहिलीको छोड़ने और 
अधिक पुराष्ट्रीय कार्य करनेमे कर सकते है। 
पागल बंगाली 


वगाली पागल है। वेशवन्धु चित्तरजन दासने अपना महरू-जंसा घर राष्ट्रीय 
कार्यके निमित्त न्‍्यासियोकों दे दिया। मैं जानता हूँ कि इस इमारतपर कुछ कर्जा 
है। किन्तु यदि देशवन्धु चाहते तो अपनी शानदार वकालत फिर शुरू करके इसे 
एक सालमें ही चुका सकते थे। में जब इस इसारतमे घुसा तो मेरा मन उदास हो 
गया और मेरी आँखोमे बरबस आऑसू आ गये। इस बातपर विचार करूँ तो में देख 
सकता हूँ कि इस भवनका त्याग करके वे एक भारसे मुक्त ही हुए है। किन्तु एक 
ससारीके रूपमे में यह भी जानता हूँ कि ऐसे छाखो छोग है जो एसा भार असन्नता- 
पूवंक उठा लेगे और ऐसी भारी-भरकम इमारतमें रहते हुए सुख अनुभव करेगे। इस- 
लिए जब मैने घरमे प्रवेश किया और भुझे उसी कमरेमे ठहराया गया जिसमे कछ 
तक भारतका महान देशभक्त रहता था तब मैं अपने आपको सँमाल न सका। किन्तु 
उनका पागरूपन यही समाप्त नही हो सकता। वे वीमार हैं और कमजोर है। उन्हें 
बैठनेमे तकलीफ होती है और वे अपनी जगहसे तकलीफके साथ ही उठ सकते है। 
उनकी आवाजमे पहली-जैसी कडक नही रही है। किन्तु वे फिर भी अध्यक्षता अवश्य 
करेगे -- यञ कमानेके लिए नही, वल्कि सेवार्थ। वे विपय-समितिकी बैठकमें देरतक 
अवद्य बैठेगे। वे उन लोगोसे वहस भी करेगे, जो यह समझना नहीं चाहते या 


बंगालके अनुभव ५७ 


समझ नहीं सकते कि उनके लिए अपनी स्थितिका स्पष्टीकरण करता कितना आवब- 
श्यक है। 

एक वे ही पागल बगाली हो, यह वात भी नही है। महान्‌ आचार्य राय भी 
तो है। वे जब मंचपर उछल-कूद करते है और कभी इस पैरको पटकते है और 
कभी उस पैरको, तब बिलकुल आत्मविस्मृत हो जाते हैँ। वीच-बीचमे वे अपने बगला- 
भाषी ओताओके सम्मुख बिना जरूरत अग्नेजी बोलने छगते है। दूसरे छोग उनके 
बारेमे क्या खयाल करेगे, वे इसकी परवाह ही नहीं करते। वे अपने विषयमे लछीव 
हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा मनुष्य, जो उन्हे भली-भाँति नहीं जानता, उन्हे देखकर 
कभी सोच सकता है कि वे ससारके एक महान वैज्ञानिक है? उन्हें अपने विज्ञान 
कालेजसे अब भी प्रेम है। उनके प्राण तो मानो उसीमे बसे है। किन्तु वे खादीके 
पीछे पागल है। उनका प्रेम विज्ञान और खादी दोनोके बीच बेटा हुआ है। शायद 
वे खादीकों वैज्ञानिक अनुसधानकी सच्ची उपज' मानते है। जो भी हो, जिस मनुष्यको 
प्रकृतिसे उसके मूल्यवान रहस्योको छीननेके लिए अतिसृक्ष्म उपकरणोके प्रयोगमे रत 
होना था, वह यदि अपने समयका उपयोग चरखा चढलानेमे करता है तो वह अवश्य 
ही पागल हीगा। में ऐसे अनेक पागल बगालियोके नाम गिना सकता हूँ। किन्तु 
पाठकोको इन दो उज्ज्वल नररत्नोके उदाहरणोसे ही सनन्‍्तोष मानना चाहिए। 


पीछे कुछ नहीं 
: मुझे देगवस्बुकी वात फिर उठानी ही होगी। कितने ही छोगोने मुझसे पूछा: 
“आखिर देशवन्धुके इस घोषणा-पत्रके पीछे क्‍या है? ” मैने प्रइन करनेवालोंकी तरफसे 
यही वात उनसे पूछी थी। उन्होने इसका जोरदार और अपने ही ढंगका उत्तर 
दिया : 

जितना सामने है, उतना ही उसके पीछे है। मेरा घोषणा-पत्र और मेरा 
भाषण यूरोपीय मित्रोकी चुनौतीके जवाव है। मैने उनसे बार-बार कहा है कि 
मैं हिंसासे घृणा करता हूँ। में मानता हूँ कि हिन्दुस्तानकों आजादी अहिसाके 
द्वारा ही मिल सकती है। तव उन्होने मुझसे कहा, आप यही वात सर्वंसाघा- 
रणमे दुढतापूर्वक स्पष्ट रूपसे कह दें। मुझे ऐसा करनेमे न तो कोई आपत्ति 
थी और न कोई हिचकिचाहट। मेरे घोषणा-पत्र और मेरे भाषणका सारा इति- 
हास यही है। उसमे मैने ऋान्तिकारियोके हिसाभावकी और सरकारके दमनकी, 
जो कि हिंसाका ही दूसरा नाम है, दोनोकी निन्‍दा की है। मैने उनमे वे शर्ते 
भी पेश कर दी हैं जो मेरे जेसे एक स्वाभिमानी मनुष्यके सहयोगके लिए 
जरूरी है। कोई भी समझदार आदमी श्ान्त चित्तसे उनपर विचार करे और 
यदि उनमें या मेरी स्थिति सम्बन्धी वक्‍तव्यमे उसे दोष दिखाई दे तो वह मुझे 

वतापे। अब आगे कार्रवाई करना यूरोपीयोका और सरकारका काम है। 
देशबन्चुका आशय जो मेने समझा है, यही था। मै उनके शब्दोको देनेमे समर्थ 
नहीं हो पाया हूँ--मैने तो सिर्फ उनके भाबोंको-- विचारोको ही प्रस्तुत करनेका 
प्रथत्त किया है। उतका वक्तव्य बहुत ही सक्षिप्त, स्पष्ट और सयत है। उसमें 


५८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


विचारपूर्वेंक इस वातका ध्यान रखा गया है कि उससे किसीका दिल न दुखे। उन्होने 
हिंसाकी जो निन्‍्दा की है वह मीन-मेखसे परे है। यदि मुझसे इसका समर्थत करनेके 
दिए कहा जाये तो शाप में इसमे एक भो शब्द या वाक्‍्याश न बदलूँ। मेरी रायमें 
उन्होने अग्रेजो और हमारे बीच विद्यमान खाईको सुन्दर ढगसे पाट दिया है। उसका 
लाभ उठाना अब उनका काम है। 


प्रस्ताव 

प्रस्ताव मुल्यत* भाषणसे निष्पन्न है। उनकी उपादेयताके सम्वन्धमे शका की 
गई है, क्योकि विषय समितिमे कुछ प्रस्तावोंके सम्बन्ध मतभेद है। मतभेद तो थे, 
किन्तु मेरी रायमें इसी कारण इन प्रस्तावोंका महत्व और भी बढ जाता है। ये 
प्रस्ताव पूरे विचार और विवेचनके बाद स्वीकृत किये गये हँँ। मतभेद व्यक्त करना 
प्रगतिका शुभ लक्षण है, उनको अमलछमे छानेकी असमर्थताका नहीं। 

खदरके विकासकी सम्भावनाएँ 

बगालमें खादीके प्रचारके सम्बन्धभे जो नई बाते मालूम हुईं है, मुझे इनकी 
आशा नहीं थी। फरीदपुरमे जो कृषि और उद्योग सम्बन्धी प्रदर्शनी हुई थी, उसे 
खदर प्रदर्शनी ही कहे तो ज्यादा ठीक होगा। प्रदर्शनीमे खहरको कोई मामूली स्थान 
नही दिया गया था। बह तो अन्य सभी प्रदर्शित वस्तुओपर छाया हुआ था। प्रद- 
शंनीमे कई जुलाहे थे, उनमें से कुछ कलापूर्ण नमूने बुन रहे थे, किन्तु सभी हाथ- 
क॒ता सूत या रेशम काममें छा रहे थे। श्रीरामपुरके सरकारी औद्योगिक सस्थानने 
भी अपने कार्यकर्ता भेजे थे। वे पटसनका धागा कातकर और उससे सम्बन्धित 
अन्य प्रक्रियाएँ करके दिखाते थे। पटसन बगाल्‍ूमें एक वहुत बडा उद्योग है, अत. . 
उससे बहुतसे छोगोंको घर बैठे सम्मानपूर्ण घन्घा मिल सकता है। इस समय पटसन 
खेतोसे सीधा कारखानोमे चला जाता है और उससे जूट-उत्पादक किसानोको किसी 
भी तरह विशेष छाभ नहीं हो पाता। बगालमे सामान्यत जो सूत काता जाता है 
वह आन्श्रमें कते सूतसे सम्भवतः अधिक अच्छा होता है। प्रदर्शनीर्में जो कताई प्रति- 
योगिता की गई थी उससे स्वेच्छासे कातनेवाले छोगोकी एक विशेष कुशलता व्यवत 
होती थी जो कदाचित्‌ कही अन्यत्र दिखाई नहीं देगी। खादीके नमूने आन्ध्रकी सर्वो- 
त्कृष्ट ख्ादीके नमूनोसे अच्छे ही होगे। यदि बंगालमें सुत कताईका काम सुसगठित 
कर दिया जाये तो वहाँ सम्भवतः एक वर्षमे ही आन्ध्रसे अधिक बारीक सूत कताई 
होने छगे। इस मामलछेमे कदाचित बगालसे कोई अन्य प्रान्त स्पर्धा नहीं कर सकता। 

फरीदपुरकी प्रदर्शनीकी तरह मिरजापुर पाकंमे भी खादी प्रतिष्ठानकी तरफसे 
एक प्रतियोगिताकी व्यवस्था की गईं थी। नाकीपुरके एक प्रसिद्ध जमीदार राव 
यतीस्द्रनाथ चौघरी और एक नामी कवयित्री श्रीमती कामिनी रायने उसमे भाग 
लिया था। उसमे बावू श्यामसुन्दर चक्रवर्ती और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मन्‍्त्री सतीश 
चावू भी शामिल हुए थे, यहाँतक कि खुद आचार्य रायने भी भाग छिया वा! 
वे इस समय भी कोई बारह अंकका अच्छा एकसार सुत कात लेते है। वे कहते ह 
कि चरखा दिन-दिन उनके हृदयमें घर करता जाता है और उन्हे सुत कातनेम बहुत 


पत्र. रवीद्ननाथ ठाकुरको ५९ 


आनन्द आता है। इस चरखा-प्रतियोगितामें कोई १८० कातनेवालोंने भाग लिया 
होगा। मैं नही समझता कि भारतके दूसरे किसी प्रान्तमे उच्च मध्यम वर्गके इतने 
स्त्री-पुरुष ऐसी भ्रदर्शनीमे भाग ले सकते है और ऐसी कुशलतासे सूत कात सकते 
है। यहाँ मैं यह बात भी कह देता हूँ कि बहुतसे स्वराज्यवादी भी खुद नियमपूर्वक 
और उमगसे सूत कातते है। में फरीदपुरमे पक्के स्वराज्यवादी बाबू सुरेश बिश्वासकी 
पत्नीका अतिथि हूँ। वे बहुत बारीक सूत कातती है। वे और उनके बच्चे चरखेके 
बहुत प्रेमी है। वे अपना सारा फुरसतका वक्‍त सूत कातनेमे लगाती है। परन्तु मुझसे 
कहा. गया है कि अभी मैं अपनी इस यात्रामे, जो बस्तुत. आज ही आरम्भ होती 
है (मैं ये टिप्पणियाँ कलकत्तामे ७ भईको लिख रहा हुँ), बंगालके खादीकार्यके और 
भी बढ़िया नमूने देखूँगा। इसमे कोई सन्देह नहीं कि यदि बगाल चाहे तो और अनेक 
बातोकी तरह खादीमें भी सबसे जागे बढ सकता है। उसके पास बुद्धि है, उत्कृष्ट 
कल्पनाशक्ति है, कवित्व शक्ति है, उसका आत्मत्याग॑ भी महान है, उसमें आवश्यक 
कौशल भी है और उसके पास साधन-सामग्नी भी है। क्या वह इन सब गुणोके साथ 
खादी-कार्य करनेको इच्छाका भी योग करेगा? परमात्मा उसे ऐसी इच्छा दे।' 

[अग्रेजीसे ] 

यंत्र इंडिया, १४-५-१९२५ 


२२. पत्र: रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 


कलकत्ता 
७ मई, १९२५ 
प्रिय गुरुदेव, 

सुनीति देवी कहती है कि वे आपके ६४वें जन्म-दिवस समारोहमे भाग छेनेके 
रिए बोलपुर जा रही है। कल आपके स्वास्थ्य और दीर्घजीवनके लिए जो शुभ कामनाएँ 
और प्रार्थनाएँ आपको भेजी जायेगी, उनमे मैं अपनी भी प्रार्थनाएँ जोड देना चाहता हूँ। 
एन्ड्रयूजने अपने एक पतन्नमे लिखा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। 

आशा है कि अब कमजोरी दूर हो गई होगी और आप पहलेसे अच्छे होगे। 

हृदयसे आपका, 


भो० क० गांधी 


सर रवीदछ्नाथ ठाकुर 
शान्तिनिकेतन 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ४६२८) की फोटो-नकलसे। 


१. इसके बादकी दो टिप्पणियाँ यहां उद्धृत नहीं की गई। देखिए “सर सुरेन्द्रनाध बनीं”, १७-७ 
१९२५ 


२३. भाषण : बुद्ध जयन्तीके अवसरपर' 


कलकत्ता 
७ भई, १९२५ 

मित्रो, 
इस सेवाकों निभाना मेरे लिए अब एक सुखद कत्तंव्य है। मैं इस सभामे पढ़े 
गये विवरणके वारेमे कुछ नहीं कहेगा। डा० धर्मंपालनों इस सेवा-कार्यको एक 
कारुणिक पुट दे दिया है। उन्होने मेरे कन्धोपर एक ऐसा भार डाल दिया है जिसे 
वहन करनेके लिए में अपने आपको अनुपयुक्त मानता हूँ। गत वर्ष जब मै स्वास्थ्य 
लाभ कर रहा था श्री नटराजनने मुझे जयन्ती समारोहके' अवसरपर अध्यक्षता 
करनेके लिए कहा था, तव मुझे सकोच हुआ था, परन्तु मैं श्री नटराजनका अनुरोध 
अस्वीकार न कर सका, क्योकि उनसे मेरा अत्यधिक गहरा प्रेम है। मैने तभी समझ 
लिया था कि प्रतिवर्ष भारतके किसी न किसी भागमें ऐसे समारोह होते ही रहते 
हैँ और उनमे भाग छेनेके लिए सम्मवत मुझे निमन्त्रित किया ही जायेगा। मैं कलू- 
कत्ता आया तो फिर वैसा ही हुआ। यह एक बहुत ही विचित्र वात है कि ससारके 
प्राय सभी महान धर्मोके मतावलरूम्बी कहते है कि में उनका अपना हूँ! जैन मुझे 
जैन समझनेकी भूल करते है। सेकडो वौद्ध भाई समझते हैं कि में वौद्ध हूँ। सेकडो 
ईसाई भव भी यही मानते है कि मैं ईसाई हूँ; और कुछ ईसाई मित्र तो परोक्ष 
रूपसे मुझपर कायर होनेका दोप मढते भी नहीं हिंचकते, वे कहते है, “हम जानते 
है कि आप ईसाई है, किन्तु आप यह स्वीकार करनेसे डरते है। आप साहसके साथ 
खुले आम यह क्यो नहीं कह देते कि आप ईसा और उसके द्वारा मुक्तिमे विश्वास 
रखते है? मेरे अनेक मुसलमान मित्रोका खयाल है कि यद्यपि मैं अपनेको मुसलमान 
नही कहता फिर भी व्यवहारत मैं मुसलमान हूँ। और कुछ, मुसलमान मित्र सोचते 
है कि में इस्लाम अपनानेकी राहपर हूँ और इस्कामके बहुत ही निकट आ गया हूं, 
हालाँकि अभी काफी कसर है। यह मेरे लिए बडी ही तारीफकी वात है भौर इसे 
मैं अपने प्रति उनके स्तेह और आदरभावका ही प्रतीक समझता हूँ। किन्तु में स्वयं 
अपनेको एक तुच्छतम हिन्दू समझता हूँ और में जितनी ही गहराईसे हिन्दूधर्मका 
अध्ययन करता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ होता जाता है कि हिन्दू धर्म 
विश्वके समान व्यापक है और ससारमे जो-जो वाते अच्छी है उन सबको वह अपने 


१. यह भाषण मद्दावोधि सोसाइटीके तत्त्वावधानमें बौद्ध विंदयारमें आयोजित “ बुद्ध जमे 
समारोहके अध्यक्षपद्से दिया गया था। 

२. सोसाइटीके महामन्त्री, बुदके उपरेशों और बुद्धका काय वगालमें क्रिस प्रकार चत्या जा रहा 
है इसके साम्बन्धमें वे पहले बोल चुके ये। 

३० देखिए खण्ड २४, पृष्ठ ८०-८९ 


भ्रीषण : बुद्ध जयन्तीके अंवंसरपर ६६ 


भौतर प्रहण किये हुए है। में इस्छाममे भी वे ही बाते पाता हूँ तथा इस्लामकी 
खूबियोको समझ सकता हूँ और उसकी प्रशसाके गीत गा सकता हूँ। घैसा ही भाव 
मै अन्य धर्मोके माननेवालोके प्रति रखता हूँ। फिर भी मेरे अन्दर कोई कहता है 
कि मैं इन वहुतसे घर्मके प्रति जो इतना आवर-भाव व्यक्त करता हूँ, वह मेरे हिन्दू 
होनेका ही द्योतक है। इससे मेरे हिन्दुत्वमें किचित भी कमी नहीं आती। 

करीब ४० या ३८ वर्षोकी वात है तब में किशोर -था, इग्लेड गया था। 
मेरे हाथमे जो सवसे पहली धा्िक पुस्तक रखी गई, वह थी 'छाइट ऑफ एशिया।* 
मैने संसारके किसी भी धमंके बारेमे कुछ भी नही पढ़ रखा था, इसलिए हिन्दू घम्मेके 
बारेमे भी कुछ नहीं। में हिन्दू धर्मके वारेमे उत्तना ही जानता था जितना कि मेरे 
माता-पिताने मुझे सिखाया था, वह भी प्रत्यक्ष रूपसे नहीं बल्कि परोक्ष रूपसे, अर्थात्‌ 
अपने आचरणसे। मुझे एक ब्राह्मणसे भी जिसके पास वे मुझे “ रामरक्षा स्तोत्र + पढ़नेके 
लिए भेजते थे, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी पूँजीके साथ मैं इग्लेडके लिए रवाना 
हुआ था। इसलिए 'छाइट ऑफ एशिया 'को पाकर में उसे ध्यानसे पढ गया। 

एक-एक पृष्ठ करके मैं उसे पढ़ता गया। में वास्तवमे साहित्यमे कोई रुचि 
नही छेता था। पर इस पुस्तकके प्रत्येक पृष्ठसे मुझे जो मिला उसके कारण और 
आगे पढ़ते जानेका छोम में सवरण नही कर सका और पुस्तक समाप्त करते-करते 
उन उपदेशोपर मेरी श्रद्धा बड़ी गहरी जम गई। सर एडविन आर्नोल्डने उनको 
बड़े ही सुन्दर ढगसे सेजोया था। दक्षिण आफ्रिकामे अपनी वकाछत प्रारम्भ करते 
समय मैने उस पुस्तकको फिरसे पढा। तबतक मैने ससारके अन्य महान धर्मकि बारेमे 
थोड़ा-वहुत पढ़ लिया था, किन्तु उस पुस्तककों दूसरी बार पढनेसे भी उसके प्रति 
मेरी श्रद्धामे कोई कमी नहीं आई। वस्तुत. वौद्ध धर्मसे मेरा इससे अधिक और कोई 
परिचय नही है। यरवदा जेलमे भी मुझे कुछ धर्मग्रन्योकों पढनेका अवसर मिला, 
किन्तु मुझे इस प्रकारके समारोहोमे अध्यक्षता करनेके लिए क्यो बुलाया जाता है, 
इसका कारण में जानता हूँ। समारोह चाहे बुद्धके सम्बन्धमे हो, चाहे महावीरके, 
या चाहे वे ईसामसीहके सम्बन्धमें हो, इनमे मुझे इसलिए बुलाया जाता है कि में 
उनके उन श्रेष्ठतम उपदेशोके अनुसार चलनेका यथाशक्ति प्रयत्न करता हूँ जिन्हे में 
अपने सीमित ज्ञानके वकपर समझनेमे समर्थ होता हूँ। बहुतसे मित्रोका विचार है कि 
में बुद्धेके उपदेशोको अपने जीवनमे उतार रहा हूँ। में उनके इस प्रमाणपत्रकों स्वीकार 
करता हूँ, और नि सकोच कहता हूँ कि मैं उन उपदेशोका अनुसरण करनेका यथा- 
शक्य प्रयत्त कर रहा हूँ। बौद्ध आचार्यो तथा हिन्दू विद्याथियों--मे विद्यार्थियोके 
स्थानपर दाशंनिकोको कहना चाहता था--की तरह में बौद्धधर्म और हिन्दूधमेंकी 
मूलभूत शिक्षाओ, उपदेशोके बीच कोई भेद नहीं करता। मेरे विचारमे, बुद्धने अपने 
जीवनमे हिन्दू घर्मका ही अनुसरण किया था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे अपने 
उस एक बड़ विकट युगके सुधारक थे। तात्पर्य यह है कि वे गहरी सत्य-निष्ठावाले 
सुधारक थे, और उन्होने अपने आत्मिक विकास तथा अपनी शारीरिक मुक्तिके लिए 
जिस सुघारकों अपरिहाय्य समझा उसे«पूरा करनेमे किसी भी त्याग या कष्टके सामने 


६३ संम्पूर्ण गांधी वॉड्मय॑ 


हार नही मानी। यदि ऐतिहासिक अभिलेख सही है, तो उस कालके विवेकहीन ब्राह्मणोने 
स्वार्थलोलुप होनेंके कारण ही उनके सुधारोकों ठुकरा दिया था। किन्तु जनता तो 
दाशंनिक नही थी कि दाशंनिक व्यास्याओमे अपना समय बर्बाद करती। जनता तो 
दर्शनको कर्ममे उत्तारनेमे विश्वास करती थी। उसकी व्यवहारुद्धि बडी प्रवल थी, 
इसलिए उसने ब्राह्मणोके गर्व अर्थात्‌ उनकी स्वार्थपरताको एक ओर रखकर बुद्धको 
अपने धमंका सच्चा व्याख्याता स्वीकार करनेमें जरा भी सकोच नही किया। इसलिए 
जनताका ही एक आदमी होने तथा उनके बीच रहनेके कारण, मुझे भी लगा कि 
बौद्ध धर्म उस हिन्दू धर्मके अतिरिक्त और कुंछ भी नही है कि जिसे जनताके हितोके 
अनुरूप ढाल दिया गया है। इसलिए कभी-कभी शिक्षित लोग बुद्धके अत्यन्त सरल 
उपदेशोसे सन्तुष्ट नही होते। वे उन्हे अपने बौद्धिक सनन्‍्तोषके लिए पढते है, और 
उनको निराश होना पडता है। धर्मका सम्बन्ध मुख्यतया हृदयसे है, इसलिए जो 
व्यक्ति बौद्धिक अहके साथ उसके पास जाता है, उसे तो निराश ही होना पडेंगा। 

में यह कहनेका साहस करता हूँ कि बुद्ध नास्तिक नही थे। जो व्यक्ति या 
भक्त ईश्वरके पास अहं लेकर जाता है, वह उसे नहीं मिकतता। वह ऐसे व्यक्तियोका 
विश्वास नही करता जो प्रार्थनामे अपनी नाक जमीनपर रगडते हे। वह नाकपर 
ऐसे निशान नहीं देखना चाहता। आपमे से कुछ छोग शायद यह जानते भी न हो 
कि बहुतसे मुसलमानोके माथेपर वास्तवमें इस रगडका चिक्त दीख पडता है, क्योकि 
वे मस्जिदोमे नमाजके समय रोज इस प्रकार अपने माथे रगडते है कि उनपर 
रुपयेके वराबर और कभी-कभी इससे भी बडा निशान पड जाता है। ईदवर 
इन निशानोको- नही चाहता। वह तो मनुष्यके मर्मको, उसके समूचे अस्तित्वको 
आरपार देख छेता है। कोई व्यक्ति चाहे अपनी नाक काटकर रख दे और उसे 
जमीनपर रगडता रहे, पर ईश्वर ऐसे व्यक्तिकों भक्तके रूपमे स्वीकार नहीं करता 
जो नाक रगडकर भक्तिका प्रदर्शन न करनेवाले छोगोकी उपेक्षा करता हो, जिसके 
हृदयमे व्यया न हो और जिसका हृदय दूसरोके लिए सहज ही सहानुभूतिसे न 
भर आता हो। चूंकि जनता अर्थात्‌ साधारण जन अहसे सर्वथा अपरिचित रहते 
है, इसलिए वे अत्यन्त विनज्रताके साथ उसके पास पहुँच जाते है और दार्शनिक 
विचारोको कममे परिणत कर देते है, और हम इसीलिए निसकोच होकर उनका 
अनुसरण कर सकते है। मेरे विचारमे वौद्धवर्मकी यही मूलभूत शिक्षा है। यह मुख्य 
रूपसे जनताका धर्म है। मुझे उसके पास जाकर निराशा नही होती। मैं एक क्षणके 
लिए भी यह नही मानता कि बौद्धधर्म भारतसे निर्वासित हो चुका है। मैं देखता 
हूँ कि वौद्धधर्मकी प्रत्येक सारभूत विशेषताकों बौद्धधर्मकी दृहाई देनेवाले देशो, चीन, 
लछका तथा जापानकी अपेक्षा, भारतमें ही अधिक व्यवहारमें छाया जा रहा है। में 
साहसके साथ कहता हूँ कि हम अपने बर्मी मित्रोकी अपेक्षा भारतमे बहुत अधिक और 
धहुत अच्छे ढगसे बौद्ध धर्मके अनुसार आचरण करते है। बुद्धको यहांसे हटाना असम्भव 
है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वह भारतमे पैदा नही हुए थे। वे अपन जीवनमें 
ही अपना नाम अमर कर गये थे। वे आज छाखों व्यक्तियोके जीवनमें बसते है। 


भार्षण : बुद्ध जयन्तीके अवसरपरे ६ई 


एक छोटेसे मन्दिरमे जाकर उनकी प्रतिमा पूजने या उनका नाम लेने-न-लेनेंसे क्‍या 
'होता है। मेरा हिन्दूघर्म मुझे सिखाता है कि यदि मेरा हृदय शुद्ध है तो मै चाहे 
श्रीयामकी जगह मरा” ही क्यों न कहूँ, फिर भी मै उतने ही बलसे या उससे 
अधिक बलसे उसे रट सकता हूँ कि जितने बलसे शिक्षित ब्राह्मण रटते है। इसलिए 
मैं डा० धर्मपालसे कहता हूँ, उन्हे बहुतसे लोगोका समर्थत मिले या न मिले, होनो- 
लुलुकी कोई महिला एक बडी धनराशि दानमें दे या न दे, इससे कोई अन्तर नही 
पडता। मेरा तो विनद्र मत यही है कि बुद्धने हमे सिखाया है कि जो व्यक्ति 
सत्यका अन्वेषण करता है उसके साथ लाखो छोगोका होना कोई आवश्यक बात 
नही है। 

प्रत्येक व्यक्तिको अपने-आपसे- पूछना चाहिए कि जिस दया और करुणाका सदेश 
हमे बुद्धनोे सुनाया था उसे हमने किस हृदतक अपने जीवनमे उतारा है और जिस 
हृदतक हम उसे अपने जीवनमे उतार पाये है उत्तनी ही हृदतक हम उस महान्‌ 
विभूतिको श्रद्धाजलि चढ़ानेंके अधिकारी है। मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि जबतक 
यह ससार रहेगा तबतक उनका दर्जा मानवताके महानतम शिक्षकोमे रहेगा। बुद्धने 
लगभग' २५०० वर्ष पूर्व जो विचार दिया था वह कभी नष्ट नहीं होगा। विचार 
यद्यपि मद गतिसे आगे बढते है फिर भी वे अपने निशान छोड जाते हैं। यथपि 
सम्भव है कि बौद्धघर्म भी अन्य सभी घर्मॉके समान ही इस समय पतनोन्‍्मुख ही 
दिखाई पडता हो, पर वास्तवम इसका बीज अकुरित हो रहा है। में अब भी आशा 
करता हूँ कि हमारा दिन आ रहा है, वह दिन जब सभी महान्‌ धर्मोको कपट, 
पाखण्ड, अस॒त्याचरण, अविश्वसनीयता अर्थात्‌ “ पतन ” के साथ जुडे हुए सभी लक्षणोसे 
मुक्ति सिल सकेगी। वचनासे मुक्ति पाकर वे शुद्ध हो जायेगे और एक दिन आयेगा 
जव सीखनके इच्छुक लोग सीख छेगे कि सत्य और प्रेम एक ही सिक्‍केके दो पहल 
है। वही और केवल वही सिक्का खरा है, अन्य सभी खोटदे 'है। ' 

भगवान बुद्धने कई सौ वर्ष पूर्व जो सन्देश मानवताकों दिया था, ईश्वर हमे 
उसका सत्य महसूस करनेकी शक्ति दे और हमें से प्रत्येक उसे अपने जीवनमे 
उतारनेका प्रयत्न करे, चाहे हम अपने-आपको हिन्दू कहे या न कहे। 

[अग्रेजीसे | 
नमृतबाजार पत्रिका, ९-५-१९२५ 


२४. भाषण: लोहागंजमें' 


८ मई, १९२५ 
श्री गांधीने अभिनन्दन-पत्र तथा थैली स्वीकार करते हुए एक छोटा-सा भाषण 
दिया और कहा कि मुझे दुःख है कि में अछी भाइयोंकों अपने साथ नहीं छा सका, 
वे अपने कार्यमें व्यस्त थे। यदि आप लोगोंको स्वराज्य चाहिए तो आपको अपना 
निरचय पक्का कर लेना होगा। इसोलिए कांग्रेसने घोषणा की है कि स्वराज्य प्रेम 
और अहिसाके जरिये ही प्राप्त करना है और उसने बार-बार लोगोंसे कहा है कि 
सभी लोगोंको, चाहे वे किसी भी घधर्मके हों, इस कार्यमें मन लगाकर जुट जाना 
चाहिए। साथ ही, उसने अस्पृद्यताकों मिटानके लिए कहा है। आपका धर्म आपसे 
कहता है कि आप किसीसे भी घृणा न करें। से आपसे अनूरोध करता हूँ कि आप 
प्रतिदिन कमसे-कम आधा घंटा सूत कारतें और हाथका बुना खहर पहनें। मुझे यह 
कहते हुए दुःख हो रहा है कि इस समय भी बहुत कमर लोग खहर पहनकर आये हे। 
आपको अपना कत्तंव्य समझना चाहिए और चरखा चलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
में आपसे यह भी आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आप अपने लड़के-लड़कियोंको राष्ट्रीय- 
पाठशालाओंने भेजें। भेंट्में मिली इस थेलीका उपयोग में अपने लिए नहीं करूँगा, 
बल्कि चरणों और करघोंके लिए करूगर। इसलिए आपसे मेरा सविनय निवेदन है 
कि आपने जो धनराशि ' देनेका वचन दिया है उसे पूरा करें। मुझे देखने और मेरे 
भाषण सुननेका कोई उपयोग नहीं है। आपने जो धन देनेका वादा किया है उससे 
आपको और देशकों बहुत छाभ पहुँचेगा। मे आजा करता हूँ और ईदवरसे प्रार्थना 
करता हूँ कि मेने जो हिंदायतें दी हे, उन्हे अमलमों छाया जाये। 
[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, ९-५-१९२५ 


१. यद भाषण विक्रमपुरके निवासिषोंको ओोरसे दिये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें ढिया गया था। 
७५,५०० २० की एक थैली भी गाधीजीको मेंट की गई थी। 
५ भाषणप्ते पूर्व ढा० प्रफुछचन्द्र घोषने १७,००० २० जमा फरनेके ल्क्ष्यफा उल्लेख किया था। 


२५. भाषण : सलिकन्दास' 


८ मई, १९२५ 
भाषण देते हुए महात्माजीन कहा कि मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि आपमें से 
कुछ लोग खट्दर नहीं पहने हुए हे। में आपसे तीन बातोंके बारेमें कहना चाहता 
हैँ और' मुझे विदवास है कि यदि आप मेरे सन्देशकों क्रियान्वित करेंगे तो स्वराज्य 
आपको स्वयसेव सिल जायेगा। इस सम्बन्ध्सं पहली बात यह है कि हिन्दू और 
मुसलमान आपसमें पूरी तरह मेलजोलसे रहें। वे एक-दूसरेके प्रति सहिष्णु बनें 
और एक-दूसरेसे प्यार करें। में यह बात जोर देकर कहता हूँ कि अस्पृश्यताके अभि- 
धापको मिटा देना चाहिए। मेरा आपसे आप्रहपुर्ण निवेदन है कि आप खट्दर पहनें 
और चरखा चहुाएँ। हो सकता है कि आपको अपनो आजीविकाके लिए कातना 
आवश्यक त हो, कित्तु यदि आपको देशकों विशाल धनराशिकों बाहर जाते रहनसे 
बचाना है तो आपको प्रतिदिन कमत्तेकनम आधा घंटा सृत कातता चाहिए। मुझे आज्ञा 
है कि आप डा० प्रफुल्लचन्द्रके कुशल पथ-प्रदर्शनर्में शीक्र ही कातना सीख छेगे और 
विदेशी कपड़ा त्याग देंगे। मेने सुना है कि यहाँ नाई लोग नामबूद्रोंकी हजामत नहीं 
बनाते और घोबी उनके कपड़े नहीं घोते। यह अस्पृश्यता है। हिन्दू घर्मका सार सत्य, 
अहिंसा और प्रेस है; नाइयों और घोबियोंका नामशूद्रोंकी सेवा न करना उनके 
प्रति प्रेम प्रदक्ञित करना नहीं, बल्कि घुणा व्यक्त करना है। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ९-५- १ ९२ ष्‌ 


२६. बातचीतका अंश 


८ मई, १९२५ 

इन चरखोको देखकर मेरे दिकको चोट पहुँची है। कोई आदंचरय नही, यदि 

हम यहाँ चरखेको लोकप्रिय नहीं बना पाये। अच्छा हुआ कि में यहाँ आ गया। 
नहीं तो में असफलता मिलनेपर गाँववाछोकी ही दोष देता। अब मै देखता हूँ 
कि सारी गलती हमारी ही है। जरा इन कमजोर चरखो और मोटे तकुओकी 


१, मल्किन्दामें खादी प्रदशनीका भांधोजन किया गया था। गांघीणीने हिन्दीमें जो भाषण दिया 
था, वह उपलब्ध नहीं है। 


२. गाधीजीने ये वातें दिषीरपुर राष्ट्रीय पाठ्शाछके प्रबन्धक, जतीन्द्रनाथ कुशारीसे कही थीं। 
वातचीतका विवरण मद्दादेव देसाई द्वारा लिखित गावीजीकी वगारू-य्रात्राके विवरणसे उद्धुत है। 


२७-५ 


5६ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


ओर देखिए। कातनेवालेको सूत कातनेंके प्रयत्ममे चरखा वहुत ज्यादा घुमाना पडता 
होगा; और जरा इन चरखोकी घरघराहटका मुलाहिजा तो कीजिए। यदि चरखेकी 
आवाज लछडकोके गानेके साथ मेल न खाये तो वे कातते समय गा कंसे सकते है? 
सनन्‍्तोषकी बात केवल यह है कि लड़के कातना जानते हैँ। उन्होने इसे उसी प्रकार 
सुगमतासे अपना लिया है जेंसे मछली पानीको अपनाती है। उनके पास अगुलियोका 
कौशल है और मे देख रहा हूँ कि चरखोकी हालत बुरी होनेपर भी वे अच्छा 
सूत कात रहे है। यदि चरखे अच्छे होते और तकुबे पतले होते तो वे इससे दुगुना 
सूत आसानीसे कात लेते। आप कहते है कि आपकी अधिकसे-अधिक गति ३०० 
गज प्रति घटा है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जेसे ही आप इन चरखोमे सुधार कर 
छेगे, यह गति ६०० गज प्रति घटा हो जायेगी। जिस दक्षतासे आपके यहाँके लड़के 
इन्हें चछाते हैं उससे आपको जान लेना चाहिए कि कताईकी सम्भावनाएँ कितनी 
बडी हैं। यदि आप आज चरखेकी कला और तकनीकको नही जानते तो आपको 
एक वर्षतक कठिन परिश्रम करके उसे अच्छी तरह सीख छेना चाहिए। 

[ अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, २१-५-१९२५ 


२७. भाषण : दिघीरपुरकी सार्वजनिक सभामें' 
९ मई, १९२५ 


दस हजारसे अधिक लोगोंकी सभामें भाषण देते हुए गांधीजीने कहा कि सुझे 
दुःख है कि अस्पृब्यता-निवारणके लिए कांग्रेसी लोगों द्वारा किये गये प्रयत्व निष्फल 
रहे। अस्पृश्यताके सम्बन्धमें अपने दृष्टिकोणको सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मेने 
यह कदापि नहीं कहा है कि किसोकों नामशूद्रोके साथ एक ही थालीमें बेठकर खाना 
खाना चाहिए। उस पानोकों जिसे मेरी भाँने ही जूठा क्यों न किया हो, में कभी 
नहीं पिऊेंगा, किन्तु यदि मेरी माँ या अन्य कोई व्यक्ति मुझे साफ बर्तन्में पानी देतो " 
पेरे लिये उसे लेनेसे इनकार करना पाप होगा। इसी प्रकार,“यदि किसी स्थानके नाई 
और घोबी अपने नामशूद्र भाइयोंकी सेवा नहीं करते तो यह पाप माना जायेगा। में 
जोर देकर कहता हूँ कि हिन्दु धर्मका मतलब है--सेवा करना और सेवाका मतलब 
है -- समानता और प्रेस । हिन्हू-मुल्लिम एकताके बिना स्व॒राज्य असस्भव है। इसीलिए 
से अपने दौरोंमें अली भाइयोंमं से किसी एककों अपने साथ रखता हूँ। मुझे यह देख- 
कर प्रसन्नता होती है कि इस स्थानपर चरखते और खट्दरके सम्बन्धमें कुछ काम हो 
रहा है। में हिन्दुस्तानसे गरीबी दर करना चाहता हूँ, किन्तु मुझे यह देखकर दुःख 


१. यह भाषण दिंघीरपुरके संघ निकाय द्वारा स्थानीय जनताऊ़ी मोरसे दिये गये एफ असिनन्दन-पत्रके 
उत्तरमें दिया गया था। 


भाषण : तालटोलाके कार्यकर्ताओकी बैठकमे ६७ 


होता है कि यहाँ बहुत कम लोग खहद्दर पहने हुए हे। मुझे प्रसन्नता है कि संघ 
'निकाय (यूनियन बोर्ड)ने मेरे आनेके अवसरपर पाँच चरखे भेंट किये हे। 
अन्तर्में गाँधीजीने छात्रोंसे सानुरोध कहा कि आप अपने भाता-पिताका सम्मान 
करें, अपने अध्यापकों तथा अपने परिवारके सभी सदस्योंसे प्रेस करें और अपने साथी 
छात्रोंके साथ सौहारदंपुर्वक रहें। 
[अग्नेजीसे ] 
हिन्दू, ११-५-१९२५ 


२८- भाषण: तालटोलाके कार्यकर्त्ताओंकी बेठक्ें' 


९ मई, १९२५ 


सबसे पहले में आपसे यह कह देना चाहता हूँ कि हमारी मुक्तिका साधन 
केवल चरखा है, ऐसा मैने कभी नहीं कहा। मैने कहा है कि जनता चरखेके बिना 
स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकती। किन्तु मैं आज पहली बातका समर्थन करनेके 
“लिए भी तैयार हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी कल्पनाशक्तिसे काम छे। 
जिस प्रकार आप हिमालयमें देवी-देवताओकी कल्पना करते है, क्योकि आपका मन 
पवित्रतासे परिपूर्ण है, उसी प्रकार यदि आप कताईके कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वित 
करनेके बारेमे दत्तचित्त होकर विस्तारपूर्वक्त विचार करे तो आप कताईकी बडी- 
बडी सम्भावनाओकी अनुभूति करने लंगेगे। जिस कार्यको हम कर रहे है, उसे 
चालू रखनेके लिए महान्‌ प्रयत्तकी आवश्यकता है। लाखो लोगोको सूत कतवानके 
लिए तो और भी अधिक प्रयत्वकी आवद्यकंता है। हममे से प्रत्येकको छोटीसे-छोटी 
बातोकी ओर ध्यान देना और ठीक अनुशासनमे रहना होगा। कताईको सावभौम बना 
पावेका अर्थ है अन्य अनेक प्रइनोका स्वयमेव हल हो जाना। अस्पृश्यताकी समस्याको 
ही छीजिए। अस्पृश्यताकी समस्याकों हल किये बिना चरखेका प्रयोग व्यापक करना 
असम्भव है। क्या आप नही जानते है कि जबतक अस्पृश्योको नहीं अपनाया जाता, 
तबतक' वे खहरसे कोई वास्ता न रखेगे ? वे कहेगे, “जब हम अस्पृश्य माने जाते 
है, तव हम खहरका क्‍या करेगे? ” और जबतक उनका सहयोग नही मिलता तब- 
तक आप खादीके कार्यक्रमको पूरी तरह सफल नहीं बना सकते। यही बात हिल्दू- 


१. कार्यकर्ताओंकी एक वैठ्फक्रा आयोजन किया गया था, किन्तु यह सोचकर कि नावमें बैठक कर 
छेना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, कार्यकर्ता गाधीजीके साथ नावसे नारायणगंजतक गये। ढों० प्रफुल्कचनद्र घोष 
गांधीजोंके साथ थे। उन्होंने कहा कि “कार्यकर्त्ताओंका विश्वास क्षीण द्वोता जा रद्दा है। उनमें से बहुत-से छोग 
पद विश्वास नहीं करते कि चरखेमें हो हमारी मुक्ति है, यथपि वे उसकी भायिक उपयोगिता मानते है। 
किन्तु इममें से कुछ छोग महयूस करते दे कि यह उपयोगिता किसी मतलब की नहीं है और कार्मेसका 
सदस्य बनना अनावर्थक़ दे! मेरी प्राथेना है कि थदि हो सके तो आप हमारे सन्देद्ोंकों दूर करके हमारे 
विश्वासफो दृढ बनायें।” गाधीजीने इन सन्देदोंको ध्यानमें रखकर भाषण दिया। 


६८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मुस्लिम प्रशनके बारेमे भी है। दोनो चीजे साथ-साथ चलती ह। इस प्रकार आप 
देखेंगे कि केवल कताईसे स्वराज्य मिलना सम्भव है। 

किन्तु में आपको कुछ और गहराईमे ले जाना चाहता हूँ। क्या आप जानते 
है कि वायलिनके वाजका जो तार मेरे हाथमे है उसे छोडकर शेष सभी तारोपर 
सरकारकी अंगुलियाँ जमी हुईं है” जो तार भेरे हाथमें है वह है अहिंसा। आप 
स्वराज्य केवल अहिसासे प्राप्त कर सकते है, हिसासे कभी नहीं। यदि आपका इस 
बातपर विश्वास जमता है तो आपकी समझमे शीघ्र ही आ जायेगा कि केवछ कताईके 
जरिये आप स्वराज्य प्राप्त कर सकते है, क्योकि अहिसाको कार्यरूपमें परिणत करनेका 
केवल यही मार्ग है कि चरखेको घर-घरमे स्थान दिलानेके शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको 
पूरा किया जाये। आप हिन्दू-मुस्लिम समस्याको किस प्रकार हक करेगे? केवल 
इस प्रकार ही न कि हिन्दू लोग मुसलमानोंके लिए खादीका कार्य करे और मुसलू- 
मान लोग हिन्दुओके लिए। और इस बातके लिए कि हिन्दू, मुसछमान तथा अछूत 
साथ-साथ मिलकर कार्य करने लग जाये, इसके लिए आप लोगोकों विश्वास और 
श्रद्धा साथ अथक परिश्रम करते रहना होगा। सबसे आसान बातको ही पहले 
लीजिए, कठिन बात जाने दीजिए। कठिन बातके क्षेत्रमे आते है महाराजा, नवाब 
आदि। हमको देश-भरमे कुशल बुनकरो और कतैयोका जाल-सा बिछा देना चाहिए 
और चरखेको कार्यक्रमका केन्द्र बना लेना चाहिए। ऐसा मत कहिए कि वातावरण 
बिगड़ा हुआ है। मतभेद है तो रहने दे। आप उनके रहते हुए भी कातना जारी 
रखें। आप देखेंगे कि एक दिन आयेगा जब आपके चारो ओर आप जैसे ही कातने- 
वाले पैदा हो जायेगे। यदि आप साफ हैँ तो एक दित निद्चित रूपसे आपके इर्द- 
गिर्दके सब छोग सफाई अपना छेगे। क्‍या मै ब्रह्मचयें, सत्य और अहिसाको महज 
इसलिए त्याग दूँ कि मेरे चारो ओर इनके विपरीत आचरण किया जा रहा है 
नही, मुझे अपना कार्य इस विश्वासके साथ जारी रखना होगा कि मेरा तरीका सही 
है, भले ही इस तरीकेसे काम करनेवाला अकेला में ही क्यो न रह जाऊँ। 

आप पूछते है कि कातनेवाले किस प्रकार स्वराज्य श्राप्त करायेगे? मैं कहता 
हैँ कि यदि आपने चरखेको सार्वभौम बना लिया तो इसके वाद कुछ भी करनेकी 
आवश्यकता नही रहेगी। तब आपके पास ऐसी शक्ति और ऐसा वछ आ जायेगा 
जिसे हरएक शख्स खुद-ब-खुद मानने छगेगा। 

किन्‍्तु हो सकता है कि हमारा सघर्ष लम्बे असेंतक चले। परल्तु इससे छोटा 
कोई रास्ता, है ही नही! मै केवल १००० सच्चे कार्यकर्ताओकों लेकर कांग्रेसको एक 
जीवन्त संस्था वना सकता हूँ। दस छाख न कातनेवाले छोग, जो ४ आने चन्दा 
देनेमे अपने करत्तैव्यकी इतिश्री समझते है, बोझ ही नही, उससे भी वदतर होगे। 
ईदवरमे मेरा विश्वास है और इस वातमे भी कि वास्तवमें समय आनेपर उक्त 
थोडे-से लोग ही काम कर दिखायेगे। 

[अग्रेजीसे] 
यंग इंडिया, २१-५-१९२५ 


२९. भाषण : मलूखानगरमें 


९ मई, १९२५ 


पहली वात तो यह है कि कातनेसे ही स्वराज्य मिल सकता है, यह मैने नहीं 
कहा, यद्यपि मेरा विश्वास यही है। सूत काते विना स्वराज्य नहीं मिल सकता है, 
यह वात मैने वार-वार कही है। मै ये दोनों वाते सिद्ध करके दिखानेके लिए तैयार 
हैं। कातनेका अर्थ क्या है? कातनेका अर्थ यह है कि हमे कताईको सार्वजनिक बना 
देना है, अर्थात्‌ लुढाई, घुनाई और कताई यह सब क्रियाएँ हमें जान लेनी चाहिए 
और कते हुए सूतकी खादी बुनवा लेनी चाहिए। इन सब क्रियाओको स्वय कर 
सकने और करोडो लोगोको सूत कातनेमें लगानेके लिए भगीरथ प्रयत्नकी आवश्यकता 
है। इसका अर्थ है समस्त देशमे एक सजीव तन्‍त्र स्थापित करना। जैसे बडे जहाजमे 
कप्तानका हुक्म जहाजके सव छोग मानते है और यदि वे न माने तो उसे उनको 
गोलीसे उड़ा देनेका अधिकार होता है, ऐसे तनत्रकी व्यवस्था करना क्या कोई छोटा- 
» मोटा काम है? यदि आप करोड़ो छोगोको सूत कातनेमे छूगा देगे तो उससे अस्पृष्यता- 
निवारणका प्रइन भी हल हो जायेगा और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यका भी। अस्पृरयता इससे 
कैसे दूर हो सकती है? अस्पृरय लोग आज खादीके काममे जो भाग छेते है सो 
मेरी खातिर। मद्रासमे अस्पृश्योने मुझसे कहा कि जव लोग हमे अस्पृष्य मानते है 
तव हमे उनका काम करनेकी क्या जरूरत है? हम उनके लिए खादी क्यों बुने? 
फिर भी वे मेरी खातिर उनकी खादी वुनते है। जब अस्पृश्यता मिट जायेगी तब 
वे स्वेच्छापूरवंक इस कार्यमे पूरा रस लेने छगेगे और जब वे पूरा रस लेने छगेगे तव 
अस्पुश्यता भी लुप्त हो जायेगी। जवतक हिन्दू और मुसलमान एक होकर काम 
नही करते तवतक क्या खादीके कार्यकी साधना पूरी हो सकती है? इस प्रकार 
सब जातियोकों सूत कातनेमे छगानेके लिए आपको ऐसी सीलनभरी जगहोमें जीवन 
विताना पड़ेगा। 

किन्तु आप पूछेगे कि कताईका अर्थ स्वराज्य कैसे है? मेरा उत्तर यह है कि 
यदि आप कताईका प्रचार सर्वत्र कर देगे तो आज काग्रेसके सम्मुख जो तीन जबरदस्त 
प्रदन हैं -- ये तीनो हल हो जायेगे, और जब ये तीनो प्रइन हल हो जायेगे तब बाकी 
कौनसा प्रव्न रह जायेगा? जब ये तीनो काम पूरे हो जायेगे तव हम अपनी निश्चित 
शर्तें पूरी करानंकी माँग पेश कर सकेगे। उसके वाद यदि अग्नेजोको जाना हो तो 
वे चले जायें और यदि उन्हे हमारी झर्तोपर रहना मजूर हो तो वे रहे। अब आप 
प्रघन करेगे कि जिन अग्नेजोसे हम इतने छडे और जिन्होने हमपर इतने अत्याचार 
किये क्या आप उनसे सहयोग करेगे ? मेरा उत्तर है, हाँ, जरूर करूँगा, क्योकि मुझे 
तो शत्रुको भी मित्र बनाना है। 

कातनेसे ही स्वराज्य मिल सकता है, यह वात समझनेंके लिए आपको एक 
वात भली-भाँति जान छेनी चाहिए। वह यह है कि आप किस उपायसे स्वराज्य 


७० सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


लेना चाहते हैं? यदि आप हिसाके द्वारा स्वराज्य लेना चाहते हो तो आपको कताई- 
का विचार त्याग देना चाहिए किन्तु आप' हिसासे अग्रेजोक़ों नहीं जीत सकते, यह 
मुझे प्रत्यक्ष दीख रहा है। आजके खेलमे सभी मुहरे उनके हाथमे है। मेरे हाथमे 
केवछ एक मृहरा है--वह है अहिसाका। हम उन्हें इस अहिसाके मुहरेसे ही जीत 
सकते है। यदि आप इस बातको मान ले तो आप यह समझ सकेगे कि सूत काते 
बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, क्योकि अहिंसाकी पद्धतिका केन्द्र ही चरखा 
है। कार्यक्रमकी अन्य बाते इसीके इदें-गिर्दे घूमती है। 

वातावरण तो बिगडा हुआ नहीं है। सरकार उपद्रव चाहती है और उसे 
उपद्रवप्रिय छोग भी मिल जायेगे, किन्तु आप तो यही कहेगे कि चाहे जितनी ही 
विष्त-बाघधाये आये, हम तो फिर भी कातते ही रहेगे। दूसरे लोग कातना छोड दे, 
तब भी आप थोडे ही कातना छोड सकते है”? दूसरे सव स्वच्छ रहना छोड दे, 
न्रह्मचयेंका पान छोड दे और अहिंसाका भी त्याग कर दे तो क्या इससे आप भी 
इनकी छोड देगे? 

इस प्रकार जो सच्चे कातनेवाले हैं वे समय आनेपर जरूर आगे आ जायेगे। 
काग्रेसके न कातनेवाले ३ करोड सदस्य हो तो भी मैं उनसे कोई काम नही छे 
सकूँगा। किन्तु यदि ३०० सच्चे [कातनेवाले] सदस्य होगे तो में उन्हीसे देशको 
जगा सकूँंगा। आप पूछेंगे कि ये छोग समय आनेपर कैसे आगे आ जायेगे तो मैं 
इसका उत्तर नही दे सकूँगा। मै तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ईइवर उन्हे आगे 
बढायेगा। ईह्वरपर मेरा इतना विश्वास है कि मैं इसीपर निर्भर होकर वैठा हूँ 
कि अवसर आनेपर वह सबको जागृत कर देगा। ट्रान्सवालमे क्या हुआ था ? आखिर 
वक्‍ततक किसीकों [सघर्षमे आनेके लिए] नहीं कहा गया था, किन्तु जब कुलियोने 
यह देखा कि हम सब जेल पहुँच गये है, तब तो वे भी मैदानमे आ गये। हरबत- 
सिंह' तो [गिरमिट्से] मुक्त हो चुके थे। उन्हे कर नही देना था, किन्तु उनको 
भी जोश आया। वे भी जेल गये और वहाँ मर गये। खानोकों ही जेल वना दिया 
गया। मजदूर उन्हीमे कैद कर दिये गये। उन्होने वहाँ बहुत कष्ट झेले। मुझे इसका 
जरा भी अनुमान नहीं था कि यह सव होनेवाला है। किन्तु ईइवरमे श्रद्धाकी वात 
ऐसी ही है। इसलिए जब, छोग पूछते है कि मैं सविनय-अवज्ञा कव कछूँगा तो मैं 
उनको कोई भी उत्तर नही देता। मै यही कहता हूँ क्वि ईइवर उस अवसरको भ्रस्तुत 
करेगा। 

मैं अब इस प्रदनपर आता हूँ कि काग्रेसमे रहनेसे क्या छाभ? मै मानता हूँ 
कि इससे अधिक लाभ नही है। किन्तु यदि हम काग्रेसमे न रहे तो स्व॒राज्यवादियोको 
नाहक ही दुख होगा। इसका अर्थ यही होगा कि हम उनको अपनी सहानुभूति देनके 
लिए भी तैयार नही है। इस वर्ष तो सदस्य वनकर जितना काम हो सके उतना 
करनेके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। यदि अगले वर्ष उनको इसकी भी 
जरूरत न रहेगी तो देखा जायेगा। तब हम कातनेवालोका संघ वना सकेंगे । किन्तु इस 


३, देखिए खण्ड १२, १8 ३१४-१५ | 


भेट : एसोसिएटेड प्रेस «ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे ७१ 


प्रकार वह सघ वर्षके कार्यका परिपक्व फल होगा। यद्वि आप यह मानते हो कि 
काग्रेसमें रहनेसे कोई छाभ नहीं है तो उसमे हानि भी तो किसी तरहकी नही है। 
[ गुजरातीसे | 
नंवजीवन, १७-५-१९२५ 


३०, भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे 


९ मई, १९२५ 


थ्रो गांधोने स्वीकार किया कि जैसे श्री घोषने' बताया है विभिन्न घस्तियोंकी 

अपनी-अपनी विशिष्ठता होती है और काम प्रत्येक बस्ती की विशिष्टताकों देखते हुए ही 
भाग बढ़ाया जाना चाहिए। किन्तु मेरे विचारमं चरखा सभी जगहोंपर रचनात्मक 
कार्यका मुख्य भाग बन सकता है; प्रत्येक बस्तोकी परिस्थिति विशेषकों देखकर 
अन्य बातें इसके साथ जोड़ी जा सकती .हे। प्रत्येक बस्तीमें चरखा घर-घर चलाया 
जाना चाहिए। इसके बाद श्री घोषने गरांधीजीके फरीदपुरके भाषणका' उल्लेख किया 
जिसमें उन्होंने कहा था कि देशकों मुक्त करानके लिए मजबूत हृदयकी जरूरत है, 
मजबूत भूजाओंकी नहीं। इसपर श्री गांधीजीने कहा कि हम मजबूत हृदयसे स्वराज्य 
तो ले सकते हे, लेकिन आन्तरिक शान्ति स्थापित करने तथा देशकों बाहरी धत्रुओंसे 
बचानेके लिए मजबूत भुजाओंकी आवश्यकता पड़ेगी। श्री गांधीने कहा कि सेने इस 
प्रन्‍का उत्तर यंग इंडिया ' में दिया है और वहाँ मेने ऐसा नहीं कहा है कि मज- 
बूत भुजाओंकी आवश्यकतों है ही नहीं। जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे तब तो 
देशकी रक्षाके लिए पुलिस और सेनाकी आवश्यकता होगी ही, परन्तु स्वराज्य प्राप्त 
करनेके लिए सबसे पहले हमारे पास मजबूत हृदय होना चाहिए। 

[अग्नेजीसे हि 

अमृतबाजार पत्रिका, १२-५-१९२५ 


१. काल्मोदन घोषने गांवीजोसे पूछा था कि वया रचनात्मक कार्यके भंगके रुपमें चरखा अलग- 
अलग व्शिषताएँ रखनेवारे सभो इलाकोंके लिए समान रूपसे उपयुक्त रहेगा वंयपि सभी वस्तियोंकी भपनी- 
अपनी विशेषता हुआ करती है; और क्या संगठनात्मक कार्में इन विंभिन्‍तताओंका विचार नही करना चाहिए। 

२. देखिए “भाषण : वयारू प्रान्तीष परिषद््मे ”, ३-५-१९२५। 

३. देखिए “फिर वही”, ७-५-१९२०। 


३१- अन्त्यज साधु ननन्‍द 


नन्‍्दकी यह कथा दक्षिणके साहित्यसे महादेवभाईने साररूपमे छी है। में चाहता 
हैं इसे सब छोग रुचिपूर्वक पढे। कोई भी यह न माने कि यह कथा कपोल-कल्पना 
मात्र है। सम्ज़व है उसमे कुछ अत्युक्ति हो। परल्तु नन्‍्दर नामक एक साथुचरित भन्त्यज 
छ सौ साल पहले दक्षिणमें हुआ है और उसने अपने चरित्र-वलसे मन्दिरोमे जानेंका 
अधिकार प्राप्त कर लिया था। उसकी पूजा हिन्दुओमें आज भी अवतारी पुरुपके 
रूपसे को जाती है। इसपर तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता। नन्‍्दकी इस पवित्र 
कथासे हमे यह शिक्षा मिलती है कि यद्यपि जन्म कर्मका फल है, फिर भी विवाताने 
हमारे लिए पुरुषार्थ नामको वस्तु भी वनाई है, और नन्‍्द-जैसा अन्त्यज चरित्रके 
बलसे इसी जन्ममे पवित्र हुआ और पवित्र माना गया। ब्राह्मणोने उसे प्रेमपूर्वक 
अपनाया। यदि नन्‍्द इसी जन्ममे पवित्र हो सका तो हमें यह मानना ही होगा कि 
यह शक्ति सब लोगोंमे निहित है। इसलिए हर अन्त्यजकों पूजाके लिए मन्दिरोमे 
प्रवेश करनेका अधिकार दिया जाना चाहिए। 

मैं आजा रखता हूँ कि कोई ऐसा तर्क न करेगा कि ननन्‍्दने तो अग्निमें प्रवेश 
किया था, अन्त्यज लोग ऐसा! करके मन्दिरोमें जाना चाहे तो जाये। अग्नि-प्रवेशकी 
बात काव्यकी अत्युक्ति है। यदि हम इसे सच मान ले तो भी नन्‍दने स्वेच्छासे ही 
वैसा किया था। बहुत-से ब्राह्मण नन्‍्दको स्वान-मात्र कराकर मन्दिरमे दर्णनार्थ जाने 
देनेके लिए तैयार थे। इस कथाका सार हमे यही समझना चाहिए कि अन्त्यज अपने 
पुरुषार्थसे इसी जल्ममे पवित्र हो सकते है, अर्यात्‌ जिस गर्तेपर दूसरे हिन्दू मन्दिरमें 
जा सकते है उसी शर्तेपर अन्त्यजोको भी मन्दिरमे जानेकी छूट दो जानी चाहिए। 

मैंने इतना तो कहा उच्च वर्णी कहे जानेवाले हिन्दुओके लिए। 

अन्त्यजोको तो नन्‍्दकी कथा प्रोत्साहन देनेवाली और पावन करनंवाली है ही। 
मैं चाहता हूँ कि इसका पाठ हर अन्त्यजके घरमे किया जाये। परन्तु वे केवछ इसका 
पाठ करके ही सन्तुष्ट न हो जाये। जो-कुछ नन्‍्दने किया है वह प्रत्येक अन्त्यजको 
करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सभी अन्त्यजोमे नन्‍्दकी-सी पवित्रता दिखाई दे और 
उसका धीरज, उसकी क्षमा, उसका सत्य और उसकी दुढता भी आये। नन्‍्द सत्या- 
ग्रहकी मूर्ति था। नन्‍्दने नास्तिकोको आस्तिक बनाया था। ईव्वर करे, प्रत्येक अन्त्यज 
नन्‍्दका आख्यान पढ़कर अपने दोपोको दुर करनेके लिए उत्सुक हो और उसमें 
समर्थ हो । 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १०-५-१९२१ 


३२. पन्न : सगनलाल गांधीको 


रविवार 
वैशाख बदी २ [१० मई, १९२५ |! 
चि० मगनलाल, , 
पुनैयाका पत्र तुमने वापस माँगा था; वह इसके साथ है। तुम देखोगे कि 
मैने उसका उपयोग 'यग इडिया' और “नवजीवन 'मे कर लिया है। 
में चि० रुखोके' सम्बन्धमे तुमको लिख ही चुका हूँ। यहाँ खादी-कार्येका मुझे 
अच्छा अनुभव हो रहा है। इनका कुछ काम हमारे कामसे अच्छा है। हमारा कताई 
और पिंजाईका काम बहुत स्वच्छतासे और नियमपूर्वक चलता है न? मेरा स्वास्थ्य 
अभीतक तो वहुत अच्छा रहा है। भाई रमणीकछाक आ गये हो तो कहना कि 
चरित्रविजयजीका' पत्र आया है। उन्होने तो हर चीजसे इनकार किया है। वे जितने 
प्रमाण . और .के विपयमे इकट्ठे कर सके, करे। मै इन दोनो बातोको भूला 
' नही हूँ और भूलना चाहता भी नही।. . के सम्वन्धर्में तो तुम जानते ही हो” 
उनपर पैसा खाने और व्यभिचार करनेके आरोप हैं। जिसने मुझसे यह बात कही 
है वह इन आरोपोके बारेमे दुढ है। यदि कोई वात तुमको या छगनलछालको मालूम 
हुई हो तो मुझे सूचित करना। 
बापूके आशीर्वाद 
[पुनरच : | 
वासे कहना कि मैं हरिलछालसे मिला था, मैने उससे तीन घटे बाते की। हरि- 
लालने खास तौरसे कहा है कि बा कलकत्ता न आये। वह इस समय अपने किसी 
मित्रके साथ रहता है। 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६२०६) से। 
सोजन्य . राधावहन चौधरी 


१. विषय-वस्तुत्ते मादम होता है कि गांधीनीने यह पत्र १९२५ में वगालके दौरेके दिनोंमें लिखा होगा। 

२६ भगनलाल़की पुत्री । ते 

३. रमणीकछाल मोदी; सावरमती भाश्रमके सदस्ध । 

४. सोनगढ (सौराष्टर) में खादी प्रचारक लिए छात्रों और भय छोगोंको प्रशिक्षित करनेके उद्देश्यसे- 
खोे गये महावीर रत्न आश्रमके संस्थापक । पु 


३३. भाषण : पुरनवाजारके व्यापारी संघमे 


१० मई, १९२५ 
अभिनन्‍्दन-पत्रका उत्तर देते हुए, गांधीजीने शुरूमें ही कहा कि मुझे अत्यन्त 
दुःख है कि में अछो भाइयोंमें से किसी एककों भी अपने साथ नही छा सका। केवल 
मेरे गुणयान करनेसे कुछ नहीं होगा। मे तो बस यही चाहता हैं कि हिन्दुओं और 
मुसलमानोंके बीच पूर्ण रूपसे एकता स्थापित हो, अस्पृ्यता दुर हो। में मानता हूँ 
कि बंगालमें बेसी अस्पृष्यता नहीं, जेसी कि दक्षिण भारतमें है। किन्तु मेने नामशद्रोसे 
सुना है कि उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है। हिन्दुस्तानकी गरीबी दूर करनके 
लिए आप सभीकों चरखा अपनाना चाहिए और खट्टर पहनना चाहिए। में देशको 
सभी बुराइयोंत्रे मुक्त करना चाहता हूँ; इसमें मद्यपानकी बुराई भो शामिल है। 
मेर/ यह दृढ़ विश्वास है कि जबतक आप मेरे द्वारा तैयार किये गये त्रिसृत्री कार्यक्रम- 
पर अम्ल नहीं करेंगे तबतक आपको स्वराज्य नहों मिलनेका। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्द, ११-५-१९२५ 


३४. भाषण: चॉदपुरसे' 
१० मई, १९२५ 


महात्माजोन सबसे पहले स्वागत-समिति तथा नगरपालिकाकों सानपत्रके लिए 
घन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरे प्रति आपका प्रेम ही है जिसके कारण 
सानपत्नोंसें आपने मेरे गृणोंका उल्लेख किया है। से आपका प्रेम स्वीकार करता हूं 
और उन गणोंकों प्राप्त करनेके लिए ईइवरसे प्रार्थना करूँगा। अतएवं में इस प्रशंसा- 
को आपके प्रेमके प्रतोकके रूपमें स्वीकार करता हूँ। 

स्वागत-समिति द्वारा दिये गये मानपत्नम कार्यके परिसाणके सम्बन्धर्म व्यक्त की 
गई निराशाका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य ईमानदारी, त्याग 
और विनज्रताके साथ कामसें जुटा रहे तो निराश होनेकी कोई बात नहीं। 

परमात्माका वचन है कि फलकी अपेक्षा किये विना हमे निरन्तर अपना कत्तंव्य 
करते रहना चाहिए। 


१. यूद भापण जनता तथा नंगरपालिफाफ़ी ओरसे दिये गये मानप्त्रक्के उत्तरमें दिया गया था। 
गावीजीने उत्तर हिन्दीमें दिया था । मूल माषण उपलब्ध नहीं है। 


भाषण : चाँदपुरमे ७५ 


महात्माजीने उक्त कथनपर जोर देते हुए कहा कि हमारा धर्म हमें अपने 
कार्यमें रत रहनेकी शिक्षा देता है। आपके कार्यंमें मन्‍्द प्रगति होनेका क्या कारण 
है सो से समझता हुँ। यह इसलिए हुआ कि देश वास्तविक कर्मभूमिमें अभी हाल 
ही में उतरा है। 

अवतक तो हमने कामके वारेमे केवल बाते को है, हमने गम्भीरतापूर्वक काम 
करना शुरू नहीं किया था। अब हम वातोकी दुनियासे कामकौ दुनियामे आ रहे 
है। चूँकि हम कर्मक्षेत्रमें पदार्पण कर चुके है, इसलिए हमे कर्मकी साधनाके जरिये 
आध्यात्मिक जीवनकी ओर वढना है। हमने १० वर्ष पूर्व, उसी समय अपनी स्थितिको 
समझ लिया था जब भाषण, प्रशसा और ताली बजाना ही राजनीतिके क्षेत्रमे एक 
फँगन वना हुआ था। तब हमारे पास हजारो कार्यकर्ता थे। इसमे आश्चयंकी कोई 
वात नहीं कि आज चरखेपर काम करनेवाले कार्यकर्तताओकी सख्या उससे कम है। 

महात्माजीने कहा कि कांग्रेसके सदस्यों असाधारण रूपसे कभी आ जाने और 
चरखॉकी संख्यामें वुद्धि न होनेफके कारण से जरा भी निराश नहीं हूँ। में अनुभव 
करता हूँ कि इससे मुझे अधिक नि३चयके साथ काम करनेका बल मिला है। इसी 
कारण में अपने भाइयों और बहनोंधे कहता हूँ कि वे अपने कार्यमें विश्वास करें। 
में कांग्रसके ऐसे एक करोड़ सदस्योंकी अपेक्षा जो सिफे चार आने चन्दा दें और 
कुछ भो न करें, उतर तोस सदस्योंको अधिक मूल्यवान निधि समझूंगा जो कताई- 
सदस्पता, हिन्दु-मुस्लिम एकता तथा अस्पृब्यता सम्बन्धी-शर्तोकों पुरा करते हों। पॉच 
या सात खरे और सच्चे सिफ्के एक करोड़ खोदे सिक्‍कोंसे अधिक मूल्यवान होते 
हैं। खोटे सिक्‍कोंकों तो नदीमें फेक देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। 

इसलिए कामग्रेसका कताईकी शर्तवाला मताधिकार सच्चे कार्यकर्त्ता खोज निकालनेकी 
एक कसौटी है। इससे नकली माछके ढूँढ निकालनेमे सहायता मिलेगी। यदि कोई 
व्यक्ति यह कहे कि उसे चरखेमे विश्वास नही है तो उसे चरखेको छोड़ देना चाहिए। 
किन्तु यदि आपको चरखेकी उपयोगितामे विश्वास है तो आपको इसलिए निराश नही 
होना चाहिए कि दूसरे लोग इसे नहीं अपनाते। आपको अपने कत्तंव्यके प्रति जागरूक 
रहते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। 

महात्माजीन जोर देकर कहा कि यदि देशका एक व्यक्ति भी चरखंके पक्षमें 
न रहे तो भी में अकेला अपन घरमें रहकर प्रतिदिन ८ घंटे चुपचाप चरख्ा चलाता 
रहेंगा। 

स्वागत-समितिके मानपत्रमें बताया गया था कि अन्नके अभावके कारण लोगोंकी 
कंसी दयनोय दक्षा हो गई है। इसका पुनः उल्लेख करके गांधीजीने कहा कि 
सुना है कि इस प्रदेशर्ें “वॉटर हायसिन्थ” नामके पौधे फैले हुए हे। ये हर साल 
फस्लोको बहुत नुकसान पहुँचाते हे। 

मेरा खयाल ऐसा है कि हम अपने आलस्यके कारण ही दुख भोग रहे है 
और इसी कारण विना किसी रोक-थामके “वाटर हायसिन्थ” भी बढ़ते जा रहे है। 


७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में भारतके छोगोको विपत्तियो और सकटोंसे मुक्ति दिलानंके लिए ही चरखेका उप- 
देश दे रहा हूँ। चरखेके साथ-साथ हमारी मुक्तिके लिए अन्य जरूरी कार्योको भी 
हाथमें छिया जा सकता है। चरखा निराशाके मध्य आशा बँधाता है। इन्सान अपना 
दुश्मन और अपना दोस्त आप होता है। जब आप कठिनाईमें हो, ईश्वरको याद करे। 
ईश्वर इतना निर्देयी है कि जवतक आप कत्तंव्यपरायण नहीं होते, तवतक आप 
किसी भी कायेमे उससे सहायताकी आशा नहीं कर सकते। मैं आग्रहपूर्वक सबसे 
कहता हूँ कि ईद्वरकों याद रखे, और कार्य करते जाये। 
[अग्रेजीसे | 


अमृतबाजार पत्रिका, १३-५-१९२५ 


३५. भाषण : चाँदपुरकी .राष्ट्रीय पाठशालासें 


१० मई, १९२५ 
महात्माजी राष्ट्रीय पाठशाला  छात्रोसे मिले। वहाँकी कार्यवाही अत्यन्त दिल- 
चस्प थी। उन्होंने पहले उन लड़कोकों बुलाया जो अपनेकों सबसे अधिक दुष्ट मानते 
थे। पहले तो कोई भो आगे नहीं आया; बादमें कुछ लड़कोने आगे आकर स्वीकार 
किया कि वे दुष्ट हें। इसके बाद महात्माजीने उन लड़कोंको बुाया जो अपन-आपको 
मूह और बुढ्धिहीन समझते थे। बहुत-से लड़के आगे आ गये। इसपर काफी हँसी हुईं। 
इसके बाद महात्माजीन दुष्ट तथा अज्ञानी लड़कोके गरूणोंका वर्णन किया और उन्हें 
कुछ हिंदायतें दीं, जिन्हें अत्यन्त ध्यानसे सुना गया। उन्होंने छात्रोंसे कहा कि आप 
देशकी बढ़ती हुई गरीबीको समझें। जो लड़के चरखा कातते हे, वे इसका अदुभव 
कर सकते हे। इसोलिए में आपसे आग्रह करता हूँ कि आप प्रतिदिन सृत कातनंकी 
पूरी कोशिश करें। जो लड़का अतेक निराशाओके बावजूद अपने सामने कोई आदक्ष 
नहीं रखता, वह्‌ नटखट लड़का है। और मूढ वह है जो खाली हाथ बंठ रहनस 
सन्‍्तोष सानता है! ज़ितना हो अधिक कोई छात्र सुत कातेगा उतना ही अधिक वह 
अनुभव करेगा कि उसने अपने कर्त्तव्यका पालन किया है। स्वराज्यके संघर्षम ऐसे 
लड़कोंका दल अपरिहारय है। अन्त में आपसे कहता हूँ कि आप अपने माता-पिताका 
आदर करें, अपने अध्यापकों तया अपने परिवारके सभी सदस्योके प्रति प्रभभाव रख 
और अपने साथियोंसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। मेरा हादिक आज्ञीवाद आपके साथ 
है। 
[अग्रेजीसे ] 
अमृतवाजार पत्रिका, १३-५-१९२५ 


३६- भाषण : चाँदपुरकी सार्वजनिक सभासे' 


ना 


१० मई, १९२५ 

गांधीजीने शुरूसें ही कहा कि चूँकि इस सभासें सुसलमानोंकी संख्या ज्यादा है, 
इसलिए में चाहता हूँ कि मे हिन्दू-मुस्लिस एकताके सम्बन्धर्मे अली भादयोंसे हुई अपनी 
बातचीतके बारेमें आपको कुछ बतला दूँ। उन्होंने निर्णय किया है कि हमें आपसमें 
फिर कभी नहीं लड़ना चाहिए। जबतक हम' आपसर्म ं सेलजोलसे नहीं रहेंगे तबतक 
स्वराज्य प्राप्त करता असम्भव है। आप लोगोंको संकल्प कर लेना चाहिए कि 
आपप्तमें नहीं लड्ेंगे और आपको चरसा चलाना चाहिए। यहाँ हिन्दू या मुसलूसान, 
कोई भी चरखा नहीं चला रहे है। 

गांधीजीने प्रसंग उठनेपर कहा कि मुसलमान छोग कम संख्यामें खहर पहनते 
है और चरख! भी कम चलाते हे। से आपसे सबिनय निवेदन करता हूँ कि आप 
अधिक काम करें। आप लोगोंको याद रखना चाहिए कि पूर्वी बंगालकी बाढ़के 
समय प्रफुल्लचन्द्र रायने कितना शानदार कास किया था और किस प्रकार उन्होने 
चरखेके जरिये बहुत-सी मुसलमान बहनोंको सहायता की थी। में मुसलमान बहनोंसे 
भी चरख्ा चलानेके लिए कहता हूँ। करोड़ों हिन्हू भूलों मर रहे हे। उनके लिए 
चरखा चलानेके सिवा और कोई विकल्प नहीं। इसी कारणसे से भारतका दौरा 
कर रहा हूँ और में उनसे चरखा चलानेके लिए कह रहा हूँ। तभी, केवल तभी 
आप लोग देशसे गरीबी दूर कर सकते हे। जिससे भी मेने कहा है उसने स्वीकार 
किया है कि कातना चाहिए और विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना चाहिए। फिर 
भी वे स्वदेशी कपड़ेका उपयोग नहीं फरते। इसका कारण यह है कि थे अपने देशकों 
प्यार नहीं करते और दूसरी बात यह है कि उनके हृदयमें अपने देशके प्रति कोई 
सम्मान नहीं। ह 

अस्पुदयताका उल्लेख करते हुए, गांधीजीव कहा कि नामशाद्रोंकी बहुत कष्ट 
उठाना पड़ रहा है, यद्यपि उतना अधिक नहीं जितना कि दक्षिण भारतमें। 

[ अग्नेजीसे 
हिन्दू, १२-५-१९२५ 


१. इसके वाद गाघीजीने महिाओंकी एक सभामें सी भाषण दिया था। 


३७. पतन्न : बृजकुष्ण चॉदीवालाकों 


रविवार [१० मई, १९२५ या उसके पदचात्‌ | 
भाई ब्रिजकिसन, 
तुमारा पत्र मीछा। मेरा तुमारे पर विव्वास है परतु इस तरह किसीके लीये 
द्रव्यकी सहाय मागना मेरे क्षेत्रके वाहर है। यदि मैं इस तरह घनिक मित्रोसे 
व्यवहार रखुं तो मेरा सबंध अस्वच्छ वन जायगा। इस काममे तुमारे हि पुरुपाथंसे 
तुमारे सकटका इलाज कर लेना चाहिये। 


वापूके आशीर्वाद 
मूल पत्र (जी० एन० २३७०) की फोटो-नकलसे। 


३८. एक कार्यकर्त्ताका कठिनाई 


[११ मई, १९२५] 
मेरी वगालरकी यात्राके वीच मुझे अनेक सुझाव दिये, जा रहे हैं। मैं सवको 
कार्यान्वित भले ही न कर सकूँ, लेकिन मै उन्हे पसन्द करता हूँ। एक सच्चे कार्य- 
कर्ताका सुआव है।' 
मैं थे टिप्पणियाँ अपने मौनवारकों छिख रहा हूँ। खादी प्रतिष्ठानके सचालक 
सतीश बाबू मेरे पास वैठे है। इसलिए मैने कार्यकत्तकि सुझावको, जवावके लिए उनके 
सुपुर्दे कर दिया है, क्योकि वे वगालकी परिस्थितियोको, जितना खुद में जाननेकी 
आशा कर सकता हूँ, उसकी अपेक्षा अधिक जानते हैँ। उनका उत्तर यह है. 
पत्र-लेघ्कका खयाल है कि बंगालमें खादीके प्रचारकी वास्तविक 
कठिनाई रईकी ऊँची कीमत है। जिस इल्ाजका सुझाव दिया गया है वह है 
कपासकी खेती शुरू करना तथा उसे प्रोत्साहन देना। 
बंगालमे निद्िचत रूपसे यह कठिनाई है कि वहाँ कपास सभी जगह 
पैदा नहीं की जाती। लेकिन एकमात्र यही कठिनाई नहीं है और न ही यह 
कोई गम्भीर कठिनाई है। सेचेस्टर अपने कारखानोंके लिए रई अमरीका और 
बम्बईसे खरीदता है और उनका तेयार कपड़ा भारतकों भेजता है। निरचय 
ही बंगालको जितनी रई चाहिए उतनी वह भारतकी किसी भी रईकी मण्डीसे 


२. लगता है कि यह पत्र ३ मई, १९२५ को चांदीवाछाकों लिखे पत्रकें वाद लिखा गया था, 
उसके वादका रविवार १० मईको पडा था। 

+*. यहां नहीं दिया जा रहा है। 

३« ११२-०"-१९२०। 


एक कार्येकर्त्ताकी कठिनाई न्‍ ७९ 


खरीद सकता है। बंगालमें लाखों रुपयेकी कपास पेदा की जाती है तथा चढट- 
गाँव और कलकत्ताके बंदरगाहोंसे बाहर भेजी जाती है। बंगारू जितनी कपास 
पैदा करता है उसका एक हिस्सा भी घरोंमें सृत कातनेके लिए इस्तेमाल नहीं 
करता, वह अपनी चटगॉव और कोमिल्ला-रुई घरोंमे सुतकी कताईके लिए 
इस्तेमाल कर सकता है तथा उसके अलावा जितनी और आवश्यक हो, बिहार 
तथा उत्तर प्रदेशके बाजारोंसे खरीद सकता है। 
खादीके प्रसारमें वास्तविक कठिनाई न तो रईकी ऊँची कीमतें हे और 
न कपासकी खेतीका न किया जाता। खादीके प्रसारके लिए आवश्यकता है 
सूत कातनेकी तथा खादीके इस्तेमालकी इच्छाकी तथा एक ऐसे संगठनकी 
जो इस इच्छाकों बढ़ाये तथा उसकी पूरति करे। 
वह आश्रम जहाँसे लेखकन टिप्पणी भेजी है कपासको “सस्ते” दासोंमें 
अर्थात्‌ उचित बाजार-भावसे बेचनेका केन्द्र बवाया जा सकता है। आश्रम एक 
आदमीको कातने तथा धुननेका प्रशिक्षण देकर दक्ष बना सकता है तथा फिर 
पड़ोसकी बहनोंके सम्मुख इन कलाओंको प्रदर्शत करके यह बता संकता है 
कि अच्छी पूनियों तथा एक अच्छे चरखेसे सुत कातनेसें कितना आनन्द जाता 
है। जब सुत कातना क्लेशप्रद हो जाता है तभी खादी-प्रसारकी काल्पनिक 
कठिनाइयाँ दिखाई पड़तो हे। 
यदि बंगालकी बहनोंको उन संस्थाओंकी सहायता मिले जिनके चरखा- 
विशेषज्ञ सेवा करनेमें रुचि रखते हे तो फिर हर कठिनाई दूर हो जायेगी 
और फिर में किसानोंकों बिना किसी प्रलोभनके कपासकी खेती करते भी देख 
सकता हूँ। 
कातना एक मुख्य प्रक्रिया है। उसके पहले तथा बादमें दूसरे काम करने 
पड़ते हे। कपासकी खेती करना, कपास ओठटना तथा रुई घुनना पहले किये 
जाते है तथा सुत कातना और कपड़ा बुनना बादसमें आते हे। हमें अभी अपना 
ध्यान कुशलतापुर्वंक घुनने, कातने, तथा बुननतक सीमित रखना चाहिए। 
कुशल संस्थाओके दृढ़ संकल्प कार्यकर्त्ताओं हारा किये गये गस्भीर प्रयत्तसे सभी 
कठिनाइयों दूर हो जायेंगी तथा बंगालमें सुत कातनेका प्रयोग सफल हो जायेगा। 
निकट भविष्यमें ही से ऐसा दिन देखनेफी आशा करता हूँ। 
में इस उत्तरका पूर्ण समर्थन करता हैँ और साथ ही' यह भी कहना चाहता 
हैँ कि सूत कातनेके लिए पुरुषोमे भी उतने ही सगठनकी आवश्यकता है जितनी कि 
स्त्रियोमे। बिना पुरुषोके सगठनके स्त्रियोसे सहयोग लेना अत्यन्त कठिन है। हम सूत 
कातनेवाली स्त्रियोको पैसा लेकर सूत कातनेके लिए तभी सगठित कर सकते है जब 
हमारे पास स्वेच्छया सूत कातनेवालोका दल हो। हम केवछ उनके पतियों अथवा 
पिताओ अथवा भाइयोके जरिये ही चरखेमे सुधारकी आशा कर सकते है। कार्यकर्तताओ- 
मे ज्यादातर पुरुष है। अत. वे यह भी नही देख सकते कि स्त्रियाँ किस तरह कार्य 


८० सम्पूण॑ गाधी वाडमय 


कर रही है। लेकिन कताईकी प्रदशेनियोको देखकर मे कल्पना कर सकता हूँ कि 
पर्देके पीछे क्या हो रहा है। उनके चरखोकी यदि सुचारु रूपसे देखभाल की जाये 
तो अबसे दुगुना सूत प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतरूब हुआ बहुत थोडे ही 
प्रयाससे दुती आमदनी। कभी-कभी कातनेवालोको जजेर चरखोपर, जिनमे तकुओके 
स्थानमे भारी छडे छगी हुईं है, सूत कातते देखकर दुख होता है। यदि चरखे मजबूत 
बनाये जाये तथा छडोके स्थानपर उचित आकारके तकुए छगा दिये जाये तो तुरन्त 
दुगुना सूत मिलने छंगे। 

रही कपासकी वात, वगालके सभी भाग इसके लिए उपयुक्त नही है। इसलिए किसी 
हृदतक आयातकी जरूरत सदैव रहेगी। प्रत्येक नवीन उद्योगको सरक्षणकी जरूरत होती 
है। राज्यका सरक्षण हमे शायद अभी नहीं मिल सकता। इसलिए इसका उपाय केवल 
स्वेच्छया सरक्षण ही हो सकता है। और स्वेच्छया सरक्षणका एक तरीका पारिश्रमिकके 
रूपमे कुछ लिये बिना सूत कातना है। कार्रेसकी कताई सदस्यताका एक यह भी ध्येय 
है। दूसरा तरीका रुई मॉगना तथा गुजरातकी तरह पूनियाँ अथवा रुई आबी कीमतमें 
बेचना तथा उन छोगोके सूतको आघी कौमतमे बुनवाना भी है जो अपनी आवश्यकताओं 
के लिए काफी सूत कात सकते है। मिलोके साथ तुलना एक वेकारका कालछाक्ेप है। 
कल्पना यह भी की जा सकती है कि जापान और मैन्‍्चेस्टर हमारे पुनर्जीवित हो रहे 
घरेलू कताईके कुटीर उद्योगको नष्ट करनेके लिए अपना कपडा गाय मुफ्त दे दे। 
फिर भी ऐसे आदमी होगे जो विदेशी अथवा मिलका कपड़ा मुफ्त ढछेता भी स्वीकार 
न करेगे। ऐसे ही छोगोके जरिये हम चरखेके प्रसारकी तथा उसे सफल बनानेंकी 
आशा कर सकते है। 

[भग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २१-५-१९२५ 


३९. भेंट: हरदयाल नागसे 


चाँदपुर 
[१२ मई, १९२५ से पूर्व ] 
गांधीजीसे बाबू हरदयालू नागने भेंट की और उन्होंने उनसे जो भइन पूछे वे 
गांधीजी द्वारा दिये गये उत्तरोंके साथ इस प्रकार हे: 
प्रदन : क्‍या आपका अब भी यही विश्वास है कि स्व॒राज्य बाहरसे नहीं भा 
सकता ? 
उत्तर: हाँ, यह मेरा पक्का विश्वास है। 
तो फिर आपने दासके स्व॒राज्य-सम्बन्धी इस नये मतका खण्डन क्यों नहीं किया 
कि वह उपहारके रूपमें प्राप्त होगा और अनिवायंतः साज्नाज्यके अन्तगंत हो रहेगा! 
मैं नही समझता कि श्री दासने फरीदपुरके अपने अध्यक्षीय भापणमे ऐसी कोई 
वात कही है। आपने उस भाषणका जो अर्थे समझा है, उससे विलकुल ही भिन्न मैने 


भेंट . हरदयारू नागसे ८१ 


समझा, क्योकि देशबन्धु दास यह नहीं कहते कि स्वराज्यका ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत 
रहना अनिवायें है। इसके विपरीत, वे इस सूत्रपर दृढ़ है कि 'स्वराज्य हो सके तो 
साम्राज्यके अन्तर्गत और यदि जरूरी हुआ तो उसके बाहर भी।* 

क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग केवर प्रशासनका बाहरी रूप- 
रंग बइड़मकी कोशिशमों है, वे उसका वास्तविक स्वरूप बदलनेकी कोशिश नहीं कर 
रहे है। 

में जानता हूँ कि कुछ छोग केवछ उसका रूप-रग ही बदलना चाहते है, वास्तविक 
स्वरूप नही । 

मेरा कुछ ऐसा खाल है कि स्वराज्यवादी लोग ऊँचे पद हथियानेबाले वर्गोर्मे 
एक और वर्ग जोड़ देनेकी कोशिश कर रहे है। इस नये बर्गंको थोड़ी-बहुत सत्ता 
ह॒स्तान्तरित कर दी जायेगी, जो वास्तवर्म सत्ता होगी हो नहीं। 

मुझे ऐसी आश्ञका नहीं है और न मेरा ऐसा विश्वास ही है। जहाँतक मैं 
देशवन्बु दास और पण्डित मोतीकाल नेहरूकों जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वे 
प्रभासनके ऊपरी रंग-रूप बदल दिये जानेसे सन्तुष्ट होनेवाले व्यक्ति नहीं है। 

उदाहरणके तौरपर में कलकत्ता निगमका दुष्ठान्त सामने रखता हूँ। ययासम्भव 
उसके प्रत्येक विभागों स्वराज्यवादी ही भरे हुए हे। मेरा खयारू है कि स्वराज्य- 
वादी लोग प्रान्तीय और स्थानीय प्रशासतकों सहुज इसलिए अपने दरूके अधीन फर 
लेना चाहते हे कि उसके सब पदोंपर बे स्वराज्यवादियोंकों नियुक्त कर सकें। 

मै नही जानता कि कलकत्ता नियममे क्या हो रहा है। 

मेरा तथा अन्य बहुतेरे लोगोंका खयाल है कि स्वराज्यका विकास देशके भीतरसे 
ही [और वौरे-घोरे] होना चाहिए और उसके निर्माणका आधार गॉब होने चाहिए 
एवं उसकी आधारशिला एकमात्र चरखा ही हो सकता है। क्‍या आप मेरे इस 
विचारसे सहमत हे? 

में आपके विचारका अक्षरण अनुमोदन करता हूँ। लेकिन हमे लगता है कि 
स्वराज्यवादियोकी असहानुभूतिके कारण हमारा काम बहुत कठिन हो गया है। बगाल- 
में प्राय सभी कांग्रेसी सस्थाएँ उनके हाथमें है और वे चरखेको उपयोगिताकों मानते ही 
नही है। ऐसी परिस्थितिमे प्रान्तीय या जिला संगठनोके अभावके फलस्वरूप चरखेको 
बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। 

क्‍या आप चरखा और खादी-आत्दोलनके हितकी दृष्टिसि कोई अलूग संगठन 
खड़ा फरनेके विचारकों पसन्द करेंगे? 

मुझे यदि पता चले कि स्वराज्यवादी लोग चरखेमे विश्वास नहीं रखते तो 
मुझे बहुत दुख होगा। मैं यह तो जानता हैँ कि उनमे से कुछ छोगोका चरलखेपर उतना 
विश्वास नहीं है जितना आपको और मुझे है, छेकिन जहाँतक मुझे माछृम है, मुझे 
एक भी स्वराज्यवादी ऐसा नही मिला जिसने चरखेके प्रति अपनी अश्रद्धा व्यक्त की हो। 
मात्र लीजिये कि वे चरखेमे कतई विश्वास नहीं करते तो भी मै आपके द्वारा निकाले 


२७-६९ 


८२ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


गये इस निष्कर्पफो नही समझ पा रहा हूँ कि उनकी सहानुभूति आपकी अथवा मेरी 
प्रगतिमे वाधा कैसे डाछ रही है। इसके विपरीत आपको और मुझको उनकी उदासीन 
मनोवृत्तिके कारण और अधिक प्रयत्त करना चाहिए। इसलिए मै चरखेके विकासके लिए 
अलरूगसे संगठन वनाना तवतक जरूरी नहीं समझता, जबतक स्व॒राज्यवादी छोग चरखेका 
विरोध नहीं करने लगते। 

क्या आप इस तथ्यकों स्वीकार करते हे कि अपने-अपने कामकी हृदतक कांग्रेस- 
दलू और स्वराज्यवादी दछ एक-हसरेसे मिलकर नहीं चल रहे हे ? 

में इसे सही नहीं मावता। लेकिन अगर दोनो परस्पर सदभावनासे न चल रहे हो 
तो स्वराज्यवादियोकी अपेक्षा में इसमें अपरिवर्ततवादियोका दोष अधिक मानूँगा। 
केवरक इसलिए कि गेर-स्वराज्यवादियोको स्वराज्यवादियोके रास्तेमे रोड अटकानेका 
कोई भी कारण नहीं है। मेरा खयार है कि कमसे-कम उन्होने तो अपना मार्ग 
अन्तिम रूपसे चुन लिया है। अब उन्हे चाहिए कि अपने फैसलेपर अडिग रहे और 
उसीके अनुसार कार्य करे। 

लेकिन आप तो दोनों दलोंके विधिवत्‌ मान्य नेता है। इस बातको ध्यानमें 
रखते हुए क्या आपका कत्तेव्य इतनेसे ही पूरा हो जाता है कि आप किसी एक 
दलको दोषी ठहरा दें? 

हाँ, अवश्य, क्योकि भल्े ही में नामके लिए दोनो दलोका प्रधान होऊँ, पर में 
स्वय गैर-स्वराज्यवादी दलूका व्यक्ति हूँ। इसलिए गैर-स्वराज्यवादियोको अधिक दोषी 
ठहरानेका मुझे हक है। 

निश्चय हो हममें से बहुतोको व्यक्तिगत रूपसे स्व॒राज्य हासिल करनेके साधन 
रूपमें अहिसात्मक असहयोगपर पूर्ण विश्वास है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि 
स्वराज्यवादी लोग केवल अपने वर्ग अथवा दलके हित साधनके विचारसे असहयोगको 
निन्‍दा कर रहे हे और वे सहयोगका अपना मभज्ञा भी सूचित कर चुके हे -“-हाँ, 
यह जरूर है कि उन्होने सहमोगके लिए कुछ शर्ते लगाई हे। परन्तु वे शर्ते ऐसी 
है जो देशके खयालसे महत्त्वपूर्ण नहीं है। इन हालतोंमें शी दासने फरीदपुरमें अपना 
नन्पक्षीय भाषण देते हुए अस॒हयोगकों असफल बताया है, आपने जहिसा और सत्यके 
पालनपर जोर तो दिया लेकिन देशबन्धु दासके प्रहारसे असहयोगकी रक्षा करनेके लिए 
एक भी दाव्द नहीं कहा। क्‍या आप इस सम्वन्बमें कुछ प्रकाश डाछेगे? 

श्रो दासके भाषणमें मुझे असहयोगपर कोई प्रहार दिखाई नहीं दिया। इसलिए 
असहयोगपर कुछ कहना भ्रस्तुत विषय नही था। इसके अलावा चूँकि असहयोगके स्थगन- 
का प्रस्ताव बेलगाँवमे मैने ही रखा था, मैने असहयोगके वारेमे कांग्रेसके मचसे एक 
भी शब्द जान-बूझकर नही कहा है। छेकिन मेरी निजी राय सारे ससारको मालूम है 
ओर सहयोगसे मेरा अछूग रहना मेरे विचारोका स्पष्ट परिचायक है। 

यह ठोक है कि फरीदपुरमें आपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षकी 
हैसियतसे भाषण नहीं दिया था, अपने व्यक्तिगत रूपमें दिया था और आपने बहा 


भेंट * हरदयारू नागसे ८३ 


जिन शाब्दोंका प्रयोग किया वे थे अहिता और सत्यनिष्ठा। लेकिन असहयोगके बारेसें 
आपने एक भी शब्द नहों कहा। मेरे खबालसे अहिंसा असहयोगके बिना अर्थहीन है। 
कायरतामें भी तो अहसा रहती है। यदि अहिसात्मक असहयोगपर आपका विश्वास 
बृढ़ है तो आप किसी स्वराज्यवादीके उसके विरुद्ध वोलनेका प्रतिवाद किये बिना 
कंसे रह सकते है ? 

जैसा कि मैने आपको बताया है, जहॉतक मुझे मालूम है, देशबन्धुके भाषणमे असह- 
योगके विरुद्ध एक शब्द भी न था। फिर हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मैं 
काग्रेसके सिद्धान्तके सम्बन्धमे बोल रहा था। काग्रेसके सिद्धान्तमे असहयोगका कोई जिक्र 
नही है। “शान्तिपूर्ण और वैध उपायो” का उल्लेख उसमें अवश्य है, मैने अपने 
भाषणमे इतनी सावधानी अवश्य बरती थी कि अपना आशय इन दोनों शब्दोके साथ 
अहिसा और सत्याचरणका विशेषण जोड़कर प्रकट किया था। 

आपने फरीदपुरमे घोषणा की थी कि आपने मौटे तौरपर वेशबन्धु दासको अपना 
बकील मान लिया है और उन्हें अधिकार दे दिया है कि वे कौंसिलॉम जो-कुछ 
करना चाहें कर सकते है। कोई भी व्यक्ति इसका यही निष्कर्ष निकाल सकता है 
कि कौंसिलमें वे जो-कुछ करते हे मुल्यतया आपकी ओरसे करते हे; और वे वहाँ 
केवल आपके मुख्तार हे। मालिक और मुख्तारके दस्तुरके मुताबिक आपके कथनका ऐसा 
अर्थ निकालनेके लिए किसीकों भी दोष नहीं दिया जा सकता। क्‍या बात ऐसी हो है? 
देशबन्धु दास कौंसिलमें जो-कुछ भी करते है, क्या आप उसका समर्थन करते हे ? 

जब मैने देशवन्धु दास या स्वराज्यवादियोके ' ऐजेन्ट ' होनेकी बात कही तब उस 
आयरिद व्यक्तिके छहजेमे कही थी जिसने अपनेको साम्राज्यका एक मालिक बताया 
था। मैने भारतीय राष्ट्रीय काग्नेस नामकी व्यावसायिक पेढ़ीके एक हिस्सेदारकी हैसियतसे 
वह बात की थी। चूँकि काग्रेसने स्वराज्यवादियोको अपना कौसिर कार्यक्रम चलानेका 
अधिकार दे दिया है। इसलिए मे समझता हूँ कि मेरा स्वराज्यवादियोको कौंसिल 
सम्बन्धी काम करनेके लिए अपना मुख्तार बताना कोई अनुचित कार्य नही हुआ। 
किन्तु इस तकंके आधारपर प्रान्तीय कौसिलोमे या विधान-परिषदोमे बरती जानेबाली 
उनकी नीतिके हरएक नुक्तेका समर्थेन करनेकी जरूरत नहीं है। एक बृद्धिमान और 
कार्यकुशछ व्यक्तिकी तरह एक बार अपने मनपसनन्‍्द अभिकर्त्ताआओको मुख्तारनामा दे 
देनेके बाद, में इस वातकी व्यर्थ चिन्ता नहीं करता कि वे वहाँ क्‍या कर रहे है। 

यदि स्व॒राज्यवादी छोग नौकरशाहीसे किसी समझौतेके आधारपर कुछ रिया- 
यत पानेमें सफल हो जाते हे तो क्या आप उस समझौतेमे साझेदार होंगे 

ओह ! जब नौकरशाहीके साथ हुए किसी समझौतेकी शर्तें सामने आयेगी, तब मुझे 
उन शर्तोपर विचार तो करना ही होगा। सरकारसे किसी भी प्रकारका समझौता 
करनेके लिए मैने किसी भी व्यक्तिको मुख्तारनामा नहीं दे रखा है। इसलिए अन्य 
किसी काग्रसीकी तरह मैं भी राष्ट्रके सामने स्वीकृतिके लिए पेश, किये जानेवाले 
समझौतेकी विवेचना स्वयं करनेका अधिकार अपने छिए सुरक्षित रखता हूँ। 


८४ सस्पूर्ण गावी वाडमय 


क्या आप प्रान्तीय स्वायत्त-शासनसे देशबन्धु दासका जो अभिप्राय है, उसे 
समझते हे ? 

मैं अनुमान छगा सकता हूँ। 

आपका अनुमान क्‍या है? 

मैं उसका वही अर्थ मानता हूँ जो कोषमे दिया हुआ है। 

क्या इस मुद्देंगर में आपसे एक स्पष्ड उत्तरकी आशा नहीं कर सकता ? 

यही इसका उत्तर है, क्योकि मैने फरोदपुरमे दिये गये देशवन्बुके भाषणका 
बहुत ही वारीकीसे अध्ययन किया है। वहाँ उन्होने इस विषयकी विस्तारसे चर्चा 
नही की थी! इसलिए मुझे प्रान्तीय स्वायत्त-शासनका वही सामान्य अर्थ छग़ानेका 
अधिकार है जो अग्नेजी भाषामे माना जाता है। 

क्या फरीदपुरके भावगका यहु अर्य नहीं रूगाया जा सकता कि देदबन्धु दासने 
प्रान्तीय स्वायत्त-शासनके सस्वन्धर्में अपने विचार बदल दिये हे? 

मै ऐसा नहीं समझता। निरचय ही मुझे ऐसा नहीं छगा। 

तो फिर वे अपने अध्यक्षीय भाषणमें उन शब्दोके इस्तेमालसे कतराये क्‍यों ? 

क्या इस विपषयपर अर्थात्‌ आन्तीय स्वायत्त-शासनपर उन्होने जोर दिया था? 
इसका वहाँ कोई अवसर ही नहीं था। उन्होने तो स्वराज्यपर ही जोर दिया था, 
और. स्व॒राज्य एक ऐसा शब्द है जो मेरी दुष्टिमे अधिक व्यापक है, क्योकि उसमे 
प्रान्तीय स्वायत्त-शासनके अतिरिक्त और भी बाते आ जाती है। 

लेकिन क्या आप हमें इसका कारण वतला सकते हे कि जिस शब्दका प्रचार 
वे रूगातार करते आगे हे उत्त झब्दको जबानपर न छानेके बारेमें उन्होने इतनी 
सतकंता क्यो बरती 

महज इसलिए कि वे उससे भी अधिक प्रचछित और व्यापक शब्दका प्रयोग कर 
रहे थे। 

बया आप अन्दाज रूगा सकते हे कि स्वराज्यवादियोके कौसिलोमें किये जानें- 
वाले कार्यका अन्तिम फल क्या होगा? 

मुझे अन्दाज छगानेकी जरूरत नहीं है, क्योकि जब कभी में यह जानना चाहूँगा 
कि उन्होने क्या किया है तव मै अपने पास रखी हुईं समाचारपत्रोकी फाइले देख हूँगा। 
और फिर, ऐसे सारे कार्योका मूल्य ऑकनेके लिए मेरे पास अपना एक अलग मापदण्ड 
है। और मै जानता हूँ कि उनके द्वारा कौसिलोमें किया गया कार्य उस कामसे किसी 
भी तरह कमोबेग न होगा जो हम और आप कौसिछोके बाहर रहकर गाँवोमे कर 
रहे है। चूँकि जो लोग कौसिलोमे गये है उन्होंने घोषणा की है, वह की भी जानी 
चाहिए थी कि उनका वर जनताके खुदके किये कामपर और उसके द्वारा स्वशासनके 
लिए पैदा की गई शक्तिपर निर्भर करता है। मेरा सुझाव है कि आप और अन्य 
सभी लोग इस मापद्ण्डको स्वीकार कर ल्‍े। उस हालतसे हमे समाचारपत्रोकी फाइलें 
नहीं उलछटनी पड़ेगी और न अटकलवाजीके निरर्थक खेलमे समय वरवाद करना 
पड़ेगा। 


« भेंट * हरदयारू नागसे ८५ 


क्या आप यह महसूस नहीं करते कि आपने स्वराज्यवादियॉकों जो बहुत अधिक 
ढील दे रखी है, असहयोगकों उसके कारण सबसे ज्यादा क्षति पहुँच रही है? 

मैं ऐसा कतई नहीं समझता, मेरी धारणा तो यह है कि उसे क्षति पहुँचनेका 
कारण असहयोगियोकी कमजोरी है। 

कया आपको सालूम है कि स्व॒राज्यवादियोंने अभीतक अपने तरीके नहीं बदले 
है? 

कौनसे तरीके ? 

उनके अपने तरीके और काम करनेकी नीति। में इसका एक उदाहरण देता 
हूँ। क्या आप फरीदपुरमें बंगारू प्रान्तीय सभाके अध्यक्ष-पदपर प्रफुल्लचद्न रायके 
निर्वाचतके बावजूद किसी दूप्तरेको प्रतिष्ठित करनेके बारेमे कुछ जानते हे? 

में इसके वारेमे कुछ नहीं जानता। क्‍या हुआ था? 

निर्वाचतके समय डा० राय दूसरे नम्बरपर और ओऔ बो० एम० सस्मर प्रथम 
निर्वाचित हुए थे। श्री सस्मलूके त्याग-पत्र दे देनेपर, डाँ० रायका निर्वाचन एक तरफ 
रखकर श्री दासको निर्वाचित कर लिया गया था। क्‍या आपको इसके बारेमें कोई 
जानकारी है? हु ेु 

मैं इसके वारेमे कुछ नही जानता। 

यदि में इसे स्व॒राज्यवादियोंके तौर-तरीकोंके एक दुष्टान्तके रूपमें पेश करें तो 
आप क्या कहेंगे? 

मै इसके वारेमे स्वराज्यवादियोंकी वात सुने वगैर और पूरे तथ्य जाने वगैर 
कोई राय नहीं दे सकता। 

क्‍या आप तथ्योंकी जाँच करनेको राजी हे? 

जो वात खत्म हो चुकी है उसपर में समय बरबाद नही करूँगा। 

से यह मामला स्व॒राज्यवादियोंके तौर-तरीकोंके एक स्पष्ट उदाहरणके रुपमें 
आपकी जानकारीमें ला रहा हूँ। इसपर आपका क्‍या कहना है? 

मै उनके तौर-तरीकोके बारेमे कुछ भी नही जानता। किसी मामलेकी जाँच किये 
विना मैं कोई राय भी नहीं दे सकता; क्योकि में स्वराज्यवादियोके या किसीके भी 
वारेमें काजी नहीं वनना चाहता; खासकर वहाँ, जहाँ उसकी कोई जरूरत न हो। 

जब आप देखते हे कि स्वराज्यवादियोंने अभीतक अपने रंग-ढंग नहीं बदले 
है तो क्या आप विशुद्धिवादियोंकों उनकी अक्षमताके लिए वोषी ठहरा सकते है? 
,. पहली बात तो यह है कि आप यह माने छे रहे है कि स्व॒राज्यवादियोके तौर- 
तरीके आपत्तिजनक है। इसलिए आपको इस वारेमें मुझे सल्तुष्ट करना है। दूसरे, जिन « 
लोगोंको आपने विजुद्धिवादी कहा है, किस अधिकारसे कहा है, इसका पता मुझे नहीं है . 
“-- उन्हे मैने उनकी अक्षमताके लिए दोषी नहीं ठहराया है। लेकिन अपने उद्देश्यमें 
विश्वासके अभावका दोप उनपर मैने जरूर लगाया है। और यदि तकक॑के लिए ऐसा 
मान भी छे कि स्वराज्यवादियोके तरीके आपत्तिजनक है तो उससे विशुद्धिवादियोकी 


८६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


शुद्धताको क्या लेना-देना है? यदि मेरे चारो ओर ससार अशुद्धिमय है तो क्या मुझे 
भी अजुद्ध हो जाना चाहिए। क्‍या ठीक वही समय हमारे लिए अपनी शुद्धताकी 
शक्ति-परीक्षाका नही है? में तो केवल इतना ही और कहना चाहूँगा कि विशुद्धि- 
वादियोन अपने दावेके फलितार्थोकों ठीकसे नहीं समझा है। यदि उन्हे अपने दावे 
सही सिद्ध करने है तो उन्हे शिकवा-जिकायत नहीं करनी चाहिए, उन्हे ससारके 
किसी भी व्यक्तिमें दोष नहीं खोजना चाहिए, फिर उनके साथ तो बिलकुल ही नही 
जिनके साथ वे अभीतक सहयोगीके रूपमे काम करते आये है। वल्कि उन्हे सामने 
आनेवाली बाधाओका मुकाविलछा शान्तिके साथ और दृढतापूर्वक करना चाहिए और 
परीक्षाकी घडीमे अधिकसे-अधिक तेजस्वी बनना चाहिए। 

स्वराज्यवादियोंका वर्तमान रुख क्या खुली दुश्मनीके रखसे भी ज्यादा बुरा 
नहीं है? 

यदि चरखेके प्रति स्वराज्यवादियोके दिलोमे सचमुच ही श्रद्धा नही है तो में यह 
ठीक मानता हूँ कि भीतर ही भीतर उसका विरोध करनेकी अपेक्षा खुले तौरपर 
विरोध करना कही बेहतर होगा। 

यदि स्वराज्यवादी वास्तवमें चरखेके प्रति उपेक्षाभाव, रखते हे तो क्या चरखे 
और खट्टके लिए एक पुृथक्‌ संगठनका होना उचित नहीं होगा? 

हाँ, अवश्य । 

यदि ऐसा है तो फिर क्या एक नथे ही अखिल भारतीय असहयोग संगठनकी 
बात सोचनेका समय नहीं आा गया है? 

मैं समझता हूँ कि अभी वह समय नही आया है। इस कामके वारेमे कोई 
निद्चित मत प्रकट करने या कोई निद्चित कदम उठानेंसे पहले हमे यह पूरा वर्ष 
तो साथ-साथ काम करके देख ही लेना चाहिए। 

बहुतेरे कट्टर असहयोगी स्वराज्यवादियोंके साथ काम करनेमें परेशानी महसूस 
करते हे। क्या आप इसका कोई दूसरा हल सुझा सकते हे? 

किसी भी निष्ठावान्‌ असहयोगीको स्व॒राज्यवादियोके साथ काम करनेमे परेशानी 
महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योकि यदि उसे उनके साथ कौसिलमें काम नही करना 
है तो स्व॒राज्यवादीके साथ काम करनेका इसके सिवाय और क्या अर्थ है कि चरखेका 
काम साथ मिलकर किया जाये। मेरा खयाल है कि एक खरा असहयोगी वाइसराय 
तक के साथ काम करनेको तत्पर रहेगा बदतें कि वाइसराय महोदय वराय मेहरवानी 
चरखा चलाने बैठ जाये। | 

लेकिन महात्माजी, आप तथ्योंको अनदेखा नहीं कर सकते; वे अनुकूल नहीं हं। 

तो फिर मै कहूँगा कि वे असहयोगी ही नही है, क्योकि वे असहयोगके मर्मसे 
, अपरिचित है। असहयोग किसी व्यक्तिकी कृतियोसे किया जाता है, खुद व्यक्तिसे नही | 

हम आपके विचारोंको समझते तो है परन्तु सचाई यह है कि हम (उनके 
साथ काप्त करनेमें) परेशानी महसूस करते है। वे हमारे कासमे अड़चन पंदा कर 


रहे है। 


भेंट : हरदयाल नागसे ८७ 


वे अडचने पैदा कर रहे है, इस आरोपका समर्थन करनेवाछा एक भी वक्तव्य 
मेरी नजरसे नहीं गुजरा है। यदि वे सृत नहीं कात रहे है, तो यह कोई अडचन नही 
है। अडचन पैदा करना तो तब माना जायेगा, जब आप गाँवोमे जाकर जनतासे सूत 
कातनेकों कहे कि सूत कातना बिलकुल बेकार है। लेकिन ऐसा आरोप किसी एक 
भी स्वराज्यवादीपर नहीं लगाया जा सकता। 

क्या आप नहीं जानते कि उन्होंने गाँवोंके पुनर्गंठलके लिए जो योजना रखी 
है, उसमे चरखेको कोई स्थान नहीं दिया है। 

में निश्चयपूरवक कह सकता हूँ कि फरीदपुरमे खह्रकी प्रदशेनीकी व्यवस्था 
'स्व॒राज्यवादियोने ही की थी और वह शुद्ध चरखा प्रदर्शनी थी। देशबन्धु दासने अपने 
अध्यक्षीय भाषणमे काग्रेसके अन्दर ऐसे रचनात्मक कार्यक्रपर बल दिया है और कहा 
है कि इसके बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। में ,यह भी कह दूं कि से 
कमसे-कम एक ऐसे स्वराज्यवादी परिवारकों जानता हूँ जो कताईके प्रति उतना ही 
निष्ठावान है, जितना कि में था आप। 

आपने फरीदपुर परिषद्का जो उल्लेख किया है उससे भुझे स्वराज्यवादियोंके 
एक और आपत्तिजनक तरीकेकी याद आ गईं। उन्होंने बंगालमे असहयोग आन्दोलन 
समाप्त करनेके लिए आपको आसन्त्रित किया था, लेकिन उन्हें निराशा हुई। 

आप वहुत ही सन्देहशील, बहुत ही पस्तहिम्मत आदमी हैं। 

लेकिन आदमीके मनमें कुछ होता है, और विधाताके मनमे कुछ और। श्री 
देसाईने दिल्‍लीसे मुझे लिखा कि महात्साजी अभी श्ञीत्र ही बंगाल नहीं जायेंगे। 
आपने जब फरीदपुर परिषद्‌र्म शरीक होनेका निमन्त्रण स्वीकार किया तब सम्सेलनके 
आयोजकॉन ऐसा नहीं सोचा था कि आप बंगालका दौरा भी करेंगे! लेकिन जब 
आपने हमारा निमन्‍त्रण स्वीकार कर लिया, तब वे चकक्‍करमें पड़ गये। हमारे लिए 
तो वह भग्रवानकों देन थी। क्‍या आप नहीं जानते कि वे नहीं चाहते थे कि आप 
बंगालका दौरा करें? | 

मेरा खयाल है कि आप जरूरतसे कही ज्यादा सन्देहशील है। 

हाँ, मेरी मनोवत्ति ऐसी ही है। 

आप बिलकुरू ही गलत सोच रहे है; क्योकि मेरे दौरेका प्रबन्ध स्वराज्यवादियों 
और गैर-स्वराज्यवादियों -- दोनोने मिककर किया है। स्वराज्यवादी ही मुझे चटर्गाँव 
और नवाखली ले जा रहे है, क्योकि चटगाँव और नवाखली सतीदबाबूके द्वारा बनाये 
गये कार्यक्रममे नही थे। 

क्या आपने इस बातपर गौर नही किया कि फरीदपुरम कट्टरपंथी असहयोगियों- 
की अनुपस्थितिकी ओर सबका ध्यान जाता था? 


मैन खयाल नही किया। वे शायद अनुपस्थित थे। किन्तु यदि ऐसा हुआ है तो 
यह उनका दोष है। 


क्या आप इसका कोई कारण बता सकते हूं? 


नही। इतना ही कह सकता हूँ कि यदि वे अनुपस्थित थे तो यह उनका ही 
दोष था। 


८८ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


मेरे खथालप्ते कि उनको अनुपस्थितिका कारण यह हे कि अपना अस्तित्व 
बनाये रखनेका उनके पास यही एंक रास्ता रह गया था। 

मेरा खयाल है कि यह मिथ्या आरोप छगाना है। 

क्या आप महसूस करते हे कि रचनात्मक कार्यमें विश्वास रखनेवाले और 
कौसिल-प्रवेशके रास्तेमों अड़चन पंदा करनेमें कतई विववास न रखनेबाले लोगोका 
यह अस्वाभाविक मेल जनताके मनमें एक राजनीतिक अविश्वास पंदा कर रहा है? 

जनताका मन केवल कार्यसे प्रभावित होता है। ठोस कार्यके अतिरिक्त उसपर 
अन्य किसी भी चीजका प्रभाव नहीं पडता। ठोस काम और अआत्मत्यागको देखते ही 
जनताका मन सहज ही प्रभावित हो जाता है, अन्यथा जनताका मन क्रुम्भकर्णकी तरह 
सो जाता है, वह कुछ भी नही सुनता। 

क्या आपका विदार है कि जनताको शिक्षा देतेके लिए किसी राजनीतिक 
शिक्षाकी जरूरत है? 

हाँ, और चरखा ही वह राजनीतिक शिक्षा है। 

यदि ऐसा है तो वह शिक्षा देनेका काम किसे करना चाहिए? 

निस्सन्देह उन ही लोगोको जिनके मनमें उसके प्रति अभीतक जीवन्त आस्था 
बनी हुई है। ऐसे ही छोगोको जनताको शिक्षित करनेका काम करना चाहिए। 

क्या उनको इसके लिए किसी संगठनकी दरकार नहीं ? 

मैं अभी कलकत्तासे आ रहा हूँ। मैने वहाँ देखा है कि दो नवयुवक आ्थिक या 
अन्य तरहकी किसी भी मददके बिना अपना काम बिलकुर ठीक-ठीक, कुशलछतापूर्वक 
और व्यवस्थित रूपसे कर रहे है। उनको किसी सगठनकी जरूरत नही। चरखेकी यही 
खूबी है। ट हर हे 

क्या अपनेको सिहके गृणोंसे युक्‍तत माननवाले, हमारे शासकोमें हृदय-परिवत्तेन 
भी सम्भव है? 

उनमें हृदय परिवर्तन सम्भव है, अन्यथा असहयोगका कोई उपयोग नहीं। पहले 
तो असहयोगियोमें हृदय परिवर्तेन होने दीजिए, फिर शासकोके हृदयोमे परिवर्तन होगा 
ही। मेरे मनमे इस सम्बन्ध कोई सशय नही है। * 

में आपका ध्यान पशु-जगतकी ओर आकर्षित करता हूँ। क्या आप समझते 
है कि शेर और भेड़ सचमुच एक घाट पानी पी सकते हे ? 

नही; लेकिन इस उदाहरणसे मानव-जगतके वारेमे कोई निष्कर्प नहीं निकाछा 
जा सकता क्योकि मानव तो आखिर मानव रहेगा, फिर चाहे वह सूृत कातनेमें विश्वास 
करता हो या कौसिलोके काममे वाधाएँ पैदा करनेमे अथवा चाहे वह निरकुण शासक 
और गुलामोकी प्रथामे विश्वास करता हो, चाहे मानव समाजकी वन्युत्व भावनाम। 

[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, १४-५-१९२५ 


४०. पतन्न: जी० वी० केतकरको 


गाड़ीमें 
१२ मई, १९२५ 

प्रिय श्री केतकर, 
श्री केलकर' द्वारा भेजा गया 'गीता-बीज” पर आपका छेख पढकर मुझे प्रस- 
ह्ता हुईं। मैं सचमुच यह नहीं मानता कि “गीता” एक वैज्ञानिक पुस्तक है, जिसकी 
व्याख्या वैज्ञानिक ढगसे की जानी चाहिए। हाँ, हम इसके आधारपर विज्ञानका निरूपण 
कर सकते है। आपका चुनाव निश्चित रूपसे बुद्धिमत्तापूर्ण है और उसका समर्थन 
सुन्दर तकों हारा किया गया है। पर मैं यह नही कह सकता कि यही सर्वोत्तम है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क॑० गांधी 
श्री जी० वी० केतकर 
“केसरी ” कार्यालय 
पृता नगर 


अग्नेजी पत्र (जी० एन० ७९६३) की फोटोनकरलसे। 


४१. भाषण : चटगाँवकी सार्वजनिक सभामें” 


१२ मई, १९२५ 

गांधीजोने अपने भाषणमें कहा कि में सानपत्रोके लिए आप लोगोंका आभारी 

हैं। किन्तु मुझे दुःख है कि से अलो भाईयोंमें से किसीकों भी अपने साथ नहीं का 
सका। मुझे इस बातका भो दुःख है कि श्री सेनगुप्त उपस्थित नहीं हे। पिछली 
बार जब से आपके नगरमें आया था, सरकारन मेरे भाषणपर प्रतिबन्ध लगा दिया 
था। नगरपालिका शानदार कास कर रही है, इसके लिए से उसे धन्यवाद देता हूँ। 
में नहीं जानता कि शिक्षाकों अभिवार्थ बता देना उपयोगी रहेगा या नहीं। इस 


१. कैसरीके सम्मादुक। 

२, न० चि० केल्फर; केसरी और भराठांके सम्पादक; लो० तिल्वके सहपोगी; एक समयमें 
का्ग्रेसके मन्तरी। 

३. इस समभामें २०,००० से भी अषिक छोग उपस्थित थे। यह सापण चटगोवकी नगरपालिका, गाधी 
स्वागत समिति तथा करदाता संघकी ओरसे दिये गये मानपत्नोंके उत्तरमें दिया गया था। गांधीणीने भपना 
भाषण पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजीमें दिधा। हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 


६० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


विषयमें दो मत हे। फिर भी में इस सासलेपर सावधानीके साथ विचार करूँगा। में 
नगरपालिकाको धन्यवाद देता हूँ कि उसने मदह्यपानपर प्रतिबन्ध लगाया और अपने 
कर्मच्ारियोको खहर पहननके लिए कहा है। केवल खहर ही हमारे सब काम बना 
सकता है। सहरके बिना सविनय अवज्ञा असम्भव है। देशकी गरीबी दूर करनके 
लिए चरखा चलाना आवश्यक है। यह आन्दोलन आत्मशुद्धिके लिए है। में ऐसी 
कोई बात नहीं कहूँगा जिसे मे स्वयं नहीं करता।' 

कुछ शब्द अग्रेजीमे कहनेके लिए मुझसे अभी-अभी कहा गया । में जानता हूँ 
कि वगालियोको अग्नेजीसे कितना मोह है। मैने जो-कुछ कहा है उसके प्रत्येक गब्दका 
पर्याप्त रूपसे शुद्ध अनुवाद आपने अपनी मातृभाषा वगलामे सुना है। में तो सोच 
भी नहीं सकता कि मैं एक ऐसी भाषाके माध्यमसे, जो आपके लिए भी उतनी ही 
विदेशी है जितनी कि मेरे लिए, आपको इससे अधिक आग्रहपूर्वक और स्पष्ट शब्दोमे 
सत्यकी प्रतीति करा सकूँगा। किन्तु मुझे तो अपना काम करना है और यदि मै अग्रेजी 
भाषके मसाध्यमसे ही कुछ छोगोको खादी-भक्‍्त बना सकूँ या कुछको, यदि वे पहलेसे 
ही अहिसाकी शक्ति और मर्मके कायछ नहीं हो और मै उन्हे उसका कायछ कर 
सकूँ तो भुझे जरूर ऐसा करना चाहिए। और इसलिए यदि मैं अब अग्रेजीमे भाषण 
करके आपका समय छेता हूँ तो वह केवल उन छोगोके सन्तोषके लिए जो चाहते 
हैं कि मैं अग्नेजीमे बोलँ। ऐसा करनेमे मेरा हेतु यह है कि यदि वे इस नितान्त 
सरल सत्यको जिसे मैं भारतकी जनताके सामने रखता आ रहा हूँ, किन्तु जिसे वह 
अवतक नही समझ सके है, उनको समझा सकूँ। 

मेरे एक साथी कार्यकर्त्ताने कुछ वर्ष पूर्व चरखेंके वारेमे लिखते हुए कहा था कि 
इसकी सादगीके कारण ही शिक्षित वर्ग इससे भयभीत है। उन्होने यह वात कही थी 
और उनकी इस वातमे बहुत-कुछ सचाई है कि चरखेकी सादगीके कारण ही शिक्षित 
भारतीय उसके सौन्दर्य तथा उसके उदात्त अभिप्रायकों समझनेमे असमर्थ है। चरखा 
यद्यपि एक इतनी सरहरू-सी चीज है, पर वर्षोतक निरन्तर और गहराईसे विचार 
करनेके वाद मुझे इस बातका पूरा भरोसा हो गया है कि भारतके सामने अपन 
वहुतसे कप्टोका निवारण, करनेके लिए चरखा और खद्दरसे अधिक अचूक अन्य कोई 
उपाय नही। 

हमारे प्यारे देशकी समस्याएँ इतनी विज्ञाल और इतनी जटिल हैं कि वे एक 
अत्यन्त ही सरल उपचारके सिवा और किसी भ्रकारसे हछ नहीं होगी। हमारी शिक्षा 
बडी ही पेचीदा और वेमेल किस्मकी रही है। इसके साथ हमे जो श्रविक्षण मिला 
है उसने हमारे विचारोको उलझाकर रख दिया है, हमारे मस्तिप्कको जड वता दिया 
है और जबतक हमारे सामने कोई भी चीज बडी गूढ वताकर, जटिल रूपमे पेश 
नही की जाती तबतक उसमे निहित सत्यकों हम देखनेके छिए तैयार नही होते। 


१. यह अनुच्छेद १३-७-१९२५के हिन्द लिया गया है। वादका अंश १५७-५-२९२५के अतः 
घाजार पतन्निकामें दिये गये विवरणते अनूदित है। 


भाषण : चटर्गाँवकी सार्वजनिक सभामे ९१ 


किन्तु यदि आप और गहराईसे सोचे, इससे भी अच्छा यह होगा कि आप 
अपने कमरेमे जाये और ईइवरके सामने घुटने टेककर यह प्रार्थना करे कि वह 
आपका मार्गेदशंन करे तो वह आपको ठीक मार्गपर ले जायेगा और निरचय ही 
आपको चरखेंके पास विठा देगा। हम बाते बहुत कर चुके है, हम भाषण दे चुके 
है, हम समाचारपत्रोमें छिख चुके है, हँम किताबें प्रकाद्ित कर चुके है, यहाँतक कि 
हम अनुसन्धान भी काफी कर चुके है; किन्तु बोलनेका युग, लिखनेका युग, भाषण 
देनेका युग लद गया है और वह अब लौटनेवाला नहीं है। कर्मका युग आ गया 
है। आपको भाषण देनेवाली कौमके विरुद्ध सघर्ष नहीं करना है, वल्कि जन्मजात 
कार्यकर्ताओकी एक जातिके विरुद्ध संघर्ष करना है--एऐसी जाति जो झुकना नहीं 
जानती, ऐसी जाति जिसके पास दृढ़ निश्चय है और ऐसी जाति जो ससारके कुछ 
श्रेष्तठम सैनिकोसे बनी है। जो काम हम सबके सामने पडा है उसे किसी भी प्रकार- 
की कूटनीतिका सहारा लेकर नहीं किया जा सकता। आप जन-जागरण चाहते हैं, 
आप जनताका सहयोग चाहते है। आप चाहते है कि पार्षदगण अधिकारके साथ 
बोले। इस समय उनके दाब्दोमे कोई शक्ति नहीं है। उनके प्रस्तावोमें कोई वल 
नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि उनको बोलना नहीं आता। देशवन्धुने दिखा 
दिया है कि सरकारके प्रस्तावको और उसकी नीतिको गिराकर वे अपने बुद्धिकौशलसे 
उसे किस प्रकार पराजित कर सकते है। किन्तु जबतक उनके पीछे जनताकी शक्ति न 
हो तबतक वे कुछ नहीं कर सकेगे। आप ओर मै, हममें से सभी तो कौसिलोमे नहीं 
जा सकते। मैने बार-बार कहा है कि मै कौसिलोमे विश्वास नहीं करता। छेकिन 
जो उनमें विश्वास रखते है, उनको मेरी ओरसे वहाँ जानेकी अनुमति है। मैं चाहता 
हैँ कि वे अधिकारयुक्त हो और सरकार उनकी वात आदर और ध्यानके साथ सुने 
* और वे वहाँ जानेके पश्चात्‌ अपनी हँसी न उडवाएँ। ऐसा कैसे हो” ऐसा बडी-बडी 
सभाएँ करके नही होगा, प्रस्ताव पास करके नही होगा, प्रस्तावोकी नीतिका समर्थन 
करके नहीं होगा, बल्कि ऐसा तभी होगा जबकि उन्हे कुछ शक्ति प्रदान की जाये। 
आप तबतक उन्हे शक्ति प्रदान नही कर सकते, जबतक कि आप स्वयं अपनेमे उस 
शक्तिका विकास नहीं कर लेते। हममें शक्ति नही है। जो व्यक्ति सरकारकी हिसाका 
मुकाबला हिंसासे करनेका दम भरता हो, वह सामने आये। मैं कहता हूँ कि वह 
सरासर भूलपर है। दुनियाके दूसरे हिस्सोमे चाहे कुछ भी हुआ हो, छेकिन मेरा 
दृढ़ विश्वास है कि हम हिंसाके जरिये स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। 

इसलिए मैने अच्छी तरह सोच-समझकर ही अहिसाका कार्यक्रम रखा है। मैने 
ऐसा इस खयालरसे नहीं किया कि यह एक घामिक हृत्य है, जैसा कि मै उसे मानता 
हैँ, वल्कि इस खयालसे कि यह कार्य-साधक उपाय है। देशके लिए एकमात्र राज- 
नीति यही है। जिसके पास जरा भी राजनीतिक समझदारी होगी वह इस नतीजेपर 
पहुँचे बिता न रहेगा कि हिंसाके साघनोसे कोई काम सघनेवाला नहीं है। मैं उन 
छोगोकी अधीरताकों समझता हूँ, उनकी प्रशसा भी करता हूँ जिनके हृदयोमे देशको 
गुलामीकी वेड़ियोसे मुक्त करनेकी तीव्र छालसा है किन्तु देशकी गरुछामीकी बेड़ियोको 


९२ सम्पूर्ण गाघी वाडमय 


काटनेके लिए मेरी आतुरता किसीसे भी कम नही है। किन्तु में अपनेको एक विवेक- 
शील व्यक्ति मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझमे व्यावहारिक ज्ञान प्रचुर मात्रामे 
है। मैं अपनेको एक ऐसा व्यक्ति मानता हूँ कि जिसने ससारको बहुत-कुछ देखा है। 
मैं अपनी किशोरावस्थासे ही सघर्ष करता आया हूँ---जन्मजात योद्धा हूँ। मै लडनेसे 
नही चूकता फिर चाहे मेरा वास्ता अपने भाई, मित्र, पत्नी, वच्चो या अपने सह- 
धर्मानुयायीसे ही क्यो न पडा हो; यदि किसी मुसलछमानसे पड़ा तो उससे भी। 
किन्तु इस सम्पूर्ण अवधिमे मैने यही देखा है कि इन तमाम लडाइयोमे मेरा अस्त्र 
एक ही रहा है, अहिसा। 

मैं अपनी पत्नीसे हिसात्मक रीतिसे नहीं लडा, मैं अपने भाइयोसे हिंसात्मक 
रीतिसे नही लडा, मै मुसलमानोसे हिंसात्मक ढंगसे लडनेकों तैयार नही हूँ और मैं 
उन हिन्दुओसे भी हिंसात्मक रीतिसे छडनेका साहस नहीं करता जिनमें से कुछ 
अस्पृश्यताके प्रइनपर मेरा विरोध कर रहे है। इसलिए मैं अनुभवकी इस निधिसे 
यह निष्कर्ष निकारू सकता हूँ कि हिंसाकों अपनाकर मै अग्रेजोसे भी नही छड़ूंगा। 
आपने मेरे किसी छेखमें पढा होगा कि मेरे प्रयत्नोके फलस्वरूप जितने अग्रेज भारतके 
प्रति प्रेममाव रखने लगे है उतने आजकी पीढीके किसी भी अकेले व्यक्तिके प्रयत्नसे 
नही रख सके। मैं जानता हूँ कि यह एक वहुत बडा दावा है, यह गर्वोक्ति है, 
किन्तु यह एक विनयद्यील व्यक्तिका दावा है, और उसने यह दावा अत्यन्त विनम्र- 
भावसे किया है। मैं अनुभव करता हूँ कि यदि हमें अहिंसाके जरिये छडाई छडनी 
है तो यह केवल शब्दोके जरिये नही छडी जा सकती। अहिंसाको कार्यरूपमें परिणत 
करना होगा। भारतकी मुक्तिका एक ही उपाय है और वह है अनवरत कार्ये। विना 
आरामके, बिना विश्वामके, बिना सुस्ताये, विना एक क्षणके लिए भी रुके, ठहरे, और इस , 
वातमे दृढ़ विश्वास रखते हुए कि यह एक बहुत अचूक उपाय है। और यही एक उपाय 
है जिसे मैं उन छोटी-छोटी बालिकाओ, बाकको, वयस्क छोगों, कवियो और 
दार्शनिकों, सन्यासियो, राजनीतिज्ञों, विद्वान्‌ प्राध्यापको, भगियों, महिलाओ, तथा स्वस्थ 
पुरुषोके हाथोमें सौप सकता हूँ। जो अति व्यापक एकमात्र उपचार आज मेरी 
समझमें आ रहा है, वह चरखा ही है। आप इस चरखेकी शक्तिको बढाते जाइए 
और तबतक कातते जाइए जबतक ३० करोड व्यक्ति चरखा चलाने नही छग जाते। 
तब आप मुझे वताये कि इसकी शक्ति कितनी होगी, और यह वतायें कि यह 
क्या नही कर सकेगा। क्‍या कोई ऐसी चीज नही है जिसके वारेमें हम यह दावा 
कर सके कि यह हमारे लिए प्रतिष्ठाजनक है या हमारे सामर्थ्यके अन्दरकी चीज 
, है। राजनीतिक जीवनके ४० वर्षोके इस लम्बे और नीरस अर्सेमे हम दुनियाको एक 
भी काम पूर्णताके साथ सम्पन्न करके नहीं दिखा सके है। हमने अभीतक अपने 
सामने वहुतसे कार्ग्रक्म रखें। अब मै राष्ट्रके सामने केवछ एक ही कार्यक्रम रतता 
हैं और उससे कहता हूँ कि वह पहले इस कार्यक्रमकों पुरा कर दिखाये और इसके 
वाद ही अन्य किसी कार्यक्रमकी वात सोचे। मेरा कार्यक्रम यह है। चाहे खद्दर महंगा 
हो, चाहे खुरदरा और मोटा हो किन्तु हमे खद॒रके सिवा और कुछ नही पहनना 


भाषण : विद्यार्थियोंके समक्ष, चटगाँवमे ९१ 


चाहिए। क्‍या यह कार्यक्रम असम्भव है? यदि खद्दर महँगा पडता है, तो इसके दो 
टुकड़े कर के और आधेसे अपना तन ढेंके। आपका यह कृत्य जीवनकी बहीमे आपके 
जमा खातेमे लिखा जायेगा। यदि यह खुरदरा है, तो भारतकी खातिर उस खुरदरे 
कपड़ेको ही पहनिए। समझ लीजिए कि भारतकी गुलामी खुरदरेसे-खुरदरे खदरसे 
भी ज्यादा खुरदरी है, समझ लीजिए कि भारतकी कगाली उस खुरदरेसे-खुरदरे 
खहरसे भी जो चंटगॉवमे बनायी जा सकी है, कई-कई गुनी खुरदरी है। यदि आपके 
पास भारतके करोड़ो भूखे छोगोके प्रति सहानुभूति है, यदि आपके पास कातनेकी 
इच्छा है, तो आप तबतक कातते जाइए जबतक आपके हाथ शक्तिहीन नहीं हो जाते 
और तबतक खहर ही पहने जवतक कि आप मोटी खादीमे पसीने-पसीने नहीं 
हो जाते। यदि आप यह करेंगे तो आपको माल्म होगा कि मेरे स्वप्नका और 
आपके स्वप्नका स्वराज्य क्षितिजपर उदय हो गया है और तब आप खुझीके मारे 
नाच उठेगे। 

[अंग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, १५-५-१९२५ 


पे 


४२. भाषण : विद्यारथियोंके समक्ष, चटगाँवमें 


१३ मई, १९२५ 


अच्छा, तव मेरा यही कहना है कि सच्ची राष्ट्रीय शिक्षाका आरम्भ कताईके 
' शिक्षणसे होता है। जिस प्रकार इग्लैडमे प्रत्येक छड़का नाविकके कामकी शिक्षा छेता 
है, और वगालमे आप छोगोकों स्वभावतः तैरना और पतवार चढछाना आता है, उसी 
प्रकार हिन्दुस्तानके सात छाख गाँवोकी रक्षाके लिए खेतीके अछाबा सूत कातनेके घन्धेकी 
जरूरत है। अमरीकामे भी सहायक धन्धोपर जोर दिया जाता है, मच्चपि वहाँ संयुक्त 
परिवारोकी समस्या नहीं है और उनका अपना राज्य है। हिन्दुस्तानमे किसान खेतीके 
अतिरिक्त किसी दूसरे धन्धेंसे थोड़ी कमाई किये बिना जीवित नहीं रह सकते और 
यह अतिरिक्त कमाई सूत कातनेसे ही हो सकती है। बुनाई अनुकूल नहीं आ सकती, 
क्योकि उसमे बचा हुआ वक्‍त देनेसे ही काम नहीं चछ सकता। मै स्त्रियोकी सभामे 
हो आया हूँ और उनको सूत कातनेकी व्यावहारिक शिक्षा दे आया हूँ। मेरा चरखा 
इस छोटी-सी थैलीमे है।' यह तकछी आपको अधिक सुन्दर नहीं रूंगेगी। मेरे पास 
एक सुन्दर तकली थी, में उसे फरीदपुरमें कुमारी घोषकों दे आया हूँ। थे वहाँके 
शिक्षा-विभागकी प्रधान हैँ। उन्हे वह पसन्द आई है और उन्होने मुझे यह लिखा 
है कि वे खुद सूत कातेगी तथा अपने परिचितोको भी कातना सिखायेगी। आप जब 
गप्पें मारते है, मित्रोसे मनोविनोद करते है और ज्यामिति सम्बन्धी प्रइनोपर विचार 
करते है तव भी इसको चला सकते हैं। हमारे यहाँ तो गडरिये इसे राह चलते- 


१. यह उन्होंने अपनी तकली दिखाते हुए कह्दा। 


९४ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


चलते चलाते रहते है। उनकी निगाह अपनी भेडोपर होती है और साथ ही तकली 
भी चलती रहती है। यदि आपकी समझमे मेरी दलीरू न आती हो तो आप सतीग 
बावूसे पूछे। वे अपनी रासायनिक उद्योगशाछ्ा और उससे होनेवाढी आमदती छोडकर 
इसमें पडे है। वे आपको हिसाव लगाकर मेरी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह बता सकेगे, 
क्योकि उनका मस्तिष्क शोघशील है। यदि, आपको यह लगता हो कि आपको अपने 
देशके भूखसे तडपते हुए छोगोकी खातिर यह दैनिक यज्ञ करना चाहिए तो आप इसे 
करनेमे लगे। रे 
इतना कहनेके बाद गांधीजीने पुछा कि “बोलिये आपमें से कितनोने मेरी बात 

समझी है?” भाषण प्रारम्भ होनेसे पहले यह पुछनेपर कि कितनोंको कातना 
आता है, बहुत-से लोगोंने हाथ उठाये थे। और इस प्रइनपर कि कितने कातते है, 
कोई हाथ नहीं उठा था। जब यह पुछा गया कि कितने लोग कातनेका वचन देते 
है, दस विद्याथियोंन ही हाथ उठाये। समप्रयोग भाषणके बाद यह पूछनेपर कि 'अब 
आपमें से कितने छोग कातनेका वचन देते हे? ' बीस-एक हाथ उठे। विद्यार्थियोंमें 
प्राभाणिकताकी चेतना कितनो बढ़ती जा रही है, इसका प्रमाण खोजने अन्यत्न जानकी 
जरूरत नही है। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २४-५-१९२५ 


४३. भाषण: व्यापारियोंकी सभा, चढगाँवमें 


१३ मई, १९२५ 


व्यापारियोसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमने हिन्दु- 
स्तानको व्यापारियोकी मार्फत खोया है और हम उसे उन्हींकी मार्फंत वापस छेगे। 
हिन्दुस्तातकी स्वतन्त्रता शिक्षित वर्गकी मार्फत कभी नहीं मिलेगी। समस्त विव्वमे 
कही भी शिक्षित-वर्गकी मारफंत स्वतन्त्रताकी रक्षा हुई हो, यह हम नहीं जानते। देशकी 
रक्षा करनेवाले तो व्यापारी और सैनिक ही होते है। और फिर हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रता 
लडाईसे नहीं गई है, केवल व्यापारसे ही गई है। इसीलिए में आपसे कहता हूँ कि 
जब मुझे अपने काममे व्यापारियोसे पूर्ण सहायता मिलेगी तव आप हिन्दुस्तानकी 
स्वतन्त्रता मिली ही समझे | मेरौ प्रार्थना है कि व्यापारी छोग खादी-प्रचारके सार्वजनिक 
सेवाकायंमे पूरा योग्य दे। आप यज्ञके रूपमे आधा घटा [नित्य] चरखा चलाये और 
गुद्ध खादी पहने। मेरे एक दो करोडपति मित्र खादी पहनते और सूत कातते हूँ । 
आप भी ऐसा ही क्यो नही करते ? आपसे तो मैं धन और बुद्धि दोनोकी सहायता 
छे सकता हूँ। जो काम में कर रहा हूँ यदि उसे करनेका आप नि०्चय करे तो आप 


१, यहाँ ५०-६० विधार्थियोंने हाथ उठाये। 


टिप्पणियाँ ९५ 
मुझसे अधिक काम कर सकते हैँ। मेरी प्रार्थना है कि आप इस कार्यमे तन, मन 
और धन, तीनोसे सहायता करे। 

[गजरातीसे | 
नवजीवन, २५-५-१९२५ 


४४. कर्नाटकर्में खहर 


वीजापुर जिलेमे खहर सस्ता करनेके छिए एक प्रयोग किया जा रहा है। उस 
प्रयोगके बारेमे श्रीयुत एच० एस० कौजछगीसे प्राप्त वर्णन में सहर्ष प्रकाशित कर 
रहा हूँ ।' 

[माँग-माँगकर | रई इकट्ठा करनेका यह तरीका निश्चय ही सफल हो रहा 
है। श्री भरूचाने पूर्वीय खानदेशमे रुईके अच्छे परिमाणमें सग्रह किए जानेका समाचार 
भेजा है, वहाँ स्थानीय लछोगोके अतिरिक्त सारवाड़ियो और पारसियोने भी रुई देनेमे 
हाथ बँटाया है। जिन अन्य स्थानोमे इसी तरहके प्रयोग किए जा रहे हो, वहाँसे भी 
विवरण पाकर मुझे प्रसन्नता होगी। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-५-१९२५ 


४५.० टिप्पणियाँ 
बुनकरोंकी शिकायत 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अहमदाबादके प्रस्तावको कार्यान्वित करनेंके रूपमें 
जो सूत भेजा गया था उसके विषयमे एक कार्यकर्त्ता लिखते हूँ: 

“बुनकर इस बातकी शिकायत कर रहे है कि महीन सुतमे बट नहीं 
है। इसलिए ज्यादातर प्राप्त सुत बुनाईके कामका नहीं है। ऐसा लगता है कि 
कातनेवालोंके मन अच्छा सूत कातंनेको सावधानीको अपेक्षा” इस बातका श्रेय 
पानेकी इच्छा रही है कि उन्होंने सृत काता। मेरा खयाल है कि आपने वहाँ 
गुण्डियोंकों जाँचा नहीं था। कुछ बुनकर तो तानेकी पाई कर छेनेके बाद भी 
ऐसे सुतको छौटा रहे है। उनकी दूसरी शिकायत गुण्डियोंके विभिन्न जाकारोंके 
सम्बन्धमे है। बुनकरोने मुझे बताया है कि इन परिहाये दोषोंके कारण वे 


१, पहाँ नहीं दिया गया है। पत्र छेखकने लिखा था कि उन्होंने लोगोंको साथ ऐेकर घर-घर जा 


कर मांगकर रुई इफ्टी की। उसका चूत कतवाकर कपड़ा बुनवाया गया भौर छोगोंको सस्ते दा्मोपर मुददैया 
किया गया। 


९९ सम्पूर्ण ग्राधी वाड्मय॑ 


दिन-भरमें एक गज भी नहीं बुन पा रहे हे और इस तरह दो आना रोज 

भी कमानेमें असमर्थ हे। 

यह एक वाजिब शिकायत है। इन पृष्ठोमे मैने कहा है कि जो सूत आसानीसे 
बुना न जा सके, वह सूत कदापि नहीं है--जिस तरह जो रोटी खाई न जा सके, 
वह रोटी नहीं है। यह शिकायत सूत कातनवाले सदस्योकी जबरदस्त असावधानी- 
का प्रमाण प्रस्तुत करती है। कभी-कभी खराब ढगसे किया गया काम कुछ काम 
न करनेसे भी ज्यादा बुरा होता है। जो वकीकरू अपने मुकदमेकी पैरवी कुशछतासे “ 
नही करता, वह अपने मुवक्किलका पैसा चुरानेवाला चोर है। जो डाक्टर अपने 
मरीजका इलाज छापरवाहीसे करता है, वह भी मरीजका पैसा ही चुराता है और 
मानव-हत्यातक का दोषी कहा जा सकता है। इसी तरह जो सूत कातनेवाला व्यक्ति ' 
कातनेमे लापरवाही वरतता है और उसकी मजबूतीकी जाँच किये विना ही अपना 
सूत भेज देता है वह व्यक्ति अप्रामाणिक रूपसे सूत कातनेका श्रेय प्राप्त करनेका 
दोषी है। 

स्वराज्यमे सरकारकी बागडोर हमारे ही हाथोमे होगी। तव यदि अधिकारी- 
गण अपना कास इसी तरह छापरवाहीसे किया करेगे, जैसा कदाचित्‌ सूत कातनेवालोने 
इस बार किया है तो फिर काम कैसे चलेगा? सूत कातना एक सरल काय॑ है, 
लेकिन वह हमारी योग्यताकी कसौटी भी है। इस अर्थमे कोई अन्य कार्य भी निरचय 
ही हमारे लिए कसौटीके रूपमें होगे। छेकिन सूत कातनेका कार्य इसलिए चुना गया है 
कि देशमे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सावजनीन कसौटी एक ही हो सकती 
है। सार्वजनीन होनेंके छिए काम सादे ढगका हो, सीखनेमें आसान हो और जरूरी 
है कि उसमें हर व्यक्तिको कमसे-कम समय लगे, ताकि उस काममे छगे हुए छोग 
अन्य सार्वजनिक अथवा निजी कार्योमें अपना समय और ध्यान दे सके | सूत कातना 
ही ऐसी सार्वजनीन कसौटी है और यदि इस कार्यको अपनानेवाले छोग भी अपना 
काम छापरवाहीसे, बेमनसे या भद्दे ढगसे करेगे तो वे एक ऐसी कसौटीपर ख़रे उतरे 
हुए नही माने जाएँगे जो व्यावहारिक और इतनी सरक है कि जिससे अधिक सरल 
किसी कसौटीकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हो सकता है कि छोग सूत कातना 
पसन्द न करते हो या उसमें विश्वास न रखते हो, तव तो सबसे सीधा रास्ता यही 
होगा कि वे काते ही नहीं। छेकिन बेमनसे, कातना अपने-आपको और राष्ट्रको धोला 
देना है। 

हाथकरघा 

वाणिज्य एवं उद्योग विभागके अधीन हाथकरथेकी वुनाईपर सूचना विभागके 
निदेशकने एक स्मरणपत्र जारी किया है। उस स्मरणपत्रका मुख्य अद्य में नीचे 
प्रकाशित कर रहा हूँ .' 


१. यहाँ उद्धृत नही किया गया दै। स्मरणपत्रमें पिछले पत्रह वर्षो्मि हाथ करवेकी बुनाईमें की गई 
प्रगतिका ब्योरा दिया गया था। विभागने क्पिप्रधान क्षेत्रोमें कुछ ख्यूछ खोर्लें थे ताकि छोगोंक्ों बुनाई भौर 
रगाईंमें प्रशिक्षण दिया जा संके। 


विप्पणियाँ ९७ 


यह बात पहलेसे ही निश्चित है कि खेतिहरोके घरोमे हाथकरघाका प्रचलन 
शुरू करानेके प्रयत्त असफल होगे, क्या इस तथ्यकी ओर में विभागका ध्यान खीच 
सकता हूँ? कृषि जीवनका थोडा-सा ही ज्ञान हो जानेपर यह जाहिर हो जाएगा 
कि हाथकरघोकों इस तरहसे दाखिल करना अव्यावहारिक है। हाथसे बुनाई करना 
एक हम्बी प्रक्रिया है, जिसके लिए लगातार श्रम करना जरूरी है। उसके अन्तर्गत 
अनेक प्रक्रियाएँ है जिनमे एकाधिक लोगोके एक ही साथ काम करनेकी जरूरत है। 
यह सब किसी क्ृषककी झोपडीमे हो सकता असम्भव है। इसलिए पुरातन काल्‍लसे , 
हाथकी बुनाई एक अछूग पेशा और आजीविकाका एक स्वतन्त्र एवम्‌ पूर्ण साधन 
रही है। कृषक कोई ऐसा पूरक धन्धा चाहता है, जिसे वह जब चाहे करे और 
जब चाहे न करे। करोडो छोग्रोके लिए ऐसा काम हाथसे सूत कातना ही है। 
निस्सन्‍्देह ऐसे और भी काम है जिनसे खाली समयका उपयोग किया जा सकता है। 
लेकिन करोड़ो आदमियो और औरतोके लिए हाथसे सूत कातना ही एक समान काम 
हो सकता है। इसलिए यदि उद्योग विभाग अपने अस्तित्वका औचित्य सिद्ध करना 
चाहता है और व्यक्तियोके सोचनेके बजाय करोड़ो लोगोके बारेमें सोचना चाहता है 
और इस्लेडके बजाय भारतकी बात सोचना चाहता है तो वह अपना ध्यान मुख्य 
रूपसे हाथकताईकी ओर छगायेगा, आमीणोमे कताईका संगठन करेगा और हाथसे 
कताईके विभिन्न तरीकोमे सुधार करेगा। मुझे यह देखकर हर्ष होता है कि बगालसें 
इसी प्रकारके विभागने हाथकताईकी ओर ध्यान देना शुरू किया है, हालाँकि अभी 
वह ढीलेढाले ढगसे ही हो रहा है। सरकार यदि जरा भी सदाशयतासे काम छे 
तो हाथकताई ही एक ऐसा काम है जिसमे वह जनतासे सहयोग कर सकती है और 
उसे सफल बना सकती है। हमें बहुघा सरकारसे सहयोग करनेके लिए कहा जाता 
है, लेकिन स्वाभाविक और उचित तो यही है कि सरकार जनतासे सहयोग करे, 
उनकी जरूरतोको पहलेसे ही समझे और उन्हे पूरी करनेका प्रवन्ध करे। में विभागका 
ध्यान इस तरफ भी दिलाना उचित समझता हूँ कि जबतक वह बुनाईके पूर्वकी 
सब प्रक्रियवाओपर नियन्त्रण नहीं रखेगा, हमारी रई कच्चे माऊके रूपमे मैचेस्टर, 
जापान या बम्बई ही जाती रहेगी। विभागका काम यह है कि प्रत्येक ग्रामीणको इस 
बातका प्रशिक्षण दे कि वह अपने खेतोमे पैदा होनेवाली सारी कपासको अपने ही 
घर या गाँवमे ओटे, धुने, काते और बुने ताकि उसके पास कई तरहके काम करनेके 
लिए हो और जब अकाल या बाढ-जैसी विपत्ति आए और जब उसके खेतोमे फसूू 
न खडी हो और उसके पास कोई काम न हो तो वह अपनेकों बेकार और असहाय 
महसूस न करे। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-५-१९२५ 


२७०७ 


४६. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


नवाखली 
१४ मई, १९२५ 
' भेरे प्यारे चार्ली, 

तुम्हारा पत्र मिला। निश्चय ही हम छोग शान्तिनिकेतन जा रहे है, वर्दवान- 
में भेंट होगी। 

तुमने श्री मैकमिलनके विषयमे जो लिखा है, उसपर मैने गौर किया। अगर 
कोई व्यक्ति मृत्युके बाद मिलनेवाले दण्डके भयसे असत्यसे बचता है तो उससे क्या 
लाभ ? फिर भी, यदि छोग जनमतके दबावके कारण ही नैतिक बधनोका पालन करते 
हो तो क्या उनके बने रहनेकी अपेक्षा उनके विनाशकों हम अधिक पसन्द करेगे? 
यदि कोई सज्जन सनन्‍्तति-नियमनकी हिमायत करते है, तो वे स्पष्टतः स्वीकार करते 
है कि उनका नैतिक बन्धनोमे विश्वास नहीं है और वे वैवाहिक जीवनमे सम्भोगकी 
स्वच्छदताको ही आदर स्थिति मानते है। इसपर मुझे हैरानी होती है। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
मोहन 
श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज, 
द्वारा श्री चालीहा 
जोरहाट, असम 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ९६६) की फोटो-तकलसे। 
४७. पतन्न : वसुमती पण्डितको 
गुरुवार 


वैज्ञाव वदी ६ [१४ मई, १९२५] 


चि० वसुमती, 
आज तुम्हारा पत्र मुझे यहाँ मिछा। सब-कुछ चला गया और जो घर बचा 
है वह भी चला जाये तो भी इससे क्या होता है? अभी तो तुम्हे नवीवन्दर 


१. देवदास १९२५ में नवीवन्दर गये ये। वैशाख वदी ६ उत्त वर्ष १४ मईको पड़ी थी। श्स दिन 


गांधीजी नवाखलीमें थे। 
२. सौराष्टमें। 


पत्र : मणिवहन पटेलको ९९, 
जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ देवदास गया है। वह वहाँ अधिक तो कया रहेगा? किन्तु 
वह स्थान है एकान्त। मैने उसे देखा नहीं है; प्रशंसा सुनी है। आशा है, तुम 
स्वस्थ होगी। मुझे पत्र लिखती रहना। 

बापूके आशीर्वाद 
चि० वसुमती घीमतराय 
दौलतराय काशीरामकी कम्पनी 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६२) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


४८. पतन्नः सणिबहन पदढेलकों 


वैजशञाख वदी ६, गुरुवार [१४ मई, १९२५) 
चि० मणि, 
तुम्हारा लम्बा पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। स्त्रियोंमे काम करना मुदिकल तो है 
ही; मगर घीरजसे जितना हो सके तुम्हे उतना करते जाना चाहिए। डाह्माभाई 
आबू अथवा नवीबन्दर गये ही होगे। अवश्य चूड़ियोकी' बात मेरे ध्यानमें है। मै 
छाना नही भूडूँगा। वे ढाकेमें मिलती है और मुझे वहाँ दो-तीन दिनमें ही जाना 
है। क्‍या बापू' हवा खानेंके छिए कही जानेवाले है? 


बापूके आशीर्वाद 
चि० मणिबहन 
द्वारा वल्‍्लभभाई पटेल वैरिस्टर 
अहमदाबाद 
ग्िजरातीसे] 
बापुना पत्रो-४: मणिबहेन पढेलने 


१. साधन-सत्रके अनुतार। 
२. शखकी चूड़ियाँ, जो मणिवहनने गाधीणीसे मँगवाई थीं। 
३. वल्छमभाई पेंटेल। 


४९. भाषण : नवाखलीकी सार्वजनिक सभास)ं' 


१४ मई, १९२५ 
श्री गांधीने अभिनन्‍दन-पत्नोंका उत्तर देते हुए कहा कि जो अभिननन्‍दन-पत्र मुझे 
भेंट किये गये है उनके लिए में आप लोगोंकों धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह सुनकर 
दुःख हुआ कि श्रीयुत सत्यन्द्र मित्र यहाँ उपस्थित नही हे, मांडलेकी जेलमें हे। आशा 
है कि श्री मित्र थोड़े ही दिनोंमें वापत आ जायेंगे। हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमें 
बोलते हुए उन्होंने कहा कि चूँकि अली बन्धुओंमें से एक भी यहाँ सौजूद नहीं है, 
इसलिए मेरी जिम्मेदारी दुगूनी हो गई है। वे अपने काममें व्यस्त हे। मेने तो सुना 
था कि आप लोगोमें कोई अनबन नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे वह नजर आ रही है। 
दोनोमें से एक भी जाति मेरी सलाह माननेकों तेयार नहीं है। मुझे जब कभी ऐसा 
प्रतीत हुआ है कि दोनों जातियोंमें अनबन है तब मेने उसके लिए दोनोंकों ही जिम्मेदार 
माना है। यदि दोनो एकताके लिए कृतसंकल्प हों तो संसारकी कोई भी शक्ति 
उन्हें अछग नहीं कर सकती और यदि दोनों सम्राज अपने-अपने सन साफ नहीं कर 
लेते तो इसका उत्तरदायित्व दोनोपर ही होगा। अभीतक ये दोनों जातियाँ, मेल- 
मिलापसे रहती आई हे। 
अस्पृश्यताका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जबतक छुआछूत कायम 
रहेगी तबतक भारतका प्रगति कर सकना असम्भव है। में सनातनी हिन्दू हूँ और 
कहता हूँ कि हिन्दूषर्ममें अस्पुश्यता-जेसी कोई चीज नहीं है। अछूत वर्गेके उद्घारके 
लिए आपके द्वारा किये गये प्रयत्नोके लिए आपको मे धन्यवाद देता हूँ; लेकिन मुझे 
बताया गया है कि कुछ ब्राह्मण आपके रास्तेमें रोड़े डाल रहे हे। लेकिन मुझे विश्वास 
है कि आप लोग अस्पृश्यता-निवारणके लिए दृढ़तापुर्वक कार्य करेंगे। मुझे आशा हे 
कि नवाखलीके निवासी अस्पृश्यताकों पुर्ण रूपसे मिटा देनेका यथासम्भव प्रयत्न फरेगे। 
में यह भो आज्ञा करता हूँ कि आप लोग यह बात धोबियोकों समझा दें। 
भाषण समाप्त करते हुए गांधीजीने कहा कि आप जानते हे कि देशके बहुत-से 
लोगोंके पास सालमें चार महीने कुछ काम नहीं रहता है और इसके परिणामस्वरूप 
वे और भी गरीब होते जा रहे हे। संस्तारके सभी देझ्षोंमें किसान लोग खेतीके साथ- 
साथ और भी काम किया करते हे। हिन्दुस्तानमें इस दृष्टिसे चरखे-जैसा दुसरा कोई 
उद्योग नहीं है। इसीलिए से चरखेको “अन्नपूर्णा' कहता हूँ। खेतोसे आप चावल 
पा सकते है, लेकिन अपनी हालत आप केवल चरखे हारा ही बेहतर कर सकते हूं। 


१. कचदरीके अह्तेमें आयोजित सभामें गाधीजीफो चार अमिनन्दन-पत्र मेंट किये गये ये । उमभामें 
२५,००० से अधिक लोग आये थे, जिनमें मुसतल्मान द्वी अधिक थे। 


भेट . जिला अध्यापक संघके प्रतिनिधियोंसे १०१ 


गांधीजोने मध्यम वर्गके छोगोंते जोर देते हुए कहा कि आप लोग जहाँ-कहीं भी हों, 
कमसे-कम आधा घंटा प्रतिदिन चरख्ा जरूर चलायें। यदि आप गरीबोंकी खातिर 
चरखा चलायेंगे तो इससे बढ़कर और कोई काम नहीं है। इस बातपर जोर देनेके 
लिए में विभिन्न स्वानोंका दौरा करता रहता हूँ। इसके बाद गांघीजीने नवाखलीमें 
नदीके बहावके कारण जमीन कठनेका जिक्र किया। 

मिंग्रेजीसे] 

अमभृतबाजार पत्रिका, १६-५-१९५५ 


५०. भेंट: जिला अध्यापक संघके प्रतिनिधियोंसे 


नवाखली 
१४ मई, १९२५ 
प्रतिनिधियोंने महात्माजीसे शिक्षाकी वर्तमान प्रणालीके सम्बन्धर्म कुछ प्रइन 
किये और पूछा कि भौजूदा परिस्थितियोंमें अध्यापक अपने देशकी सच्ची सेवा किस 
तरह कर सकते है। महात्माजी मुस्कराये और बोढे “कातो और खूब कातो।” 
आप अपने चरित्र और कार्यका उदाहरण प्रस्तुत करके बालकोंके सनपर, जो पूरी 
तरहते आपके नियन्त्रणमें है, प्रभाव डालकर शिक्षा-पंस्थाओंका साराका-सारा नेतिक 
वातावरण ही बदल डालिएं। यदि अध्यापक सच्चे विलसे प्रयत्न करें तो निरीक्षकों 
हारा सरकारके सनसाने हस्तक्षेपस्ते भी उनके उद्देश्य विफल नहीं हो सकते; क्योंकि 
अध्यापक सरकारी सुराजिस नहीं है। यद्यपि बंगालके अध्यापकोंका और एक तरहसे 
समस्त भारतके अध्यापकोंका अलग ही बर्ग है फिर भी आज किसी सम्मिलित प्रमत्त- 
की आद्या नहीं को जा सकती; लेकिन सच्ची हूगनवाले शिक्षकोंकों व्यक्तिगत झपसे 
अपने हिस्सेका दायित्व साहसपुर्वक पुरा करना चाहिए। अन्तर  महात्माजीने कहा कि 
में अध्यापकोंके कर्त्तत्य और उत्तरदायित्व पहले भी सूचित कर चुका हूँ; परन्तु यह 
काम अब “यंग इंडिया! के स्तम्भोंमें लेख लिखकर और भी ज़ोरके साथ और 
निश्चयात्मक ढंगसे करना चाहता हूँ। 
लिग्नेजीसे] 
अमृतबाजार पत्रिका, २१-५-१९२५ 


५१. भाषण : नवाखलीमें' 


१४ मई, १९२५ 
कौन कहता है कि स्त्रियाँ पराधीन है? श्ास्त्रोमे कही नहीं लिखा है कि 
स्त्रियाँ पराधीन रहे। सीता रामकी अर्धांगिनी थी और उनका रामके हृदयपर 
प्रभुत्त था। दमयन्ती पराधीन नहीं थी। महाभारतको पढ़ कर कौन ऐसा कह सकता 
है कि द्रौपदी पराधीन थी? जब पाण्डव उसकी रक्षा न कर सके तव ऋष्णकी स्तुति 
करके अपनी रक्षा करनेवाली द्रौपदीको पराधीन कौन कहेगा ” हमारे यहाँ सात सती 
नारियाँ प्रातः स्मरणीय मानी गई है, क्या वे पराधीन थी? जिनमे पवित्र रहनेकी 
शक्ति है और जिनमें अपने शीछकी रक्षा करनेकी क्षमता है, उनको पराघीन कहना 
भाषाकी हत्या करना है--अपर्म है। 
गुजरातीसे] 
नवजीचन, ३१-५-१९२५ 


५२. भाषण : कोमिल्लाकी सार्वजनिक सभासों' 


१५ मई, १९२५ 

महात्माजीन समुचित उत्तर देते हुए कहा कि यह अभिनन्‍दन-पत्र बंगलामें दिया 

जा सकता था। भविष्यमें जो लोग मुझे अभिननन्‍्दन-पत्र देना चाहूँ, वे यदि बंगला या 
हिन्दीमें देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। भुझे बताया गया है कि कोमिल्ला खादीके फाममें 
आगे बढ़नेका इच्छुक है, लेकिन तथ्योंसे इस बातको पुष्टि नहीं होती। मुझे इस 
बातका जरा भी खेद नहीं है कि कांग्रेसकी सदस्यताकी शर्त चरखेको रखनेमें मेरा 
मुख्य हाथ था। आप इस तथ्यकों स्वीकार करते हे कि आपका काम गाँवोंसे शुरू 
होना चाहिए; और आप किसो भी कार्यकत्तसि पृष्ठिए, वह निस्संकोच यही जवाब 
देगा कि चरखा ही एकमात्र उपाय है--वही जनताकी बढ़ती हुईं गरीबीकी मिटानका 
सबसे कारगर रास्ता है। इसके बाद महात्माजीने उस इलाकेके छोगोंको इस बातके 
लिए घन्यवाद दिया कि वे पूरे मेलजोलसे साथ-साथ रह रहे है। उन्होंने स्वराज्य 
हासिल करनेके लिए इसकी नितान्त आवदयकंतापर बल दिया। रु 
उन्होंने इस बातपर दुःख प्रकट किया कि अलीबन्चु उनके साथ नहीं आय 

हे। उन्होंने कहा कि मौलाना शौकत अली बम्बईका काम खत्म करनेके पहले वहाँसे 


१, यह भाषण सियों द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें दिया गया था। हि 
२, यह भाषण नगरपाल्का, जिला वोड़, व्यापारी संघ और शान्ति-सेनाकी ओरसे भेंट किये गये 
अमितन्दन-पत्रेंकि उत्तरमें दिया गया था। 


भाषण : विद्यथियोके समक्ष १०३ 


आना नहीं चाहते थे; और मौलाना मुहम्मद अलो इसलिए दिल्ली नहीं छोड़ सके 
कि उन्हें दो-दो अखबारोंका संचालन करना होता है। लेकिन से कोमिल्ला कुछ नई 
बातें बतानेके लिए नहीं आया हूँ। एक अभिनन्‍्दन-पत्रमें निराशाकी ध्वनि है, लेकिन 
निराज्ञाकी ध्वनि तो भारतमें सवंत्र ही है। कांग्रेसकी सदस्यताके लिए भताधिकारकी 
शर्तेके सम्बन्धर्मं मुझे कोई अफसोस नहीं है। में भारतके लिए चरखेके सिवाय दूसरा 
इलाज सोच ही नहीं सकता। से मध्यवर्गेके छोगोंसे अपनी आजीविका चलानेके लिए 
चरखा अपनानेकी बात नहीं कहता, बल्कि उनसे गरीबोंके लिए दुष्टान्त रूप होने 
और हिल्दुस्तानके लिए कुर्बानी करनेकी दृष्टिसि चरखा चलानको कहता हूँ। इसके 
अलावा हिन्दुओं और मुसलमानोंकों अपने विलोंसे-हेषभाव मिटा ही देने होंगे। और 
प्रसन्नताकी बात है कि इसके बारेमें दोनों बर्गों्मं मतभेद नहीं है। भाषणके अन्‍्तमें 
उन्होंने अस्पृश्यताके बारेमें भी अपने विचार व्यक्त किये। * 

[अंग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, १७-५-१९२५ 


५३. भाषण: विद्यार्थियोंके समक्ष 


कोमिल्ला 
१५ मई, १९२५ 
महात्माजीने अपना भाषण अंग्रेजीमं दिया। उन्होंने विद्याथियोंकों अपनो स्थिति 
साफ-साफ बता देनेके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि याद रखिये भारतका 
भविष्य आप नववयुवकोंपर ही निर्भर करता है। उन्होंने स्वराज्यके आदहॉकों पुनः 
स्पथ्ट रूपसे समझाते हुए कहा कि यह “अधरमेराज्य” नहीं बल्कि 'धर्मराज्य है। 
लाप लोग ब्रह्मचर्यका पालन करें, देहके पुननिर्भाणमें आप लोगोंकों कितनों गम्भीर 
जिम्मेदारियाँ उठानी है, उन्हें समझें; आप छोग पुस्तकोंका अध्ययन जरूर करें परन्तु 
मेरे खालसे पुस्तकोंका स्थान गौण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यका प्रथम कर्तंव्य 
तो अपने चरित्रका निर्माण करना है। उसके बिना समस्त ज्ञान निरर्थक हो जाता 
है। इस बातकी मजबूतीसे गाँठ बॉच लौजिए कि चरखा आपके चरित्र-निर्माणमें 
सहायक होगा। 
चरखेकी उपेक्षाके कारणोंका विब्लेषण करते हुए महात्माजीने कहा कि इसका 
मुख्य कारण यह है कि आप लोग भारतमें बसनेवाले करोड़ों लोगोंकी भीषण गरीबीको 


१. गाषीजीको विद्ायियोंकी भोर्से मेंट किये गये एक अमिनन्दन-पत्रमें कहा गया था कि २ प्रतिशत 


विंधार्थी दो यृुत्त कातते भौर शुद्ध खादी पहनते हैं। इस मन्द प्रतिक्रियाका कारण है विद्याविषोंका चरसेमें 
विश्वापक्ा भमाव और मालसख। 


१०४ सम्पूर्ण गावी वादमय 


नहीं समझ पाये हे। चरखा चलानेसे ठीक आमदनी नहीं होती, इस आपत्तिके 
सम्बन्ध्ें उन्होंने विधावियोंकों हल्की-सी फटकार बताते हुए कहा कि इस प्रकारके 
तक उपस्यित करनेकी आदत बचपनसे ही डाल लेना और अपने भावी जीवनको नष्ट 
करना उचित नहीं है। आप लोग इस विषयपर विचार' करते समय अधिक व्यापक 
दृष्टिकोगत्ते काम लें और चरखेमें विश्वास कायम रखें। आप अपने सुख-चेनकी बात 
न सोचें, बल्कि इत्त बातकों समझनेकी कोशिश करें कि आपका काता हुआ एक-एक 
गज सूत भारतकों समत्पाओंकों सुलझानेमें सहायक होगा। उपाय आपके हाथोंमें है 
और मुप्ते आशा है कि आप मेरे कार्यक्रके अनुसार कार्य करेंगे। 
हिन्दू-मुस्लिम समत्याका उल्लेश करते हुए उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग लोग 

सरकारी नौकरोके बारेमें सोचते हे, जो लोग कौंसिलोंमं जाना चाहते है, वे झगड़े 
तो झाड़ें, लेकिन विधायियोंकरों न तो इससे कोई सरोकार होना चाहिए और न 
उनके पास इसके लिए समय ही है। 

[अग्नेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, १७-५-१९२५ 


५४. भाषण : कोमिल्लामें' 


१५ मई, १९२५ 


इस मानपत्रके छिए आभार मानना शिष्टाचार-मात्र कहा जायेगा, क्योकि 
इस आश्रमको अस्तित्वमें छानेमे मेरा भी हिस्सा है,' यह बात आपने स्वीकार की 
है। जब मै बंगालमें आनेकी तैयारी कर रहा था तब मेरी आप-जैसे युवकोसे मिलते 
और आपका काम देखनेकी प्रबल इच्छा थी। आप-जैसे युवकोके स्वार्थत्यागसे मे 
भली-भाँति परिचित हूँ। में जानता हूँ कि जबतक ऐसे स्वार्थत्यागी लोग हिन्दुस्तात- 
में पर्याप्त सख्यामे उत्पन्न नही हो जाते तबतक देशके स्वतन्त्र होनेकी आशा नही है। 
प्रत्येक युवकके लिए त्याग ही भोग होना चाहिए। मैने त्यागको कभी ढु.खकी 
अवस्था नही माना है और जो मनुष्य त्यागकों दुख मानता है, उसका त्याग सदा 
नही टिक सकता। इसलिए अपने भ्रमणमे जब-जब महान्‌ त्यागके उदाहरण मेरे 
सामने आते है और मैं ५०० या १००० रुपये मासिक वेतन छोडकर बहुत कम 
पैसे छेकर अपना गुजारा करनेवाले युवकोकों देखता हूँ तब मुझे कोई दुख नही 
हीता; प्रत्युत मुझे यह अनुभव होता है कि ऐसे युवकोने खोया कुछ नही है, क्योकि 
वे बहुत घन बटोरनेकी झझटसे मुक्त हो गये है। 


१. महादेव देसाहके थात्रा-विवरणसे उद्धृत यह आाश्रमकी भोर्से दिये गये मानपत्रके उत्तरमें दिया 


गधा था। 
२. गाधीजी जब १९२० में वगाल्का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने इस भागमझ़ी स्थापनादी योगना 


स्वीकृत की थी। 


भाषण : कोमिल्लामें १०५ 


किन्तु में एक बातपर पूरा जोर देना चाहता हूँ। हम जब सेवाके निमित्त 
किसी वस्तुका त्याग करते है तव किसी-न-किसी अन्य वस्तुकों ग्रहण भी करते है। 
में जानता हूँ कि कुछ युवक यह मानते हैं कि किसी वस्तुका त्याग करना ही मानों 
सब-कुछ पा जाना है। ऐसा सोचना भारी भूल है। हमे त्यागके साथ उस कार्येका 
ज्ञान भी होना चाहिए जो हमें करना है; और तभी हमारा जीवन सन्तोषमय हो 
सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने समस्त कार्य विवेकपूर्वक करने 
चाहिए। मेरे विचारसे आज भारतकी सेवा करनेके लिए जो युवक तैयार है उनके 
सम्मुख एक ही आदर्श रहना चाहिए, वह यह है कि हम करोडो निरुच्यमी लोगोको उच्चमी 
कैसे बनायें। अतः चरखेकों इसके एकमात्र साधतके रूपमे स्वीकार किये बिता कास 
नही चलनेका। इसीलिए मैं यहाँकी चिकित्सा सम्बन्धी और [चिकित्सा] विद्यालय 
सम्वन्धी प्रवृत्तकों गौण मानता हूँ। इन दोनों प्रवृत्तियोक़ों उसी हृदतक स्थान 
दिया जा सकता है जिस हृदतक ये चरखेकी प्रवृत्तिकी प्रक हो। इसलिए आपके 
विद्यालयमे भी चरखे और खादीकी प्रवृत्ति चलती है, यह जानकर मुझे प्रसन्नता 
हुईं। मेरी सलाह है कि इस विद्यालयके संचालक यह प्रतिज्ञा कर ले कि एक निश्चित 
तारीखके बाद विद्यालयमे खादी पहनकर न आनेवाढे किसी लड़के या छडकौको 
प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सभी माता-पिताओकों सूचना भेज दी जानी चाहिए कि 
विद्यालयके छड़कों और लड़कियोको अनिवायें रूपसे सूत कातना होगा और खादी 
पहननी होगी। औषधालयके सम्बन्ध भी यही नियम लागू होगा। में जिसकी चिकित्सा 
करता उसे भी खादी पहनानेकी बात मेरे मनमें जरूर आती। यो तो औषधालय 
बहुतेरे है। यह कोई नई प्रवृत्ति नहीं है, इसीलिए युवकोमें इसे करनेकी क्षमता 
है। में आशा करता हूँ कि जिन्होंने सेवा और स्वार्थत्यागकी दीक्षा ली है वे देशमे 
ऐसी प्रवृत्तिमें भाग छेगे जो कठिनसे-कठिन, व्यापकसे-व्यापक और अधिकसे-अधिक 
फलदायिनी हो। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-६-६ ९२५४ 


१. भाषणते पूर्व ढों० सुरेश वनर्जनि कहा था कि हम, “ओऔषधाल्य ही नहीं, एक चिकित्सा-विधाल्य 
भी ज़ोहना चाहते हैं।” गांवीजीने यह वात उसके उत्तरमें कही थी। 


५५. विक्रमपुरके कार्यकर्त्ताओंसे बातचीत 


कोमिल्ला 
१५ मई, १९२५ 
विक्रमपुरके कुछ कार्यकर्ताओोंसे बातचीतके दौरान गांधीजीने कताई-सदस्यताकी 
प्रस्तावित मंसूखीके बारेमें अपनी स्थिति स्पष्ठ रूपसे समझाई। उन्होने कहा: 
अभी काग्रेससे अछग हो जानेका समय नही आया है और न अखिल भारतीय 
कताई-सघकी स्थापनाका समय ही आया है। यदि कताई-सदस्यता समाप्त कर दी 
जाती है, तव किसी पृथक्‌ संगठनके बारेमे सोचनेका समय आयेगा, छेकिन जिस 
प्रकार आज स्वराज्यवादियोको काग्रेसके एक अभिन्न अगके झुपमें अपने कार्यक्रमपर 
अमल करनेकी छूट है, उसी प्रकार मुझे भी अलगसे अपने कार्यक्रमपर अमर करनेकी 
छूट मिली तो मैं पृथक्‌ सगठन नही चाहूँँगा। परन्तु यदि वह अनुमति न मिली तो 
मुझे अलग सगठन खड़ा करना ही होगा। 
हिन्दुओं और मुसलमानोंभें पुर्ण एकताके सम्वन्धर्मं सहात्माजीने कहा: 
मैं हिन्दुओ और मुसलमानोमें पूर्ण ऐक्यकी उम्मीद नहीं रखता; में सिर्फ 
स्वराज्य प्राप्त करनेके उद्देश्यसे, चाहे वह आज प्राप्त हो या सौ साल बाद, काम- 
चलाने छायक एकताकी आशा जरूर रखता हूँ। ऐसी काम चलाने योग्य एकता 
कायम होनी ही चाहिए। इस एकताका अभिप्राय सरकारसे कुछ सत्ता प्राप्त कर 
लेना नही है। 
अस्पृदयताके अर्थेके सम्बन्धर्में महात्माजीने कहा : 
अस्पृव्यता तो स्वच्छतासे सम्बन्धित एक सवाकू है। यदि कोई व्यक्ति साफ- 
सुथरा है तो मैं उसके हाथसे न केवल पानी ही छे सकता हूँ वरन्‌ उसे अपना भोजन 
पकानेकी भी इजाज़त दे सकता हूँ। लेकिन यह सहभोज नहीं है। यदि कोई 
व्यक्ति मेरी थाली ही में से मेरे साथ भोजन करता है तो उसे मैं सहभोज मानता 
हूँ। मैं अपनी थालीमे से अपनी पत्नीको भी नहीं खाने देता। वह एक हिन्दू पत्नी 
है और इसलिए प्राय. उसकी इच्छा मेरी थाढीमे ही भोजन करनेकी हुआ करती 
है। लेकिन जैसे मै हिन्दूधर्मकी हर बातको हमेशा नही ग्रहण करता, वैसे ही में 
पत्नीको अपनी थालीमे भोजन करनेकी अनुमति नही देता। 
[ अग्नेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, १७-५-१९२५ 


५६. भेंट: एक मिन्नसे' 


[१५ मई १९२५ के परचात्‌ | 

उस मित्रने कहा: “महात्माजी ” हम अपनी पिछली भूलें फिर दोहरा रहे हे। 
१९०५-१९०८ में हमने ताशके पत्तोंका एक घर बनाया था, वह खड़ा होते ही बिखर 
गया और अब फिर हम वही करने जा रहे हे। 

आप उस समयके स्वदेशी आन्दोलनकी मौजूदा आन्दोलनसे तुलना कर रहे है? 
आप भूलते है कि अब हमे दिखावटी काम नहीं करना है, खामोशीके साथ काम 
करना है। 

श्रीमन्‌ू, भे यह जानता हूँ, लेकिन कोई संगठन तो है नहीं। 

क्षमा कीजिएगा, आपको वस्तुस्थितिका ज्ञान नही है। उदाहरणके लिए, क्या आप 
जानते है कि बगारूमें, तमिलनाडमे और गुजरातमें हमारे पास अच्छेसे-अच्छे सगठन हैँ? 
क्या आप समझते है कि खादी प्रतिष्शान और अभय आश्रम, कोमिल्ला-जैसी संस्थाएँ बन्द 
हो जानेवाली सस्‍्थाएँ है? 

लेकिन वे चलेंगी भी फंसे? हम गुजारे-भरका पेसा लेकर कार्य कर रहे 
है और अपने नौजवानोंसे उससे भी कसमें ही गुजर कर लेनेकों कहते हे। यह कब 
तक चल सकता है? 

कबतक ? क्यों? हमारा पूरा इतिहास [ऐसे त्यागसे | भरा पडा है। क्या आप 
समक्षते है कि हमारे नौजवानोमें घैयें और साहस नही है? उन्होने अच्छी तरह देखभाल 
कर इस काममे हाथ डाला है और वे उसे किसी भी हाछतमें छोड़नेवाले नही है, 
अभय आश्रम, जिसे कुछ दिन पहले मैने देखा था, एक रमणीक स्थानपर बसाया 
गया है। उनके पास साफ-सुथरी छोटी-छोटी कुटियाँ है, एक सुन्दर ताछाब और अच्छी 
खासी खुली जमीन है। वे अपना भोजन स्वय पकाते है, स्वयं ही सफाईका काम करते 
है और एक अस्पतालकी आमदनीसे अपना ख्चें चछाते है। डॉ० सुरेश कोई बच्चे 
नही है। वे अपना काम समझते है और वे इस बातका ध्यान रखेगे कि उनपर तथा 
उनके सहयोगियोपर चाहे कुछ भी बीते उनका खददरका काम दिनोदिन' प्रगति करता 
रहे। और खादी प्रतिष्ठानके पास, जिसके द्वारा तैयार किये गये माछकी दर आप बहुत 
ऊँची बताते है, अभी इतनी माँगे आई पड़ी है कि उन्हे वह पूरा नही कर पाता। 
सतीश बाबूका काम देखिए। क्या आप कभी बाढय्रस्त क्षेत्रोमें गये है? बाढ-पीड़ित 
सहायताके काममे अब वे स्थायी रूपसे जुट गये है। आपको मालूम होना चाहिए कि 
खादी प्रतिष्ठान गुजारा-मात्रकी आयमें विश्वास नही रखता। वह अपने कर्मचारियोंको 
बाजारके हिसाबसे वेतन देता है। 


१. महादेव देसाईके थात्रा-विंवरणंसे उद्धृत। 


१०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


श्रीमनू, उनका व्यापार तो आपके दौरेके कारण ही चमका है। 

नही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इसे यो कह सकते है कि मेरे 
दौरेके कारण कुछ समयके लिए उनके व्यापारमे तेजी आ गई थी। किन्तु व्यापार फिर- 
से अपनी सामान्य अवस्थामे पहुँच जायेगा और वह सामान्य अवस्था पूर्णत. सन्तोषजनक 
है। सूतकी हाटमे जाइए । जहाँ पहले कुछ ही मन सूत बिकने आता था, आज सैकडो 
मन विक रहा है। सैकड़ों परिवार यदि चरखेंसे अपनी पूरी जीविका नहीं कमा रहे हैं 
तो अपनी आमदनी तो वढा ही रहे है। हाटके दिन लोग कार्यकर्ताओको किस तरह 
घेरते हैं और उनसे कताईके लिए रुई माँगते है, यह एक देखने छायक दृश्य होता 
है। आप पूछ सकते है कि यदि ये कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्रसे हट जायें तो क्या 
होगा ? लेकिन वे हट नहीं सकते। उन्होने अच्छी आमदनीवाले अपने घन्घोको यो 
ही नहीं त्यागा है। अभय आश्रमके छोगोके घनुषमे तीन प्रत्यचाएँ हैँ। एक तो 
औपघालय, जिससे वे गुजर-वसरके छायक आमदनी कर छेते हैं। इसे सुरेश बाबू 
एक चिकित्सा विद्यालय खोलकर वढ़ाना भी चाहते है। उनमे चिकित्सा विषयक 
काफी प्रतिभा है। इस आश्रममें खादीके कामके अछावा, जो कि उसका मुल्य कार्य 
है, वे लड़कोका एक काफी बड़ा स्कूल चला रहे हैं। वे इन लडकोके जरिये लोगोको 
और ज्यादा प्रभावित करनेकी आशा करते हैं। और फिर प्रवत्तंक संघके कार्यकर्ता 
भी हैं। मैं उनके कामसे परिचित नही हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि उनकी संल्या 
२०० है और वे अनेक कठिनाइयोके बावजूद काम कर रहे है। 

लेकिन ऐसी केवल तीन ही संस्याएँ है। प्रश्नकर्ताने अब भी अपना असन्तोष 


जाहिर करते हुए कहा। 

बिलकुछ नहीं; कई और संस्थाएँ हैं जो अपने विनम्र ढगसे काम कर रही है 
और यदि वे केवल तीन ही होती, तो भी क्या था? जमनालालजी, राजगोपालाचारी, 
शकरछाल वैकर-जैसे छोग है, जो अपने चौवीसो घंटे इसी कामको देते हैं। वे पूरे 
मनोयोगसे और दृढ़तापूर्वक काम कर रहे है। वे इतने धैर्यके साथ काम कर रहे है 
कि सौ साल भी लगा रहना पड़े तो भी हटनेवाले नहीं। किन्तु साथ ही वे ऐसी 
मनोकामनासे काम कर रहे है कि सफलता कल ही मिल जाये। और क्या आप 
यह नही जानते कि १९०५-१९०८ का स्वदेशी आन्दोलन मौजूदा आन्दोलनसे भिन्न 
किस रूपमे है? वह आन्दोलन ऐसा था जिसकी अवधारणा तो वहत सुन्दर थी, छेकिन 
उसके पीछे कोई ज्ञान या सगठन नही था। उसने विदेशी कपड़ोके वहिप्कारको एक 
परिचायक सकेत शब्दके रूपमे रख छोड़ा था और वम्बई तथा अहमदाबादकी असमर्थ 
मिलोपर मरोसा कर रखा था। आज आप उन सभी विपत्तियोंके प्रति सतर्क हे जो 
पहलेवाले आन्दोलनपर आ पड़ी थी। आज आप यह भली-भाँति दिखा देनेकी स्थितिमें 
हैं कि यदि भारतकी सभी मिले जछा दी जायें तो भी आप अपने कुटीर-स्थित क्यों 
और बूनकरोंके बनाये कपडेंसे सारे भारतको कपड़ा पहना सकते हैं। 

हमें अत्यधिक आत्मविदवास भी नहीं कर बँठना है। जाप उत लोगोकी बात 


्छ 


जानते है जिन्हें उन दिनों कपड़ेकी कमोके कारण फंदेसे लटककर आग त्यागन पड़े थे। 


एक मुसलमान सज्जनसे बातचीत १०९ 


मेरे मित्र, आप वावा आदमके जमानेकी वात कर रहे हैं। उस समय बुनकरोकों 
बहकाकर यह विश्वास दिलाया दिया गया था कि वे मशीनके काते सूत या विदेशी 
सूतके सिवाय और किसी सूतसे बुनाई नहीं कर सकते। मैं आज इस पूरे सगठनसे 
यह कह रहा हूँ कि इसके प्रत्येक अंगकी व्यवस्था विवेकी और समझदार छोग करे। 
कोई भी आन्दोलन तबतक व्यापक नहीं बनाया जा सकता जबतक उसका प्रचार 
विदेशी माध्यमका जरा भी सहारा लिये बिना किया जा सके। छेकिन मेरा आपसे यही 
कहना है कि चीजोका अध्ययन कीजिए। आन्दोलनके शुरूमे खदरके दामोपर और 
आजके दामोपर गौर कीजिए, खदरकी किस्म देखिए; जो सूत हम तैयार कर रहे है 
उसपर गौर कीजिए; सक्षेपर्में चरखे और खद्दरके विकासका अध्ययन कीजिए और 
तव आपको जो भी कहना हो, कहिए। 

क्या हम अपने सिल-उद्योगके विकासपर निर्भर नहीं रह सकते ? 

'यग इडिया” के पृष्ठोके जरिये मैने अकसर उन छोगोकी अ्रान्तिपर प्रकाश 
डाला है जो मिलोके पक्षमे दलीले पेश किया करते है। उस मुहेपर आज और कुछ 
कहना नहीं चाहता। में मिलोका मोहताज नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि 
मिले मेरी मोहताज रहे। सार रूपमे मुझे इतना ही कहना है। 

हम अपनी राष्ट्रीय भिलें तो खड़ी कर सकते हे। 

ठीक है, जो व्यक्ति इस प्रस्तावका सुझाव रखे, उसे स्वय इस सुझावको कार्यान्वित 
करना चाहिए। 

में नहों जानता कि वे महाशय आदवस्त होकर गये या नहीं, लेकिन उन्होंने 
गांधीजीकों श्रमित कर देनेके लिए क्षमा माँगी। गरांधीजीने उन्हें विद्वास दिलाया 
कि चरल्ेके बारेसें बात करते समय में थकनेवालहा व्यक्ति नहीं हूँ। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २-७-१९२५ 


५७. एक मुसलमान सज्जनसे बातचीत 


[१५ मई, १९२५ के परचात] 

एक मुस्तत़मान सज्जन शिकायतोंकी एक हूम्बी सूची लेकर आये। पहली 
शिकायत हिन्दुओं हारा मुसलसानोंके प्रति बरतो जानवाली अस्पृब्यताकी थी। दुसरी- 
का सम्बन्ध गोहत्याके विषयों सतभेदसे था। तीसरी थी, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व; 
चौथीका सम्बन्ध इस्लामके खिलाफ छपी पुस्तकों और प्चोसि था। पाँचवीं शिकायत 
मुसलमानों हारा किये गये अपहरणों तथा ऐसे ही दूसरे अपराधोंके अखबारोंमें प्रका- 
शित समाचारोंके खिलाफ थी। छठी शिकायत नौकरियोंसे वंचित किये जानेके सम्ब- 
न्थमें थो। सातवीं महाजनों द्वारा [सुदके | अधिक पैसे ऐंठनेके बारेमें थी। आठवीं 
शिक्रायत काली पुजाके अवसरपर जमींदारों हारा लगायें गये अबवाबके खिलाफ 
थी। गांधीजीने उन महादयकों बताया कि उनके द्वारा भ्रस्तुत कुछ शिकायतें तो 


११० सम्पूर्ण गाघी वाहमय 


स्थानीय ही हे, कुछ शिकायतें व्यक्तियोंसे सम्बन्धित हे, और कुछ ऐसी है जो हिन्दू 
और मुसलमान, दोनोंको एक-हुसरेसे हे; सच्ची शिकायत तो पहलो शिकायत ही हैं। 
उन महाशयने स्वीकार किया कि वही सुख्य शिकायत है अन्य शिकायतें तो उसमें से 
ही निकलती है। उन्होंने कहा कि गांधीजी, हिन्हू दुकानदार तो हमारे हाथ मिठाई भो 
नहीं बेचते।” 

हाँ, में समझा। यह एक वास्तविक शिकायत है; लेकिन हर वातको बढाचढा 
कर शिकायतका रूप नही देना चाहिए, जैसा कि आपने शुरूमे किया था। उससे 
तो ऐसा लगता है मानो पूरी मुसलमान जाति उसका शिकार है। मैं हिन्दुओोते 
कहता हूँ कि यदि वे हिन्दूधर्मकी रक्षा अस्पृश्यता सम्बन्धी किसी वृहत्‌ आचारसहिताके 
अनुसार कर रहे है, तो बेहतर होगा कि हिन्दर्म समाप्त हो जाये। आप भारतकों 
जजीरत-उल-अरबमे नही बदल सकते। अतीतममें हिन्दुओंने सभी राष्ट्रोके छोगोको 
अपनेमे मिलाया था। मुझे विश्वास है कि हमे अपने छुआछूत सम्बन्धी नियमोमें परि- 
बर्तेत करने होगे और उन अनावश्यक प्रतिवन्बोको, जो हिन्दूधघमेंको वलशाली बनानेके 
बजाय उसका गरा घोटते हैँ; दूर करना होगा। हम अछूग रहनेवाले कभी नही थे, 
हम सबसे मिलजुल कर रहनेवाले थे। हिन्दूधमंकी खूबी है कि वह कभी इस्लाम या 
ईसाई घमंकी तरह मिशनरी धर्म नहीं रहा, जो कि अनुयायियोकी सख्या गिननेमें 
ही रहते है। यह धर्म एक तरहसे सहज सहविकास करता हुआ अनजाने ही छोगोको 
अपनेमे मिलाता रहा है। में अपने हिन्दू मित्रोसे पुछता हूँ कि जब किसी यूरोपीय 
व्यापारीसे चाकलेट इत्यादि खरीदनेमे हमे कोई आपत्ति नहीं है तव हम अपने हल- 
वाइयोंको मुसलमानोके हाथ मिठाइयाँ बेचनेंसे क्यों रोकते है। 

[अग्नेजीसे] 
यंग इंडिया, २०७-१९२५ 


५८. भाषण : स्त्रियोंकी सभा कोमिल्लामें' 
१६ मई, १९२५ 


सहात्माजीने अभिनन्‍दन-पत्रके जवाबसें कहा कि इस अभिननन्‍्दन-पत्रकों लेते हुए 
मुझे प्रसक्षता हो रही है। उस समय मुझे और भी प्रसन्नता होगी, जब सभी बहने 
सूत कातने छगेंगी और खद्दर पहनने रूग्रेंगी। आप छोग सीताके आदर्दका अनुकरण 
करें। सीताजीका आदशे नितान्त शुचिताका आदर्श था। उस जमानेमें चरखेसे काते 
हुए सुतके बने कपड़ेका प्रयोग होता था औौर उस युगमें देशर्में गरीवी थी ही नहीं। 
विदेशी कपड़ा अशुद्ध है; वह आपके शुद्ध शरीरपर पहनने योग्य वस्त्र नहीं है कक 
आशा करता हूँ कि आप लोग विदेशी वस्त्र न पहननेकी शपथ लेगी । आप ऊ॑ 


३, सभामें सेंट किये गये अमिनन्दन-पन्रके उत्तरमें गांवीजीने हिन्दीमें भाषण दिया था। मूछ भाषण 
उपलब्ध नहीं है। 


रामनामकी महिमा १११ 


मेरा सादर निवेदन है कि आप अस्पृश्यताका कलंक सिटा दें। जो लोग साथी मानवों- 
को धर्मके तथाकथित बादेशके कारण तिरस्कारकी दृष्ठिसे देखते है, वे एक अपवित्र 
और धर्मचिहीन कार्य करते है। रामचन्द निषाद-- एक चाण्डाल -- को हंवयसे 
लगाकर और भी शुद्ध हुए। 

[ अंग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, १७-५-१९२५ 


५९. रामनामकी सहिमा 


एक भाई पूछते है '' 

आपने एक बार काठियाबाड़में भाषण देते हुए कहा था, से जो तीन 
बहनोंके साथ पापमें लिप्त होनेसे बचा सो केवल रामनामके बरूपर ही। 
इस बारेसें 'सौराष्ट्र” पन्नने कुछ ऐसी बातें लिखी हे जो समझमें नहीं आतीं। 
इसका अधिक खुलासा करेंगे तो कृपा होगी। 


इस पत्रके लेखकसे मेरा परिचय नहीं है। जब में वम्बईसे रवाना हुआ था 
तब उन्होने यह पत्र अपने भाईके हाथ मेरे पास भेजा था। उससे उनकी तीज जिज्ञासा 
व्यक्त होती है। ऐसे प्रदनोकी चर्चा आमतौर॒पर सार्वजनिक रूपसे नहीं की जा 
सकती। यदि सर्वसाधारणजन भनुष्यके खानगी जीवनमें गहरे पैठनेका रिवाज डाछ़े 
तो यह स्पष्ट है कि उसका परिणाम बुरा हुए बिना न रहेगा। 

परन्तु में इस उचित अथवा अनुचित जिज्ञासासे नहीं बच सकता। मुझे इससे 
वचनेका अधिकार नहीं है और ऐसी मेरी इच्छा भी नहीं है। मेरा निजी जीवन 
सार्वजनिक हो गया है। दुनियामे मेरे लिए एक भी ऐसी बात नही है जिसे मैं निजी 
बनाकर रखूँ। मेरे प्रयोग आध्यात्मिक है। उनमें से कुछ नये हैं। इन प्रयोगोंका 
आधार बहुत कुछ आत्म-निरीक्षण है। मैने “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड' की उक्तिके 
अनुसार प्रयोग किये है। इनके पीछे भेरी यह मान्यता है कि जो वात मेरे विषयमे 
सम्भव है वह दूसरोके विषयममें भी सम्भव होगी। इसलिए मुझे कुछ गुह्म प्रश्नोके 
उत्तर देनेकी भी जरूरत पड़ जाती है। 

फिर मुझे पूर्वोक्त प्रश्नका उत्तर देते हुए रामतामकी महिमा वतानेका अवसर 
भी अनायास ही मिलता है। उसे में हाथसे कैसे जाने दे सकता हूँ? * 

किन्तु इस प्रर्नकत्तसि और जो अन्य लोग बादमें प्रइन करें उनसे भी मुझे 
यह कह देना जरूरी है कि यदि वे किसी अखबारके आधारपर कोई प्रश्न पूछें तो 
वे उस अखवारकों मेरे पास अवश्य भेजे। में कई वार कह चुका हूँ कि में अखबार 
नही पढता, क्योकि मेरे रिए वह सम्भव नहीं है। सौराष्ट्र' में क्या छिखा है यह 


१२. मंशतः उद्धृत । 


श्श२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


मैं नही मेरे भावणोंकी रिपोर्ट छेना मुब्किक होता हैं। महादेव भाई रिपोर्ट 
लेते हैं, किन्तु में उसे भी सदा सही नहीं मानता, क्योंकि जहाँ नृक्ष्म अयवा नये 
विचार व्यक्त किये जाते हैं, वहाँ एक भब्दकी भी भूल होनेसे अन्य हो सकता है। 
अतः जहाँ मेरे विचारोंसे अपरिचित संवादताता मेरे भाषणोकी रिपोर्ट छेते हैं वहाँ 
उनकी रिपोर्ट कभी विश्वसनीय नहीं हो सकती। मैंने कई वार कहा है कि पाठक 
उनको पूरे तौरपर सही मानकर न चलें। जब उन्हें किसी बातपर सन्देह हो तो 
वे मुझे पत्र लिखकर पूछ ले और साथमे जिस पत्रमें मेरा वह भाषण पढा हो मुझे 
उसका वह अंक भी भेजे। 
इस प्रस्तावनाके पदचातू, 'सौराप्ट्र' ने क्या लिखा है यह न जानते हुए भी मैं 
यह वताता हूँ कि में किस तरह इन तीनों प्रसंगोर्में ईश्वरक्ृपासे वच सका। ये तीनों 
प्रसंग वार-बबुओंसे सम्बन्ध रखते हूँ। मुझे इनमें से दो के पास भिन्न-भिन्न अवसरों- 
पर भेरे मित्र ले गये थे। 
पहले अवसरपर' मैं मित्रका झूठा लिहाज करके वहाँ पहुँच गया और यदि 
ईव्वरने न बचाया होता तो जरूर पतित हो जाता। इस मौकेपर मैं जिस वेब्याके 
कोठपर ले जाया गया था, उस वेश्याने ही मुझ तिरस्कृत किया, क्योंकि में यह 
विलकुल नहीं जानता था कि ऐसे अवसरपर किस तरह, क्या बोलना चाहिए और 
कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं इससे पहले ऐसी स्त्रियोंके पास वैठ्नातक लज्जा- 
जनक मानता था; इसलिए मैं इस घरमें दाखिल होते समय भी काँप रहा था। 
भीतर पहुँचनेपर उसके मुंहही ओर भी न देख सका, अतः मुझे पता नहीं कि 
उसकी मुखाकृति कैसी थी। ऐसे मूढ़को वह चपलछा निकालरू वाहर न करती तो और 
क्या करती ? अतः उसने तो मुझे ढो-चार खरी-खोटी सुनाकर चलता किया। में उस 
समय तो यह न समझ सका कि मुझे ईइवरने वचाया है। में खिन्न होकर वहाँसे 
चला आया। में गभिन्दा हुआ और अपनी मूढ़तापर दुःखी भी हुआ। मुझ एसा 
लगा मानो मुझमें पौरुष ही नहीं है। मैं पीछे यह समझ सका कि मेरी मूढता ही 
मेरी ढाल थी। ईव्वरने मुझे मूढ़ ववाकर उबार लिया, नही तो में बुरा काम करनं- 
विचारसे इस पापके आवासमें जाकर पतित होनेसे कैसे वेच सकता था? 
दूसरा प्रसय इससे भी भयंकर था। इस वार मेरा मन जैसा विकाररहित पहले 
अवसरपर था वैसा विकाररहित न था, हालाँकि मैं जागहक अधिक था। फिर मेरी 
पूज्य माताजीके सामने की हुई प्रतिजाकी ढाल भी मेरे पास थी। परन्तु में इस बवसर- 
पर इंग्लैंडमें था। तव मैं पूर्ण युवक था। हम दो मित्र एक ही घरमें रहते थे बौर 
दिनोंके लिए ही उस गहरमे गये थे।' मकान-मालिकिन वेव्या-जैसी ही थी। 
हम दोनों उसके साथ ताग खेलने बैठे। .में उन दिनो विगप असंय आनंपर ताभ 
खेल छेता था। इंग्लैंडमे माँ-वेटा भी निर्दोप-भावसे ताग खेल सकते हैं और खंलत 
हैं। उस समय भी हम इसी तरह ताश खेलने बैठे थे। आरम्भ तो बिलकुल निर्दोष 


१. देखिए आत्मकथा, भाग १, अध्याय ७ । 
२, देखिए आत्मकथा, भाग १, अध्याय २१॥ 


रामनामकी महिमा ११३ 


था। मुझे यह पता नहीं था कि मकान-मालकिन वेश्यावृत्तिसे आजीविका कमाती 
है। पर ज्यो-ज्यो खेल जमने छगा त्यो-त्यो रग भी बदलने छगा। उस स्त्रीने कटाक्ष 
भादि शुरू किये। मैं अपने मित्रको ध्यानसे देख रहा था। उन्होने मर्यादा छोड 
दी थी। मै छलचा गया। मेरे चेहरेका रंग बदल गया। और उसपर काम-विकार 
उभर आया। में अघीर हो उठा था। 

पर जिसे राम बचाता है, उसे कौन मार सकता है? उस समय भेरे मुखमें 
तो राम न था, पर मेरे हृदयमे अवश्य था। मेरे मुखमे तो वासनाकों भड़कानेवाली 
भाषा थी। मेरे इस भछे मित्रत सेरा रग-ढग देखा। हम एक-दूसरेसे अच्छी तरह 
परिचित थे। उन्हे ऐसे कठिन अ्सगोकी स्मृति थी जब में अपने सकल्पवलसे अपवित्र 
होनेसे बच सका था। परन्तु इस मित्रने देखा कि इस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो 
गईं है। उन्होने यह समझ लिया कि यदि यही हालत रही और अधिक रात बीती 
तो मैं भी पतित हुए बिना न रहूँगा। 

विषयी मंनुष्योमे भी सदृवृत्तियाँ होती हैं। इस बातकी अनुभूति मुझे इस मित्रके 
द्वारा पहले-पहल हुईं। मेरी दीन दशा देखकर उन्हे दुख हुआ। में उनसे उम्रमे छोटा 
था। उनके माध्यमसे रामने मेरी सहायता की। उन्होने प्रेमवबाण छोड़े, “ मोनिया, 
(मोहनदासका दुलारमे बनाया हुआ रूप। मेरे माता, पिता तथा हमारे कुटुम्बके 
सबसे बड़े चचेरे भाई, सुझे इसी नामसे पुकारते थे। इस नामसे पुकारनेवाले चौथे 
ये मित्र थे जो मेरे धर्म-भाई साबित हुए।) सावधान ! मैं तो गिर चुका हूँ, यह बात 
तू जानता है। परन्तु मैं तुझे नहीं ग्रिरने दूँगा। तू अपनी माँसे की हुई प्रतिज्ञा 
याद कर। यह काम तेरा नही हे। तू भाग यहाँसे। जा, सो जा। नही जाता? 
रख पत्ते ! ” हि 

मैने कुछ जवाब दिया या नहीं, यह मुझे याद नहीं पडता। मैने ताश रख 
दिये। एक क्षणके लिए दुः:खी हुआ। मुझे लज्जा आईं और भेरी छाती घड़कने 
लगी; फिर में उठ खड़ा हुआ और अपने बिस्तरपर जा छेढा। 

मुझे नीद नहीं आई और मैं रामनाम जपने लगा । मसनमें कहने छगा, “कैसा 
बचा, मुझे किसने बचाया? प्रतिज्ञाकों धन्यवाद। माँको धन्यवाद। मित्रकों धन्यवाद । 
रामको धन्यवाद।' मेरे लिए तो यह चमत्कार ही था। यदि मेरे मित्रने मुझपर 
रामबाण न छोड़ा होता तो मैं आज कहाँ होता ? 

राम-बाण वाग्यां रे होय ते जाणे 
प्रेम-बाण वाग्यां रे होय ते जाणे?* 

मेरे लिए तो यह अवसर ईदवरके साक्षात्कारका था। 

अब यदि मुझे सारा संसार कहे कि 'ईर्वर नही है, राम नहीं है तो में उसे 
झूठा कहूँगा। यदि उस भयंकर रातको मेरा पतन हो गया होता तो आज ' मैं सत्या- 
ग्रहकी छूडाइयाँ न लड़ता होता, अस्पृर्यताके मैछकों न धोता होता, चरखेकी पवित्र 


१, जिसे रामबाण लगा है, जिप्तके प्रेमवाण रूगा है, वही जान सकता है कि वह व्या चीज है। 
२७--८ 


११४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


घ्वति न गुंजारता होता, आज अपनेको करोड़ो स्त्रियोके दर्शन करके पावन होनेका 
अधिकारी न मानता होता और मेरे आसपास छाखो स्त्रियाँ आज उस प्रकार नि शक 
न बैठती होती, मान्तों वे एक वाऊुकके आसपास बैठी हो। में उनसे दूर भागता 
होता और वे भी मुझसे दूर भागती होती और यह उचित भी था। मैं अपनी 
जिदगीका सबसे अधिक भयकर समय इस प्रसगको मानता हूँ। मैंने असयमकी ओर 
जाते हुए सयम सीखा। मुझे रामसे विमुल्त जाते हुए रामके दर्शन हुए। कैसा 
चमत्कार है यह ! 


रघुवर तुमको मेरी राज ! 
हों तो पतित प्ररातन कहिए 
पार उतारो जहाज! 


तीसरा प्रसंग हाल्यजनक है'। एक यात्रामे एक जहाजके कप्तानके साथ मेरा 
अच्छा मेल-जोड हो गया और एक अग्रेज यात्रीके साथ भी। जहाँ-जहाँ जहाज छगर 
डालता रहा वहाँ-वहाँ कप्तान और कुछ यात्री वेश्यालय खोजते। कप्तानने मुझे 
अपने साथ बन्दरगाह देखनेके लिए चलनेका न्योता दिया। मैं उसका अर्थ नहीं सम- 
झता था। हम एक वेश्याके घरके सामने जाकर खडे हो गये तब मैने समझा कि 
बन्दरगाह देखनेके लिए जानेका अर्थ कया है। हमारे सामने तीन स्त्रियाँ खदी कर दी 
गई। मैं तो स्तब्घ ही रह गया। शर्मके मारे न कुछ बोछ सका और न बहाँसे भाग 
सका। मुझे स्त्री-सगकी इच्छा तो जरा भी न थी। वे दो तो कमरोमे दाखिल हो 
गये। तीसरी स्त्री मुझे अपने कमरेमे के गईं। मैं विचार कर ही रहा था कि क्या 
करूँ; इतनेमे वे दोनो बाहर आ ग़ये। में नही कह सकता उस स्थ्रीने भेरे सम्बस्धमें 
क्या छ्यारू किया होगा। वह मेरे सामने मुसकरा रही थी। मेरे मनपर उसका 
कुछ असर न हुआ। हम दोनोकी भाषाएँ भिन्न थी। सो उससे बातचीत करनेकी 
तो गृजाइश थी ही नहीं। जब उन मित्रोने मुझे पुकारा तो मैं वाहर निकल आया। 
मैं कुछ शरमाया तो जरूर। उत्होने अब मुझे इस सम्बन्धमे मूर्ख मात लिया। 
उन्होने आपसमें मेरी खिलली भी उडाई। उन्हे मुझपर तरस तो आया ही। मैं उत्ती 
दिनसे कप्तानकी निगाहमे दुनियाके मूर्लोमे गिना जाने छगा। उसने मुझे फिर कभी 
वन्दरगाह देखनेके लिए चलनेका न्योता नहीं दिया। यदि मैं अधिक समय वहाँ रहता 
अथवा उस स्त्रीकी भाषा जानता होता तो में नहीं कह सकता, मेरी क्या हालत 
होती । पर मैने इतना तो समझ लिया कि मैं उस दिन भी अपने पुरुषार्थके बलसे 
नहीं बचा था, वल्कि ईश्वरने ही मुझे इस सम्बन्धमे मूढ़ रखकर वाया था। 

उस भाषणके समय मेरे मनमे ये तीन ही प्रसग थे। पाठक यह न समझे कि 
मेरे सम्मुख ऐसे और प्रसंग नहीं आये थे, किन्तु में यह जरूर कहना चाहता है 
कि मैं हर अवसरपर रामनामके बलूपर वचा हूँ। ईश्वर खाली हाथ जातेवाले 
निर्बहको ही बल देता है। 


१५ देखिए आत्मकथा, भाग २, भ० ६। 


| 


रामनामकी महिमा ११५ 


जब रूग गज बल अपनो बरत्यों 
नेक सरयो नहिं' कास। 
निर्बंठ हे बल राम पुकारयो 
भाये आधे नाम 
तब यह रामनाम है क्या चीज? क्या तोतेकी तरह रामनाम रटना ? हरगिज 
नही । यदि ऐसा हो तो हम सब रामनाम रठकर पार हो जा सकते है। रामनामका 
उच्चारण तो हृदयसे ही किया जाना चाहिए। फिर उसका उच्चारण शुद्ध न हो तो 
हज नहीं। हृदयकी तोतली बोली ईव्वरके दरबारमे कबूल होती है। हृदय भले ही 
“भरा मरा” पुकारता रहे--फिर भी हृदयसे निकछी पुकार जमा खातेमे लिखी 
जायेगी। परल्तु यदि मुख रामनामका छुद्ध उच्चारण करता रहे और हृदयका स्वामी 
रावण हो तो वह शुद्ध उच्चारण भी नामेकी ओर लिखा जायेगा। 
तुलसीदासने “मुखमे राम बगलमे छुरी' की उक्ति चरितार्थ करनेवाले बगला 
भगतके छिए रामनाम-मभहिमा नहीं गाई। उसके सीधे पासे भी उलठे पड़ेगे। किन्तु 
जिसने रामको हृदयमे स्थान दिया है उसके उलटे पासे भी सीधे पडेगे। “बिगरी 'का 
सुधारनेवाला राम ही है और इसीसे भक्त सूरदासने कहा है-- 


बिगरी कौन सुधारे? 
राम बिन बिगरी कौन सुधारे रे। 
बनी-बनीके सब कोई साथी, 
बिगरीके नहिं कोई रे। 

इसलिए पाठक खूब समझ के कि रामनामके जपका सम्बन्ध हृदयसे है। जहाँ 
वाणी और मनमे एकता नहीं वहाँ वाणी केवल मिथ्या चीज है, दम्भ है, शब्दजाल 
है। ऐसे जपसे चाहे ससार भक्ते धोखा खा जाये, पर वह अन्तर्यामी राम कही 
धोखा खा सकता है? हनुमानने सीताकी दी हुई मणिमाकाके मनके फोड डाले --- 
क्योकि वे देखना चाहते थे कि उनके भीतर रामनाम अकित है या नहीं? अपनेको 
समझदार समझनेवाले सुभटोने उनसे पूछा, 'सीताजीकी मणिमाछाका ऐसा अनादर 
क्यो ? ” हनुमानने उत्तर दिया, यदि उसके मनकोमे रामनाम अकित न हो तो वह 
सीताजीकी दी हुई होनेपर भी मेरे लिए भार-रूप ही होगी।” तब उन समझदार 
सुभटोने मुँह बनाकर पूछा, “क्‍या तुम्हारे भीतर रामनाम अकित है।” हनुमानने तुरन्त 
छुरीसे अपना हृदय चीरकर दिखाया और कहा, देखो, इसमे रामनामके सिवा और 
कुछ हो तो मुझे बताओ।* सुभट छज्जित हुए। हनुमानपर पुष्पवृष्टि हुई और उस 
दिनसे रामकथाके समय हनुमानका आवाहन आरम्भ हुआ। 

हो सकता है यह कथा हो या नाटककारकी मनगढल्त रचना हो, पर उसका 
सार नित्य सत्य है। जो हृदयमे है वही सच है। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १७-५-१ ५१२५ 


६०. सर सुरेचद्धनाथ बनजों 


सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जीका नाम कौन नही जानता? एक समय था जव वे वगाल- 
के सिंह भाने जाते थे। उन दिनो वे कांग्रेसके महान्‌ नेताओमे से एक थे! नववंगाल 
उनकी पूजा करता था। उनका सिहनाद सुननेके लिए हजारो युवक उत्कण्ठित रहते 
थे। जब सुरेन्रनाथ बोलनेके लिए खड़े होते थे तव छोग उनके भाषण सुनते-सुनते 
थकते ही नहीं थे। सन्‌ १८९५मे जब पूनामे काग्रसका अध्विशन हुआ था, तब सर 
सुरेन्द्रनाथ उसके अध्यक्ष थ। उनका पूरा भाषण अठ्वरक आकारके अस्सी पृष्ठोकी 
पुस्तिकामे आया था। उन्होने यह भाषण लिखकर तैयार किया था, किन्तु पूरा 
भाषण मौखिक ही दिया था और फिर भी छपे भाषण और मौखिक भापणमें एक 
शब्दका भी अन्तर नहीं था। केवल कुछ आँकडे पढनेके लिए उन्होने अपना कागज 
उठाया था। भाषण देनेमे उन्हे तीन घटे छगे थे। कहा जाता है कि छोगोने तीन 
घंटेका यह भाषण ध्यानपूर्वक सुना था। 

अब जमाना बदल गया है। आज तो लोग अच्छेसे-अच्छे वकताको एक घटा भी देनेके 

लिए तैयार नही हैं। भानदार भाषणोका मोह अब वहुत-कुछ चला गया लगता है। 

किन्तु केवछ उनकी चमत्कारी स्मरणशक्ति अथवा ऊँची वकक्‍तृत्व कला ही सर 
सुरेन्द्रनाथके गुण न थे। उन्होने सरकारसे जमकर लोहा भी छिया और वे जेल भी 
गये। वे उच्च कोटिके शिक्षक भी रह चुके है। उनकी सेवाएँ बहुमूल्य थी। आज 
हम उनका उतना मूल्य नही मानते, इसमें दोष हमारा ही है। उन्होने अपने समयमे 
जो काम किया, उसे कोई दूसरा शायद ही कर सकता था। समय बदल जानके 
कारण पिछले जमानेके छोगोके गुणोको भूछ जाना कृतघ्नता है। उन छोगोकी सेवाका 
माप उस समयके मापदण्डसे ही करना चाहिए। यदि हम उनके लिए आजका माप- 
दण्ड काममे लेते है तो हम उनके और अपने, दोनोके साथ अन्याय करते है। अपने 
साथ अन्याय इसलिए कि यदि हम अपनी अतीतकी पूंजीको भुछा देगे तो उस हद 
तक हमे हानि सहनती पड़ेगी। सर सुरेन्द्रनाथके और मेरे विचारोमे बहुत कम साम्य 
है, फिर भी मेरे मनमें उनके प्रति जितना आदरभाव पहले था उतना ही आज भी 
है। उन्होने देशकी जो सेवा की है, मैं तो उसे कदापि नहीं भूल सकता। इसलिए 
मैने जब उनकी वीमारीकी ख़बर सुत्री तो में उनके वगलेपर उनके दहानार्थ गया। 
मैने उनका बंगला पहले कभी नही देखा था। वे कलकत्तेके एक झ्ञान्त उपनगर बेरक- 
पुरमे रहते है। उनका वगढा एक वड़ी जमीनमे सुन्दर उद्यानके वीचमे है। उसके 
सामने गगा बहती है। एकान्तमे होनेसे वगलेमे बहुत गान्ति है। 

मेरा खयाल था कि वे मुझे चारपाईपर पड़े मिलेगे, किन्तु वे तो पुस्तकोसे 
छूदी एक मेजके पास कुर्सीपर वैठे हुए थे। वे मुझे देखकर खडे हो गये गौर बहुत 


१. ६ मई, १९२५ को। 


' सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ११७ 


प्रेमसे छातीसे छगा कर मिद्ले। वे क्षीणकाय तो हो गये थे, किन्तु फिर भी सीधे 
खड़े थे। उनकी आवाजमें कोई कमजोरी नहीं थी। उनकी उम्र ७७ साल है, फिर 
भी वे हर वातकी चर्चा १७ वर्षीय नवयुवककी तरह दिलूचस्पीसे करते थे। मैने 
जव उनकी स्मरणशक्तिकी प्रशसाकी तो उन्होने कहा, मेरी स्मरणशक्ति तो आज 
भी ज्योकी-त्यो है। मैं जब पाँच वर्षका था तबकी वाते भी मुझे इतनी अच्छी 
तरह याद है कि में उनका वर्णन हु-वहू कर सकता हूँ।' उन्होने अपने सस्मरणोकी 
पुस्तक अभी हालमें ही प्रकाशित की है। उसे लिखनेमे उनको नौ वर्ष लगे थे। उन्होने 
जिन कापियोमे ये सस्मरण लिखे थे वे मुझे दिखाईं। वे फुलस्केप आकारकी पाँच या 
सात कापियाँ थी। उनकी लिखावट इतनी साफ और एकसार है कि उसको देखकर 
मुझे गवंका अनुभव हुआ। लिखते समय उनका हाथ कही भी काँपता दिखाई नही 
दिया। 

मैने पूछा, 'इस समय आप क्या-क्या पढ रहे है?” उन्होने हँसकर कहा, 
'बताऊँ? में तो अपने सस्मरणोको ही दूसरी आवृत्तिके रहिए पढ रहा हूँ। मुझे 
उनमे कुछ सशोधघन-परिवर्धेन करना है। पुस्तक-विक्रेताओने सूचित किया है कि एक 
वर्षके भीतर सव प्रतियाँ विक जायेगी, इसलिए में [दूसरी आवृत्तिके लिए] तैयार 
हो जाना चाहता हूँ।* 

वे अपनी आसपासकी तमाम बातोमे उत्साहसे दिलचस्पी छेते है। उन्होने मुझसे 
यह वादा करा लिया है कि वगाल छोड़नेसे पहले में उनसे एक वार फिर मिलूँ। 
उन्होने कहा, यदि आपको वैरकपुर आनेका समय न मिले तो मैं खुद आपसे मिलने 
जरूर आऊँगा।' मैने जवाब दिया, “नही, मैं आपको ज्ञककीफ नही देना चाहता, 
मैं लौटती बार आपसे मिलनेका वक्‍त जरूर निकालूगा।”' 

जब उनकी शारीरिक शक्तिकी बात आई तो उन्होने कहा, “में -९१ वर्षकी 
आयुतक जीऊँगा। मुझमे अभी भी इतना उत्साह है कि इतने वर्ष कोई अधिक 
नही छरूगते। 

भारतभूषण मालवीयजीने अपनी आयु सौ वर्ष नियत की है। इसलिए मैने 
पूछा, "आप मालवीयजीकी तरह अपनी आयु सौ वर्ष क्यो नहीं कृतते? ” उन्होने 
उत्तर दिया, “मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी आयुतक काम करने योग्य रहूँगा। 
और अशवकक्‍त हो जानेके वाद मै जीना नहीं चाहता।' 

उनका विश्वास है कि उनकी दीर्घायुका रहस्य उनका अखण्ड नियमपालन और 
विधिवत्‌ काम करनेका अभ्यास है। में सुन चुका था और उन्होने भी इस बातका 
समर्थन किया कि उन्होने अपने इतने कार्यव्यस्त जीवनमे भी रातकी निश्चित गाड़ीसे 
नित्य बैरकपुर वापस आलनेमे कभी नागा नही किया। उन्होने कहा, छोकसेवा करते 
हुए मैने काममे सलूूग्न रहनेकी जितनी आवश्यकता समझी थी उत्तनी ही आवश्यकता 
नियमित रूपसे आराम करनेकी भी। इसलिए मैं रातको आराम न करना सेवाच्युत 
होनेका पाप मानता हूँ। 


१. यह भनुच्छेद यंग इंडियासे उद्धुत है। 


११८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय * 
महलसे झोंपड़ोसे 


में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गरीब तो मेरे साथ होते ही है। मै जहाँ भी जाएं 
वे मुझे ढूँढ निकालते है। मेरे वैरकपुर जानेकी खबर उनको किसीने नहीं दी थी। 
वहाँ आसपास मजदूरवर्गेके लोगोकी वस्ती है, यह मुझे मालूम न था। किन्तु मुझे 
सर सुरेन्द्रनाथके बगलेपर पहुँचे थोडी ही देर हुई होगी कि उनके वरगीचेमे आस- 
पाससे सौ-दो सौ गरीब छोग दौड़ कर आ गये। पता नही, क्षण-भरमे ही उनको 
मेरे आनेकी खबर कैसे लग गई। सामान्यत- तो ये लोग किसी बड़े आदमीके वगलेमें 
इस प्रकार घुस आनेमे डरते हैं, सकोच करते है। किन्तु जहाँ मै जाता हूँ वहां 
उनको भी घुस आनेका अधिकार है, यह मानकर वे निडर होकर भीतर चले आते 
है और उनको कोई रोकता भी नही है। इन गरीबोमे एक दो विहारी भी थे। वे 
मजदूरोके मृहल्लेमे पढानेका काम करते थे। बैरकपुर कुछ ऊँचाईपर स्थित है! वहाँ 
पानीका तालाब है। उसमें गगाका पानी भर दिया जाता है और साफ भी किया 
जाता है। इस काममे वहाँ सैकडो मजदूर लगे हुए है। ये मजदूर विहार और सयुकत 
प्रान्तके जिलोके हैं। एक विहारी अध्यापकने मुझे अपने घर चलनेके लिए निमन्त्रित 
किया और कहा कि वहाँ चल कर में उनका कताईका काम और खादी भण्डार देखूँ। 
वे लोग ६ चरखोपर काम करते है और विहारसे खादी मेंगाकर मजदूरोको बेचते 
है। इस निमनन्‍्त्रणका तिरस्कार अथवा इनकार भरा कैसे किया जा सकता था? 
हम वहाँ गये। मजदूर छोग हमारे इदंगिर्द इकद्ठे हो गये। उस छोटेंसे घरमे चरखे 
तो अवब्य थे। दूसरी ओर एक वेंचपर तीन या चार सौ रुपयेकी खादी सुन्दर 
ढगसे सजी हुई रखी थी। 

उसने कहा: “इन चरखोको में, मेरा भाई और कुछ मित्र चलाते है। हम 
पूनियाँ कलकत्तेस के आते है। हम इस खादीकों कोई नफा छिये बिना मजदूरोमें 
बंचते है। हम चार या पाँच लोग तो केवल खादी ही पहनते हैं। इसके ख्चेके लिए 
पैसा चाहिए इसलिए मजदूर लोग मुझे अपनी कमाईमें से रुपये पीछे एक पैसा देते 
हैं। मै उसमे से अपने लिए कुछ नहीं रखता। किन्तु ख़ादीपर जो अधिक खर्च होता 
है, वह उसीसे निकलता है।” मैने पूछा, "आप वगालरमे वनी खादीका व्यवहार क्यो 
नही करते? ' उन्होने उत्तर दिया, “हमें विहारकी खादी बेचनी चाहिए, हम यहाँ 
बैठे जितनी सहायता कर सकते हैँ, उतनी करते हैँ।' इस प्रकार ये युवक गरीब मज- 
दूरोमें साठमे लगभग २,५०० स्पयेकी खादी बेचते है। इस प्रकार चुपचाप प्रसिद्धि- 
की आशा या इच्छा किये बिना न मालूम कितने गरीब और नि.स्वार्थी युवक खादी- 
का प्रचार कर रहे होगे। इसकी गिनती कौन कर सकता है? सर सुरेन््रनाथ भी 
खादी या चरखेकी प्रवृत्तिसे सहमत हुए बिना नहीं रह सके। इस गरीब युवकने मुझे 
अपनी कुटियासे विदा करनेके पूर्व अपना वहीखाता दिखाया जिसमें इस खादीके ऋ्य- 
विक्र्यका पूरा हिसाव सुन्दर अक्षरोमें छिखा हुआ था। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १७-५-१९२५ 


६१. टिप्पणियाँ 
सादगी तनाम अव्यवस्था 


सार्वजनिक कार्यसे आनेवाली कठिनाइयोकी चर्चा करते हुए एक नवयुवक 
लिखता है ' 

यह कहना कठिन है कि शिक्षित वर्गके लोग इन कठिनाइयोके कारण सार्वजनिक 
काम हाथमे लेनेंसे किस हृदतक रुकते है। मेरी मान्यता तो यह है कि इन कठि- 
नाइयोसे कोई भी सच्चा सेवक सेवा करनेसे विरत नहीं होता। चाय पीनेवाले चाय 
पीते है और सेवाघमंका पालन करते है। वहुतसे कार्यकर्ता दूसरे द्जेमें रेलयात्रा करते 
है; किन्तु वे फिर भी देशसेवा कर रहे है। चाय पीना या दूसरे दर्जेमे रेलयात्रा 
करना मूलत- पाप नहीं। जो चायके बिना काम चला सके वह चलाये और दूसरे 
दर्जमे रेलयात्राके विना मी काम चला सके तो चला ले। किन्तु जिसका शरीर तीसरे 
दर्जेमे रेलयात्रा करने छायक न हो वह खुशीसे दूसरे दर्जेमे रेकयात्रा करके सेवाकार्य 
कर सकता है। यह बात ऐसी है जो स्पष्ट रूपसे समझमे आ सकती है। जो सादगी- 
के नामपर अव्यवस्था और अनियमितता करते है, वे तो पाप ही करते है। सादगी 
अव्यवस्थाकी विरोधी वस्तु है, क्योकि सादगी गुण है और अव्यवस्था अवगुण। आड- 
म्वरमे भी अव्यवस्था दिखाई देती है। अव्यवस्थित मनुष्य सादा नही माना जा सकता। 
सादगी सीखनेसे आ सकती है। जिसे मेज-कुर्सी न मिक्त सके और वह उनके बिनः 
काम चलाये तो वह सादा नहीं होता। उसे तो ज्यादाकी जरूरत होनेपर भी कमसे- 
कममे काम चलाना पडता है, इसलिए वह दु खी होता है। सादा मनुष्य ज्यादा मिलवे- 
पर भी कममे काम चलाकर सन्तुष्ट रहता है और ज्यादाका उपयोग करनेमे दुख 
मानता है। 

जो बात अव्यवस्था और अनियमितताके वारेमें ठीक है, वही अस्वच्छताके बारेमें 
भी ठीक है। सादा मनुष्य कभी अस्वच्छ रह ही नहीं सकता। फिर भी हम जानते 
है कि बहुतसे सादा दिखनेवाले मनुष्य वहुत अस्वच्छ रहते है और सादगीको बदनाम 
करते हैं। जो छोग खादी पहनते है, उनका धर्म है कि वे खादीके कपड़ेको सदा 
दूध-जैसा सफेद रखे। वे उसे नित्य घोये और यदि वह फद जाये तो उसमें पैबन्द 
लगा छे। पैवन्द लगा लेना शर्मकी वात नही है, किन्तु फटा कपडा पहनना आलूसी 
होनेका लक्षण है; अत शममंकी वात है। सादगीमे सफाई तो होनी ही चाहिए। 
परिग्रही रहकर स्वच्छता वरतनेकी कोशिश करे तो और भी परिग्रह करना पढ़ता 


२. यद पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें केखकने लिखा था कि आप सावैजनिक कार्यकर्ताको 
खान-पान और रहन-सहनमें सादगी रखनेका उपदेश देते है; इसका अथ वहुतेनि अनिषम्ितता और भव्य- 
वस्था मान रखा है। 


१२० सम्पूर्ण गावी वाइमय 


है। इसीलिए तो मनुष्य सादगी अपनाता है। इसलिए सादगी अपनानेवालोको चाहिए 
कि वे अव्यवस्था और अस्वच्छताको त्याग दे। 

ऐसे गुणोका विकास करनेंके लिए थोडा-वहुत अवकाण तो अवब्य चाहिए। 
दुकान-कर्मचारियोको प्रात कालसे रात गयेतक दुकानोमे बैठना ही पड़ता है। वे 
इसीलिए अस्वच्छता-जैसे दोषोको त्यागनेका विचारतक नही कर सकते। उन्हें रूढिके 
कारण जितनी स्वच्छता रखनी पड़ती है वे उतनी स्वच्छता रखकर काम चला 
लेते हैं। वे सादगीके निमित्त सादगी नहीं रखते। वे मजवूरीके कारण साथु-जैसे 
लगते है। यदि वे घन कमा सके तो शक्तिभर पूरा परिग्रह करे। फिर भी ऐसे 
लोगोके लिए कामके घंटे कम करनेकी वेशक जरूरत है। वे अपने बचे हुए समयका 
दुरुपयोग करे, यह बिल्कुल सम्भव है; किन्तु यह जोखिम उठानेके ही योग्य है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं। इसका उपाय स्वय ये मुनीम आदि कर्मचारी ही कर सकते 
हैं। यदि उनमे आत्मसुवार करनेका उत्साह हो तो वे उसका मार्ग भी खोज निकाल 
सकते है। यदि माल्िकोके मनमें दया हो या वे अपना स्वार्थ समझते हों तो वे 
भी उपयुक्त सुधार कर सकते हैं। 

कातनंवालोंसे 

* मै कई वार लिख चुका हैँ कि सूत कातनेका मतरूव ज्यो-त्यो करके तार 
निकालना नहीं है। आटेको किसी तरह गुमडगुमडा कर जैसे-तैसे वेलू-बाल कर चाहे 
जैसी आगपर कच्चा-पक्का सेक ले तो रोटी पकाना नहीं हो जाता और यदि उसे 
रोटी मानकर खाया जाये तो वदहजमी हो जाती है। इसी तरह चाहे जैसी रई 
लेकर भली-बुरी घुनकर उसका मोटान्झोटा तार निकाल छें तो वह सृत नही होता। 
सूत तो वही होता है जो आसानीसे वुना जा सके। हमे इस वारेमे मिलके सूतको 
अपने लिए आदर्श मानना चाहिए। हम जवतक वैसा सूत नहीं कातने छगते 
तबतक यही भाना जायेगा कि हममें खामी है। यह अनुभवसिद्ध है कि हम उतना 
अच्छा ही नही वल्कि उससे भी अच्छा सूत कात सकते है। मिलके अच्छे सूतसे 
हाथकता अच्छा सूत हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। उसके वने कपड़ेमे जो मुलायमी 
होती है वह मिलके कपड़ेमे कभी नहीं आती। परन्तु जबतक हम उस स्तरपर 
नही पहुँच जाते तवतक खादीके खिलाफ शिकायते आती रहेगी और हर बुननेवालेको 
खादी वुननेके लिए तैयार करनेमे दिक्कत होगी। हालमे अ० भा० खादी वोडके 
पास एक खादी कार्येकर्ताका पत्र आया है। मुझे ये विचार उसके कारण लिलने 
पडें हैं। कताई-सदस्यतासे पहले काग्रेस कार्यसमितिके सदस्यको अपना सूत अ० भा० 
खादी वोर्डकों भेजना पड़ता था। उस सूतकी खादी बुनवानेमें जो-जो अनुभव हुए हैं 
वे बड़े कोमती माने जा सकते है। पूर्वोक्त रिपोर्ट इस अनुभवका ही एक परिणाम 
है। उसमे वे कार्यकर्ता लिखते हैं कि सूत इतना कच्चा-कमजोर था कि बुननेवाला 
उसे वुन नही सकता। फिर सूत ठीक तरह अटेरा नही गया है और अटेरनका माप 
हरएकने अपनी-अपनी भर्जीके मुताविक रखा है। इससे वुनकरोंको कड़े भरनेमे बहुत 
समय छगाना पड़ता है। ये दोनो कठिनाइयाँ दूर की जानी चाहिए। कार्वसमितिके 


टिप्पणियाँ १२१ 


सदस्य तो इस बारेमें सहज ही सावधानी रख सकते थे। परन्‍्तु लगता है कि उन्होने 
इसकी चिन्ता ही नही की। फलत या तो ऐसे सूतकी बुनाई' बन्द करनी पडेगी या 
उसे किसी मामूली काममें लेना पडेगा। | 
अब कत्तंव्य क्या है? 

अब तो कताई सदस्यतामे शामिल हो गई है। इससे कातनेवालोकी सख्या तो 
बढनी चाहिए। इसलिए पूर्वोक्त बात हर कातनेवालेको समझ छेनी चाहिए। हरएक 
कातनेवाला इन दो बातोको याद रखे: 

१. 'सूत बटदार और एक-सा काता 'जाये। 

२. सूत चार-फूटे अटेरनपर अठेरा जाये और उसमें हर १०० गजपर बन्द 
लगाया जाये। 

ये दो वाते न हो तो वह सूत, सूत माने जाने छायक नहीं है। अधिक 
सावधान कातनेवाले रुई देखकर उसकी किस्मको पहचान ले, उसे भली-भाँति घुने या 
घुनवाएँ और उससे जितने अकका सूत निकल सके उतने अकका सूत काते तथा हर 
वक्‍त सूतपर अटेरनेसे पहले पानीके छीटे दे। इतना करनेपर कहना चाहिए कि 
उसने अपने प्रति तथा देशके प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। कह सकते है कि, 
ऐसा व्यवित रुईसे जितना ले सकता है उतना छेता है और सूंतके अर्थशास्त्रकों समझता 
है। यदि हम आम तौरपर २० अंकका सूत कातने लगे तो खादी बहुत सस्ती हो 
सकती है और स्त्रियाँ उसका जो विरोध करती हैं वह विरोध बन्द हो सकता है। 

मताधिकारी अपने धर्वको समझ ले तो हमे अच्छेसे-अच्छा सृत रुईके दामों 
मिल सकता है। यदि हम इतना कर सके तो खादी-सम्बन्धी तमाम कठिनाइयाँ 
अपने-आप दूर हो जायेगी। मताधिकारियोका प्रामाणिक परिश्रम खादीकी रक्षा है, 
सहायता है, राज्याश्रय है। 

क्या मताधिकारी --- कातनेवाले भाई और बहन--मेरी इस प्रार्थनापर ध्यान 
देगे ? 

अकालमें मदद 

अकालके समयमे चरखा क्या काम कर सकता है इसकी एक मिसाल पजाबसे 
इस तरह मिली है.' 

मैने यह अश अ० भा० खादी बोर्डको मिली रिपोर्ट्स छिया है। उसके सम्बन्ध- 
में जानने योग्य बात तो यह है कि जहाँ पहले लोगोको अनाज दिया जाता था 
वहाँ अब उनसे काम लेकर उन्हे पैसे दिये जाते है। हम यह भी देखते है कि 
काम कराके पैसे देनेसे काम करनेवालेको काम सीखना पडता है। यदि व्यवस्थापक 
सूतकी किस्मके विपयमे सावधान रहे तो जो बिना सूतकी किस्म देखे सबको एक 
ही दरसे दाम दे दिये जाते है, वे न दिये जाये, सस्थाका जो पैसा नाहक खर्च होता 
है, वह न हो और गरीबोके साथ जो अन्याय अभी होता है, वह न होने पाये। 


१. पहाँ नहीं दिया गया है। 


१२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


फिर ऐसे कामोमे हिसाव-किताव तो साफ रखना ही चाहिए। पर हम देखते,है कि वह 
नही रहता। इसका कारण अप्रामाणिकता नहीं वल्कि अनुभवकी कमी और व्यवस्था- 
विभागकी लापरवाही मालूम होती है। दो पैसे ज्यादा देकर भी कामकी अच्छाई 
कायम रखी जा सके तो ऐसे काम अधिकाशमें अवश्य ही स्वावरूम्बी बनाये जा 
सकते हैं। 


[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १७-५-१९२५ 
६२. पत्र: देवदास गांधीकों 
मौनवार 
वैशाख वदी १० [१७ मई, १९२५] 
चि० देवदास, 


मै तुम्हारे सम्बन्धमे निर्भेय रहता हूँ, इसलिए पत्र नहीं लिखता। फिर मैं 
जानता हूँ कि तुमको' मेरे समाचार तो मिलते रहते है। मुझे तुम्हारा नवी जाना 
ठीक लगा है। दूसरोको भी कुछ ठडक मिलेगी] करोडो लोगोको तो सर्दी और 
गर्मी दोनो समान रूपसे सहनी ही होती है। हम उस तरह नही सहते, यह मैं 
चाहता हूँ कि हम भी उनके जैसे रहते। किन्तु हमारा जीवन जिस तरहका वन गया 
है, वह जल्दी कैसे बदल सकता है। 

मै तो प्रसन्न हें। सतीश बाबूकी व्यवस्थाके बारेमे तो कुछ कहनेकी जरूरत 
ही क्या हो सकती है। क्रिस्टोदासको' एक दिन ज्वर आ गया था। सब बच्चो और 
बच्चियोको आशीर्वाद। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २०४६) की फोटो-नकलसे | 


१. पत्रपर डाककी मुददरर १८-५-१९२५ की है; वेशाख वदी दशमी १७ महको थी। 
२, याधीजीके सचिव । 


६३- भाषण : ढाकाकी सार्वजनिक सभासे' 
१७ मई, १९२५ 


मित्रो, 

मेरा आम नियम है कि मै अभिनन्दन-पत्रोका उत्तर हिन्दुस्तानीमे ही देता हूँ। 
पर इस नियमको मै मुख्यतः जिला बोडेका अभिनन्दन-पत्र पढनेवाके उन सज्जनके 
खयालसे तोड रहा हूँ, जो अभिनन्दन-पत्र पढनेके वजाय उसे जवानी ही जैसाका 
तैसा सुना गये। इससे मुझे सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके उन दिनो पूनामे दिये गये एक 
भाषणकी याद आ जाती है जब उन्हे नाइटका खिताब नही दिया गया था। मै तो 
तव किशोर ही था; किन्तु वहाँ उपस्थित छोगोने मुझे वताया कि उन्होने अठवरक 
आकारके लूगभग ८० पृष्ठोका अपना वह भाषण, एक भी छाव्द इधर-उधर किये 
विना, मुँहजवानी सुनाया था। इससे मुझे वाबू अम्विकाचरण मजूमदारकी भी 
याद आ जाती है, जिनका भाषण सुननेका सुअवसर मुझे लखनऊमे मिला था। 
उन्होने अपना भाषण जवानी सुनाना शुरू किया और डेढ पृष्ठतक तो वे एक भी अक्षर 
इघर-उघर किये बिना सुनाते चछे गये। और अगर उन्हे मित्रोंने समाप्त करनेका 
सकेत न किया होता तो वडे-वड़े ३० पृष्ठोके उस भाषणका सुनना शायद लूखनऊके 
छोगोको गराँ गुजरता और वे उसे सुनाते चले जानेके लिए न कहते। 

मुझे पता नहीं कि उसका शेष भाग किसने सुनाया था। बंगाल आनेपर मैने 
खुद भेट किये गये अभिनन्दन-पत्रोके सम्वन्धमे अधिकाशत. ऐसा ही देखा। 

मुझे आपसे या स्वय अपनेसे मनकी तीज्र वेदना या उत्कण्ठाकों छिपाना नहीं 
चाहिए। मुझे वगाल आनेपर बगला भाषाकी सुन्दर ध्वनि सुननेको मिलती रही है। 
इसलिए चाहे कितना ही शानदार क्यो न हो, अग्रेजीके धाराप्रवाह भाषणसे मेरी रक्षा 
करे। यदि आप हिन्दुस्तानीमे अपनी बात न कह सके तो शुद्ध बगलामे ही कहे। 
शायद बगाल सारे भारतको एक यही सन्देश देना चाहता है। मेरा खयाल है कि 
अब बहुत आवध्यक हो गया है कि हम अपनी कार्यवाहियाँ, विशेषकर ऐसी कार्ये- 
वाहियाँ, प्रान्तीय भाषाओं या हिन्दुस्तानीमे ही चलायें। एक समय ऐसा आयेगा जब 
हम सब अग्रेजी भाषाका प्रयोग करनेमे शर्म मानेगे। मेरा खयाल है कि यह बात 
में पहले भी कह चुका हूँ। आपके अभिनन्दन-पत्रोमे व्यक्त उद्ग़ारोके लिए आपको 
धन्यवाद देना मेरा कत्तंव्य है। लेकिन मै उन सुन्दर मजूषाओंके लिए आपको घन्य- 
वाद नहीं देता जिनमें रखकर मुझे अभिनन्दन-पत्र दिये गये है। मेरे पास कोई सम्पत्ति 
नही है और न ऐसी चीजोका मेरे लिए कोई उपयोग ही है। महत्त्वपूर्ण तो उसमे 


१. यद भाषण जिछा वोढ़े, नगरपाल्का और पीपुल्स एसोलिएशनकी ओरसे भेंट किये गये अभिनन्‍्दन- 
पत्नेकि उत्तरमें दिया गया था। 
२. यह वाक्य हिन्दू, १८-७-१९२५ की रिपोटपर आधारित है। 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


रखें हुए कागजके वे टुकड़े ही है जो आपके हृदयके उद्‌गार व्यक्त करते है और जिनके 
लिए मेरे हृदयमें भी स्थान है। आपने ढाकाके गत बैभवकी वात की। यह बहुत 
ही सच है। मैने एक स्थानसे दूसरे स्थानका भ्रमण करते हुए यह देख लिया है कि 
वगालके लिए अपने पुराने गौरवको पुन प्राप्त कर लेनेकी असीम सम्भावनाएँ है। 
ऐसा कुछ कीजिए जिसमें वगार एक वार फिर अपने कच्चे माल, चावल, जूट या 
रुईका नही, वल्कि सुन्दर कपडेका निर्यात करने छगे और अपनी उस महान्‌ कलाको 
पुन॒ प्रतिष्ठित करे, जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। यह निद्चित ही समझिए कि जव- 
तक आप हाथकताईकी समस्याको नहीं सुलझाते, तबतक सुन्दरतम कलाओको पुन 
प्रतिष्ठित नही किया जा सकता। मुझपर यह आरोप लगाया जाता है कि भारत 
जिसके लिए इतना प्रसिद्ध रहा है मुझमें उस कलाके सौन्दर्यकी अनुभूतिकी क्षमता 
नही है। लेकिन मेरा हृदय उस सुन्दर कलछाके यहाँसे उठ जानेपर रोता है। हमे 
अपने बनाये हुए कपडे चाहिए। जबतक हम अपनी जरूरतका सूत खुद नहीं कातते, 
हमारे पास अपना वनाया कपडा नहीं हो सकता। अगर आप पेरिस या जापानसे 
मलमलका आयात करेगे, तो वह आपका या मेरा नुकसान ही होगा। और अगर 
आप पेरिस या जापानसे वहुत ही महीन सूतका, जैसा कि मैने ढाकामें देखा, आयात 
करेगे तो आप इस कछाको फिर कभी प्रतिप्ठित नही कर पायेगे। ऐसी अवस्थामे 
आप बगालके करोडो मूक लोगोके लिए क्‍या कर पायेग़े ” आप उन वहनोके लिए 
क्या कर पायेगे, जिनका पर्देके पीछे दम घुटा जा रहा है? मैं कोमिल्छाके एक 
गाँवमें गया था। वहाँ हमारी उन बहनोके, जिन्हे जिला वोर्डमे अपना कोई प्रतिनिधि 
भेजनेका अधिकार नहीं है, एक प्रतिनिधिनें इस बातका आग्रह किया कि उन्हें रुई 
दी जाये और सूत ले लिया जाये । अगर आप वहाँ उनसे सूत प्राप्त करनेकी व्यवस्था 
कर देते और उससे उन्हे भले ही एक, दो या तीन रुपये ही मिलते हैं तो आप 
इस तरह उनको रोटी दे पाते हैं। यह उनकी कितनी बड़ी सेवा है। क्या आप 
ऐसा समझते है कि आपका जिला बोर्ड और पीपुल्स एसोसिएशन उनकी मदद 
कर सकता है? 

मैं अभी-अभी अस्पृश्योकी, भगियोकी सभासे आया हूँ। ये छोग आपके शहरको 
साफ-सुथरा रखते है। उनकी सेवाएँ आपके छिए अनिवार्य है। उन्होने मुझे बताया 
कि उनके ८० बच्चे है, जिन्हे वे पढाना चाहते है, लेकिन उनके लिए कोई स्कूल 
नही है। उनसे मेरे यह पूछनेपर कि क्या आप उनके लिए कोई स्कूल खुलवाना 
चाहते है, उनमे से एकने कहा कि “आपको दिये मानपत्रमें हमने स्कूछकी माँग 
की है।' 

खदरपर बोलते हुए महात्माजीने कहा: हे 

अगर आप ओर मध्यमवर्गीय छोग प्रतिदिन सिर्फ आघा घटा कताईमे लगायें 
तो मैं ढाकाको खददरसे भर दे सकता हूँ। फिर तो हम जापान, मैचेस्टर या किसी 
भी दूसरी जगहसे स्पर्धा कर सकते है। लोग खद्दर पहनना चाहते हैं। यह पवक्ी 
वात है कि वे सव खहदर पहनने छग्रेंगे। अगर आप तय करले तो ढाकाको कपड़े की 


हाकाके विद्याथियोके साथ बातचीत १२५ 


जरूरत पूरी करनेके छिए काफी खद्दर-मिलने रूंगे। आप ढाकाके वैभवको आसानीके 
साथ पुनः प्रतिष्ठित कर सकते है और पहलेसे भी अधिक शानदार ढगसे। अब मैं 
आपका अधिक समय नही हूँगा। 
आपने हिन्दु-मुस्लिम समस्याकी भी चर्चा की है। में इस समय अछी-वन्धुओमे से 

किन्हीको साथ छेकर नही आया हूँ, इसका मुझे अफसोस है। अगर वे होते तो,आप 
लोगोने इसका जो हादिक प्रमाण दिया है, मेरे साथ वे भी उसे सुनते। 

िग्रेजीसे] 

अमृतबाजार पत्रिका, १९-५-१९२५ 


६४, ढाकाके विद्याथियोंके साथ बातचीत” 


१७ मई, १९२५ 
ढाकामे विद्याथियोंकी सभा मन्सृ्त कर दी गई थी; लेकिन गांधीजीन विद्या- 
थियोंसे कहा कि सभी सार्वजनिक समारोहोंके समाप्त हो जानपर वे उनसे आकर 
मिलें और बातचीत करें। इस तरह विद्याथियोकों इतना मिला जितनेकी उन्होने 
सपनेमें भी कल्पना न की होगी। गांधीजी छेड़ दिए जानंपर अपनी बात बहुत ही 
भच्छो तरह कहते हे। एक मित्रनने उन्हें यह कहकर उकसा दिया कि चरखा चलाना 
वक्ति और समयकी बर्बादी है। दूसरेने कहा कि आपको सलाहमें अ्रम-विभाजनके 
सिद्धान्तका कोई खाल नहों रखा गया है। इसपर गांधीजीने खुलकर बोलना शुरू 
किया। 
क्या में आपसे सारा दिन कातनेको कहता हूँ? क्‍या मैं आपसे इसे अपने मुख्य 
धन्वेके रूपमे अपनानेको कहता हूँ”? तव फिर इसमे श्रम-विभाजनके सिद्धान्तका भंग 
कहाँ हुआ? क्या आप खाने-पीनेमे इस सिद्धान्तको छागरू करते है? जिस प्रकार 
हममे से प्रत्येकके लिए खाना, पीना और कपडे पहनना जरूरी है, उसी प्रकार सबके 
लिए कातना भी जरूरी है। आप कहते है कि यह शक्ति और समयकी बर्बादी है? 
और आप यह भी कहते है कि आपके मनमे अपने देशभाइयोके प्रति ममत्वकी भावना 
है। मानवोचित दयालु प्रकृतिके बिना ममत्व क्या चीज है? क्या आप वैसा कुछ 
महसूस करते है जैसा कि गाय अपने बछड़ेकें प्रति, या माँ बच्चेके प्रति महसूस करती 
है? गायके थनमे और माँके स्तनमें अपने वच्चोकों देखते ही दूध उतर जाता है। 
क्या अपने अकाल-पीडित देशभाइयोको देखर्कर आपका हृदय प्रेमसे भर उठता है? 
मेरे मित्रों! चरखा चलाना उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करना है। आपका सूत 
कातना उनको अपना निठल्लछापन छोडनेकी प्रेरणा देना है। यदि कोई लोगोके बीचरमें 
जाकर मधुर गीत गाता है और उनके मनको प्रभावित करता है तो क्‍या यह समय 


१. मद्दादेव देसाई द्वारा प्रस्तुत गाधीणीके यात्रा-विवरणते उद्धुत। 


१२६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ओर शक्तिकी वर्वादी है? हाँ, अगर वह बेसुरे सुरमें और दर्पमे भरकर उनके सामने 
वदेमातरम्‌को भी अछापे तो यह जरूर समय और शक्तिकी वर्बादी होगी। लेकिन 
कताईका मतलूव इतना ही नहीं है। वह उद्देश्यपूणं चीज है और उसका मतलब 
है अधिक उत्पादन। इसका उद्देय जनसाधारण और आपके वीच एक कडी कायम 
करना है। इसके यन्त्रवत्‌ उपयोगसे भी कुछ-न-कुछ हासिल हो जाता है और फिर 
इसके अलावा ,इूसरा ऐसा कोई काम नही है जो इतनी कम कोश्षिश करके ही सीखा 
जा सकता हो और जिसे हम करोडो लोगोमे से क्या अच्छे और क्या साधारण सभी 
व्यक्ति कर सकते हो। और विद्यार्थियोमे से तो सभीको कातना चाहिए, क्योकि वे 
देशके जाग्रत तत्त्व हैं। उनका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है और नये विचारोको 
वे जितनी आसानीसे ग्रहण कर सकते हैं उतनी आसानीसे और कोई नही कर सकता। 
सेवाकी रूम्वी अवधि उनके सामने पडी हुई है। फिर नई शराब नई बोतछोमे ही 
भरी जा सकती है, पुरानी बोतछोमे नहीं। जरा सोचिए तो सही कि उत्साही और 
बुद्धिमान विद्याथियोका अनुशासित समूह कितना कुछ कर सकता है। सोचकर देखिए 
कि ढाकाके ११,००० विद्याथियों द्वारा प्रतिदिन आधा घटा कताई करनेसे जो उत्पा- 
दन होगा, वह कितना जबरदस्त होगा। क्या आप यह जानते है ? अगर आप सव खादी 
पहने तो आपके खर्चे हुए पैसोका अधिकाण कंताई करनेवाछोको मिलेगा ? आप शायद 
इग्लैड और उसकी साधन-सम्पन्नताके बारेमे सोचते होगे। लेकिन वह दूसरे राष्ट्रोके 
शोपणपर जीता है। उसने हमारे श्रमको अपनी मुट्ठीमे कर रखा है। यह एक 
ऐसी आशथिक क्षति है, जो उन सभी करो और अन्य आशथिक क्षतियोस्ते बढ़कर है, 
जिनकी ओरतसे दादाभाई नौरोजीने हमे सतर्क किया था। इस अप्रत्यक्ष क्षतिको वे 
भी नहीं देख पाये थे। लेकिन मै, जो उनके चरण-चिन्होपर चलनेवाला उनका 
शिष्य हूँ, इस अप्रत्यक्ष क्षतिकों देख सका हूँ और मेरा कहना है कि हमारे राष्ट्रको 
निठल्लोका राष्ट्र बना दिए जानेंसे हमारी जो आर्थिक क्षति हुई है, वह सर्वाधिक 
विनाशकारी है। 

गांधीजीन जबतक स्पष्ट रूपसे यह समझा नहीं दिया कि हमारे ऊपर थोपे हुए 
इस आलस्पसे इस दास्थइ्यासल भूमि का कसा विनाश हुआ है। वे जगन्नाथपुरीके अभाव; 
बिहारकी गरीबी और देशके अन्य भागोंकी उन स्त्रियोकी बात करते हुए, जिनके लिए 
एक आना प्रतिदिन भगवान्‌की भेजी सौगात जैसा है, इसी तरह बोलते चले गए। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-५-१९२५ 


६५. भाषण : नेशनल कॉलेज, श्यामपुरसें' 
१७ मई, १९२५ 
गांधीजोन कहा कि में विद्याथियोंको अस्पतालके श्िल्ान्यासपर सह आश्ञीर्वाद 
दे सकता हूँ; लेकिन वंदों और डाक्टरोंमें मेरी श्रद्धा बिलकुल ही नहीं है; मेडिकल 
कालेजोर्मे तो और भी नहीं। बीमार जब डाक्टर और वंद्योंसे इलाज करानके फेरमें 
पड़ जाते हे तो और भी ज्यादा लाचार बन जाते हे। इस पेशेकी शिक्षा अर्थोपाजंनके 
लिए ली जाती है, और लोग इसे प्राप्त करनेके बाद अधिकसे-अधिक धन कमानेको 
उत्सुक रहते हे। महात्माजीने कहा कि यदि विद्यार्थी मेडिकल कालेजसे बाहर निक- 
लनेके बाद अपना जीवन देशकी खातिर सम्रपित करनकी बात स्वीकार करें तो मे 
उन्हें आद्यीर्वाद दे सकता हूँ। 
[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, १९-५-१९२५ 
$ 


६६ पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 


१८ मई, १९२५ 
प्रिय गुरुदेव, 

नेपाल बाबूने मुझे आपका अत्यन्त कृपापूर्ण और प्रेमपूर्ण पत्र भेजा है। मैं 
जरूर बोलपुरमे एक या दो दिन बिताना चाहता हूँ। मुझसे मिलनेके लिए आपके 
बोलपुरसे आनेकी बातका सवाल ही नही हो सकता । आपके स्वास्थ्यकी हालत कितनी 
नाजुक है, सो मैं जानता हूँ। मै अपने आ सकनेकी तारीखकी सूचना आपको दूंगा।* _ 
आपका, 


मो० क० गांधी 
अग्रेजी पत्र (जी० एन० ४६२९) की फोटो-नकलसे | 


१. गांधीजीने नारायणगंजले सुबह इपामपुर आकर नेशनल कॉडेज भस्पतालकी इमारतका शिलान्यास 
क्रिया था। नेशनऊ काढेनके शिक्षकों और विद्यार्थियोंकी ओरसे उन्हें एक अमिननन्‍दत-पत्र मेंट किया गया 
था, जितका जवाब उन्होंने हिन्दीमें दिया था! मूल भाषण उपलब्ध नहीं है। 

२, गांधीणी २९ मईको शान्तिनिकेतन गये थे। 


६७. पत्र: मुहम्मद अलीको" 


१८ मई, १९२५ 


मेरे प्यारे दोस्त और विरादर, 

आपके लिखनेसे पहले ही मैने आपकी स्थितिका अन्दाजा छगा लिया था। 
ईमानदार कार्यकर्त्तायोका भाग्य ऐसा ही होता है। पहले हम उस दिशक्षामे ज्वारके 
साथ तैरते चले जा रहे थे, उसमे हमे कुछ करना नहीं पड रहा था। हम जब 
ज्वारकी विपरीत दिशामे तैरते है, तभी हमे कोशिश करनी होती है। हमे अब पता 
चलेगा कि हममें कुछ दम है या नही। शत्रु कितना ही दुर्देम हो, उसके विरुद्ध 
, छड़ना सच्चे सिपाहीके लिए बच्चोका खेल है। लेकिन अपने ही छोगोमे नैतिक बरूकी 

कमी, सन्देहकी भावना, अनुशासनहीनता और विश्वासकी कमीका मुकाबला बडी 

मुश्किल चीज है। आपको और मुझे इस असलियतका मुकाबला करना है। 

मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं और आपके लिए हैँ। आप दोनो भाइयोमे 
भी मेरा विद्वास अचछ है, हालाँकि आपके कामके तरीकेमे नहीं। यदि आप 
हर कामका वक्‍त सख्तीके साथ अलकूग-अछूग रखे तो आपको समयकी कमी महसूस 
नही होगी। जो आदमी जितना अधिक व्यस्त रहता है उसके पास और भी कामोके 
लिए समय निकल आता है। ईइवरसे डरनेवाले व्यक्तिके लिए सारा दिन प्रार्थनाका 
ही समय है। प्रार्थनाका निश्चित समय होना केवक एक इशारा है और उससे यही 
साफ होता है कि सभी कामोके लछिए हमारा समय निश्चित होना चाहिए। क्‍या 
हमने सब कुछ ईइवरकों समर्पित नही किया है? हमारा खाना भी एक प्रार्थना हो 
सकती है और ब्रत रखना भी एक प्रवृत्ति। उपदेश काफी हो गया। 

मुझे आप छोगोकी और गुलुनारकी' बडी याद आती है। मेरे सारे फूल और 
छोटी-छोटी सुन्दर चीजे व्यर्थ चछी जाती है। उससे कहिए कि इतनी बडी न हो 
जाये कि में उसे खिला न सकूँ। 


आप सबको सप्रेम, 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अग्नेजीसे-] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. पथपि पत्रके मसविदेषर कोई पता नहीं लिखा है, फिर भी विषभ-वस्तुस्ते स्पष्ट दो जाता दे कि 
यह पत्र मुहम्मद अलीको लिखा गया या। 
२. मुहम्मद अलीकी बेटी, शुए्व कुरेशीकी पत्नी। 


६८. संथुरादास तन्रिकसजीको लिखे पतन्नका अंश 


वैशाख बदी १०, [१८ मई, १९२५] 
आनन्दपर मेरा [पूर्व जन्मका कुछ] ऋण था न ? 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी, 


६९. भाषण : महिलाओंकी सभा, मेसनसिहमें' 


१९ मई, १९२५ 
महात्माजीने महिताओको अभिनन्‍्दन-पत्र तथा उपहारोंके लिए धन्यवाद देनके 
उपरान्त कहा कि स्वराज्यसे मेरा अभिप्राय धर्मराज्य या रामराज्यसे है। भारतके 
लिए धर्म और नेतिकता-हीन स्वराज्य हो ही नहीं सकता। रामराज्यके लिए हमें 
सीताजीकी अपेक्षा है। सीताजीके ही कारण हम रामचन्द्रकी पुजा कर पाते हे। 
सीताके जन्मके बिना रामचन्द्रका अस्तित्व असम्भव है। में प्रार्थना करता हूँ कि मेरी 
बहनें भी सीताके समान हों । सीताने हृदय और छझारीरको पविन्न रखा। से अपनी 
बहनोंसे आग्रह करता हूँ कि खहदर पहनकर वे अपने शरीर शुद्ध बनायें। सीताजी 
भारतमें बना कपड़ा पहनती थीं। उनके समयमें विदेशी वस्त्रका भारतमें तनिक भी 
आयात नहीं किया जाता था। लेकिन आजकी महिलाएँ फ्रांस, जापान और मंचेस्टरसे 
सेंगाया हुआ कपड़ा चाहती हे। विदेशी वस्त्र पहनना अजुद्ध है, क्योंकि बह सूचित 
करता है कि बे अपने गरीब भाइयोंकों भूल गई हे। किसी समय हमारी छाखों 
बहनें चरखेंसे सुत कातकर जीविकोपाजन करती थीं। लेकिन अब हमारे विदेशी 
बस्त्नोंके इस्तेमाल करनेको वजहसे उनका चरखेका काम बन्द हो गया है। बहनोको 
» प्रतिदिन कमसे-कम आधा घंटा सृत कातना चाहिए। महात्माजीन देशी मिलोमें बने 
कपड़ेको अधे-खहर कहा। उन्होंने कहा कि यद्यपि हमारी सब बहनें जो सभामें आई 
है, खहदर पहने हे, लेकिन ऐसा इन्होंने या तो मेरे प्रति अपना स्नेह व्यक्त करनके 
लिए या मुझे धोखा देनेके लिए किया होगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बहनोंमें 
भारतके प्रति प्रेम -- उससे उन्हें खद्दर पहननको प्रेरणा मिलेगी | यदि मेमनसिहमें 

१. साधन-दूत्तके अनुसार, छेकिन १९२७ में वैशाख वदी १०, १७ मई १९२० की थी। 

२. सुबह आधोजित इस सभामें गांधीजीको द्वाथक्ता सूत, जेवर और सिव्के मेंट किये गये थे। 
अमिनन्दन-पत्र वगलामें पढ़ा गया था, जिप्तका उत्तर ग्रावीजीने हिन्दीमें दिया था। मूल भापण उपलब्ध 
नही है। 

२७-९ 


१३० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बहनें निम्नलिखित तीन काम करनेकी जिस्मेदारी ले तो मुझे काफी सन्‍्तोषका अनुभव 
होगा। वे हे: 
१० प्रतिदिन आधा घंटा चरखेपर सुत कातना। 
२. खहरका इस्तेमाल। 
३. उन नामझूद्रोंके प्रति जिन्हें गलतीसे अस्पृश्य माना जाता है, घ॒णा-भावका 
त्याग । 
अन्तर्में महात्माजीन कहा कि मुझे सुत, रुपया और आशभूषणके रूपमें जो उप- 
हार दिये गये है, उन्‍हें खटर प्रचारमें रूगाया जायेगा। 
[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, २२-५-१९२५ 


७०. भाषण : अभिननन्‍्दन-पत्रोंके उत्तरसे" 


१९ मई, १९२५ 

इस समय अली बन्धुओमे से कोई भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं बहुत 
असहाय महसूस कर रहा हूँ। उनके साथ रहनेपर मुझे भरोसा रहता है कि मैं 
अपनी बात मुसलमान भाइयोके हृदयतक आसानीसे पहुँचा सकता हूँ।' 

हिन्दू-मुस्लिस समस्याकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बड़े दुःखकी बात 
है कि दोमें से कोई भी जाति अपने बड़े-बड़े स्वार्थोकों तो क्या, छोटे-छोटे स्वार्थोको 
भो छोड़नेके लिए तेयार नहीं है। आज तो वे दाल-रोटीके लिए नहीं, बल्कि लकडी- 
पत्थर और सर्वथा महत्त्वहीन चीजोंके लिए झगड़ रहे हे। में महसूस करता हूँ कि 
जबतक हमारा हृदय साफ और शुद्ध नहीं हो जाता, तबतक हम भाई-भाईकी तरह 
नहीं रह सकते। से चाहता हूँ कि हम स्वार्थकी चट्ठानपर पटककर अपनी एकताको 
दुकड़े-दुकड़े न कर दें। किन्तु सेरा विध्वास है कि समस्याका हक हमारे ऊपर 
निर्भर नहीं है। में आशावादी हूँ और मानता हूँ कि इस वेशपर ईदवर क्रुपा करेगा 
और इस लड़ाई-क्षगड़ेके बावजूद हमें सिल-जुलकर रहनेकी सामथ्यं देगा। 

हिन्दुओ और मुसलमानोको अपने-अपने घर्मोमे यह एक वात और दाखिल कर 
लेनी चाहिए कि हम एक दूसरेके बिना नहीं जी सकते। जिस ईद्वरने सात करोड 
सुसछमानोको वाईस करोड हिन्दुओके बीच रख दिया है, वह हमपर जरूर दया 
करेगा और वह हमे न चाहते हुए भी भाई-भाईकी तरह रहनेकी दवित देगा। 


१. यह भाषण महाराणके महलूमें आधोजित सभामें मैसनतिंदर नगरपालिका व जिछा वोडैकी तरफते 
भेंट किये गये मानपत्नोकि उत्तरमें दिया गया था। 

३. यह अंश थंग इंडिया, २८-५-१९२५ में प्रकाशित महादेव देसाईके थात्रा विंवरणसे उद्धृत दै। 

३० महादेव देसाईके थात्रा-विवरणसे उद्धृत । 


भाषण : अभिननन्‍्दन-पत्रोंके उत्तरम १३१ 


खहर और कताईकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप जनसाधा- 
रणके साथ एक होकर रहना चाहते हों तो ये दोनों अनिवाये हे। बया आपने अपने 
स्वार्थंक छिए जनसाधारणका शोषण नही किया है? आपने उन्हें बदलेमें क्या दिया 
है? अगर आप सारे भारतमें घूम कर देखें तो आपको आसानीसे पता चल जायेगा 
कि आप अपने भाइयोंका खून चूस कर जी रहे हे। परिणाम यह हुआ है कि गरीबी 
और कंगाली देशके मर्ममें पंठ गई है और वह उनपर इस तरह हाथी हो गई है 
कि वे यह भी भूल गये हे कि उनमें मेहनत करनेकी ताकत भी है या नहीं। दर- 
असल, जनसाधारण लाचार होकर निठल्ला हो गया है। इसलिए आप सब चरखा 
अवदय चलायें। यही कारण है कि से सभी जमीदारों और प्रमुख व्यक्तियोंसे कातने 
और इस तरह जनसाधारणकों अपनी ओरसे कुछ देनेको कहता हूँ। आपको शिका- 
यत है कि खदर खुरवरा होता है और टिकाऊ तथा अच्छा नहीं होता। जब जाप 
अपने गरीब भाई-बहनोंके लिए प्रतिदिन आधा घंटा भी कात नहीं सकते, तो यह 
सब हो कंसे सकता है? चरखेसे केवल मनबहुलरूाव करें तो यह सब नहीं हो सकता। 
चरखेपर आप अधिक सूत नहीं कात पाते; लेकिन क्‍यों? इसलिए कि इसे आप 
ठीक तरहसे और नियमपुर्वक नहीं चलाते। बाजारमें अभीतक जो सबसे अच्छा 
चरखा आया है, वह है खादी प्रतिष्ठानका चरखा। 

इसके बाद मेसनसिहकी जनताकी ओर मुखातिब होते हुए उन्होंने उनकी राष्ट्रीय 
भावनाकों जगाते हुए यह आशा व्यक्त की कि वे छोग कथनानुसार काम करेंगे। 
महात्माजीने नकली खद्दरकी तीत्र भत्संना की। उन्होंने फहा, अर्ध-खददर अपविन्न है 
और उसे जला देना चाहिए। अगर आप अच्छी, टिकाऊ और सुन्दर खादी चाहते हे 
तो आप प्रतिदिल आध घंटदेका श्रम जनसाधारणको, उन गरीब भाइयों और बहनों- 
को दें जो भूखे मर रहे हे, जो उन्हें गिरानबाली गरीबीके पाछमें जकड़े हुए हे। 
अगर आप आधा घंटेका श्रम मुफ्त दें और देशके लिए रोज आधा घंदा कताई करें, 
तो में आपको वचन देता हूँ कि खादी सस्ती, अच्छी, सुन्दर और टिकाऊ हो जायेगी 
और में आपको यह भरोसा भी दिलाता हूँ कि तब से आपको स्वराज्य भी अवदय 
ही दिला दूँगा। 

| अग्रेजीसे ] 
अमुतबाजार पत्रिका, २२-५-१९२५ 


७१. मेसनसिहके जमींदारोंसे बातचीत" 


१९ मई, १९२५ 


यदि आपका अपना धोबी है, अपना सफाई करनेवारा भगी है तो आपका 
अपना बुनकर क्यो नहीं है” और अच्छे तथा सुन्दर सूतके लिए आपको अपने ही 
प्रदेशों अच्छेसे-अच्छे कातनेवाले भी मिल ही सकते है। 
प्रमुख और शिक्षित व्यक्ति चरखा क्‍यों नहीं चलाते? 
क्योकि उन्हे गरीबोके लिए दर्द महसूस नहीं होता और उन्हे दर्दे इसलिए 
नही महसूस होता कि वे गरीबोके कप्ट नहीं जानते। कृपया यह न कहिये कि वे 
आलसी है। उन्हे निठल्ला हमने बनाया है। उनमे जीवनके प्रति दिलचस्पी कैसे 
पैदा करे। आपको और हम सबको रात-दिन परिश्रम करना चाहिए और उस बच्चेकी 
तरह अघीर नहीं होना चाहिए जिसने कि आमका बीज बोया, लेकिन जो बीजके 
जड पकड़ने और वृक्षके रूपमे तैयार होनेके लिए ६ महीने भी इन्तज़ार करनेको 
तैयार नही है। 
[अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-५-१९२५ 


७२. एक असाधारण सानपत्र 


मुझे भेट किये गये अधिकाश मानपत्रोमे ऐसे विशेषण प्रयुक्त किये गये है 
जिनके योग्य में नहीं हूँ। उनका प्रयोग न तो उनके लेखकोके लिए ही छाभप्रद हो 
सकता है और न मेरे लिए। उनसे मुझे व्यर्थ ही नीचा देखना पडता है, क्योकि 
मुझे स्वीकार करना पडता है कि मैं उनके योग्य नही हूँ। जब वे मेरे अनुरूप होते 
हैं तब उनका उपयोग अनावश्यक होता है। उनसे मुझमे विद्यमान गुणोकी शक्ति 
बढ नहीं सकती। यदि मै सचेत न रहूँ तो उनसे मेरे मनमे आसानीसे धमण्ड आ 
सकता है। आदमी जो भी अच्छाई करे उसका बखान न करना ही ज्यादा अच्छा 
है। किसीका अनुकरण करना उसकी सबसे सच्ची सराहना करना है। इसलिए मे 
अपने सभी प्रशसकोको ऐसा करनेकी सलाह देता हूँ। यदि वे मेरा सूत कातना पसन्द 
करते हैँ तो उन्हे स्वय सूत कातकर उसकी सराहना करनी चाहिए, यदि वे मेरी 
नियमवद्धताको पसन्द करते है तो उन्हे स्वयं नियमबद्ध बनकर मेरी प्रशसा करनी 
चाहिए। और यदि वे मेरी सच्चाई और अहिंसाको मूल्यवान मानते है तो उन्हें 
अपने आचरणसे उनके प्रति अपना प्रशसा-भाव दिखाना चाहिए। 


१. मददेव देसाई द्वारा अस्तुत गावीजीके यात्रा-विवरणसे उद्धृत । 


एक असाधारण मानपत्र १३१३ 


लेकिन सभी मानपत्रोमे केवल मेरी प्रशंसाके गीत नहीं गाये जाते। किसी 
अवसरपर उनसे मुझे मूल्यवान जानकारी मिलती है। चाँदपुरके मानपत्रमे' खास बात 
यह थी कि उसमे वहाँके लीगोने अपनी कठिनाइयाँ साफ-साफ बताई थी। मानपत्रमे 
मेरे असछी अथवा काल्पनिक गुणोका कुछ जिक्र जरूर है, छेकिन उसमे चाँदपुर 
निवासियोकी कार्यवाहियोका ही अधिक विवरण था। विवरण इस प्रकार है: 


१. 


श्‌ 
» प्रत्येक चरखेकी औसत क्षमता -- १०० गज प्रति घंटा, सबसे अधिक 


न्प्0 


र्य् 


७ छ 


कांग्रेस सदस्पोंकी संख्या -- श्रेणी “क” १०, श्रेणी “ख” ६इ८, 


कुल ७८ 
चालू चरखोंकी संख्या २४५ 


गति ५०० गज प्रति घंदा। 


» औसत अंक १२; सबसे ऊँचा अंक १५२। 
« सृतका सासिक उत्पादन -- १ सन। 
« हाथ कते सुत तथा अन्य सुतसे चालू सड्डियोंकी संख्या एक हजारसे 


अधिक; केवल सात खड्डियाँ शुद्ध खादी तेयार करती हे। 
शुद्ध खादीका मासिक उत्पादन २५० गज। 


» खादी गोदासोंकी संख्या केवल ३॥ 
९, 
१०, 


खादीकी खपतका मासिक औसत लगभग ३०० र०। 

राष्ट्रीय स्कूलोंकी कुल संख्या ४, विद्याथियोंकी कुल संख्या १६७॥ 
जहाँतक दशराबखोरीका सम्बन्ध है, यह १९२२ से धीरे-धीरे बढ़ 
रही है। 


फिर अधिकतर विपयोपर एक रोचक टीका है। उसका अन्त निम्नलिखित 
ढगसे किया गया है: 
हम अनुभव करते हे कि यदि हम देशकी जनताकी घोर निर्धनता तथा 
उसके फलस्वरूप होनेवाली मौतोंका उल्लेख नहीं करते तो हम अपने कत्तंव्यका 
पालन नहीं करते। लोग भारी कर्जेके बोझसे दबे हुए हे। उनमें से बहुतोंका 
हिसाब-किताब देझ्लें तो मालूम पड़ता है कि वे विवालियेपनकी निराशाजनक 
स्थितिर्मं पहुँच गये हे। क्ुटीर उद्योगोंके पूर्ण विनाशके परिणामस्वरूप छोग 
बहुघा गम्भीर अपराध करने रूगते हे तथा हम लोगोंकी इस आर्थिक अधोगतिके 
अन्तिस परिणामोंकों सोचकर दहल उठते हे। 
निरचय ही यह छेखा ऐसा नहीं जिसपर गवें किया जा सके। केकिन इसमे 
निराश होनेकी भी कोई बात नहीं। हममे से हरएक अपनी दाक्तिभर परिश्रम कर 
सकता है। परिणामपर हमारा कोई वश नही है और न हो ही सकता है, क्योकि वह 
कई अन्य स्थितियोपर निर्भर है। वास्तवमे शक्ति-भर उद्योग कर चुकनेके वाद हम 


१. देखिए “ भापण ; चाँदपुरकी सार्वजनिक समभामें ”, १०-७-१९२७ ॥ 


१३४ सम्पूर्ण गाषी वाइमय 


विलकुल निश्चिन्त हो सकते है। दुर्भाग्यसे हममे से अधिकाश काम नहीं करते अथवा 
उदासीनतासे करते है और फिर भी परिणाम बहुत असन्तोषजनक आनेकी शिकायत 
करते है। यदि हम शक्ति-भर प्रयत्व करे तो फिर सब-कुछ ठोक हो जायगा। 

यह सच है कि जो समस्याएँ हमारे सामने है वे वहुत वडी हैं तथा अनेक 
है। एक आदमीके लिए तथा बहुतोके लिए यह मान लेना कि वे उत सभीको एक 
बारमे ही सुलझा छेगे, सर्वशक्तिमान होनेका दावा करना है। इस प्रकारका कोई भी 
प्रयत्न अवश्य ही असफल होगा। हमारी कठिनाइयाँ इसलिए वढ जाती है कि हमारा 
राष्ट्र पराधीन है। यदि हम पराघीन न होते तो इनमें से अनेक कठिनाइयाँ दूर की 
जा सकती थी। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि हम तबतक अपना सहज स्वत्व 
प्राप्त नही कर सकते जबतक हम इनमें से अधिकसे-अधिक समस्थाओको अभी सुलझा 
न ले। स्वराज्य न मिलनेतक उन समस्याओको हाथमे न लेनेका मतलव है स्वराज्य 
तथा समस्याओके हल, दोनो ही को टारछुना। इसलिए वह व्यक्ति, जो मुख्य समस्याओमे 
अपनी सम्पूर्ण योग्यतासे सहायता प्रदान करता है, उन्हे हल करने तथा स्वराज्यको 
निकट छलानमे सहायक होता है। 

इस प्रकार यदि चाँदपुरके कार्यकर्तताओने शक्तिभर प्रयत्न कर लिया है तो 
उन्होने जो परिणाम बताये है, उन्हे निराशाजनक समझनेकी जरूरत नहीं। कुछ समय 
बीतनेपर उन्हे अवश्य सफलता मिलेगी, क्योकि ईमानदार और मेहनती कार्यकर्त्ताओ- 
को दी्घ उद्योगगा फल सदा मिलता ही है। 'क” श्रेणीके १० सदस्योका होना 
एक भी सदस्य न होनेसे बेहतर है तथा मैं तो हमेशा ही ऐसे १० सदस्योका होना 
बेहतर मानता हूँ वजाय १०,००० ऐसे सदस्योके जो प्रतिवर्ष ४ आने अदा करे और 
फिर काग्रेसके बारेमे कुछ भी न सोचे; केवछ इतना ही सोचे कि उन्होने अपने चार 
आने खो दिये। यदि दस सदस्य अपने विश्वासपर कायम रहेगे तो उनको सख्या 
शीघ्र ही सो हो जायेगी। मुझे चरखेके सिवा कोई दूसरी सूरत दिखाई नही देती। 
जिन्हे कोई विकल्प दिखाई देता है वह उस्ते जहूर करे। जबतक ऐसी योजना सामने 
नही आती, तबतक इन दस व्यक्तियोको, जो चरखा चलाते है, निर्मीक होकर 
मेंदानमें डटे रहना चाहिए! 

लेकिन मुझे डर यह है कि प्रबन्धकोने पूरी मेहनतसे काये, नहीं किया है। 
मुझे ज्ञात हुआ है कि चाँदपुरमे रगभग १२० स्वयसेवक है। उनमें से छगभग १०० 
सूत कातना जानते है, किन्तु उनमे से मुश्किलसे पाँच अथवा छ हो नित्य सूत कातते 
है। एक प्रस्तावके द्वारा स्ववसेवकोके लिए सूत कातना अनिवार्य कर दिया गया 
है। किन्तु यदि स्वयंसेवक हो कताई-सदस्यताके प्रस्तावका सर्वेधा पालन नहीं करता 
तो और कौन करेगा? स्वागत-समितिको स्वयसेवकोकों चुननेमे दृढ़तासे काम छेना 
था। य॑ंदि इसे पर्याप्त योग्य व्यक्ति नहीं मिलते थे तो इसे अपना कार्य थोडसे 
स्वयसेवकोसे ही चछा छेना था। अनाडी डाक्टरका होना डाक्टरके न होनेंसे भी 
बदतर है। उदासीन स्वयसेवक बहुघा सहायक होनेके वजाय रोड़ा अठकाता हे। यहाँ 
वीचमें ही मै यह भी उल्लेख्न कर दूँ कि मेरे प्रति स्ववसेवकोका व्यवहार वहुत ही 
अच्छा था। उन्होने अपनी शविति-भर सेवा की। सेवा और प्रेम कीमती वो दोनों 


कृदनेको तत्पर १३५ 


है, लेकिन मै व्यक्तिगत सेवा और प्रेम नहीं चाहता, मै राष्ट्रके प्रति सेवा और प्रेम 
चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ--दृढ कत्तंव्यपरायणता तथा उन सभी दागित्वोकी पूर्ति 
जो उनके लिए निद्िचत किये गये हैं और जिन्हे उन्होने स्वीकार किया है। 

मानपत्रमे शराबके व्यापारमें वृद्धिका जिक्र किया गया है। यह एक गम्भीर 
विषय है। इसका उपाय वे कार्यकर्ता ही कर सकते है जो कि विशेष तौरसे हुए इस 
सुधारके काममे लगे। लेकिन मुझे लूगता है कि शराबका व्यापार ऐसी बुराइयोमे से 
है जिन्हे केवल मच्यनिषेध द्वारा ही सफलतापूर्वक काबूमें छाया जा सकता है। 

अन्तिम टीका हमारी सामान्य स्थितिकी द्योतक है। 

हमारी बढती हुई गरीबी कुटीर उद्योगोके पुनरुज्जीवनसे नही, बल्कि उस एक 
कुटीर उद्योगके ही पुनरुज्जीवनसे दूर होगी। जब हम एक बार उस कुटीर उद्योगको 
पुनरज्जीवितकर छेगे तो अन्य सब बादमे पुनरुज्जीवित हो जायेगे । उनसे देशकी समृद्धि 
बढेगी। लेकिन केवल चरखा ही अकेला भुखमरीकी सामान्य समस्याको सुलझा सकता है। 
निस्सन्देह प्रत्येक जिलेकी भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ है। उनकी ओर ध्यान देनेकी आव- 
इयकता है। लेकिन मैं चरखेको ऐसी नीव बनाना चाहता हूँ जिसपर स्वस्थ ग्रामीण 
जीवनकी रचनाकी जा सके। मै चरखेको ऐसा केन्द्र बनाना चाहता हूँ जिसपर अन्य 
सभी क्रियाएँ आधारित हो। कोई भी सूत कातनेवाला ग्राम्य जीवनमें तबतक भाग 
नही के सकता जबतक कि वह भ्रामीणोकी अन्य समस्याओके, जिनसे वे भस्त है, 
सम्पर्कमे नही जाता तथा उनको हल करनेमें हाथ नही बँटाता। लेकिन यदि कोई 
कार्यकर्ता गाँवमें काम करने जायेगा तथा किसी भी कार्यको, जो सुगमतासे मिले, 
हाथमें ले लेगा तथा चरखेको नही अपनायेगा तो वह केन्द्-बिन्दुसे भटक जायेगा और 
इसलिए एक-एक ग्रामोणतक पहुँचनेके बजाय अन्यकारमे मार्ग ढूंढ़ता फिरेगा। 

[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २१-५-१९२५ 


७३. कूदनेकों तत्पर 

एक पत्र-लेखक कुछ प्रइन पूछनेके बाद, अन्तमे लिखते है: 

में आशा करता हूँ कि आप इन विवयोपर प्रकाश डालहूनेकी कृपा करेंगे 
और जबतक में अनर्गल बातें न करने रूगू तबतक मेरे साथ चर्चा जारी 
रखगे। मे आपका अनुयायी हूँ, आपके नेतृत्व और पथ-प्रदशेनमें जेल जा चुका 
हूँ। जब में आपके बहुत नजदीक था और आपसे मिलनेका बहुत मौका था 
तब भी मेने आपसे कोई बातचीत नहीं की; क्योंकि में आपका समय लेना नहीं 
चाहता था। सेने आपका चरण-स्पदंतक नहीं किया। पर अब आपकी युक्तियों 
और राजनंतिक विचारोंपर से सेरा विध्वास हिल गया है। में कान्तिवादी नहीं 
हैं। अलबत्ता उस घारमें लगभग कूदने ही वाला हुँ। यदि आप इन प्रदनोंका 
जवाब सन्तोबजनक झूपसे देंगे तो आप मुझे बचा छेंगे। 


१३६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अब मैं उनके सवालछोको क्रमञ लेता हूँ* 

अहिसा क्‍या है? चित्तको एक वृत्ति है या प्राणका नाश न करना है? यदि 
वह प्राणका नाश न करना हो तो क्‍या उत्का पालन सम्भव है? क्या हम इसके 
तकंप्रम्मत छोरतक जाकर इसका पालन कर सकेंगे? हम अपने भोजन दइत्यादियें 
रोज अतंल्य जीवोंकी हिंसा करते हे। उस अवस्यामं तो हम वनस्पतियोंतक को खा 
नहीं सकते। 

अहिंसा चित्तकी एक वृत्ति भी है और तज्जनित चेष्टठा भी। इसमे सन्देह नही 
कि वनस्पतिमे भी प्राण है, परन्तु वनस्पतिका उपयोग किये विना हम रह नहीं 
सकते। वह जीव-नाशसे कम तो किसी तरह"नही है। अलवत्ता, वह क्षम्य माना जा 
सकता है। 

दूसरा प्रश्न है: 

यदि हम जीव-हिसासे बच नहीं सकते तो इसके यह मानी नहीं हे कि हम 
बिता आगा-पीछा सोचे उसका विनाश करते ही रहेँ; फिर भी उस हालतमें, सचमुच 
जरूरी होनेपर उसके सम्बन्धर्में सिद्धान्तकी दृष्टिसे आपत्ति नहीं की जा सकती। 
कार्य-साधकताकी दृष्टिसे भले ही की जा सके। 

ऐसे अवसरोपर भी जहाँ हिंसा की आवश्यकता सिद्ध होती हो, “ सिद्धान्तकी 
दृष्टिसे ” हिंसाका समर्थन नहीं किया जा सकता। उसका बचाव केवल कार्ये-साधकता- 
की दृष्टिसि ही किया जा सकता है। 

तीसरा प्रश्न है. 

यदि अहिताका अर्थ है प्राणका नाश न करना, तो फिर आप किसी व्यक्तिको 
किसी कार्यक्रे निसित्त अपना प्राण देनके लिए किस तरह कह सकते हे -- चाहे वह 
काम कितना ही पविन्न और घामिक क्‍यों न हो? क्या वह स्वयं अपने प्रति हिसा 

न होगी ? 

हाँ, मैं किसी आदमीसे बराबर यह कह सकता हूँ कि अमुक कामके लिए अपनी 
जान दे दो, तिसपर भी मैं हिसाका दोषी न होऊँगा, क्योकि अहिसाका अर्थ है-- 
औरोको चोट न पहुँचाना। ॥ 

चौथा प्रइन यह है. 

अपने प्राणसे प्यार करना सनुष्यका स्वभाव है। जबकि किसी व्यक्तिका अपने 
देश या समाजकी आवश्यकताके लिए अपनी जान दे देना उचित है तो आवश्यकता 
पड़नेपर वह औरोंकी जान कुरबान क्यों नहीं कर सकता? हमें सिर्फ इतना ही 
साबित करना होगा कि उत्तकी जरूरत थी; अर्थात्‌ यह भो कार्य-साधकताका ही 
सवाल ठहरा। 

“जो अपनी जानसे मुहन्वत करेगा वह उसे खोयेगा। जो अपनी जानको गेंवायेगा 
वह उसे पायेगा।” आवश्यकताकी विनापर दुसरेकी जानकों कुरवान करनेका समर्थन 


कूदनेको तत्पर १३७ 


नही किया जा सकता, क्योकि आवश्यकताको सावित करना असम्भव है। हम खुद 
ही इसके काजी नहीं वन सकते। बल्कि वहाँ एकमात्र काजी वे होगे जिनकी जान 
हम लेना चाहते है। हमारा निर्णय गलत भी हो सकता है। यह अहिंसाके पक्षमे 
एक अच्छा कारण है। भध्ययुगके ईसाई धर्माघधीझोंका अटछ विश्वास था कि उनका 
कार्य धर्मसम्मत है; पर आज हम जानते है कि वे सरासर गलतीपर थे। 

पाँचवा प्रदन यह है: 

कुरवानी और हत्यामें क्‍या भेद है? 

कुरवानीके मानी है, खुद कष्ट सहना, जिससे कि दूसरेको लछाभ पहुँचे । हृत्याके 
मानी हैं, दूसरेको तकलीफ देना--मार डालना, जिससे कि हत्यारे या जिसके लिए 
हत्या की गई है उसे लाभ हो। 

छठा प्रदन : 

क्या जो डाक्टर आपको जदतर लगाता है वह आपको कुछ समयके लिए 
तकलीफ पहुँचानेंके कारण निन्‍्दाके योग्य है? पर क्या हम उसके चित्तकी वृत्ति अर्थात्‌ 
वीमारकों लाभ पहुँचानेके हेतुपर ध्यान रखकर उसके हिसात्मक कार्यपर ध्यान 
न देते हुए उत्तकी और भो अधिक प्रशंसा नहीं करते ? 

यहाँ हिंसा गब्दका दुरुपयोग है। हिसाका अर्थ है किसीको विना उसकी रजा- 
मदीके या विना उसे किसी तरहका लाभ पहुँचाये, चोट पहुँचाना। भेरी वावत तो 
चिकित्सकने मेरे ही हितके लिए, मेरी लिखित रजामन्दीसे मुझे कुछ समयके लिए 
तकलीफ पहुँचाई थी। पर एक क्रान्तिकारी अपने शिकारकों उसके भलेके लिए नही 
लूटता, वह उसका बध उसके भलेके लिए नहीं करता--उसे तो वह चोट पहुँचाने- 
के ही काबिल समझता है--हाँ, समाजके किसी कल्पित हितके लिए। 


सातवाँ प्रश्न इस प्रकार है: 

क्या अन्य बलोंकी तरह शारीरिक बल भी जीवनका एक कारगर साधन नहीं 
है? जिस प्रकार अहिसाका आश्रय भीर लोग अपनी भीरुताकों छिपानके लिए ले 
सकते है, उसो तरह कर और निरंकुश शासक हिसाका भी दुरुपयोग कर सकते हे। 
किन्तु इससे यह साबित नहीं होता कि हिंसा खुदर्मं कोई बुरी चीज है। 

शारीरिक वर निस्सन्देह जीवनका एक कारगर साधन है। निरकुश शासकोने 
जरूर ही हिंसाका दुरुपयोग किया है। परन्तु हिंसाकी जो व्याख्या मैने की है उसमे 
तो उसके सदुपयोगकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे पहलेवाले सवालके 
जवावमे इसकी परिभाषाकों देखिए। 

आठवाँ प्रश्न : 

पागलों तथा भयंकर अपराधियोंको, जो समाजको हानि पहुँचाते हे, आप जेल 
भेजेंगे; तो क्या आप हमें उन सम्य अपराधियोंकों जो सरकारी अफसप्तरोंके रुपमें काम 
कर रहे हे, भारनेके वजाय गिरफ्तार करने तथा हिमालयकी किसी गुफामें छे जाकर 
कद रखनेकी इजाजत देंगे? 


१३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में नही कह सकता कि पागछों और मुजरिमोको, वे खतरनाक हो या मामूली, 
जेलमें रखना अर्यात्‌ सजा देना ठोक ही है। पागल तो अब भो इस तरह नही रखे 
जाते। पर॑ हम तेजीसे उस समयके नजदीक पहुँच रहे है जबकि मुजरिमोको भी सजा 
देनेके खयालसे नहीं वल्कि उनको अन्तमे सुधारनेके लिए वन्दिणमे, न कि जेलमे, 
रखा जायेगा। पर हाँ, मैं उस सधमे खुशीसे शामिल होऊँगा, जो वाइसराय और 
हरएक ऐसे असैनिक अग्रेज अथवा हिन्दुस्तानीको, जो जानबूझकर या अनजाने ही 
आज भारतको निष्प्राण अथवा रक्‍तहीन वना रहे है, ऐसे जेलोमे भेजनेके लिए कायम 
होगा, जहाँ उनकी सुख-सुविधाका पूरा ध्यान रखा जायेगा; पर शर्ते यह है कि भेरे 
सामने ऐसी तजवीज पेश की जाये जो हर तरह व्यावहारिक हो। बेशक मैं ऐसे 
सघमे शरीक होनेके लिए तैयार हूँ, छोग चाहे यह भले कहने छंगे कि उन्हे इस 
प्रकार कारावासमे रखना मेरी ही व्याण्याके अनुसार हिसात्मक कार्य होगा। 


तवॉँ प्रदन इस प्रकार है. 


इनमें से कौन-सी बात अधिक अमानुषिक और भयंकर है? या यो कहा जाये 
कि कौन-सी अधिक हिसात्मक है? ३३ करोड़ मानवकष्ट भोगते रहें, उनकी उन्नति- 
के सब हार बन्द रहे और उनको यों ही सड़तेजालते मर मिटने दिया जाये या 
कुछ हजार लोगोंका वध होने दिया जाये ? आप किस बातको ज्यादा अच्छा समझेंगे ? 
अधःपतन होते-होते ३३ करोड़ जनताका धीरे-धीरे छोप हो जाना या कुछ सौ छलोगोंका 
संहार कर दिया जाना? हाँ, यह अवद्य सिद्ध करना होगा कि कुछ सौ व्यक्तियोंको 
मौतके घाद उतार देवसे ३३ करोड़ छोगोंका अधःपतन रुक जायेगा परन्तु यह बात 
तो तफप्तीलकी है, उसुलकी नहीं और इस बातका विवेचन आगे चलकर किया जा 
सकता है कि ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा या नहीं, परन्तु यदि यह सांबित 
कर दिया गया कि कुछ सौ लोगोंको मार डालनेके परिणामस्वरूप ३३ करोड़का 
अधःपतन रोका जा सकता है तो क्या आप बसी हिंसापर आपत्ति करेंगे? 

कोई भी सिद्धान्त, यदि वह पूरी तौरसे अच्छा, कल्याणप्रद न हो तो सिद्धान्त 
कहलाने योग्य नही है। मैं अहिसाकों दुह्ााई इसलिए देता हूँ कि मैं जानता हूँ कि 
अकेले उसीकी बदौलत मानवजातिका सर्वश्रेष्ठ हित सघता है--परलछोकमे ही नही, 
इहलोकमे भी । मैं हिंसाके सम्बन्धमे आपत्ति इसलिए करता हूँ कि उसके ह्वारा 
हित होता हुआ दिखाई देता है, परन्तु वह अस्थायी होता है और उससे उत्तन्न होने- 
वाली बुराई स्थायी होती है। मै नही मानता कि एक-एक करके अग्रेजोका खून 
कर देनेसे भारतवर्षको किचिन्मात्र भी छाभ पहुँच सकता है। यदि कोई तमाम 
अग्रेजोजों कल ही मार डाछे तो भी करोडो लोग, आजकी तरह ही दुखी वर्न 
रहेगे। मौजूदा हालूतके लिए अग्रेजोकी बनिस्वत हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है । यदि 
हम सिर्फ अच्छा-ही-अच्छा करते रहे तो अग्रेज बुरा करनेमे अद्यक्त हो जायेंगे। इसी- 
लिए मैं आन्तरिक सुधारपर निरन्तर जोर देता रहता हूँ। 

परन्तु कान्तिकारीके सामने तो मैं अहिसाको नैतिकताके सर्वोच्च आवारपर 
सर्वथा उचित सिद्ध करनेकी कोशिग नहीं करता बल्कि कार्य-साधकताके निम्नतर 


कूदनेको तत्पर १३९ 


आधारपर ही उचित ठहराता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्रान्तिकारियोके तरीके भारत- 
वर्षमे सफल नहीं हो सकते। यदि खुल्लमखुल्ला लडाई मुमकिन हो तो मै शायद 
मान सकूँ कि हम हिसाका पथ ग्रहण करे, जैसा कि दूसरे देशोने किया है और 
कमसे-कम उन गुणोको ही प्राप्त करे जो रणक्षेत्रमे वीरता दिखानेसे उदय होते है। 
पर युद्धके द्वारा भारतके स्वराज्यकी प्राप्तिको हम, जहाँतक नजर पहुँचती है, किसी 
समय भी असम्भव ही मानते हैं। युद्धके द्वारा हमे चाहे अग्रेजी शासनतन्त्रकी जगह 
दूसरा तन्‍त्र मिल जाये परल्तु वह जनताका स्वराज्य न होगा। स्वराज्यकी तीथे-यात्रा 
परम दुर्गेम, महान्‌ कष्टप्रद चढ़ाई है। उसके लिए छोटीसे-छोटी तफसीकूपर गौर 
करना होगा। उसके लिए वहुत बडी सगठनसम्बन्धी योग्यताकी जरूरत है। उसके 
मानी है, देहातियोकी सेवा करनेंके ही उद्देश्यसे देहातमें प्रवेश करना-- दूसरे शब्दोमे 
इसका अर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा --जनताकी शिक्षा। इसका अर्थ है जनताके अन्दर 
राष्ट्रीय चेतना और जागृति उत्पन्न करना। यह स्थिति किसी जादृूगरके आमके पेडकी 
तरह अचानक नही उत्पन्न हो जायेगी। वह त्तो वट-वृक्षकी तरह बहुत ही धीरे-धीरे, 
यहाँतक कि उसका ब्रढ़ना ज्ञायद दीख ही न पडे, वढेगी। यह करिदमा खूनी करान्ति- 
के द्वारा सम्भव नहीं। इस मामलेमे जल्दीसे काम छेना निस्सन्देह कामको विगाडना 
है। चरखेकी क्रान्ति ही, जहाँतक कल्पना दौडती है, द्रुततम क्रान्ति है। 
, देसवाँ और अन्तिम प्रइन इस प्रकार है* 

जब जीवनके परम स्वार्थका सवाल उपस्थित होता है तब क्या तर्क और युकक्‍्ति- 
को ताकपर नहीं रख दिया जाता? क्या हकीकत यह नहीं है कि थोड़ेसे स्वार्थी, 
आततायी और हढी छोग तर्क और युक्तिकी बात नहीं सुनते और एक जनसमाज- 
पर हुकूमत करते है, उसपर जुल्म ढाते हे और उप्तके साथ अन्याय करते रहते हे? 
पाण्डवों तथा आग्रही कौरवोंमें शान्तिपुर्वक मेल करानेमें भगवान श्री कृष्ण भी सफल 
त हो सके। महाभारत चाहे कोई ऐतिहासिक घटना न हो। कृष्ण चाहे आध्यात्मिक- 
तामें इतना ज्यादा बढ़ें-चढ़े न हों, पर खुद आप भी तो अपने उस न्यायाघीश्ञको 
इस्तीफा देने और सजाका हुक्म न सुनानके लिए राजी नही कर सके, हालाँकि औरो- 
की तरह वह भो आपको निरपराघ मानता था। ऐसी बातोंमें कोई आत्म-त्यागके 
हारा समझानेसे कहाँतक सफल हो सकता है? 

यह वात दुखपूर्ण, पर सच है कि जहाँ स्वार्थका सम्बन्ध आता है, छोग तर्क 
और युक्तिकों ताकपर रख देते है। निरकुश शासक निस्सन्देह बडे दुराग्रही होते 
है। अग्रेज निरकुश शासकको तो दुराग्रहका अवतार ही समझिए। पर वह सहस्- 
मुखी दानव है। वह दुर्देननीय और अवध्य है। उसे उसीके शस्त्रोसे नही मारा जा 
सकता, क्योकि हमारे पास उसने ऐसा कोई शास्त्र रहने ही नही दिया है। मेरे पास 
एक ऐसा अस्त्र है, जो उसके शस्त्रागारमे ढाला नही जाता और जिसे वह चुरा भी 
नही सकता। उसने अवतक जितने शस्त्रास्त्र बनाये हैं वह अस्त्र उनसे बढ़कर है। 
वह क्‍या है? घह है अहिसा। और चरखा उसका प्रतीक है। इसीलिए मैने उसे 
देशके सम्मुख पूरे विश्वासके साथ भ्रस्तुत किया है। कृष्ण जो-कुछ करना चाहते थे 


१४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उसमे, महाभारतकार कहते है, वे असफल हुए हो नहीं। वे सर्वशक्तिमान थे। उन्हे 
उनके उच्च पदसे उतारकर यहाँ घसीटना व्यय है। पर यदि उनके विपयमे हम 
उन्हे निरा मत्यें मनुष्य समझकर विचार करे तो उनका पलडा हल्का पड़ जायेगा 
और उन्हे पीछेकी तरफ आसन मिलेगा। “महाभारत” न तो काल्पनिक है और न 
जैसा छोगोंका खयाल है इतिहास ही है। वह मानव-आत्माका इतिहास है, जिसमें 
ईंदवर कृष्णके रूपमे मुख्य पात्र --नायक--है। उस महाकाव्यमे ऐसी कितनी ही 
वाते हैँ जो भेरी अल्पवृद्धिसे परे है। उसमे कितनी बाते ऐसी है जो स्पष्ठत. क्षेपक 
है। वह रत्नोका खजाना नही है। वह तो एक खान है, जिसके खोदनेकी जरूरत है, 
जिसमे गहरे पैठनेकी जरूरत है। उसके बाद ही ककड-पत्यथर निकालकर अलग कर 
देनेपर हीरे हाथ आयेगे। इसलिए जो क्रान्तिका सकलप छे चुके है या लेने जा रहे 
हैं अथवा उसकी घारामे कूदनेको तत्पर है, मैं उन मित्रोसे आग्रह करता हूँ कि वे 
अपने पैर घरतीपर ही जमाये रखे और हिमालयके शिखरोपर उड़ाने न भरे, जहाँ 
कि “महाभारत ' के कवि अर्जुन तथा दूसरे वीरोको ले गये थे। मै तो हर हालतमे 
उसपर चढनेकी कोशिश करनेसे भी इनकार करूँगा। मेरे लिए भारतवर्पका मैदान 
ही काफी है। 

अच्छा तो अब मैदानमें उतरकर, प्रइनकर्त्ता इस वातको समझ ले कि मैं अदा- 
लत इसलिए नही गया था कि न्यायाधीशकों समझाऊँ कि मैं निरपराघ हूँ, वल्कि 
में गया था अपनेको पूरा अपराधों कुबूछ करने और ज्यादासे-ज्यादा सजा मॉगनेके 
लिए, क्योकि मैने तो मनुष्य-कृत कानूनको जानवूझ् कर तोडा था। न्यायाधीश मुझे 
निरपराघ नहीं मान सकता था, उसने मुझे वैसा माना भी नहीं। जेल जानेमे कोई 
बडी कुर्बानी नही थी। सच्ची कुर्बानी इससे कही कठिन होती है। यह सज्जन 
अहिसाके फलितार्थंको समझ ले। यह मतपरिवर्तेन करानेकी एक विधि है। मुझे इस 
वातंका यकीन हो चुका है। और यह कहनेके लिए क्षमा किया जाऊं कि मेरी दृढ़ 
और मविचल अहिंसाकी भावनाने जितने ज्यादा अग्नेजोको अपने विचारका कायल 
किया है, उतने अग्नेजोको मार डालनेकी सैकडों घमकियाँ और मार डालनेकी घटनाएँ 
कायल नही कर पाई है। मैं कहता हूँ कि जिस दिन भारतमें आम तौर॒पर विवेकशीछ 
अहिंसाका पालन होने लगेगा, स्वराज्य हमसे दूर नही रह जायेगा। 

[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २१-५-१९२५ 


७४. टिप्पणियाँ 


अभिनन्दन-पत्र देनेवाले ध्यान दें 


में बार-बार यह कह चुका हूँ कि मुझे दिये जानेवाले अभिननन्‍दन-पत्रपर जब 
चौखटा लगा होता है या जब वे कीमती डिब्बेमे रखे जाते है तब यात्रामे उनको 
रखना मुश्किल हो जाता है। फिर भी लोग मुझे भारी-मारी चौखटे और कभी-कभी 
कीमती मजूषाएँ देते ही जा रहे है। जहॉतक वेश कीमती होनेका सम्बन्ध है, कलूकत्ता 
निगम इस बारेमे सबसे ज्यादा गुनहगार है। मुझे वहाँ अभिनन्दन-पत्र माँगकर लाये 
सोनेके पत्रपर दिया गया था; क्योकि निगम द्वारा बनवाया गया सोनेका पत्र तव- 
तक तैयार नहीं हो पाया था। अब इस यात्रामे देशबन्धुने मुझे वह सुन्दर सुबर्ण-पत्र 
दिया जिसपर पुरा अभिनन्दन-पत्र अकित है। इसे पाते' ही मुझे हैरानी हुई कि इसे 
रखूंगा कहाँ? और यही बात उनके बारेमे भी सही थी, हालाँकि वह दिया गया 
था उनके उसी पुराने भवनमें। जब वे जाने रूगे तो वे महादेव देसाईको अलहदा 
बुलाकर कह गये कि सुवर्ण-पत्र सुरक्षित जगह रखा जाये। सौभाग्यसे सतीश बाबू 
मुखर्जी मेरे पास थे। में उनसे सुवर्ण-पत्रकी बात पहले कह चुका था। उन्होने उसे 
अपने जिम्मे ले लिया। यह पत्र भी वही जायेगा जहाँ मुझे प्राप्त दूसरी कीमती 
चीजे गई है। जिन मित्रोको मैने ये सब चीजे सौपी है, वे अभी इस बातका फैसला 
नही कर पाये है कि वे उन्हे बेचे या किसी अजायबघरमे रखे। जो छोग मुझे अभि- 
नन्दन-पत्र देना चाहते हो, यह जानकर कि मैं बेशकीमती चीजे रख नही सकता, 
कम खर्चेपर तैयार अभिननन्‍्दन-पत्र ही दिया करे तो कितना अच्छा हो। और चौखदे.? 
उनको तो यात्रामे उठाये फिरनेमे बहुत ही असुविधा होती है। बहुतेरे मित्रोने तो 
इस वातकों समझ लिया है और अब वे खादीपर छपे अभिनन्दन-पत्र देने छगे है। 
मेरी समझमे यह सबसे सीघा-सादा और अच्छा तरीका है। खादी तो मैं अपने साथ 
चाहे जितनी ले जा सकता हूँ। जितने भी अभिननन्‍्दन-पत्र उसपर छपेगे उतना, ही 
खादीका प्रसार होगा। अगर खादीके अभिनन्‍्दन-पत्रके साथ भी मजूपा देना जरूरी 
हो तो में भविष्यमे अभिनन्दन:पत्र देनेवालोका ध्यान फरीदपुरके उदाहरणकी ओर 
दिलाता हूँ। वहाँ नगरपालिका और जीवशिव मिशनने सस्ती बाँसकी नलियोमे अभि- 
ननन्‍्दन-पत्र रखकर दिये थे। एक नली चित्तकबरी थी और दूसरीपर चटाई चढाई हुई 
थी और सिरोपर चाँदीके सादे ढककन लगे थे। ये चाँदीके ढककत भी आसानीसे 
छोडे जा सकते थे! सादीसे-सादी चीज भी उस जरा-सी कछाके स्पर्शसे सुरूप हो 
सकती है जिसे हम अपने आसपासके जीवनसे सीख सकते है। हिन्दुस्तानमे ग्राम- 
जीवनका- स्तर यद्यपि गिर गया है, तथापि उसमे अब भी इतनी करा और कवित्व 
है कि हम उसका अनुकरण कर सकते है। त्रावणकोरमे तो छोगोने ताडके पत्तोसे 
खूब काम लिया था। यो तो में सभी अभिनन्दत-पत्रोके बारेमे कलायुक्त सादगी रखनेकी 


१४२ सम्पूर्ण गाघी वाहुमय 


सलाह दूंगा; परन्तु मुझे दिये जानेवाछे अभिनन्दन-पत्रोके वारेमे तो इसका आग्रह 
ही करना चाहता हूँ, क्योकि कीमती और भारी डिब्बे और चौखट अपने पास रखनेकी 
: सुविधा और इच्छा मुझे नही है। 


आंधी छूतछात 
एक पत्र-छेखक लिखता है. 


आपने एक पत्र-प्रषकके इस प्रइनका उत्तर दिया है कि स्वयं अछूतोंके 
बीच प्रचलित छूतछात “कंसे मिठाई जा सकती है। में इसो प्रकारका दूसरा 
प्रन्‍नन रखना चाहता हूँ। 
कदाचित्‌ आपको मालूम नहीं है कि कुछ अछूत स्वयं सवर्णके छुनमें 
अथवा उसके निर्धारित मर्यादासे अधिक निकट जानें, अथवा उसके कुएंसे 
पानी भरनेमें, अथवा उसके मन्दिरमें प्रवेश करनेमें अथवा सवर्णके सम्बन्ध 
कोई भी ऐसा कार्य करनमें, यद्यपि उसके लिए आज्ञा मिल चुकी हो तथा 
उन्हें निमंत्रित भी किया गया हो, एक तरहका पाप समझते है। “अछूत 
सोचता है कि यदि चह कोई भी ऐसा कार्य करेगा तो उससे सर्यादाका उल्लंघन 
होगा और बहू पापका भागों होगा। यह छूतछात सामान्य रूपसे प्रचलित उस 
छुतछातसे उलदी है जो छोटी जातियोंके खिराफ ऊँची जातियोंमें (स्पृधयों और 
अस्पृब्योंमें) पाई जाती है। यह ऑंघी अस्पुदयता है। यह हो सकता है कि इस 
प्रकारकी अस्पृदयतामें (जिसके बारेसें कुछ ही जोग जानते है, लेकिन जो 
उतनी ही तीन है जितनी कि अन्य प्रकारकी अस्पृश्यता) प्रतिशोधकी भावना 
न हो, और सवर्ण छोग यह सोचकर प्रसन्न भी हो सकते है। फिर भी यह 
सौजूद तो है ही; 'मेचेस्टर गाजियन के विशेष संवाददाताने भी, जिसने सन्‌ 
१९२२ में आपसे साबरमती जेलमें भेंट की थी! तथा भारतका दौरा किया 
था, गुजरातके आनन्द और बारडोली ताल्लुकोंमें इसे देखा था। समझनमें नहीं 
आता कि आप अस्पृद्यता-निवारणका कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओंको इस 
प्रकारकी उलदी अस्पृब्यतासे अछ्तोंको मुक्त करनेका क्‍या उपाय वतायेंगे? 
क्‍या अस्पृद्यताकी तरह यह भी एक पाप नहीं है? जिसे हम मर्यादा धर्म 
कहते हे, क्या वह ही इस प्रकार हमारे रास्तेमें नहीं आता? क्‍या कोई 
सच्चा अछूत, जो इस घमममंमें विदवास रखता है, डूबते ब्राह्ममकों अन्यथा 
समर्थ होते हुए भी बचा सकता है? 
मैं अस्पृश्यताके इस नृश्षसतापूर्ण परिणामसे अनभिज्ञ नही हूँ, जिसका सवाददाताने 
उल्लेख किया है। कभी-कभी मै देखता हूँ कि मेरा स्पर्श करना तो दूर रहा है आरके 
मेरे पास आनेमें कठिनाई होती है। में यह नहीं मानता कि अछूतो ढ्वारा संवर्णोको 


२. देखिए खण्ड २३, एए शश्श-११८। 


टिप्पणियाँ १४३ 


स्पर्श ने करना मूलतः कोई घामिक प्रदइन है। वे ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वे उन 
लछोगोको भी छू सकते है, जिन्होने उन्हे अबतक अछूत माना है। अधिकाशत: अछत 
उन लोगोकी अनुमति होनेपर भी डरके कारण स्पर्श नही करते। यह मामछा उस 
फ्रासीसी कैदीके समान है जो कि वर्षोतक बैसिलके कारागारमे कैद रहनेके बाद 
छूटनेपर सूर्यके प्रकाशकों बर्दाइत नहीं कर पाया था। वह अपनी देखनेकी शक्ति 
लगभग खो बैठा था। लेकिन मैने बगालमे दिये गये एक सुझावकी बात सुनी थी। वहाँ 
कथित अछूतोको यह सुझाव दिया था कि उन्हे प्रतिशोधस्वरूप कथित उच्च जातीय 
हिन्दुओको अछ्त समझना चाहिए और उनकी सभी सेवाएँ जो वे अब कर रहे है बन्द 
कर देनी चाहिए तथा उनसे खाना और पानी छेनेसे भी इनकार कर देना चाहिए। 
भुझे उस दिन बहुत खेद होगा जिस दिन इस प्रकारका प्रतिशोध लिया जायेगा; 
लेकिन स्वतत्रता तथा मनमानीके इस युगमें, जो आज केवल चर्चाका विषय है, वह 
कार्यमे परिणत कर दिया जाये और कथित उच्च जातियोके लोग, जिनके भाग्यमे 
यह वदा है, दण्डके भागी बने तो कोई आहइचर्ये की बात न होगी। प्रकृति अन्ततक 
हमे सुधरनेका मौका देती है तथा यदि हम उसका छाभ नही उठाते है तो अन्तमे 
वह हमे आज्ञा माननेके लिए बाधित कर देती है और उसके साथ सजा भी देती 
है । यह सजा हमें कमसे-कम परेशान तो करती ही है। 
- एक पत्र-लेखककी दुविधा 

यह है पत्र-लेखककी समस्या। मुझे पता नही कि मैने जनताके सामने संन्यासीका 
आददों रखा है। मैने तो भारतके सामने लगातार स्व॒राज्यका आदर्श रखा है। हाँ, ऐसा 
करते हुए मैने सादगीका उपदेश जरूर दिया है। मैने सदाचारका भी उपदेश किया है। 
परन्तु सदाचार, सादगी और ऐसे गुण अकेले सन्‍्यासियोकी सम्पत्ति या विशिष्ट अधिकार 
तो नहीं हैं। साथ ही मैं यह भी कदापि नहीं मानता कि सन्‍्यास्री एकान्तवासी हो 
और दुनियाकी कुछ भी फिक्र न करे। बल्कि सन्‍्यासी तो वह है जो अपनी चिन्ता न कर, 
चौबीसो घटे औरोकी फिक्र करे। वह पूर्णतया स्वार्थ भावसे मुक्त होकर भी निःस्वार्थ 
कामोमे छगा रहे, जिस तरह ईश्वर अविराम नि स्वार्थ सेवामे लगा रहता है। इसलिए 
एक सनन्‍्यासी तभी सच्चा त्यागी कहा जायगा जब वह स्वराज्य अपने लिए नही 
(क्योकि उसे तो वह श्राप्त ही है), बल्कि औरोके लिए प्राप्त करनेकी चिन्ता करे। 
उसे अपने लिए दुनियामे किसी वस्तुकी आकाक्षा नहीं रहती । पर इसके यह मानी नही 
हुँ कि वह औरोको दुनियामे अपना स्वत्व पहचानने और प्राप्त करनेमे मदद न दे। 
यदि प्राचीन कालके सनन्‍्यासी समाजके राजनीतिक जीवनकी कोई चिन्ता नही करते थे तो 
उसका कारण यह है कि उस कालकी समाज-रचना भिन्न प्रकारकी थी, पर आज तो 
राजनीति जीवनके प्रत्येक अंगको प्रभावित करती है। हम चाहे या न चाहे, सैकड़ो 


१. पत्र यहाँ उद्धुत नहीं किया जा रद्या है। छेखकने लिखा था: " मैं भापके झेख और सापण ध्यानसे 
पढ़ता हूँ मुझे उनमें भारी विछंगति दिखाई देती हे। एक ओर आप मलुष्यके सामने संन्यास्ीका आदरशों 
रखते हें और दूसरी ओर, स्वराज्यके लिए प्रपत्नशील है जिसकी जरूरत सन्यासीको नदी। आप इन दोनों 
विचारोंमें उंगति केसे बेठाते दे १? 


रैंड४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बातोमे हमारा सम्बन्ध राज्यसे पडता है। हमारे नैतिक जीवनपर राज्यका असर पडता 
है। इसलिए समाजका सवसे वडा हितैषी और सेवक होनेके कारण सनन्‍्यासीका ताल्लुक 
राजा-प्रजाके बीचके सम्बन्धोसे आये बिना नही रह सकता --शअर्थात्‌ उसे प्रजाको 
स्वराज्य प्राप्त करनेका रास्ता दिखाना ही चाहिए। इस तरह विचार करनेपर 
स्वराज्य किसीके लिए गलत आदर्श नही है। लोकमान्यने देशको, हममें से तुच्छसे-तुच्छ- 
को, जो सवसे वडा सत्य सिखाया वह है उनका दिया मन्त्र “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध * 
अधिकार है ”। सन्यासी तो स्वय स्वराज्य-प्राप्त होता है, इसलिए उसका रास्ता दिखानेके 
लिए वही सवसे योग्य है। सन्‍्यासी दुनियामें रहता है, परन्तु वह दुनियादार नही होता। 
जीवनके तमाम महत्त्वपूर्ण कार्योमें उसका आचरण साधारण मनुष्योके जैसा होता है, 
सिर्फ उसकी दृष्टि जुदी होती है। हम जिन वातोको राग्रपू्वक करते है उन्हे वह वीतराग 
होकर करता है। वीतराग होनेका प्रयत्न हम सव छोगोके लिए कत्तेव्य है। निश्चय 
ही हर व्यक्तिके लिए यह एक उपयुक्त आकाक्षा है। 


जानवरोके प्रति निर्दयता 


अब चूँकि मैने अखिल भारतीय गोरक्षा-मण्डलके सचालनका वडा बोझ अपने 
सिर॒पर छे लिया है, मेरे पास गोरक्षा विपयक पत्र खूब आने छगरे है। उसके फल- 
स्वरूप मेरा पत्र व्यवहार पहलेसे भी और भारी हो गया है। मैं यहाँ एक नमूना 
देता हूँ ' | ह 

मै कलकत्ताकी सडकोसे होकर बहुधा निकला हूँ। छेखकने गाडियोमें जोते जाने- 
वाले बैलो, भैसो तथा घोडोके विबयमे जो-कुछ लिखा है वह बिलकुल सत्य है। लेखकने 
मालिकोपर जो छाछन छगाये है उनमे अतिशयोक्ति नही है, यद्यपि मेरी रायमें मालिक 
उनसे जान-बूझकर निर्देयताका व्यवहार नही 'करते, वे सिर्फ छापरवाह हैं। युक्तिकी 
वात वे भी मान सकते है जँसे कि माल-ढुलाई करनेवाले और गाडीवान मान लेते 
हैं। प्रश्न यह है कि उनतक कैसे पहुँचा जाये। नगरपालिकाकी हृदमे काममे छाये 
जानेवाले जानवरोकी हालतकी देखभाल करनेका कार्य सम्बन्धित नगरपालिकाका है। 
तथापि गैर सरकारी उपकारी सस्थाएँ भी मालिकोको पत्र लिख सकती है और उनसे 
मुलाकात कर सकती है तथा जहाँ भी शिकायतका कारण हो उसे दूर करनेका अनुरोध 
कर सकती. है। मुझे विश्वास है कि लगातार निगाह रखने तथा सम्बन्धित लोगोसे 
विचारपूर्ण अनुरोध करनेसे काफ़ी सफलता मिल सकती है। * 

मुगियोके बच्चो तथा टक्षियो हाल्तकेकी विषयमे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। 
छेकिन यदि ऐसा अपराध नगरपालिकाके वाजारमे किया जाता है तो निगम आसानीसे 
उसकी रोकथाम कर सकता है। मनुष्यों द्वारा मूक जीवोके प्रति जो निर्देयता बरती जाती 
है वह मानवीय शक्तियोके उचित सग्ठनसे काफी हंदतक रोकी जा सकती है। बगाल 


३, पुददाँ नहीं दिया गया दे। वगाल प्रान्तीय महिला परिषदकी ओरसे भेजे गये इस पत्रमें कल्कपामें 
पश्ञुओकि प्रति जो निर्देयता बरती जाती है, उसका विस्तृत वर्णन था, और गाघीजीसे इस विपपमें दीऊ़ा 
करनेका भनुरोध किया गया था। 


भ्रोषण : दौनाजपुरकौ सार्वजनिक सभामें १४५ 


प्रान्तीय महिला परिषद्‌ ऐसे मामले, जो उसकी निगाहमे आये, दर्ज करने तथा निगमको 
अथवा सम्बन्धित मालिकोको सूचित करनेके लिए स्वयसेवक नियुक्त कर सकती है। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग्र इंडिया, २१-५-१९२५ 


७५. भाषण : दीनाजपुरके अस्पृश्योंके समक्ष" 


२१ मई, १९२५ 
गांधोजोने कहा . - . मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप. अघीर न हों 
और वक्प यह सोचकर सन्‍्तोब करें कि आपकी दशा अन्‍्यत्न रहनेवाले आपके भाईयों: 
से कहीं अच्छी है। अगर आप चाहें तो नगरपालिकाकों नोटिस दे दें कि अगर 
आपको सॉर्गें स्वीकार नहीं की जातों तो आप सफाईका काम भगवानके भरोसे छोड़- 
कर यहाँसे चले जायेंगे। लेकिन साथ ही आप यह बात भी ध्यान रखें कि आप 
नगरपालिकाके बुलानपर नहीं, बल्कि अपनी इच्छासे, यहाँ आकर बसे थें। 
[अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ४-६-१९२५ 


७६- भाषण : दीताजपुरकी सार्वजनिक सभासें 


२१, मई, १९२५ 
अभिननन्‍्दन-पत्रोंका उत्तर देते हुए, गांधीजीन मधुर बंगला', हिन्दी, और संस्कृत 
भाषाओँमें अभिनन्‍्दन-पत्र पानेपर हादिक सन्‍्तोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस 
सौजन्यके कारण मे जिलाबोर्ड द्वारा अंग्रेजीमें अभिनन्‍्दन-पत्र दिये जानकी बात माफ 
करनेको तेयार हूँ। इसके बाद उन्होंने एकत्रित जन-समुदायके अनुशासनपुर्ण व्यवहार 
और उनकी इच्छानुसार जो छोगोंन शान्ति बनाये रली, उसको सराहना की। उन्होंने 
सूृत कातनेवालोंको भी तारीफ की। उन्होंने कहा: 
अपने बगालके दौरोमे दीनाजपुरके सूत कातनेवालोको देखकर मुझे सबसे ज्यादा 
खुशी हुई है और उन्हे काम करते देखकर मैं मोहित हुआ हूँ। यह भी एक बड़ा शुभ 
लक्षण है कि वकीछ, डाक्टर और समाजके अन्य प्रतिष्ठित छोग संथालो, मेहतरो और 
अबतक नीची निगाहसे देखे जानवाले अन्य लोगोके साथ बैठकर सूत कातते है। 


१. महादेव देसाईके थान्रा-विवरणते उद्धृत । 
२. स्थानीष कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष जोगेन्धचन्द्र ऋतवर्तीने एक अमिनन्दन-पत्र बंगलामें पढा; इसके 
बाद तोन और जमिनन्दन-पत्र संस्कृत, हिन्दी, तथा अंग्रेजों पढ़े गये। 


२७-६० 


१४६ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 
खट्टर, मस्पृर्यता और हिन्द-मुस्लिम एकत्ताक्ते जिमृत्री कार्यक्रपर जोर दैनेके 
वाद उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। 
भिंग्रेजीसे] 
अमृतबाजार पत्निका, २३-५-१९२५ 


७७. भाषण : दीनाजपुरके विद्यार्थियोंके समक्ष 


उसको ज्ञान्त करनके लिए चरखा उठा छेते हैँ। एक दूनरे मित्र कहते 
जब कभी क्रोव चढ़ता है तव वह चरला चढछानेसे गान्त हो जाता 
यह है कि ब्रह्मचर्यंकी रल्नाके लिए जिस जगान्तिकी आवध्यकता होती है जह 
मिल जाती है। दो-तीन दिन पहले मुझे दो-एक छड़कोने कहा. हमसे चरखा नहीं 
चलाया जाता: हम तो फाँसीपर चहुनेके लिए तैयार हैँ। आप हमें कोई ऐसा कार्य 
वतायें जिसका हमपर नया चढ़ जाये।” मुझे ऐसा लगा कि ये विद्यार्यी 
पालन करनेवाले नहीं हैँ, क्योंकि चरख-जैसी जान्तिपोण्क वस्तु उनको अच्छी नहीं 
लगती | मुझे तो लगता है कि जीवनकों सत्यनिप्ठ निर्मेठ, गान्त और सेवामव 
वनानेकी सामग्री चरखेमें निहित हैं। इसलिए मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हें 
कि आप सूत कातनके रूपमे आबा घटेका श्रम अवब्य करे। 

[गुजरातीसे] 

नवजीवन, डरे 2-५ १९२५ 


७८. भेंद : दीनाजपुरके जमींदारसे' 
२१ मई, १९२५ 
यह पूछनेपर कि क्‍या आप अपने बारडोछीके निर्णयको गलत मानते हें, गांवी- 
जीने जोरदार ऋब्दोंमं उसका नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा: 


वह निर्णय नेरे जीवनके सबसे अछ्कि समन्नदारीके कार्योंमे से एक है। भावी इति- 


हासकार मुझ भारतक सबस अधिक चनाजक समयमें भारतकों बद्ाववाला मानंग। यदि 


मैंने वह कदम न उठाया होता तो भावी सनन्‍्तति मुझे एक दाजनीतिक नताके ठेपम 
सबसे वड़ा दानव मानती और भारत आगामी कई एक पीढ़ियों तकके लिए जन्बकारम 


अवितियृहमें हुईं इस नेंदनें गांवीजी हिन्दी ओर अँय्रेंडीनें दोठे। हिन्दी व्विर॒ण 


१. महाराजाके 
उपलब्ध नहीं है । 


भेंट * दीनाजंपुरके जमीदारसे १४७ 


डूव जाता । आगे बढ रही उस सेनाको पीछे हटनेका हुक्म देनेंके लिए अतीव साहसको 
जरूरत थी, और मुझे यह बात कहते हुए गये होता है कि उस समय मुझमें अनुकूल 
साहसकी कमी नही पाई गई । वाइसरायको मेरी अन्तिम चेतावनी कोई बडी चीज नही 
थी, एक वच्चा भी उसपर हस्ताक्षर कर॑ सकता था, लेकिन वारडोली प्रस्तावके लिए 
सचमृच ही वहादुरो-जैसे साहसकी जरूरत थी। ऐसा रूग सकता है कि मैं आत्म- 
प्रशस्ति कर रहा हूँ, छेकिन मैं जैसा महसूस करता हूँ, मुझे चाहिए कि वैसा ही मैं 
आपको ईमानदारीसे साफ-साफ बता दूँ। 

जैसा कि सर जॉर्ज कायडन' स्वयं स्वीकार किया है, आपका कार्यक्रम लगभग 
सफल हो जानेवाला था। सभी यूरोपीय उस समय बुरी तरह भयभीत थे। 

वे भयभीत इसलिए थे कि वे समझे थे कि सविनय अवज्ञाके बजाय उद्धत अवज्ञा 
होगी । आप तो जानते ही है कि मेरे पास सविनय अवज्ञाका जो शस्त्र है, वह उन्हे 
जो शस्त्र अवगत है उनसे सर्वथा भिन्न है। उनके पास मेरी शक्ति मापनेका कोई 
उपाय नहीं था और इसलिए मेरी कार्यवाहियोसे निपटनेमे वे सर्वंधा असहाय थे। 

तब फिर रुकनेकी पुकार लहूगाना क्‍या भूल नहीं थी, खासकर जब कि आपको 
योजना इतनी सफलतापूर्वक चल रही थी? 

नही, भाइयो, देश तैयार नही था, जैसा कि चौरी-चौरा काण्डने दिखा दिया। 
दोष हमारे अपने ही कार्यकर्त्ताओमे था। उद्देण और पूर्वग्रहोपर उनका काबू नही था, 
और यदि स्वराज्य स्थापित भी हो जाता तो हमारे आपसके झगडो और मतभेदोके 
कारण वह एक क्षण भी कायम न रह पाता। 

चरखेके सामान्य आर्थिक और राजनीतिक महत्त्वपर जोर देते हुए उन्होंने 
भागे कहा: * 

हमारे कार्यकर्त्ताओमें सचाईसे, लगनसे कार्य करनेकी कहाँतक क्षमता है, इसकी 
भी परीक्षा चरखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय केवल चरखा ही भारत- 
की मुक्तिका द्वार खोलनेवाली कुजी है। 

किन्तु सहात्माजी ! इसमें सन्देह नहीं है कि बहुमत राष्ट्रीय स्वतन्त्रतोकी प्राप्तिके 
लिए चरखेको सामथ्यं और उपयोगिताको माननेमें आपके साथ नहीं है। 

मैं इसकी चिन्ता नहीं करता। यदि इस सवालपर में अकेला भी होऊें और 
सारा भारत मेरे खिलाफ खड़ा हो, तव भी मैं सीना तानकर खड़ा रहँँगा। जो छोग 
मुझसे भिन्न राय रखते हैं, वे अपने मतानुसार देशकी सेवा कर सकते है, लेकिन मैं 
जितना सम्भव है उतने जोरसे यही बात कहूँगा कि चरखा हमे स्वराज्य दिलायेगा। 
यह सब आपको कोरी अतिशयोक्ति रूग सकता है, छेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं 
है। मेरे लेखे यह एक आम व्यावहारिक बुद्धिकी वात है। जिस तरह एक सगीतज्ञ 
विश्वासके साथ कह सकता है कि उसके एक विशेष तार छेडनेपर एक निरिचित 
स्वर निकलेगा, उसी तरह मेरा विश्वास इस समस्याके हलके सम्बन्धमे है। 


१, बम्बईके गवनेर। 


(४८ सम्पूर्ण गांधी वाईमय 


इसके बाद महात्माजीको बताया गया कि कट्टर हिन्दू इस वातकों ठीक नहीं 
जानते कि आप अपना अल्पृश्यताका सिद्धान्त्र कहाँतक छे जाना चाहते हे। जँसी सीधी- 
सादी और नपी-तुली भाषामें बोरुता उनको खूबी है, चंसो ही भाषामें उन्होने कहो: 
में इसे एक झब्दमे समझाऊँगा। हिन्दुओमे चार वर्ण है। मैं पाँचवाँ कोई वर्ण 
नहीं मानता। मेरा यह विश्वास श्ञास्त्रोके अध्ययवपर आधारित है। तयाकथित 
अस्पृरयोंके साथ शूद्रो-जैसा वरताव होना चाहिए, उससे घटकर नहीं। जिन लोगोको 
शूद्रोके साथ परस्पर खानपानमे कोई आपत्ति नही है, उन्हे अछूतोंसे वेत्ता ही वरताव 
करनेमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग शूद्रोके साथ नही खाते, 
निश्चय ही उनका अछ्तोके साथ खानपान भी जरूरी नही; है। 
किसीन इस बातपर दुःख प्रकट किया कि १९२०-२१ में जंसी हिन्दू-मुस्लिम 
एकता थी, वह इधर हालमें कम होती जा रही है। महात्माजीने दुःखके साथ जवाब 
ढ्याः 
यह एकता, एकता कहने योग्य नहीं थी। यह तो एकताकी दिशामे प्रयत्न-भर 
था। क्‍या विद्वकी कोई ताकत मुझसे मेरी पत्नीकों अछग कर सकती है? जब दोगे 
सच्ची अभिन्न-हृदय एकता होगी तो किसी भी तीसरे पक्षकी ओरसे दिया गया 
कोई भी प्रछोभन या झाँसा उसे अविच्छिनत्न नही कर सकता। 
बिग्नेजीसे] 
अमृतबाजार पत्निका, २३-५-१९२५ 


७९. भाषण : कार्यकर्तताओंके स्कूल, बोगूड्ामे' 
२२ मई, १९२५ 


मैं आप लोगोसे चरखेके सम्बन्धर्में कुछ नहीं कहूँगा। आप जानते ही है कि इस 
विषयमें अन्य स्थानोपर मैं क्या कहता रहा हूँ। अस्तु, में बहिसाके 3 कक 
कुछ वताऊँगा ताकि आपका विदवास अहिसामे दृढ़ हो। ढाकामे एक विद्यार्थी मुझसे 
कहा कि चरखा चलानेमे जोशकी कोई गुजाइश नहीं है, इसलिए में उसे चलानंकी 
अपेक्षा फाँसीके तस्तेपर अधिक खुणीसे चढूँगा। मुझे इसमे जरा भी सन्देह नही है कि 
उस विद्यार्थीकों न तो अहिसामें विष्वास है और न ब्रह्मचयंमे ही। चरखा चान्ति और 
अहिंसाका प्रतीक है और उसीमे मेरी पूरी श्रद्धा है, क्योकि अहिंसा मेरे लिये एक 
नीति नही है वरन्‌ एक सिद्धान्त, एक धर्म है। मैं अहिंसाको ऐसा क्यो मानता हूँ 
इसलिए कि मै जानता हूँ कि सलार जिससे टिका है वह शक्ति हिला अथवा विनाशकारा 
कोई शक्ति नही है। में यह जरूर स्वीकार करता हूँ कि संसारमें विनागकारी अविति 


१. मद्दारेव देसाईके यात्रा-विवरणते उद्धृत । 


भाषण : बोगूडाकी सार्वजनिक सभामे १४९ 


भी है छेकिन वह अस्थायी है और वह उस सृजनकारी शक्तिके सार्मने सदा व्यर्थ 
सिद्ध होती है जो शाइवत है। यदि विनागकारी शक्ति अधिक प्रवरू होती, तो सभी 
पवित्र प्रेमसम्बन्ब--माता-पिता और वच्चेके वीच, भाई-बहनोके बीच शिक्षक और 
शिष्यके बीच, शासको और शासितोके वीच --- समाप्त हो जाते | अहिसा सुर्येके समान है, 
जिसकी पूजाको हमारे ऋषियोने ग्रायत्रीमे परमेश्वरके प्रतीक-रूपमे चिरस्थायी कर दिया 
है। जिस प्रकार सूर्य नित्य परिक्रमण करते हुए और अन्धकार, पाप तथा ग्लानिको 
दूर करते हुए “ मनृप्यकी नश्वरताका साक्षी बना रहता है”, उसी प्रकार अहिसाको 
समझिए। अहिंसा आपको ऐसे प्रेमकी प्रेरणा देती है जिससे वड़े जोग या साहसकी, 
बात आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए इस चरखेमे जो शान्ति और  प्रेमका 
प्रतीक है, ज्यो-ज्यों मैं बुद्ध होता जाता हूँ, मेरी आस्था वढती जा रही है। और 
इसीलिए मैं नही समझता कि आपसे वात करते समय मेरा चरखा कातना कोई अनु- 
चित काम है। चरखा धुमाते हुए मैं स्वयं अपनेसे कह रहा हूँ, _ परमात्मा जब कि 
वह असर्य लछोगोको भूखा रखे हुए है, मुझे नित्यकी रोटी क्यो देता है? वह या 
तो मुझको भी भूखा रखे या फिर मुझे उनकी भूख मिटाने योग्य शक्ति दे।” में चरखा 
चलाकर अहिंसा और सत्यका, जो एक ही सिक्‍केके दो बाजू है, आचरण करता हूँ। 
अहिंसा मेरा परमेश्वर है और सत्य भी मेरा परमेश्वर है। जब मैं अहिसापर निगाह 
उठाता हूँ, सत्य कहता है: “उसे मेरे जरिये प्राप्त करो।” जब में सत्यकी खोज 
करता हूँ तो अहिंसा कहती है. “उसे भेरे जरिये प्राप्त करो।” 
[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ४-६-१८२५ 


८०. भाषण : बोगूड़ाकी सार्वजनिक सभासें 


२२ मई, १९२५ 


महात्माजोन अभिननन्‍दन-पत्रोंका' जवाब देते हुए उनके लिए धन्यवाद दिया और 
आइवासन दिया कि वे खहुर सस्ता करने और गरीबोंकों मुपत चरखे बाँदनेके लिए 
प्राप्त थेल्ली खादी प्रतिष्ठानकों साँप देंग। इस सम्बन्ध महात्माजीन डॉ० प्रफुल्लचनल 
रायकी, जिनके साथ १९०१से उनके सम्बन्ध थे, प्रशंसा की। महात्माजीन कहा कि 
स्वर्गीय श्रो गोखलेने मेरा परिचय उनसे कराया था और तबसे हमारे पारस्परिक 
सम्बन्ध दृढ़ होते गये। इसलिए यह मुनासिब ही है कि इस जिलेमें दौरा करना में 
अपना सौभाग्य समझूँ, क्योंकि इससे मुझे गरीबोंके लिए डॉ० रायने जो शानदार 
काम किये और आज भी कर रहे चह याद जा जाते है। 


१. घह अभिनन्दन-पत्र नगरपाल्का, णिलावोद भौर जनताकी ओोर्से भेंट किये गये थे। 


१५० सम्पूर्ण गांवी वाडूमय 


महात्मोंजीन ण्ह भी कहा कि दीनाजपुर और बोगड़ा्में पहलो बार मेने अमीर- 
गरीब, पिता और छोटे लड़के-लड़कियों, अछूतों और ब्राह्मणों आदि सबको साथ-साथ 
बैठकर देशकों खातिर सूत कातते देखा, जिससे चरखेमें मेरी आस्याको और भी 
बल मिला है। उन्होंने कहा कि यह देशके लिए शुभ शकुन है। 
[अश्जीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, २४-५-१९२५ 


८१. भाषण : तलोडामें' 


२२ मई, १९२५ 
मैने वोगूड़ाकी सभामें कहा था कि मेरा वहाँ जाना मेरे छिए तीथ्थेयात्रा-जैसा 
था। इस वातको मैं यहाँ फिर दुहरावा हूँ। श्री रायके स्वाये-त्यागको जितना मैं 
जानता हूँ उतवा कदाचितू आप न जानते हो और जब मुझे यह पता छगा कि वे 
जिन अनेक कामोको कर रहे हैं उनमे से एक काम यह भी है, तभी मैंने एक वार 
यहाँ आनेका निईअचय कर लिया था। इसके अछावा जब मैने यहाँ आकर यह देखा 
कि उनके कार्येसे जिन छोगोको सहायता मिली है, उनमें मुसलमान अधिक है तो 
मेरी प्रसक्नताका और उनके प्रति मेरी श्रद्धाका पार न रहा; क्योकि यदि हिन्दू मुसलू- 
मानोकी ऐसी सेवा करे और मुसलमान हिन्दुओकी तो ढोनोमें अपने आप सौहाद् हो 
जायेगा। मुझे वहुत दुख है कि इस दुर्लभ दृष्यकी देखनेके लिए यहाँ मेरे भाई 
शौकत अली या मृहम्मद अछी नहीं हैं। आज इस समय देगकी स्थिति ऐसी विपम है 
कि हम कार्यकर्त्ताओोको अपना-अपना काम छोड़कर वाहर निकलना कठिन हो गया 
है। किन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि में जब उन दोनो बन्बुओको यहाँका 
समाचार सुनाऊँगा तो उनको बहुत प्रसन्नता होगी। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-६-१९२५ 


१. पह्ाँ ढा० अपुल्लचद्र राय एक खादी केद्र चछाते ये। 


८२. पत्र : कल्याणजी मेहताकों 


ज्येष्ठ सुदी १ [२३ मई, १९२५] 


भाईश्री कल्याणजी, 

आपका पत्र मिल गया। पा्वंतीबहनको' कहे कि वह मुझे कभी-कभी पत्र लिखें। 
आशा है आप वारडोलीका कार्य बहुत ध्यानसे कर रहे होगे। मेरा स्वास्थ्य अच्छा 
रहता है। इस पत्रके साथ चि० रुखीके लिए एक आशीर्वादका पत्र भेज रहा हूँ। आशा 
है कि विवाहकी रस्ममे सादगी वरती गई होगी और वह निविध्न सम्पन्न हुई होगी। 
भेरे बंगालके दौरेकी अवधि थोडी बढ गई है।' मुझे असम भी जाना होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २६७६) की फोटो-तकलूसे | 


८३. बंगालका त्याग 


बंगालमें शुद्ध त्यागके दुष्टान्त देखकर में तो हष-विभोर हो रहा हूँ। एक 
जमीदारका सारा कुदुम्ब खादीमय है। उस परिवारकी सभी स्त्रियाँ सृत कातती है 
और सभी स्त्री और पुरुष खादी पहनते है। उन्होंने अपनी जमीन और अपना घर 
खादी-प्रतिष्ठानकों उपयोगके लिए दे दिये है। प्रतिष्ठानके प्राण सतीश बाबूका त्याग 
भी ऐसा-वेसा नहीं। उन्हे डॉ० रायके रसायनके कारखानेसे हर माह १,५०० रु० 
मिलते थे। उन्हें वहाँ रहनेके लिए वगला भी मिला हुआ था। अधिक माँगते तो 
अधिक भी मिल सकता था। वे वहाँ रहते हुए भी खादीका काम तो करते ही थे। 
परन्तु उन्हें इतनेसे सन्‍्तोष नहीं हुआ। उनके कोमल हृदयने अनुभव किया कि इस 
तरह दो काम करनेसे दोनोके बिगडनेकी सम्भावना है। वे रसायनके कारखानेके 
तो प्राण ही थे। उसके लिए यदि वे पूरा समय न देते तो उसे जरूर घबका लगता। 
इधर खादीके द्वारा गरीबोकी सेवा होती है। यह काम फुरसतके बकतमे किया जा 
सकता था, किन्तु उन्हे उचित नही मालूम हुआ। एक पुस्षका दो पत्नी रखना जिस 
तरह पाप है उसी तरह एक मनुष्यका दो कामोको अपना प्रिय कार्य बनाना भी अनर्थू_ ४ 
कारी है। फिर खादीके लिए तो जितना त्याग किया जाये उतना ही कम है। उन्होंने 
अपने मनमें इस तरह तक करके जिस कारखानेको खुद जमाया था, उसीको एक 
क्षणमे छोड दिया और अब अपने पास जो-कुछ थोडी जम्मा पूंजी है उसकी आमदसे 


१. गांवीजीने बंगालका दौरा १९२७ में किया था, उस वर्ष ज्ये्ठ सुदी १, २३ मईको पढ़ी थी। 
२. प्रागणी देसाईकी पत्नी। 
३६ यह ३१ अगस्त, १९३५ तक बढ़ा दिया गया था। 


१५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपना धर-खर्च चलाते और अपना सारा समय खादीके कार्यमें ही लगाते है। वे अपने 
कामकी ग्यारह शाखाएँ खोल चुके हैँ। इनमे से पाँच खादी उत्पादक-केन्द्र हैं। वे अभी 
ऐसी शाखाएँ और भी खोलनेका इरादा कर रहे है। इन शाखाओके मार्फत ५,०६० 
चरखोसे सूत काता जा रहा है और ५९७ हाथकरघोपर खादी बुनी जा रही है। 

उनके इस कार्यमे उनकी धर्मेपत्नी भी उनके साथ हो गई हैं। जहाँ रुपयेकी 
बहुतायत थी वहाँ उन्हे आज तंगीसे काम चलाना पडता हैं, यह वात इस बहनको 
खलती तो होगी। जहाँ रहनेके लिए अलह॒दा बंगला था, वहाँ उन्हे आज एक छोटी-सी 
इमारतके एक छोटे-से हिस्सेसे सन्तोष माननेमे कठिनाई होती होगी, किन्तु ये बहन 
इन तमाम तकलीफोको खुशी-खुशी सह रही है। 

त्यागमें सतीक्षबाबुका उदाहरण अकेला ही नहीं है। दूसरे अनेक नवयुवक 
अदभुत त्याग कर रहे हैं । सतीशवाबूके पास बहुत था और उन्होने बहुत छोडा । 
फिर भी उन्हे खाने-पीनेकी साँसत नहीं उठानी' होती। उन्हे सामान्यतः सोने-बैठनेकी 
तकलीफ नही है, परन्तु सौ नवयुवक ऐसे है जिन्हे अधिकसे-अधिक २०) मासिक 
गुजारेके लिए मिलते है। वगालमे जीवन-यापन कितना कठिन है हमें इसका अन्दाज 
वहाँकी स्थितियाँ देखें विना नही हो सकता। कहा जा सकता है कि वरसातके दिनोमें 
तो' उन्हे पानीमे ही रहना पड़ता है। उनके मकान किसी भी समय पानीमे वह जा 
सकते हैं। एक घरसे दूसरे घर नावमे वैठकर जाना पडता है। ऐसे समयमे गन्‍्दगो 
की तो हद ही तहीं रहती। ये नवयुवक ऐसे कष्ट सहकर राष्ट्रकी सेवा कर रहे 
है । कुछ लोग खादीके काममे छगे हुए है और बुछ राष्ट्रीय शालाओमे । तमाम 
राष्ट्रीय शालाओमे चरखा तो जरूर ही चलाया जाता है। 

ऐसी हालतमें जायकेदार खाना मिलना तो असम्मव ही होता है। दुब-दही भी 
हमेगा नहीं मिल सकता। वहाँ सामान्य भोजन दालू-भात होता है। वगालमें बिलकुल 
निरामिष भोजन करनेवाले कम ही लोग होते है। जो मासाहार नही करते वे भी 
मछली तो जरूर खाते है। इन निर्धन सेवकोको भी जब और कुछ नही मिलता तब 
मछली तो मिल ही जाती है। मानना चाहिए कि जिसे दुव-दहीं न मिछता हो उसके 
लिए यह वहुत बड़ा सहारा है। इससे उनके त्यागकी कौमत कम नही द्ोती। उनके 
मछली खानेकी वात मैने इसीलिए लिखी है कि उनके कष्टोका माप करनम मुझसे 
कही अत्युक्ति न हो। सकल 

ये सब नवयुवक शिक्षित है। उनमे से कुछ तो प्राध्यापक थे और वई-वड़ वेतन 
पाते थे। आज उन्हे अपने त्यागपर पद्चात्ताप नहीं होता। वे लोग त्याग मुख 
मानते है। इसके बिना ऐसा कठिन त्याग टिक भी नहीं सकता। जढ मे उनके इस 
- त्यागका विचार करता हूँ तव मुझे गुजरातके छोगोका त्याग नगण्य माहूम होता है। 
शिक्षित वर्गेमे जो त्याग यहाँ देख रहा हूँ उसकी तुलना तो केवछ महाराष्ट्रके 
त्यागके साथ ही की जा सकती है। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २४-५-१९२५ 


८४. टिप्पणियाँ 


बहिष्कार हो तो? 

एक भाई लिखते है: 

इसका जबाव मे तो एक ही दे सकता हूँ। पच् कितना ही जुल्म करे, फिर 
भी उन्हे अदालतमें न ले जाया जाये। वे जैसी सजा देना चाहे वैसी दे। उस सजा- 
को भोग छेनेसे पचोका गुस्सा ठडा हो जाता है और वे स्वय पर्चात्ताप करते है। 
फिर, जहाँ पच्र अन्याय करते है, वहाँ तो बहिष्कार स्वागत-योग्य माना जाना चाहिए। 
जिस जातिमे कन्या-विक्रयका अत्याचार होता हो, जिस जातिमे ढोग हो, जिसके पच 
सदस्य मासाहार और मद्यपानको तरह देते हो, उस जातिमे रहनेसे फायदा हो ही 
नही सकता । जाति तो रूढि है, घर्म नहीं | जातिमे रहकर मनुष्य कुछ सहूलियत 
पाता है। लेकिन जहाँ जाति नीति-अ्रष्ट हो जाये, वहाँ इन सहूलियतोको मजूर न 
करना ही अच्छा है। हमने जिस नीतिका आश्रय छेकर सरकारसे असहयोग किया, 
उसी नीतिको जातिपर छाग्रू करके उससे भी अस॒हयोग किया जा सकता है। 

लेकिन यहाँ तो असहकारका सवाल ही नहीं उठ्ता। यहाँ तो स्वय जाति 
हमारा बहिष्कार करती है। हमे इसे एक अच्छा मौका मानकर इसका स्वागत करना 
चाहिए। लेकिन इसे अच्छा मौका वही मान सकता है, जिसने अपना धमम पाला हो, 
जातिकी सेवा की हो और जातिकी नीति-वर्धक आज्ञाओको हमेशा खुशीसे माना हो। 
सयमी ही बहिष्कारका स्वागत कर सकता है। असयमीको तो बहिष्कार दुःखदायी 
लगेगा। लेकिन अस्पृश्यता-निवारण असंयमीका नही, सयमीका काम है। अस्पृश्यता- 
' निवारण भोगोकी वृद्धिके लिए नहीं, बल्कि सेवाके अवसर अधिक प्राप्त करनेके लिए 

है, सेवासे किसीको बहिष्कृत न करनेके लिए है। 
देशी राज्य 

एक सज्जन यह सवाल' करते है। लेखककी बातमें बहुत-कुछ सत्याश है। 
पर इस सवाहूका एक दूसरा पहलू भी है। जिस प्रजामें सत्व होता है उसका राजा 
अन्यायी नहीं हो सकता। यदि प्रजामे सत्व नही है तो शासनतन्त्र चलानेवाला चाहे 
राजा हो और चाहे लोक प्रतिनिधिमण्डल हो, दोनों समान है। जो सत्ताका उपयोग 
करना नहीं जानता वह उस सत्ताको कायम कैसे रख सकता है? इसीलिए मैने कहा 


२, यहाँ नदी दिया गया दहै। इसमें ठेखकने लिखा था, “ भाजकरू कोई-कोई जाति भसृस्थता न 
माननेवाछोंको, भछे वे कितने ही भच्छे गरुणोंवाठे हों, जातिसे निकाल देती है, पर शार्तरोने जिते बढ़ा 
भारी पाप माना है उसके बारेमें पच कुछ नहीं करते। ऐसे जाल्मि पर्चोको भदाल्तमें के जाथा जाये 
था नदी 2” 

२. यहाँ नही दिया गया है। ठेखकने पूछा था कि राजा भाज अच्छा और कल बुरा भी हो सकता 
है, तब व॒या राज्य कापम रखने चाहिए? 


१५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है कि जैसी प्रजा होती है वैसा राजा होता है। जहाँ-जहाँ मैने अन्याय होता देखा 
है, वहाँ-वहाँ प्रजाका दोष अर्थात्‌ प्रजाकी कमजोरी भी देखी है। मैने प्रजासत्तात्मक 
राज्यमे भी अन्याय होते देखा है, और उसमे प्रजाकी कमजोरी देखी है। पृथ्वीमें 
आज ऐसे प्रजासत्तात्मक राज्य मौजूद है, जहाँ मनमानी अन्धाघुन्धी चछ रही है और 
जहाँ हर हाकिम राजा वन कर बैठ गया है। 
मैने यह नहीं चाहा है कि निरकुश राज्य कायम रहे। अकुश कैसा और कितना 
होना चाहिए इसका विचार राजा और प्रजाको कर लेना चाहिए। जहाँ प्रजा जाग्रत 
है, वहाँ अन्याय असम्भव होता है। जहाँ प्रजा सुप्त है, वहाँ राज्यतन्त्र कैसा भी हो, 
अन्याय तो रहेगा ही। देशी राज्य निर्मेल और पूरी तरह न्यायवान हो सकते है! 
उसके लिए हमारे पास रामराज्यका उदाहरण मौजूद है। आजकलके देशी राज्योमे 
जो अपूर्णता दिखाई देती है उसका कारण एक ओर प्रजाकी अपूर्णता है और दूसरी 
* ओर अग्नेजी राज्यतन्त्रकी अपूर्णता । इसलिए 'देशी राज्योकी अन्धाधुन्धीपर आश्चर्य 
नही हो सकता। परन्तु इस तरह दोनो अपूर्णताओका असर होते हुए भी कितने ही 
देशी राज्योके शासनतत्रका चमक उठना क्‍या देशी राज्योकी नीतिमत्ताका सूचक नही 
है? मेरे लिखने और कहनेका आश्यय सिर्फ इतना ही है कि देशी राज्योमे कोई वात 
सग्रहणीय नही है और उनको मिटा देना ही उचित है, यह खयाल ठीक नहीं है! 
देशी राज्योमे सुधार करनेकी बहुत-कुछ गुजाइश है ओर वे सुधार करनेसे आदर 
राज्य बन सकते है। मेरे कहनेका यह आशय हरगिज नही है कि जिस हालतमे वे 
आज है, उसीमे वे वने रहे। 
एक जमींदारकी सेवाएँ 


चौधरी रघुवीरनारायण सिंह मेरठके जमीदार है। उन्होने असहयोगके द्विनोमे 
जो त्याग किया था, वह अभीतक कायम है। उनका पूरा परिवार खादी मी है। 
उन्होने बेलगाँवमे यह श्रतिज्ञा की थी कि वे अग्रैलसे पहले काग्रेसके ५०० सूत कांतने- 
वाले सदस्य वनायेगे। उन्होने इस प्रतिज्ञाके सम्वन्धमे लिखा है. 

यह सच है कि चौघरीजी सूत कातनेवाले ५०० सदस्य स्वय नहीं वना सके 
है। फिर भी उतका उत्साह अनुकरणीय है। यदि वहुत-से घनी छोग इस कार्यमे भाग 
के तो सूत कातनें और खादी तैयार करनेका काम बहुत तेजीसे चछ सकता है। 


जन भुनि और चरखा 


जैन मुनि चरखा चला सकते है या नही, इस वारेमे पालीताणार्म हुई वात- 
चीतका जो समाचार “नवजीवन ' में छपा था, उसके सम्बन्धमे मेरे पास कई पत्र 


१, यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-ठेखकने इस बातपर खेद प्रकट किया था कि वे अपने वडे भाईको 
बीमारी और सृत्युके कारण अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर संके दे। उन्होंने गाधीजीको विश्वाप्त दिला 
था कि उनका खादीके प्रति प्रेम वना रहेगा। उन्होंने साथ ही इस सम्वन्धमें जरिये गये अपने कायका 
विवरण भी दिया था। 

२. देखिए खण्ड २६, एछ ४००७-०९ | 


फिजूलखर्ची १५५ 


जाये है। में इस विपयके विवादम नहीं पडेगा। हां, कुछ वातोका स्पष्टीकरण करना 
उचित होगा। मेने अपनी समझुके अनुसार जैन-वर्मग्रल्थोका अध्ययन किया है; किन्तु 
मैं जानता हूँ कि मुझे उन ग्रन्थोकी व्याख्या करनेका कोई अधिकार नही है। मैने बात- 
चीतमें तो केवछ अहिसा और मुनिभावकी ही व्याब्या की थी। सम्भव है कि मेरी 
यह व्याख्या जैन-दरशनके अनुकूल न हो। यदि ऐसा हो तो मुझे उससे खेद ही होगा 
और मैं मान छूँगा कि मेरा मत जैन मतसे विरुद्ध है। किन्तु फिर भी भेरा हृदय 
और मस्तिष्क जिस बातकों स्वीकार करते हैं उसे कहनेका मुझे अधिकार होना 
चाहिए। हा सकता है कि इस सम्बन्धमें मुझसे भूल हुई हो। उस हालतमे उसका 
फल भोगना होगा। किन्तु यदि मुझसे वह भूल अज्ञानमें हुई हो तो में उसे अनुभव 
करते ही अवदय सुधार हूंगा। मै अहिसा और मुनिभावकी व्याख्या करता हूँ, इससे 
किसी जैनकों या अन्य भाईको अपने मनमें दुख नहीं मानना चाहिए। जहाँ किसीका 
मन दु खी करनेका तनिक भी आशय न हो वहां उसे दुख क्यो मानना चाहिए? 
यदि कोई हमारी व्याख्यासे सहमत न हो और हमें अपनी व्याख्याकी यथार्थताका 
निग्चय हो तो हम उसे मूर्ख भले ही माने, किन्तु हमे उससे दुखी तो अवद्य ही 
नही होना चाहिए। 

इतने स्पप्टीकरणके वाद मैं नम्नतायूवंक यह कहना चाहता हूँ कि इस समय 
तो मुनियोके छिए भी लोक-कल्याणार्थ चरखा चलाना धर्म है। उन्हे जैसे लोक- 
कल्याणार्थ खाने-पीनेका अधिकार है, वैसे ही चरखा चराना उनका कत्तंव्य है। मेरी 
अल्पमतिके अनुसार तो यदि कोई मुनि किसी ऐसी प्रवृत्तिसे, जिससे एक भी जीवकी 
रक्षा होती हो, जान-वूझकर दूर रहता है तो वह मुनि नहीं कहा जा सकता। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २४-५-१९२५ 


८५. फिजूलखर्ची 


मेरे सामने एक लम्बा पत्र पडा है। उसमें वर्तमान आन्दोलनकी और उसके 
कार्यकर्ताओकी सम्यक्‌ और श्षिष्ट आलोचना की गई है | उसमे से जानने योग्य 
बाते नीचे देता हूँ. 

पच्चीस पृष्ठोके इस पत्रका यह सार मैने छगभग लेखकके शब्दोमे ही दे दिया 
है। लेखक विवेकगील है और उन्होने सदूभावसे पत्र लिखा है। उनके लगाये हुए 
कुछ आरोपोके वारेमे मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। फिर भी मेरा यह अनुभव 
अवश्य है कि सार्वजनिक धनका बहुत अपव्यय किया जाता है। मैने प्रसग आनेपर 


१. पत्र यहां नहीं दिया यया है। पत्रकेखकने इसमें कार्यकर्तताओंकी आरामतलवी और विदेशी वस्रके 
मोहकी शिकायत की थी और गाघीजीका ध्यान इस वातकी ओर खीचा था कि वे जब-कभी माते हे 
तव उनपर फिजूल खचे किया जाता है। 


१५६ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


इसकी आलोचना भी. की है। मुझे कई वार मालूम हुआ है कि कार्यकर्त्ताओकी सुख- 
सुविधाके लिए आवश्यकतासे अधिक रुपया खर्चे किया गया है। अब तो इसमे बहुत 
कमी हो गई है, परन्तु मुझे कबूछ करना चाहिए कि अभी और सुधार करना 
आवश्यक है। मामूली जानें-आनेमें भी गाडी-भाडेपर रुपया खर्च किया जाता है, यह 
बात कुछ हृदतक सच है | हम तो अब सिर्फ दरिद्रोकी सेवा करना चाहते है-- 
उनके प्रतिनिधि बनना चाहते है। इसलिए, मेरे मनमे जरा भी शक नही कि हमें 
अपने जीवनमें और भी अधिक सादगी छानेकी जरूरत है। जहाँ पैदल जा सकते 
है वहाँ गाड़ीका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । कार्यकर्त्ताओकों मेहमानदारीकी 
जरूरत नही होनी चाहिए । कार्यकर्ता दावते खानेके लिए नही, सेवा करनेके लिए 
इकट्ठ होते है । 

मेरी समझमें यह नहीं आया कि स्त्रियोके ससर्गके उल्लेखसे उनका सकेत किस 
बातकी ओर है। सारे पत्रको पढनेपर भी यह बात स्पष्ट नही हुईं। परन्तु लेखककी 
की हुईं तुलनासे कुछ अनुमान होता है। मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
ससमंके उद्देष्यसे किया गया ,ससर्ग पाप है और त्याज्य है। ऐसे ससगकी खोजमें 
रहनेवाले कार्यकर्त्ताओसे राष्ट्रकी कुछ भी सेवा नहीं होगी। परन्तु सेवाके लिए 
किया गया स्त्री-ससर्ग अनिवार्य है, अत. स्वीकार्य है। हमने स्त्रियोको बहुत दबाकर 
रखा है । स्त्रियोका स्त्रीत्व समाप्त हो गया है । देश-सेवाके निमित्त स्त्रीको बाहर 
निकलनेका अधिकार है और यह उसका धर्म है। स्त्रियाँ हमारी हलचलोमे ज्यो-ज्यो 
ज्यादा हिस्सा छेती जायेगी हम त्यो-त्यो स्त्रियों और पुरुषोको एक ही समा-समाजोमें 
अधिकाधिक देखेगे। मुझे यह स्थिति उचित माढूम होती है। 

वह ब्ह्माचय ब्रह्मचर्य नही और वह सयम सयम नहीं जिसका पालन वनमे रहकर 
ही किया जा सकता हो। कितने ही छोगोके लिए वन-सेवन अभीष्ट है। ऐसा एकान्त- 
वास थोड़ा-बहुत सबके लिए लाभदायक है। पर वह है विचार-वृद्धिके लिए, आत्मज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए, अपनेको सुरक्षित रखनेके लिए कदापि नहीं। ससारके सामान्य 
व्यवहारोमें रहते हुए भी जो अलिप्त रहता है, वही सयमी है, वही सुरक्षित है। 

प्राचीन समयमे जो वन्धन छगाये गये थे वे उस समयके लिए भछे ही अनु- 
कूल रहे हो; परन्तु हम इस जमानेमे तो देखते है कि यूरोपके छोगोमे बहुतसे स्त्री 
पुरुष आपसमे बहुत आजादीसे रहते हुए भी अपने सदाचारकी और अपनी पवित्र- 
ताकी रक्षा करते है। यदि कोई यह मानता हो कि यूरोपमे पवित्रताकी रक्षा करना 
असम्भव है तो वह उसका निरा अज्ञान है। हाँ, यह सच है कि यूरोपमें हमारे लिए 
पवित्रताकी रक्षा करना जरूर मुदिकल है। इसका कारण यूरोपकी स्त्रियोकी स्वतन्त्रता 
नही है, बल्कि यूरोपीय छोगोकी, भोगको भी एक पश्रकारका धममे मान लेनेकी प्रवृत्ति 
है। फिर यूरोपमें जिस तरहकी स्वतन्त्रता है हम उसके अम्यस्त नहीं हैं। 

यूरोपका उदाहरण हमारे छिए एक हृदतक ही उपयोगी है। उसका [रा 
अनुकरण भयावह है। इस दृष्टान्तके देनेका हेतु, यह बताना है कि यह विचार हर 
समय और हर जगहके लिए सत्य नही है कि स्त्रियोसे मिलना-जुलना स्वत जज 
है और सयमीके लिए पापरूप है। 


फिजूलखर्ची १५७ 


हमारी सम्यतामे जिंस सुधारकी जरूरत होगी वह सुघार अपने वातावरणपर 
विचार करके करना पड़ेगा। एक ओर हमे स्त्री-समाजका सुधार करना है, और दूसरी 
ओर इस बातकी सावधानी रखनी है कि उससे सक्रान्ति कालमे अनर्थे न हो। कुछ 
हृदतक हमें जोखिम भी उठानी पड़ेगी। मेरे पास ऐसी शिकायते आई है कि एक- 
दो जगह ऐसा अनर्थ हो रहा है। मे उसकी जॉच भरसक कर रहा हूँ। 

मेरी मतिके अनुसार पवित्रताकों सुरक्षित रखनेके लिए यह इष्ट है कि स्त्री- 
पुरुष किसी भी समय कही भी एकान्तमें न मिल्ले। जहाँ सम्बन्ध पवित्र है वहाँ 
एकान्तमे मिलनेकी आवश्यकता नही है। हमे अपनी शिक्षा-दीक्षा्में, अपनी बोल-चालमे, 
अपने खान-पानमे और अपनी आदतोमे सुधार करनेकी आवश्यकता है। श्ञास्त्रोमें कितने 
ही निर्देश उस समयके लिए थे। इस समय उनका विचार-मात्र भयकर मालूम होता 
है। स्त्रियोकी ओर देखना पाप ठहराया गया है। इससे तो ऐसा छंगने छगा है मानों 
हम स्त्रीको ज़ुद्धभावसे देख ही नहीं सकते। पुत्र माँके दशेनसे पवित्र होता है। भाई- 
वहनकी ओर, निर्दोष भावसे देखे तो उसमें पाप हो ही नहीं सकता। पाप मनकी 
स्थितिपर निर्मर है। जो पुरुष विकार रहित होकर स्त्रीकी ओर नहीं देख सकता 
उसे तो अपनी आँखे ही फोड़ लेनी चाहिए अथवा उसे मनके विकार रहित न होने 
तक अवद्य ही जगलूमे वास करना चाहिए। जो पुरुष अकारण ही स्त्रीकी ओर ताकता 
है वह विकार रहित होनेका दावा करे तो पाखण्डी है। इसके विपरीत प्रसग आने- 
पर जो स्त्रीकी ओर देखते हुए डरता है, उसे अपनी भीरुता दूर करनी चाहिए। 
अपरिचित “सत्रीकी ओर देखना पाप समझा जा सकता है; परन्तु इस सम्बन्ध कोई 
एक नियम नहीं हो सकता। कितने ही बन्चन क्यो न लगाये, फिर भी विकारी 
मनृष्यका मन तो मलिनता खोजेगा ही और अवसर हाथ आते ही अन्तमे वह मान- 
सिक पाप भी करेगा। शुद्ध मन अपने सम्मुख आये अकल्पित प्रलोभनोको पार कर 
जायेगा और सर्वथा शुद्ध बना रहेगा। 

अन्तमें सयमी छोगोकों उचित है कि वे छेखकके सुझावोको सरलू भावसे अपने 
हृदयमे स्थान दे, सावधान रहे और अपने सेवाधमेंका पालन करे 

परन्तु पूर्वोक्त लेखके सबसे महत्त्वपूर्ण भागका सम्बन्ध तो मुझसे है। में समझता 
हूँ कि छेखककी सारी टीका सच्ची है। मेरे नामपर किये जानेवालढे तमाम खर्चका 
जिम्मेदार मै ही हूँ; इसमे कोई शक नही। मैं बहुत बार अनुभव करता हूँ कि मेरे 
लिए किया गया वहुत-सा खर्च नाहक होता है। मैने इस वारेमे अनेक सज्जनोसे 
मीठी तकरार की है। में बहुत बार तो अपनी जरूरतोके विषयमे पहलेसे पत्र लिख 
देता हूँ। ऐसा होते हुए भी अतिशय प्रेम अपनी अतिशयताको नहीं छोड़ता। छोग 
उसके कारण कुछ-न-कुछ बहाना निकालकर खर्चे करते हे। यह सव रोकनेका प्रयत्न 
करनेपर भी सदा रोका नहीं जा सकता। हो- सकता है कि इसमे मेरी कमजोरी 
भी हो। सम्भव है कि मेरे मनको ऐसे भोग दरकार हों, जिन्हे मैं पहचान न सका 
होऊँ। महात्मा तो मैं कहने-मरका हँ--परलन्तु वास्तवमें अल्पात्मा हेँ। ऐसा न 
होता तो मित्रवगगंके मनको दुखाकर उनसे इस अतिशयताका सर्वथा त्याग क्‍यों न 


१५८ सम्पूर्ण गांधी वाइईमय 


कराऊँ ? बाशा है वह दिन भी आयेगा ही। मैने अपने जीवनमे ऐसा बहुत किया 
है। यहाँ तो मैं अपना दोष स्वीकार करके उसे कुछ हलका कर रहा हूँ और छेखक- 
को यकीन दिलाता हूँ कि उनके इस पत्नसे मै अधिक सावधान हुआ हूँ और आगे 
भी सावधान रहूँगा। 

मुझे एक वातके सम्बन्धमे अपना बचाव अवश्य करना पडेगा। वह है मौचादि- 
की सुविधा। मैने आजसे पैतीस साल पहले यह बात सीख ली थी कि जौचका 
स्थान भी उतना ही साफ-सुथरा रहना चाहिए जितना सोने-बैठनेका स्थान। मैने यह 
बात पश्चिमसे सीखी है। मैं मानता हूँ कि शौचके बहुत-से नियमोका सूक्ष्म पालन 
जैसा पश्चिममे होता है, वैसा पूर्वमे नहीं। पश्चिमके शौचादिके नियमोमे कुछ अपूर्णता 
है जो आसानीसे दूर की जा सकती है। हमारे अनेक रोगोका कारण हमारे पाखानोकी 
दशा और हमारी जहाँ-तहाँ मर-मृत्र डाल देनेकी कुटेव”है। अत मैने शौचादिके 
लिए स्वच्छ स्थान और स्वच्छ बरतनोकी आवश्यकता मानकर उन्हीका व्यवहार 
करनेकी आदत डाल ली है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसा ही करे। 
यह आदत अब इस हृदतक पुरुता हो गई है कि में इसे बदलना भी चाहेँ तो भी 
यह बदल नहीं सकती और इसे बदलनेकी मेरी इच्छा भी नही होती। इसकी व्यवस्था 
करनेके लिए कुछ उद्योग करना होता है और उसका भार मेरे यजमानोपर पडता 
है। परन्तु उसके लिए बम्वईसे कमोड मँगवाना तो अनर्थ ही है। एकान्तमे जमीन 
कच्ची हो तो वहाँ एक गड्ढा खुदवा देना और उसके पास कुछ सीढियाँ बनवा देना 
मेरे लिए काफी होता है। यह स्थान मेरे सोनेकी जगहके नजदीक होना चाहिए। 
जहरोमे तो यह सुविधा कमोडसे ही हो सकती है, इसलिए बहुत-से मित्र कमोडकी 
व्यवस्था कर देते है। परन्तु बंह कमोड बम्बईका ही बना हो यह जरूरी नही। उसे 
कोई भी बढई आसानीसे बना सकता है। आघा कनस्तर उसमे रखे जानेवाले वर- 
तनका काम दे सकता है। सफाई रखनेके लिए दूसरी बहुत-सी बाते भी सुझाई जा 
सकती है। 

इस व्यवस्थामे एक भी विदेशी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। खादीमे यह बात 
तो निहित है ही कि दूसरी वस्तुएँ भी जहाँतक सम्भव हो, स्वदेशी इस्तेमाल की जाये। 
यह न समझ लेना चाहिए कि खादी पहन ली तो हमें इससे दूसरी विदेशी चीजे 
इस्तेमाल करनेका परवाना मिल गया। पर खादीका यह अर्थ भी नही कि 
चीजसे केवल विदेशी होनेके कारण ही उससे घृणा की जाये। खादीका अर्थ सम्राहक 
है, नाशक नही। सम्रह करते हुए जो नाश हो वह अनिवार्य है। इसलिए केवल 
आवश्यक वस्तुओका सग्रह ही क्षम्य है। कपडेके बिना काम नहीं चछ सकता। हिल्दु- 
स्तानमे कपडा -सहज ही तैयार किया जा सकता है। कपडेका घन्वा हिन्दुस्तानके 
करोडो छोगोको रोजी देता है। सो खादी उनकी रोजीके खयालसे सग्रह-हूप अर्थात्‌ 
अपनाने योग्य है। इसलिए खादी पहनना धर्म है और विदेशी वस्त्र तथा उस हद 
तक देशी मिलका कपड़ा पहनना भी अवर्म है। परन्तु पश्चिमसे आनेवाली ' आयोडीन 
नामक दवा हिन्दुस्तानमें नही बनती तथापि वह आवश्यक है, इसलिए वह विदेशी 
होते हुए भी ग्राह्म है। परन्तु जो अपनी सुख-सुविधामे वृद्धिकी ही दृष्टिसि विदेशी 


सन्देश : ' फाँरवर्ड ' को १५९ 


और स्वदेशी वस्तुओका भी उपयोग करते हैं वे सेवक अधर्माचरण करते है। देश- 
सेवक तो ऐसा कर ही नहीं सकते। इस कारण वम्बईसे मायावतीमे स्वादके लिए 
वम्बईके आम छे जाना सेवकके लिए तो अधमं ही है। जहाँ एक रुपयेसे काम चल 
सकता है वहाँ दो खर्च करना स्पप्टतः चोरी है। 

इस कारण मैने जो वात कई बार अपने मित्रोको सूचित की है वही यहाँ भी 
लिख देता हूँ। मेरे छिए नीचे लिखी चीजोसे ज्यादा चीजोका इन्तजाम करनेवाले 
न मेरा हित देखते है, न लोगोका और न अपना। 

मुझे शौचके लिए उतनी ही स्वच्छ जगह चाहिए जितनी स्वच्छ सोनेके लिए हो। 

सोने-वैठनेका इन्तजाम साफ जगह और साफ हवामे हो तो काफी है। खाटकी 
जरूरत नही। मेरे सोने-विछोनेके कपडे मेरे साथ ही रहते है। इसलिए मुझे गहे या 
रजाईकी जरूरत नही पडती। 

खानेंके लिए रोज १॥ सेरके लगभग वकरीका दूध हो तो काफी है। दो 
नीवू भी चाहिए। अपने लिए आवश्यक फल आदि मै अपने साथ रखता हूँ। मेरे 
लिए बकरीके घीकी जरूरत नही। मुझे यात्रामें जरूरत हो तो मैं बकरीके दृधकी 
चीजे बनवाकर अपने साथ रखता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खर्च करके बकरीके दृधसे 
घी बनवाना महापाप मानता हूँ। 

मेरी सुविधाके लिए मोटरकी जरूरत नहीं। हाँ, समयकी वचतकी दुष्टिसे 
उसका उपयोग अवश्य किया जा सकता है। 

मेरे लिए पहले दरजेके डिब्वेकी बिलकुल ही जरूरत नही है। हाँ, फिलहाल, 
मुझे अकेलेके (लिए, दूसरे दरजेकी जरूरत बेशक है। परन्तु मेरे साथियो और मित्रोको 
तीसरे दरजेका इन्तजाम ही काफी होता है। मेरे साथ अपने खर्चसे कभी-कभी कोई 
भाई-बहन यात्रा करते हैं। वे अपनी जगहका इन्तजाम खुद ही कर लेते है। 

[गुजरातीसे] 
नवजीवन, २४-५-१९२५ 


८६. सन्देश : “फॉरंवर्ड को 


थ २५ मई, १९२५ 

चरखेके साथ आगे बढ़ो। क्योकि मैं जानता हूँ कि यह स्वराज्यवादियोको 

. शक्ति प्रदान कर सकता है। 'फॉरवर्ड के पाठकगण प्रत्येक घरमे चरखा . . . .* 
और फलस्वरूप सुभाषचन्द्र वोस शीघ्र ही हमारे बीज्र होगे । 


मो० क० गांधी 
मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० ८०४९) की फोटो-नकलसे। 


१. यहाँ साथन-सून्तमें कुछ शब्द अस्पष्ट है। 


८७ पन्न : न० चि० केलकरको 


२५ मई, १९२५ 
प्रिय श्री केलकर, 
आपका पत्र मिला। निरचय ही जबतक हमारे पास विचारार्थ विषयोका स्पष्ट 
निर्देश करनेवाला माकूछ दस्तावेज न हो, हमे मध्यस्थता नही शुरू करनी चाहिए। 
सम्बन्धित पक्ष इस बातको जानते हैं कि मैने शुरूसे ही इस तरहका आग्रह रखा, 
है। मैने यह भी छत रखी है कि वे मुझपर समयकी पाबन्दी नही छगायेगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 


. अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ३११४) की फोटो-नकल्से। 
सौजन्य : काशीनाथ न० केलकर . » 


८८. टिप्पणियाँ 


ताजा विवरण 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा काग्रेस सदस्योके सम्बन्धमें दिये गये ताजे 
विवरण इस प्रकार है: 


हु है 


प्रदेश पिछला महीना चालू महीना «कुल 
क्‌ ख क्‌ ख 

१. अजमेर २ १५. कान ना १७ 
२. आनू्ध्र न++ न शा ना ११९९ 
३- असम ११३ १ हा हल ११४ 
४. बिहार ७१८ २६१ +++ न+ ९७९५ 
५. बगारू रेए४ड १९९१९ “८: ना २,२७३ 
६. बरार न न ६ २० २६% 
७. बर्मा ४२ २८. रेईे २८ ६१ 
८. 'म०प्र० (हिन्दी) हक >>. मेडन न+ ५०० 
९, म०प्र० (मराठी) ५, ८० ५२ -: हल र्३२ 
१०, बम्बई २३१ १३३ २४२ २०१ हे 
११. दिल्‍ली ८३ ६२ रहें३े ६४७ ८5९० 


१२. गुजरात २,०९५ १०१ “ + न २,१९६ 


टिप्पणियाँ १६१ 





१३. कर्नाटक ३७६ शेडड ++ -- ७२० 
१४, केरलू ना न... + न के 
१५. महाराष्ट्र ४०८ २९२ +- -- ७०० 
१६. पजाब ५७० प्छ्ड ५० छप्ड ८० 
१७, सिन्धच ७३ १९२ १०७ २३४ रे४१ 
१८. तमिलनाड न -- न लगभग १,४०० 
१९. उत्तरप्रदेश २३७ ४६७. “++ ब््य १,४८४ 
२०, उत्कछ ना का ना का ३१०४ 


ड,८६२ ४१ ६८१ श८ट८ट४ १५३५५ 


+ ख वर्गमे से १०३ ने परिवारके सदस्यों द्वारा कता हुआ सूत भेजा। 

# ४ जिलोमे से ३ के आँकडे प्राप्त नही हुए। 

$ भार्चकी भी कोई सूचना नहीं मिली। 

,यह ज्ञात नही कि इनमें से कितनोने वास्तवमे चन्दा दिया। 

' ७८० सदस्य अवर्गीक्त है। 

» इनमें से केवछ ११६ सदस्योने अप्रैकका चन्दा अप्रैलके मध्यतक दिया है। 


ये अक उन छोगोके लिए, जो नये मताधिकारको मानते है या जो काग्रेसको 
एक कार्यक्षम और कारगर तौर॒पर काम करनेवाली सस्थां बनाना चाहते है, दिलूचस्प 
और मनन करने योग्य है। नागपुर अधिवेशनमें केरल नया प्रान्त बनाया गया था। 
उससे बहुत काम करने और भारी त्याग दिखानेकी उम्मीद थी, परन्तु आज तो 
उसने काग्रेसकी पुकार मानों सुनी ही नहीं है। उसने अ० भा० कांग्रेस कमेटीको 
कैफियततक देनेकी कृपा नहीं की। हाँ, वाइकोमके सत्याग्रहका श्रेय उसे अवश्य प्राप्त 
है, परन्तु कोई भी व्यक्ति या सस्या अपनी पिछली जमा पूँजीपर जीवित नही रह 
सकती । जो अपनी जमा पूँजीको बढाता नही, वह तो जो है, उसे भी खो बैठता है। मध्य 
प्रान्त (हिन्दी-भाषी) भी एक नया प्रान्त है। अबतक यह अपनी दिलेरीके लिए मश- 
हूर रहा है। पर वह एक गोलमोलर सख्या भेजकर सनन्‍्तोष मान रहा है। मुझे इस 
५००की सख्यापर भी सन्देह होता है। संख्या ४९९ या ५०१ क्यो नहीं है” उसमे 
वर्गीकरण भी नहीं किया 'गया है। इसका मतलब समझानेके लिए कैफियत देनेकी 
जरूरत है। .क्या सख्या ५००से अधिक बढी ही नही? कया किसीने नागा किया ही 
नही ? क्‍या ये सबके-सव खुद कातनेवाले है? उन्होने औरोका काता सूत तो नही 
दिया है? यदि उन्होने दूसरोका काता सूत नहीं भेजा है तो फिर उन्होने अपना 
चन्दा किस तरह भेजा है? वया प्रान्तीय कमेटीने खुद ही सूत खरीदनेका भार अपने 
जिम्मे ले लिया है जिससे सदस्योको सूत खरीदने और उसकी जाँच करनेकी तकलीफ 
न उठानी पड़े ? यदि काग्रेसने यह काम अपने जिम्मे के लिया हो तो उसने ऐसा 
किन छा्तोपर किया है? ये सवार है जिनका उत्तर पानेके लिए सब इच्छक ह। 
आन्भ्रकी संख्या उसकी पुरानी कीतिके बिलकुल योग्य नही है। मेरे खयाछूसे इसका 














२७-११ 


१६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कारण यह है कि वह आन्तरिक झ्षगडोसे छिन्नभिन्न हो रहा है और इससे उसकी 
प्रगतिकी शक्ति कुण्ठित हो गई है। तमिलनाडका भी यही हार है। यदि वह अपने 
व्राह्मण-अव्राह्मणके चिरन्तन विवादका निपटारा कर सके तो वह आसानीसे इससे भी 
अधिक अच्छा काम कर सकता है। परन्तु यह स्थिति मुझे विचलित नही कर सकती। 
मैं पुराना पापी हूँ, बहुत धीरे-धीरे सुबरता हूँ। मैने जो यह निराशाजनक चित्र 
खीचा है उससे मुझे नये मताधिकारकों बदकनेको नहीं वल्कि उसपर दृढ़ रेहनेकी, 
उसे कमजोर बनानेकी नही, वल्कि उसके मुख्य प्रयोजनकों पुष्ट करनेकी जरूरत दिखाई 
देती है। मै काग्रेसको एक ऐसी सच्ची राष्ट्रीय सस्था, जो राष्ट्रकी आवश्यकताओकी 
पूर्ति करनेवाली हो, जनसाधारणकी प्रतिनिधि हो, और दिये समयपर निर्धारित 
काम करनेवाली, तवतक नहीं वना सकता जवतक उसके सदस्योमे तन्त्रनिष्ठा न हो, 
उसके हर विभागमे सहयोग न हो, और उसके हर सदस्यमें जिम्मेदारीका खयाल न 
हो। ये १५,००० सदस्य राष्ट्रकी उद्देश्य-सिद्धिके प्रयोजनके लिए जरूरतसे ज्यादा 
है बदतें कि वे अपने अकीदेके सच्चे हो और अपनी अगीकृत तमाम गतोंका पालन 
करते हो। अपनी इस सतत यात्राके सिलूसिलेमे जो मैने अपने ऊपर ले छी है, मैने 
जो-कुछ देखा “है और देख रहा हूँ उससे मुझे इस वातका यकीन हो गया है कि 
काग्रेसकों मुख्यत. स्वयं सृत कातनेवालोका सघ वनानेकी आवश्यकता है। राष्ट्रके 
जीवनमें जो काहिली धुस गई हैं उसे उससे मुक्त करनेके लिए इससे वढकर सरल 
और सीघा और कोई तरीका नहीं है। 
[ अग्रेजीसे ] + 
यंग इंडिया, २८-५-१९२५ 


८९. किसानोंकी पुकार 


जैसे-जैसे समय बीतता है, मेरा वगालका दौरा और उसमे मुझे जो मानपत्र 
भेट किये जा रहे है वे अधिकाधिक कामकाजी होते जा रहे है। उनमें अब मेरी 
तया मेरे कामकी तारीफ नहीं रहती, वल्कि कुछ विक्षाप्रद तथा मूल्यवान जानकारी 
दी जाती है। इस प्रकारका एक मानपत्र टिपराके किसान-सघकी ओरसे दिया गया 
था। उसके सारगर्भित वाक्य देखिए।' 

मै पाठकोको विश्वास दिला दूँ कि मैने इसमे से केवल औपचारिक प्रारम्मिक 
अनुच्छेद तथा अन्तके एक वाक्यवाल्े सक्षिप्त परिच्छेद तथा बेकारकी उपाधियोसे युक्त 
आधे वाक्याशकों ही छोडा है। मै यह माननेको तैयार हूँ कि पूर्ववर्ती विवरणमे अति- 
शयोक्ति है। लेकिन मैं यह कहे वगैर नहीं रह सकता कि यह कुछ मिलाकर किसा- 

१- पहाँ नहीं दिया गया है। मानपत्रमें कम मजदूरी, कम काम, उपजके अनौचित्पूणे नीचे भाव, 


पीनेके पानीकी कमी और मुकदमेवाजी वगैराकी वजहसे ट्पिराके अन्न भोर परस्धन उलादक जिसानोंकी 
दुदेशाका वरगेन किया गया था और उन्हें राइत दिलानेका अनुरोध किया गया था। 


किसानोकी पुकार १६३ 


' नोके अपने दृष्टिकोणसे उनकी स्थितिका एक उचित विवरण है। उस विवरणमे सबसे 
अधिक भहत्त्वपुर्ण भाग वह है जिसमे छः महीनेको बेकारीका उल्लेख है। यह देशके 
अन्य भागोके समान ही है। वहुत-से छोग अपने बेहद छोटे खेतोमे छ. महीने काम 
करते हैं और छ" महीने अपने घरोसे दूर कारखानोमे मजदूरी करते है | ध्यानसे 
पढनेवाला पाठक यह अनुभव करेगा कि यह बेकारी स्वभावत उनके दु.खोकी कहानीमे 
प्रथम स्थानपर आती है | यह मुख्यतः उनकी ऊपर बताई गईं अन्य कठिनाइयोका 
भी कारण है। यदि उनको घरमें ही पूरे सालके लिए लगातार काम होता तो फिर 
उन्हे साहकारकी शरण न लेनी पड़ती। यदि वे सकटमे काम चलछानेके छिए कुछ 
भी बचा सकते तो उन्हे अपना पटसन दूसरोकी मर्जीके मुताबिक नीचे मूल्योपर न 
बेचना पडता। छ. महीने उद्योगरत रहनेसे वे अपने जीवनमे क्रान्ति छा सकते है। 

लेकिन उनका कहना है कि वे सूत कातना नही जानते। वे चाहते है कि मैं 
काग्रेस कार्यकर्ताओको इस बातकी ओर ध्यान देनेके लिए कह दूँ। काश | मै काग्रेस 
कार्यकर्त्ताओमे चरखेंके प्रति अपने-जेसा विश्वास तथा उत्साह भर सकता। निदचय 
ही उन्हें जनताके प्रतिनिधि होनेके नाते देशमें धूम-फिरकर चरखेका सन्देश देना 
चाहिए। उन्हे देशवासियोको यह सन्देश देते हुए तथा कातनेके लिए प्रेरित करते हुए 
उनके विषयमे स्वतः ही बहुत-सी बाते मालूम हो जायेगी तया वे उन्तके दुख गौर 
सुख सभीमे शामिल हो सकेगे। काग्रेसी ग्रामोपर टिडूडी दककी तरह धावा नही 
कर सकते; बल्कि उन्हे ग्रामवासियोके पास उनकी आवश्यकताओको समझाने तथा 
उन्हे अपनी हालतको सुधारनेमे ,सुदद देनके लिए सहृदय सन्देशवाहकोकी तरह जाना 
चाहिए। यदि वे वहाँ सूत कातनेका प्रचार करनेके लिए जाये और तब उन्हे उसके 
बजाय अन्य किसी प्रकारकी सहायता देनेकी आवश्यकता जान पडे तो मुझे किचितू- 
मात्र भी दुःख अथवा क्षोभ नहीं होगा। वे आमोमे सेवकोके रूपमे जायें तथा रहे। 
में जिससे भी मिलता हूँ वही स्वीकार करता है कि ग्रामोमे कार्ये करमा आवश्यक 
है; लेकिन वस्तुतः ऐसा करते वहुत कम लोग है। जो छोग ग्रामोमे गये है उनमे 
अधिकाश लोग चरखेको सेवाका साधन मानते है। लेकिन गाँव तो ७ छात्र हैं तथा 
हमारे पास समस्त भारतमे सच्चे ग्रामसेवक ७०० भी नहीं है। किसानोका मानपत्र 
हमारे लिए एक फटकार तथा चेतावनी है। हम स्वराज्यकी बात तभी कर सकेगे 
जव हमारे पास गाँवोमे काम करनेवाले कार्यकर्ता खासी बड़ी सख्यामे होगे। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-५-१९२५ 


९०: कुछ त्रुटियाँ 


में बगालके जीवनकों जितना ही अधिक देखता हूँ उतना ही अधिक यह 
अनुभव करता हूँ कि वहाँ तमाम दिद्ञाओमे भारी सम्भावनाएँ मौजूद है। उसने 
ससारका सबसे बडा आधुनिक कवि उत्पन्न किया है और उसने दो विज्ञानाचार्योको 
जन्म दिया है, जो ससारके सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकोमे' माने जाते है। उसमें सगीतज्ञ भी 
ऐसे है जिनको मात करना मुश्किल है। उसने ऐसे-ऐसे चित्रकारोको उत्पन्न किया है 
जिनकी कला भारतके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक व्याप्त हो गई है। आत्म-बलिदानका 
श्रेय भी उसे इतना प्राप्त है कि महाराष्ट्र भी उसका मुकावछा नहीं कर सकता। 
जब मैने उन क्रान्तिकारी' महाशयको जवाब दिये थे, तब मैने अपनी आँखोसे यह 
नही देखा था कि कार्यकर्त्ता लोग फसली बुखारके प्रदेशोमे सिर्फ खाना-कपडा छेकर 
लोगोके बीच किस कूगनके साथ काम कर रहे है। मुझे इसका विछकुछ पता न था 
कि यहाँ ऐसे नवयुवक भी है जो दरिद्रता और अभावोके वीच इस तरहकी जिन्दगी 
बसर कर रहे हे और बीमारियोने उनके शरीरमे इस कारण घर कर लिया है कि 
उन्हे अच्छे पौष्टिक भोजन या अच्छी आबहवामे रहनेकी सुविधा नही है। अब मैने 
ऐसे मुकाम और ऐसे छोग देख लिये है। बगालमे क्या स्त्री और क्या पुरुष, दोनोमें 
कातनेके लिए एक खास प्रतिभा है। मैने दोनोको चाँदपुर, चट्गाँव, महाजनहाट, 
नवाखली, कोमिल्ला, ढाका और मैमनर्सिहमे काम करते हुए देखा है। मोटे तौरपर 
कहा जा सकता है कि हर जगह मैने उनके कामको, भारतके हर हिस्सेसे जहाँ-जहाँ 
मै हो आया हूँ, श्रेष्ठ पाया है। कातना उनका पेशा नहीं है और न वे कातनेके 
आदी ही है, क्योकि उनमे से बहुतेरे तो यदि मेरे विनोदके लिए नही तो मेरा 
मान वढानेके लिए अथवा मुझे खुश करनेके भावसे चरखा कातने आये थे। और 
फिर भी उनका काम बुरा नहीं था। उसके विधिवत्‌ ज्ञानके विना उनकी बुद्धि, 
शक्ति और त्यागका अपव्यय अवश्य हो रहा है। वहाँके अधिकाश चरख भह/ कुडप 
और ढीले-ढाले थे। या तो वे अच्छी तरह नहीं चलते थे या भारी चलते थे और 
उनसे तकुएको ज्यादासे-ज्यादा नही, वल्कि कमसे-कम चक्कर मिलते थे। फलस्वरूप 
बहुत ही कम सूत निकल पाता था। मैने ऐसे एक चरखेपर पूरे तीस मिनटतक 
सूत काता। मैं आब घटेमे औसतन १३० गज कात लेता हूँ, पर वगालके उस चरख 
पर सिर्फ ३० गज ही कात पाया। यदि चरखा अच्छा हो तो इससे तिगुना मृत 
आसानीसे निकल सकता है। किसी भी व्यक्ति या राष्ट्रके लिए उसकी आमदनीका 
किसी भी दिये हुए संमयमे तिगुना हो जाना कम छाभ नही है। वगालमे बहुत 
अच्छे और सस्ते चरखे सुलभ है। खादी प्रतिष्ठानका तैयार किया चरखा बहुत वढिया 


१, ढॉ० जगदीशचन्द्र बोप तथा ढॉ० प्रफुल्ककद्ध राष। 
२, देखिए “ फिर वही ”, ७-५-१९२५।॥ 


राष्ट्रीय सेवा और वेतन १६५ 


है और काम भी अच्छा देता है। फिर है भी सस्ता--ढाई स्पयेमे मिलता 
है। मैने ,इस तरहका और इससे सस्ता चरखा सारे हिन्दुस्तानमे नहीं देखा। मैं 
चाहता हूँ कि वगालमे प्रतिप्ठानके नमूनेके चरखेका प्रचार हो। इस बातकी भी 
जरूरत है कि “चरखा-शास्त्री” ऐसे तमाम मुकामोपर जाये जहाँ चरखे चलते हो, 
चरखोंकी मरम्मत करे और जहाँ मरम्मतसे काम न चलता हो वहाँ उन चरखोको 
नष्ट कर दे। वे अपने बताये हुए चरखेकी श्रेप्ठता भी समझाये। इस कामको वही 
आदमी कर सकता है जो अपना समय अन्य तमाम वातोकों छोड़कर अकेले खादीके 
काममें लगाता हो। ऐसी संस्था है खादी-प्रतिप्ठान और ऐसे चरखा-शास्त्री है सतीग- 
वावू, जिन्होने चरखेंके "किए अपना सर्वस्व अपित कर दिया है। दूसरा विध्न है शुद्ध 
खादीके साथ मिलावटकी खादीका अनुचित मुकावछा। यदि काग्रेसवालोके नजदीक 
काग्रेसके प्रस्तावोकी कुछ भी कद्र हो तो वे मिलावटवाली खादीसे अपना सम्बन्ध किसी 
तरह नही रख सकते। इसलिए में आशा करता हूँ कि जिन काग्रेसकी सस्थाओमे मिल्ले- 
जुले सूतकी खादी वन रही है या वरती जा रही है, वे ऐसा करनेसे बाज आयेगी। 
मिलावटकी या आधी खादी आम तौरपर वह होती है जिसका ताना मिलके सूतका 
होता है। और तानेके ही द्वारा तो सृतकी परख की जा सकती है। यदि हम तानेमे 
मिलका सूत छगाते रहे तो- हम हाथके कते सृतकी किस्ममें कभी सुधार नहीं कर 
सकते और इसलिए हम एक घरेलू धन्वेके तौरपर हाथकताईकी जड़ हरगिज नही 
जमा सकते और न विदेशी कपड़ेका बहिष्कार ही सफल बना सकते है। 
[अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-५-१९२५ 


९१. राष्ट्रीय सेवा और वेतन 


एक पत्रछेखक लिखता है।' यह स्पष्ट है कि वह यग इंडिया” छूगातार नही 
पढ़ता; यदि पढ़ता तो उसने इस वारेमें मेरा विचार देख ही लिया होता। मैने 
वार-वार दृहराया है कि मैं वेतन लेकर राप्ट्रकी सेवा करनेमे सम्मान समझूँगा।। 'मेरे 
सफर सम्बन्धी खर्चे तथा इस प्रकारके अन्य खर्चकी वात दूसरी है। मजूरी कराये 
बिना मै उसे कांग्रेससे प्राप्त नही कर सकता। मै काग्रेसके प्रस्तावके अनुसार अथवा 
उसके निर्देशसे यात्रा नही करता। मै भिन्न-भिन्न प्रदेशोसे निमन्त्रण मिलनेपर दौरा 
करता हुूँ। अगर मै उस ख्चेकों काग्रेससे वसूल करूँ अथवा उसपर कांग्रेसकी मंजूरी 
माँगूँ तो यह मेरे लिए बिलकुल अनुचित होगा। पत्रछेखककों यह मालूम नही है कि 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य भी, जब वे काग्रेसके बुछानेपर इकट्छे 
होते है, उससे कोई खर्च नहीं छेते। यदि काग्रेससे ऐसा खर्च लिया जाये तो उसका 
कोष जीघ्र ही समाप्त हो जाये। किन्तु यदि जिस प्रकार उसकी परिभाषा की गई 


१. यहाँ उद्धृत नहीं किपा गषा है । 


१६६ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


है उस मानेमे मैं पुरा समय काम करनेवाला काग्रेसका सेवक बन जाता तथा हमारी 
वैतनिक राष्ट्रीय सेवाकी कोई सुविधा होती तो मैं दूसरोको प्रोत्साहन देनेके लिए 
सबसे पहले अपना नाम वैतनिक सेवकोकी सूचीमे लिखाता। हमने अभीतक इस 
प्रकारकी सेवा स्थापित नही की है तथा मुझे समस्त भारतके लिए अथवा गुजरात 
तकके लिए वैसी योजना बनानेमें बहुत-सी व्यावहारिक कठिनाइयोका सामना करना 
पडा है। मैने अनेक बार इसकी योजनापर विचार किया और मुझे वह विचार 
तुरन्त छोड़ भी देना पड़ा। इसलिए पत्रेखककों खिलाफत दफ्तरसे अपने ईमानदारीसे 
किये हुए कामके बढदलेमें वेतन लेनेपर आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। यदि इससे 
उसको सान्त्वना मिले तो मै उसे बताता हूँ कि अलीभाई जब खिलाफत समितिके 
निर्देशसे यात्रा करते थे तो उससे यात्राका भत्ता अवश्य छेते थे। उसे यह जानकर 
भी सान्त्वता मिलनी चाहिए कि मैने जब खिलाफत समितिके कामके सिलसिलेमे 
अली भाइयोके साथ दो या तीन बार यात्रा की थी तो मेरी यात्राका खर्चे खिलाफत 
समितिने ही उठाया था। मैं उस समय भी अपने दोस्तोकी मदद हे सकता था, 
लेकिन मैने अपनेको खिलाफती टुकड़ीका सदस्य कहनेमे अपना सम्मान समझा था। 
यदि अली भाइयोने खिलाफत समितिसे अपने वैयक्तिक खर्च वसूछ नहीं किये तो 
इसका कारण यह था कि वे खिलाफत समितिसे न्यायपूर्वक जितना छे सकते थे उससे 
उनका यह खर्च बहुत ज्यादा होता था। यदि वे समितिसे अपने ये खर्च वसूल करते 
तो यह एक बुरी-नजीर होती। 
| अंग्रेजीसे;] 
यंग इंडिया, २८-५-१९२५ 


९२. टिप्पणियाँ 
हकीम साहब 


हकीम अजमलूखाँ साहबका मार्सेल्ससे उर्दूमे लिखा एक ख़त मुझे मिला है। 
मै सम्बद्ध अशका अनुवाद दे रहा हूँ: 

वम्बईसे १० अप्रैठको सवार होकर आज २२ अग्रैछको मार्सेल्स पहुँचा । 
रास्तेमे मेरी तन्दुरुस्ती अच्छी ही रही। चलते वक्‍त आपसे न मिलनेका अफ- 
सोस है। खुदाकों मजूर हुआ तो यह खुशी फिर वापसीपर हासिल होगी। 
उस वक्‍त मुझे बहुत शर्म आयेगी, जब मुझसे इस सफरमे कोई शख्स हिन्दु- 
स्तानका हाल दरयाफ्त करेगा; इसलिए कि मेरा जवाब इसके सिवा भर 
क्या हो सकता है कि आजकल हिन्दुस्तान वहुत पस्त हालतम है और उसकी, 
दो मशहूर मगर वदकिस्मत कौमे आपसमें खूब दिल खोलकर लड़ रही है। 
काश वे भाई, जो इस खाईको चौड़ा कर रहे है, हिन्दुस्तान ९4४ एथिया 
पर, वल्कि खुद अपनी-अपनी कौमोपर रहम करे और अपनी कोशणिभोका रुख 


टिप्पणियाँ १६७ 


नेकीकी तरफ फेरकर बेजान काग्रेसमे जान डाले। डॉ० अन्सारी अच्छे है-- 

और इस सफरसे खुश मालूम होते है। 

जो लोग हकीम साहबकी नेकदिलीसे वाकिफ है वे जरूर हमारे आपसके 
झगड़ोपर इनकी तरह ही दुखी होगे। 

४ जुगल-जोड़ी ॥। ॥॒ 

इन दिनो अली भाइयोमे से कोई भी यात्रामे मेरे साथ नहीं है। इसपर कुछ लोग 
ऐसे भी हैं जो खयाल करते है कि मेरा इस जुगल जोडीसे, जैसा मौ० मुहम्मद 
अली स्वयको और अपने भाई शौकत अछीकों कहकर खुश होते है, कुछ मतभेद हो 
गया है। इस बातसे जमानेकी हालत जाहिर होती है। नवाखलछीमे तो कुछ भादयोंने 
मुझसे कहा कि छोगोको शक है कि आपका अली भाव्योसे खुला मतभेद हो गया है। 
मैने उनसे कहा कि ऐसी कोई वात नही हुई है और न होनेकी कोई सम्भावना है। 
यदि कभी ऐसा हुआ भी तो मैं उसको उसी तरह फौरन जाहिर कर दूंगा जिस 
तरह मैने उनसे अपनी दोस्ती जाहिर की है। पर मैं पाठकोकों सावधान कर देना , 
चाहता हूँ कि यदि वे निराशासे बचना चाहते हैँ तो ऐसी कोई आशा या आशका 
अपने मनमे न रखे। दोस्ती यो आसानीसे नही होती और टूटती तो और भी मुश्किल्से 
है। वह जबरदस्त तनाव बर्दाइत कर सकती है। वह जिस चीजको बर्दाइत नहीं कर 
सकती, वह है बेईमानी या बेवफाई। कोई यह खयाल न करे कि मेरे और मौ० 
शौकत अलीके बीच कोहाटके मामलेमे मतभेद होनेसे हमारे ताल्लुकात बिगड़ गये है। 
यदि हममे से किसीने एक-दूसरेको खुश करनेके छिए अपनी सच्ची राय प्रकट न 
की होती तो हमारी मिन्नता झूठी मित्रता होती। 

स्वभावत दूसरा प्रइन यह किया गया, “तब फिर उनमे से कोई आपके साथ 
क्यो नही है? ' मैने प्रइनकर्ततसे कहा कि मौ० शौकत अछी बम्बईसे तबतक नही 
निकल सकते जबतक वे खिलाफंत समितिकी छूटी नावकी मरम्मत न कर ले और 
मौ० मुहम्मद अली अपने दोनों अखबारोके कामसे नहीं छूट सकते; उनपर इनका 
बोझ उनकी शक्तिसे ज्यादा पड रहा है। इसके अछावा असली बात यह है कि आज 
हमारे लिए हमेणा साथ रहनेकी जरूरत उतनी ज्यादा नही है जितनी १९२०-२११में " 
थी। बल्कि उसके खिलाफ आज तो हरएक कार्यकर्ताकों अपने-अपने सुपुर्दे किये गये 
काममे ही छूगे रहनेकी जरूरत है। कार्यक्रम देशके सामने मौजूद है। उसे पूरा करना 
है। में एक इन्स्पेक्टर जनरककी तरह धूम-फिरकर देखता हूँ कि नये मताधिकार- 
पर किस तरह अमर किया जा रहा है। में इसलिए घूम रहा हूँ कि में स्वय नये 
मताधिकारकी कौमतको जाँच व परख सकूँ। सभापति-पदका भार सिरपर उठानेके 
कारण तो मैं ही इस वर्ष जहाँ-कही मेरी जरूरत हो वहाँ, सम्भव हो तो किसी 
मुसछूमान मित्रके साथ अन्यथा उसके विना ही, घृम-फेरकर इस कार्यकों सबसे ज्यादा 
अच्छी तरह कर सकता हुँ। जहॉतक हिन्दु-मुसछमान सवालका ताल्लुक है, मुझे जो- 
कुछ कहना था वह मै कह चुका हूँ। मैने दवा वता दी है। अभी तो वह नाकाफी 
रही है। इसलिए अब मुझे इन्तजार करते हुए देखते रहना है और ईश्वरसे प्रार्थना 


१६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करते रहना है। में उसके सम्बन्ध अपने कत्तंव्यका पालन सिर्फ अपने सिद्धान्तको 
सामने रखकर या पुष्ट करके कर रहा हूँ। में अपनी सारी शक्ति सिर्फ चरखेंके 
प्रचार और अद्धतोद्वारमे खर्च कर रहा हैँ। 
बेलगाड़ी और चरखा 

वंगालकें दौरेमे मेरे सम्मुख चतुर वगाल्योकी ओरसे चरलेके विरुद् सभी 
प्रकारकी चतुराई-भरी युक्तियाँ पेश होती रही है। इन पृपष्ठोमे अधिकाश युक्तियो- 
पर विचार किया जा चुका है। लेकिन चूकि पाठक़ोको अखवारोमे पढ़ी बात कभी- 
कभी याद नहीं रहती, अत. यदि पत्रकार उसी बातको समयका उचित व्यवधान 
देकर दोहराये तो वह सदा हितावह ही होता है। एक दोस्तने मुझसे पूछा था कि 
क्या आप रेलका स्थान वैलग़ाड़ियोंको देना चाहते है? यदि ऐसा नहीं है तो आप 
यह आशा कैसे कर सकते है कि कारखानोका स्थान चरखा छे छेगा। मैने उनसे 
कहा कि मैं रेलोके स्थानपर वैलयाडियाँ नहीं चछाना चाहता, क्शेकि मैं चाहनेपर 
भी वैसा नहीं कर सकता। ३० करोड बैलगाड़ियोंसे लम्बी-लम्वी टूरियाँ जल्दी तय 
नहीं की जा सकती। छेकिन मैं कारखानोका स्थान चरखेको दे सकता हूँ। इसका 
कारण यह हैं कि रेलोका सम्बन्ध रफ्तारसे है। किन्तु मिलोके मामलेमे प्रइन उत्प- 
त्तिका है। जिस देशमे काम करनेवालोकी सख्या काफी हो, जेसी कि भारतम है, तो 
चरखा आसानीसे स्पर्धा कर सकता है। मैने उनसे कहा, वस्तुस्थिति यह है कि एक 
ग्रामीण अपने लिए पर्याप्त कपडा कारखानोसे भी सस्ता तैयार कर सकता है, बद्ते 
कि वह अपने अमका मूल्य न छगाये। उसे ऐसा करनेकी आवश्यकता भी नही है, 
क्योकि वह अपने फाजिल समयमे ही सूत कातेगा अयवा कपड़ा वुनेगा। यह ध्यान 
देने गोग्य वात है कि झूठी तथा अपूर्ण तुलनाओसे छोगोको कैसे घोखा होता है। 
इस मामलेमे एक ओर मिलो और रेलोका अन्तर तया दूसरी ओर चरखे और वैँल- 
गाडियोका अन्तर इतना स्पष्ट है कि उनकी तुलता करना ही उचित नही है। लेकिन 
कदाचित्‌ इस मित्रका विचार यह है कि मैं यथासम्भव हर स्थितिमे सभी तरहकी 
मशीनोके उपयोगका विरोधी हूँ। कदाचित्‌ उनके ध्यानमे रेछोके विरुद्ध मेरी वे आप- 
त्तियाँ थी, जिनका उल्लेख मैंने अपनी “हिन्द स्वराज्य पुस्तिकामे किया है। यो मे 
वार-वार कह चुका हैँ कि मै उस पुस्तिकामे चचित भिन्न-भिन्न बुनियादी समस्याओका 
हल नही सोच रहा हूँ। 

शक्तिका अपव्यय 

एक अन्य तर्क यह दिया गया है कि चरखा चलाना झत्तिका अपव्यय है। 
यह एक आइचयेजनक तक है जो विना विचारे दिया गया है। मैं बता चुका हूँ कि 
जो कार्य किसी उद्देश्यको सम्मुख रखकर किया जाता है उसे शक्तिका अपव्यय नही 
माना जा सकता। चरखा राष्ट्रके सम्मुख उन छाखो करोड़ोंकों धन्वा देनेके लिए 
रखा गया है जिनके पास सालमें कमसे-कम चार महीने कोई काम नहीं रहता। 
सैने आपत्तिकर्तासे यह भी कहा कि चरखेंसे हर आंबा घटेमे कमसे-कम १०० गा 
सूत काता जा सकता है। यदि केवक इस वातको ही ध्यानमे रखकर सत्र ता भी 


टिप्पणियाँ १६९ 


चरखा चलाना व्यर्थका काम नहीं माना जा सकता। वह व्यर्थका काम नही है इतना 
ही नही, बल्कि वह एक ठोस आथिक बोजना भी है। इसका कारण यह है कि आज 
तो लाखो-करोड़ो लोगोके लिए जरूरत ही किसी ऐसे धन्धेकी है, जिसे सभी कर सके 
और जिसके लिए किसी विशेष कुशलता या हुम्बे प्रथिक्षषकी आवश्यकता न हो। 
ऐसा घन्धा सूत कातना ही हो सकता है, उसके सिवा दूसरा नहीं। 


विकास और हास 


नवाखली जिका खहरके +कार्यक्रा एक अच्छा विकास केन्द्र बन सकता है। 
स्पष्ट है कि वहाँ जब खद्दरका कार्य प्रारम्भ किया गया उससे पूर्व बहुत-कुछ कार्ये 
हो चुका था। इस कार्यके विकास और ह्वासकी निम्न रिपोर्ट, जो मुझे नवाखलीमे 
दी गई थी, अवश्य ही सामान्यत” सभीके लिए दिलचस्प होगी 

इससे जो निष्कर्प निकलता है, वह स्पष्ट है। कार्यकर्त्ताओकों हिम्मत नहीं हारनी 
चाहिए। उन्हे तमाम कटिनाइयोके होते हुए भी अपना कास उसी प्रकार जारी रखना 
चाहिए, जैसे सूझ-वूझवाला कोई धनी व्यापारी रखता है। जबतक खादी रिवाजमे 
नही आ जाती, हमे स्वेच्छासे वैसा व्यापारी वन जाना चाहिए, व्यक्तिगत लाभके 
लिए नही वल्कि देशके लाभके लिए। खहरका कार्य काग्रेसकी परिवर्ततशीरू दलीय 
राजनीतिसे अलग होना चाहिए। काग्रेस अपना कार्येक्रम चाहे पचास बार बदले लेकिन 
चरखा और खट्टरका कार्यक्रम न बदले, क्योकि उसपर छास्तो गरीब तथा मूक प्राणियो- 
का भाग्य निर्भर है। 


पतित बहनें और चरखा 


नवाखलीमे मुझे बताया गया कि दो पतित बहने चरखा चला रही है, यही 
नही, बल्कि उसीसे अपना गुजारा कर रही हूँ। वे नवयुवतियाँ नही है, उनकी उम्र 
४० से ऊपरकी है। वे अब शरीर बेचकर अपना पेट नहीं भर सकती। अत* चरखा 
न चलाती” तो उन्हे भीख मॉगकर पेट पाछना पडता। अत सच पूछे तो चरखेंने 
उन्हे भीख मॉगनेसे विरत किया है, उनके मूल घन्धेसे नहीं। फिर भी नवाखलीके 
लोगोके लिए यह एक भारी बात है कि वे इन वहनोसे सावका रखते है और 
उनके हितमे इतनी दिलचस्पी लेते हैं। मुझओ यह भी बताया गया #ि ऐसी कुछ 
और बहने भी चरखा चलाने रूंगी है, यद्यपि उन्होने अपना पेशा नही छोडा है। 
भेरी समझमे यदि वे बहने अपना घन्धा न छोड़े तो चरखा चलानेसे उनके लिए कोई 
लाभ नहीं हो सकता। वह उनके अनुचित धन्धेपर पर्दा डालनेका- काम अवश्य 
कर सकता है। इसके अछावा, यह निविवाद बात है कि उनके लिए चरखेकी सिफा- 
रिश रोजी कमानेके जरियेके तौरपर नहीं की जा सकतो। वे अधिक नही तो १ से 


१, यह रिपोर्ट यहाँ जहीं दी गईं दे। इसमें कपास उत्पादन करनेवाले इस जिलेके सम्बन्धमें कहा 
गया था कि वहाँ ५०,००० बुनकर हे। वहाँ खादोफ़ी खप्त कम द्वो जानेसे उत्तादव घट गया है। थर्दि 
जिलेमें श्स का्येको संगठित किया जाये और उसके लिए पर्पाप्त धन भौर का्ेकर्ता हों तो वहाँ इसके 
विंकासफी बहुत सम्भावना है। 


98 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


२ रुपयातक रोज क्रमाती रही हैं। उन्हे बुनाई, कसीदा या कोई दूसरा दस्तकारी- 
का काम सीखना चाहिए जिससे उन्हे मुनासिव आमदनी हो सके। फिर यह सवाल 
ऐसा भी नहीं है कि जिसे पुरुष अपने हाथमें छे सके। थह काम नारियोके लिए ही 
छोड़ता होगा। वे अपनेको इसके योग्य सिद्ध करे। जबतक असाधारण चरित्रवलकी 
कोई नारी आगे आकर इन पतित बहनोके उद्धारका कार्य अपने हाथमे न छेगी 
तवतक वेथ्यावृत्तिकी समस्या हल नहीं हो सकती। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
पुरुष उन पुस्षोको समझा सकते है जो अपनी वासनाकी तृप्तिके छिए इन युवतियोको 
अपने शरीर बेचनेके लछिए लरूचाकर स्वयं पतित होते है। वेश्यावृत्ति सदासे चली 
आ रही है; पर वह आजकी त्तरह नगर-जीवनका एक नियमित अग शायद ही कभी 
रही हो। कुछ भी हो, वह समय आये बिना नहीं रह सकता जब मानवजाति इस 
पापके खिलाफ आवाज उठायेगी, और वेद्यावृत्तिको विछकुछ मिटा देगी, जिस तरह 
उसने अवतक कितनी ही पुरानी कुप्रथाओसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। 


मेरठमें कताई 

चौधरी रघुवीर नारायणरसिह मेरठसे लिखते है कि उन्होने वेलगावमे नये 
मताधिकारके अन्तगंत ५०० नये सदस्य बनानेका वादा किया था, परन्तु वे अपने 
भाईकी भारी बीमारी और बादमे मृत्युके कारण-- मुझे इस समाचारसे खेद है-- 
मीयादके अन्दर उसे पूरा न कर सके। अब स्वराज्यवादी वकील बा० ज्योतिप्रसाद 
तथा दूसरे मित्रोकी सहायतासे उन्होंने ६४७ सदस्य बना छिये है, इनमें २०० खुद 
कातनेवाले है। जितना हुआ सो तो बेशक ठीक ही है; परन्तु मै चौबरीजीकों 
याद दिलाता हुँ कि उन्हे तो ५०० खुद कातनेवाले सदस्य बनाने हैं। भाशा है कि 
वे तथा उनके साथी इस बातको ध्यानमें रखकर तबतक दम न छेंगे जवतक मेरठमे 
कातनेवाले सदस्योकी उतनी संख्या पूरी न हो जाये। चौघरीजी यह भी छिखते है 
कि हमने यहाँ मर्दों और औरतोकी कताई प्रतियोगिताका आयोजन कराया है और 
उत्तमे बहुतसे छोगोने हिस्सा लिया है। वे कहते है कि यद्यपि तरवकी धीरे-धीरे 
हो रही है पर कुछ मिलाकर वह हो तो लगातार ही रही है। उन्होने कताई और 
बुनाई-घुनाई सिखानेका भी प्रवच्ध किया है। 

ईइवरके नामपर चरखा 

बौरिगिपेटके कुछ नौजवानोने “रामनवमी” सप्ताहमे कता अपना ३३०० गज 
सूत मुझे भेजा है। उन्होंने छिखा हैं, 'इन दिनोमे इस रामनाम जपके समारोहने 
बालक और वृद्ध सभीने भाग लिया था, किन्तु हमने उसमें भाग लेनेके साथ-साथ 
सूत भी काता है।” उनका यह उदाहरण अनुकरणीय है। मै ऐसे कितने ही तवयुवको- 
को जानता हूँ जो चरखा चलाते समय ईश्वरका ध्यान करते हैं। जो छोग यज्ञ 
कातते है, वे तो उसके साथ तमाम ऊँचे और अच्छ विचारोको जोड़ सकते के 
ढाकामें मेरे मौनके दिन कुछ संगीतज्ञ मुझे सितारवादन सुवान जाय । सोमवार खा 
मौनवार ही नही, बल्कि वह मेरा सम्पादन कार्यका दिन भी होता है। सो उनका 
सितारवादन , सुतनेके लिए समय देना मेरे लिए मुश्किल ही था। पर ड्न्ह 


टिप्पणियाँ १७१ 


निराश भी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैने उन्हे लिखकर कहा कि में उनका 
सितारवादन सूत कातते-कातते सुनूँगा। उन्होंने यह बात तत्काल स्वीकार कर छी। 
नतीजा यह हुआ कि मैने रोजसे ज्यादा अच्छा सूत काता। सितारवादनकी वदौलत 
हाथ ज्यादा जमा हुआ रहा। में हमेशा ऐसे चरखेसे सूतत कातता हैं जो आवाज न 
करता हो। इसलिए उससे मुझे सितारवादनका आनन्द छेनेमे जरा भी बाधा नहीं 
पहुंची; उलठा उसके द्वारा सितारवादन सुननेका आनन्द बढा और उस आननन्‍्दसे 
कातनेका आनन्द बढा। इन दोनोमे से किसीके कारण भी मेरे ईइवर-ध्यानमे बाधा 
नही पड़ी। हाथ, कान और हृदय पूर्णतया एक ही छयमे डूबे हुए थे। शकाझील 
लोग जरा इसकी आजमाइश तो करे। 


उदासीनता या निमरभपालनका अभाव 


भिन्न-भिन्न प्रान्तोसे मेरे पास शिकायते पहुँच रही है कि वार-बार चेतावनी देने 
और ,याद दिलानेपर भी जिछोकी तरफसे सदस्यताका ब्यौरा या उत्तर नहीं मिलता। 
वे पूछते है कि ऐसी हालतमे हमे क्या करना चाहिए? साधारण तौरपर तो जवाब 
यही होगा--उन्हे भग कर दो। जो मातहत दफ्तर अपने बड़े दफ्तरके हुक्मोकी 
तामील नही करता वह फिजूल नही तो क्‍या है? इस नये मताधिकारके द्वारा सदस्यो 
और उपसमितियोवे आजापालनके गुणकी परीक्षा होती है। सदस्योको हर महीने अपना 
चन्दा भेजना होता है--इससे हर महीने उनके नियम-पालनकी आजमाइश होती 
है। यदि किसी सस्थाके सदस्य नियमपूर्वक अपना चन्दा देनेकी तकलीफ न उठाये 
तो उसकी कोई ज्यादा वकत नहीं। मैं जानता हैँ कि चन्दा न देने और कमेटियोकी 
वैठकोर्में न आनेंकी शिकायत उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी स्वय काग्रेस। यह 
समयपर चन्दा न देनेकी शिकायत इस नये मताधिकारके साथ ही पैदा नही 
हुई है। आप जरा सोचे तो कि यदि किसी पेढी या सरकारके नौकर-चाकर अपना 
काम नियमपुर्वेक समयपर न करे या पेढीके अधिकाश ग्राहक या सरकारके अधिकाहश 
करदाता समयपर विना तकाजा किये भुगतान न करे या कर न दे तो उस पेढ़ी या 
सरकारकी क्या हालत हो ? इस पेढी या सरकारका सब कारोबार बन्द हो जाये। काग्रेस 
एक सरकार या पेढ़ीसे वढकर है या होनी चाहिए। फिर भी उसको सदस्योसे 
चन्दा या कर देनेके लिए वार-वार मिन्नत करनी पडती है। ऐसी अवस्थामे काग्रेस 
अभीष्ट परिणाम कैसे छा सकती है? मुझे नही छगता कि अ० भा० काग्रेस कमेटीको 
उसके हिस्सेका सूत मिल गया है। मुझे इसमे कोई शक नही है कि प्रान्तीय कसेटियो 
या अ० भा० का० कमेटीको अपना अझ्ष प्राप्त करनेमे पूरी दुढ़ता दिखानी चाहिए। 
काग्रसकी शक्ति किस बातमे है? इसीमे कि उसके सदस्य और उसकी सस्थाएँ अपना 
अगीक्ृत कार्ये नियमपुवंक और समयपर करे। 


भावुकताकी बकवास 


एक भावुकता वह है जिसमें तथ्य होता है और जो उपयोगी होती है। उदा- 
हरणार्थ जैसे अपने देशसे प्रेम करना तथा उसके फलस्वरूप श्रम करना। एक भावुकता 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वह है जो अर्थहीन और अनुपयोगी होती है। दूसरी तरहकी भावुकताका उदाहरण 
इस पतन्नमे मिलता है. 

मुझे इस नवयुवक स्नातकसे सहानुभूति है; लेकिन मैं यह कहे विना नही रह 
सकता कि आत्महत्या करना, जिसकी वह बात कहता है, पाप है। सभी अनशन 
सराहनीय नही होते। आत्मवलिदानका इच्छुक आत्महत्या द्वारा स्वराज्यकी प्राप्तिमे 
सहायता नही कर सकता, यही नहीं बल्कि उसके आत्महत्याके अपराघधसे उसमें रुकावट 
ही पडेगी। इससे प्रकट होता है कि उसमें आत्मविश्वासकी कमी है। मैं उसकी 
सरकारी नौकरी न करनेकी प्रतिज्ञाका सम्मान करता हूँ। लेकिन निश्चय ही उसका 
विकल्प केवल आत्महत्या ही नही है। यदि उक्त राष्ट्रीय स्कूल उसका भरण-पोषण नही 
करता तो उसके लिए ईमानदारीसे रोजी कमाने तथा अपने माता-पिताका भरण-पोपण 
करनेके और अनेक तरीके है। क्या उसमे हाथसे मेहनत करनेका मनोबल है? मैं 
ऐसे किसी भी ईमानदार तथा काम करनेंके इच्छुक कार्यकर्त्ताको नही जानता जिसे किसी 
राष्ट्रीय अथवा सावेजनिक सस्था अथवा गैरसरकारी फमंमें उचित कार्य न मिल सका 
हो। मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय कार्यको पूर्णछपसे विकसित करनेके लिए ऐसे ईमानदार 
और मेहनती नवयुवक तथा नवयुवतियोकी आवश्यकता है, जो वेतन लेकर सेवा करनंके 
लिए तैयार हो। यह नवयुवक जुलाहे अथवा बढईका काम कर सकता है और मजदूरीसे 
खासा पैसा कमा सकता है । उदाहरणार्थ वह खादी प्रतिष्ठानको अर्जी दे सकता है 
और यदि उसमे आवद्यक योग्यता है तो उसे उसमें काम मिल ही जायेगा। नवयुवकोको 
तो कभी निराशाका शिकार होना ही नही चाहिए। उनमे आत्मविश्वास होना चाहिए 
और उन्हे जानना चाहिए कि वास्तविक योग्यताका पुरस्कार अवश्य मिलता है। 


१०० वर्ष पुराना चरखा 


कोमिल्लामे मुझे एक चरखा दिखाया गया था जो १०० साल पुराना बताया 

गया, किन्तु जो अबतक चालू अवस्थामे है। चरखेकी वर्तमान मालकिन एक विधवा है 
जिसकी अवस्था ५८ वर्षसे भी अधिक है। वह चरखा उसकी दादीने उसकी माँ को 
दिया था। उसकी वर्तमान मालकिन १४ वर्षकी अवस्थामे विधवा हो गई थी। वह 
स्वय सूत कातकर उससे अंपने लिए और अपने परिवारके अन्य लोगोके लिए कपडा 
बुनवा लेती थी। कहा जाता है कि उसने अपने तथा अपने परिवारके अन्य लोगोके 
लिए कभी विदेशी वस्त्र नही खरीदा। 

[भग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, २८-५-१९२५ 


२. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें एक राष्ट्रीय खूलके निराञ शिक्षकने टिखा था हि 
मैं बड़ी दुवियामें पढ़ा हूँ कि अलहथोगी वना रहूँ या अपने परिवारकी खातिर सरकारसे सहयोग कहँ। 
छपया आप मुझे सलाह दें कि मातृभूमिकी मुक्ति भौर अपने परिवार के कब्याणाये मेरे लिए आमरग 
मनशन करना उचित होगा या नहीं। 


९३. भाषण: कलूकत्ताकी सार्वजनिक सभामें' 


२८ मई, १९२५ 
महात्माजीन एफन्न जनसमुदायके समक्ष भाषण देते हुए कहा कि में आप लोगोंसे 
एक बात कह चुका हूँ, नहीं मालूम, आपने उसे सुना या नहीं। से अब आपसे एक 
बात और कहना चाहूँगा, उसे आप कानोंसे सुनें; मेने जो-कुछ आपको पहले बताया 
था घह आपने नेत्रोंसे सुना है। मेने आपको अपना चरखेका एकमात्र सन्देश कातकर 
दिखा ही दिया है और उस सम्बन्धर्में मुझे उससे अधिक और कुछ नहीं कहना है। 
एक कहावतका अर्थ और महत्त्वका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यर्दि आप 
सिनेमा जायें और अभिनेताओं, अभिनेत्रिओंका अभिनय पर्देपर देखें, लेकिन उस 
चित्रकी भावना और उपदेशको हृदयंगम न करें, उसे अपने जीवनमें न उतारें, तो 
इस प्रकार सिनेसा देखनेसे क्या छाभ ? किसीकी कथनीका, यदि वह उसे अपनी करनोीमें 
नहीं उत्तारता, कुछ भी महत्त्व नहीं है। इसलिए मुझे जो-कुछ कहना था और जो- 
कुछ डॉ० नायडूने कहा था, उसे सेने अपने हाथोंसे करके समझाया। 
आगे बोलते हुए महात्माजीन कहा कि यदि मेने जो-कुछ करके दिखलाया है, 
उससे ज्यादा कुछ कहना भी पड़े तो मुझे बड़ा दुःख होगा। बंगालके दौरेसे पहले 
मेने जनताके सामने अपने सन्देशका प्रदर्शन कार्य हारा नहीं किया, लेकिन फरीदपुरसे 
मेने बेसा करना शुरू कर दिया है। आप लोगोंन मुझे बारीक और मोटा सुत कातते 
हुए देखा। मेरा इरादा आपको केवल अपना सूत दिखाना नहीं है वरन्‌ आपको 
अपने अभ्याससे प्रभावित करना है ताकि आप उस अभ्यासको अपने जीवनमें उतारें 
और उसीके अनुसार काम करें। से करूकताके नागरिकोंके बीच बेठा हूँ लेकिन मेरा 
सन्‌ सदा बंगालके दूर-दूर बसे हुए गॉँवोंमें कष्ट भोग रही जनताके ही बीच पड़ा 
रहता है। में आम जनतासे, गरीब किसानोसे, पद-दलित जछूतोंसे घुल-मलूकर रहना 
चाहता हूँ। अपना चरखा कातते और भजन करते समय मेरा सन पूर्वी बंगालको 
उन गरीब स्त्रियोंकी बात सोचता है जो भुखभरीसे पीड़ित हे। चहु उन पद-दलित 
गरमोगोंके पास होता है जिनके साथ अछ्तों-जेसा बरताव होता है। मेरे कारण वे 
भूखों मर रहे हें और आपके कारण उन्हें हररोज पेट-भर भोजन नहीं मिलता। 
हम लोग ही इसके कारण हे। से उनके साथ मिल-जुलकर रहना चाहता हूँ और 
उनके दुःखोंका कारण जानना तथा दुश्खोंसे उन्हें मुक्ति दिलानेमें मदद करना 
चाहता हूँ। 


१, समा श्ामको भवानीपुरमें दरीश पाकोमें हुईं थी। गाधीजीने जवाहरछाल नेहरू और डा० वरद- 
राजुड नायडूके बोल चुकनेके वाद समभामें भाषण दिया था। 


१७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


डा० वरदराजुलु नायडूको अपीलका उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि 
डा० नायडूने आपसे स्वराज्य दरूमें शामिल्ल होने और सदद करनेको कहा है। मेरे 
लिए इस अपीलका इतना ही अर्थ है कि आपको स्व॒राज्यके लिए कुछ करना 
चाहिए। में इस अपीरका केवल यही अर्थ निकारू सका हूँ। सभामें उपस्थित नव- 
युवक कॉसिलोंमे प्रवेश केसे कर सकते हे? दासगुप्त जेसे कुछेक छोगोके साथ चित्त- 
रंजन कौसिकमें जा सकते हे, और वे गये भी है। लेकिन सभामें उपस्थित सभी 
लोग तो कौसिलोमें, जानकी जाज्ञा नहीं कर सकते। एक बार चित्तरंजन बावूने फरीद- 
पुरमें आप लोगोंसे गाँवोंमें जाने और जनताके साथ मिलकर काम करनेको फहा था। 
में देशबन्धुके शब्दोंके रहस्पको इस तरह कह सकता हूँ कि स्वराज्य दलमें शामिल 
हो जाने-भरसे कोई वास्तविक काम नहीं हो सकता । यदि आप जनताकी हालत 
बेहतर बनाना चाहते हे तो आपको जनताके पास जाना होगा, उसके साथ रहना 
होगा। छोगोंको दानके रूपमे एक मुट्ठी चावल देनेसे उनके दिलोंमें सच्चे जीवनका 
संचार नही होगा। 
पूर्वों बंगालूमें बहुतेरे प्राभीणोंन मुझे बताया है कि सालमें छः महीने उन्हें 
बेकार बंठे रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास करनेके लिए कुछ काम ही नहीं होता। 
वे चाहते हे कि उनके बीच चरखेका प्रचलन शुरू हो। वे यह नहीं जानते कि चरसा 
और कपास उन्हें कहाँसे मिल सकती है। इसलिए आपको उन भ्रामीणोंके पास 
चरखेका सन्देश लेकर जाना होगा और उन्हें चरखा चलानेका प्रशिक्षण देना 
होगा। अपने गरीब भाइयों और बहनोके काते हुए सृतसे बना खद्दर आपको अवश्य 
खरीदना चाहिए। 
महात्माजीन आगे कहा कि आप कहीं भी जायें, कलकत्ता या दिल्‍ली अथवा 
किसी भी अन्य शहरमें हों, आपको हमेशा गरीब किसानोंकी बात ध्यानमें रखनी 
चाहिए, आपका दिल हमेशा उनके साथ रहना चाहिए । उनके भ्रति यह कतज्ञता 
ज्ञापन करना नेतिक रूपसे वाजिब है, यह आपको करते रहना चाहिए। आप जो- 
कुछ भी खाते हे, उसे ये गरीब किसान पेदा करते हे; शहरोंमें जिन-जिन सुविधाकी 
चीजोंका आनन्द आप उठाते है, वे सब आपके इन भूखसे पीड़ित भाई-बहनोंके श्रमका 
फल है। आप लोग डेस्कपर बंठकर लेख और भाषण लिखनेवाले नेता हे। लेकिन 
अगर आप जनताके लिए कुछ करना चाहते हे तो आपको खद्दर अवश्य पहनना 
चाहिए और सृत फातना चाहिए। मुझे एक बहनने बताया कि जब वह पूर्वो वंगालमें 
घूमी तब उसने लोगोंको खह्दर पहने देखा, लेकिन जब वह शहरोंमें आई तो उसे 
अपनी बहनोंको विदेशी वस्त्र पहने देखकर निराद्ा हुईं। इससे ज्यादा दर्दनाक तथ्य 
और क्या हो सकता है। ह 
चम्पारनमें अपने कामके दौरान एक घटनाका जिक्र करते हुए महात्माजीन कहा 
कि ट्रेनमें मेरी पत्नीसे एक औरत मिली जिसके पास एक ही खट्दरका कपड़ा था। 


पत्र: पुरुषोत्तददास ठाकुरदासको १७५ 


उसने मेरी पत्नीको बताया कि वह हमेशा उसी कपड़ेको पहने रहती है। जब उसे 
गंगामें स्तान करना होता है; तो प्रायः नंगे शरीरसे हो नहाती है और उसके बाद 
वही कपड़ा पहन लेती है। यह बहुत ही दुःखद तथ्य है। में आशा करता हूँ कि 
आप लोग ऐसी घटनाओंकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। 

महात्माजोने बहनोंसे बहुत हो प्रभावशाली स्व॒रमें अपील को कि यदि आप 
रामराज्यकी स्थापना करना चाहती हे तो आपको सौताजीका सोत्साह अनुकरण 
करना चाहिए। सीता देवी कभी विदेशी वस्त्रका इस्तेमाल नहीं करती थीं, वह नित्य 
नियमसे सूत कातती थीं और आपको भी उनकी तरह सुत कातना चाहिए। 

अस्पृश्पताके बारेमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्ममें अस्पृश्यता-जंसी 
कोई चोज नहीं है। युगोंत्रे सम्मान पा रहे इस उदार सनातन धर्मकों तहोसें अब- 
सानना और 'विदेषकी भावनाका लेश भी नहीं है। यदि आप इस धर्मको नष्ट होनेसे 
बचाना चाहते हे तो आपको घम्ंके मूल तत्वों पेठे हुए इस अस्पृश्यताके दोषकों 
अलग करना होगा। गोखललेने कहा है कि सारा संसार भारतकों 'परिया' की तरह 
भानेगा, क्योंकि आप छोग अपने भाईयों और बहनोंको उसी निगाहसे देखते हे। में 
देखता हूँ कि गोललेका यह कथन अक्षरह्नः सत्य है 

अपना भाषण समाप्त करते हुए महात्माजीने कहा कि यहाँपर जो कुछेक गज 
सुत मेने काता है, उससे हम स्वराज्यके पथपर कितने ही गज आगे बढ़ गये हे और 
मेरी तो एकमात्र प्रायंता यही है कि आप हिन्दुस्तानके स्वराज्यके लिए, देशबन्धुके 
लिए, अछतोंके लिए, मुप्तत््भानोंके लिए और हिन्दुस्तानकी अन्य सभी जातियोंके 
लिए सुत कात। 

[भग्नेजीसे ] 
अप्ृतबाजार पत्रिका, २९-५-१९२५ 


९४. पत्र : पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासको 


शान्तिनिकेतन 
ज्यष्ठ सुदी ७ [२९ मई, १९२५ 
सुज्ञ भाईश्री, 
आपका पत्र मिल गया। मुझे खेद है कि आप गोरक्षा-मण्डलके कोषाध्यक्षका 
कार्य नही सम्भाल सकेगे। आप अपनी ऋृपादृष्टि तो रखेंगे न? 


भोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१९६) से। 
सौजन्य : पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 


१, शान्तिनिकेतन डाकखानेकी मुदर ३० मई, १९२० की है। जेछ सुदी सप्तमी २९ मईको पड़ी थी। 


९७. पत्र: जमनालाल बजाजको 


शान्तिनिकेतन 
ज्येष्ठ सुदी ७ [२९ मई, १९२५]! 
चि० जमनाछाल, 
तुम्हारा पत्र मिक्ता। तुम कार्यसमितिकी वैठकमे आओगे ही और तब हम सारी 
बाते कर लेंगे, इस खयालसे लिखना मुल्तवी कर दिया था। तुम नही आये इसमे 
भी चिन्ताकी कोई वात नही हुई। गिरघारीके पत्रसे यह धारणा वन गई थी कि तुम 
अवद्य आशोगे। ० 
मेरी निगाह कालेजके लिए किसी योग्य मनुष्यकी खोजमे छगातार रहती है, 
पर कोई आँखपर ही नहीं चढता। जुगलकिशोर' आ जाये तो एक तरहसे यह समस्या 
हल हो सकती है। वे चरिववान्‌ तो है ही। उनके गिडवानीको छिखे गये पत्रोसे मुझे 
पूरा सन्‍्तोष नहीं हुआ है। अगर गिडवानी खद आनेकी बात सोचे और आ सके 
तब तो ठीक ही है। इस समय और कोई निगाहमे नही है। कोई दाक्षिणात्य मिल 
जाये तो अच्छा--यह खयाल बना ही रहता है। ः 
क्या यह कालेज॑के उद्घाटनकी क्रिया जून महीनेमे ही सम्पन्न की जानी चाहिए ? 
मेरे जूनके अन्तिम दिन तो असममे जाने है। उसके बाद मुझे फौरन विहार जाना 
होगा। छेकिन अगर असमसे वर्धा फौरन आना जरूरी हो तो वहाँ आकर तब बिहार 
जाऊँगा। मुझे बिहारमे एक महीना छग जायेगा। जवसे छोगोको मेरे वर्धा आनेकी 
बात मालूम हुई है। वे मुझे तभीसे दूसरी जगहोमे आनेके लिए निमन्त्रित कर रहे 
है। नागपुर, अमरावती और अकोलछासे पत्र आये है। मुझे ऐसा लगता है कि जहसि 
बुलावा आये वहाँ हो आना इष्ट है। में इस वर्ष अच्छी तरह अ्मण करना अपना 
धर्म समझता हूँ। अगर ऐसा करूँ तो मध्य प्रदेशकी यात्राका कार्यक्रम तुम्ही तैयार 
कर लो और चर सको तो शायद तुम्हारा साथ चलना भी उचित हो। 
(१) मुझे वर्धा कब आना है? 
(२) मध्यप्रदेशकी यात्रा करनी है या नही? 
(३) यदि करनी है तो क्या तुम इसका कार्यक्रम तैयार करोगे और साथ 
चलोगे ? इन प्रश्नोका उत्तर देना। 
' अभी जल्दी आश्रममें आ सकूँगा, ऐसा नहीं दीखता। बंगालके बाद तुरन्त 
बिहार, मध्य प्रदेश वगैरामे जाना है। में यह दौरा खत्म हो जानेपर ही अर्यात्‌ शायद 
सितम्ब॒रमे वहाँ आ सकता हूँ। 


१. साधन-सूत्के अनुसार । 

२, भाचार्य जुगलकिशोर, नो वादमें विधापीठमें चछे गये थे, माप कांग्रेसके महामंत्री भोर उत्तर 
प्रदेश सरकारके मन्‍्त्री भी रे। 

३० डा० चौइथराम गिडवानी | 


रवीन्द्रनाथ ठाकुरसे बातचीत १७७ 
कार्यसमितिकी बैठक तो हुईं ही नही, क्योंकि तीन ही सदस्य उपस्थित थे -- 
जवाहरलाल, डॉ० नायडू और मै। अणे साहब आनेवाले तो थे, लेकिन आये नही। 
इसलिए अजमेरके मामलेपर कोई विचार नहीं किया जा सका। फिर भी इसके बारेमे 
मुझसे मिलना जरूरी हो तो मिल जाना। हमे इस विषयमे घबरानेकी जरूरत नही। 
मैं अर्जुनलालजीको' खुद लिखनेवाला हूँ कि उन्हे जो-कुछ कहना हो वे मुझसे कहे। 
आशा है, तुम सबकी तन्‍्दुरुस्ती ठीक होगी। में ठीक हूँ। में आज शनिवारकों 
बोलपुरमे हूँ और यहाँ सोमवारतक रहूँगा। में मगलूवारकों कलकत्ता जाऊंगा और वहाँसे 
_तीच“दिनके लिए दाजिलिंग। मैं बादका कार्यक्रम आजकलमें पक्का होनेपर भेजूंगा। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २८५२) की फोटो-नकलसे। 


९६. रवीन्द्रनाथ ठाकुरसे बातचीत 


३० मई, १९२५ 
आओ गांघोन बड़ी ही सावघानीसे अपना अभिप्नाय स्पष्ट करते हुए कहा कि 
में आधुनिक कालकी जातियों और उपजातियोंके बर्गोकरणपर विद्वास नहीं करता, 
परन्तु मेरा विश्वास है कि समाजको प्रमुख [चार] व्यावसायिक वर्गोर्मे बॉदना 
वैज्ञानिक दृष्टिसि उचित है। मे भानव-समाजके उस व्यावसायिक विभाजनकों ही 
मानता हूँ जिसमें ऊेच-तीचका कोई सवाल नहीं होता; केवल समाज-व्यवस्थामें जो 
विभिन्न कार्य किये जाते है, उन्हींका सवार होता है। 
कवबिन आशंका व्यक्त को कि यदि समाजमें ऐसे व्यावसायिक विभाजन भी 
चिरकालतक चढाये जायें तो कालान्तरमें निष्फलतताके सिवाय उनमें से और कुछ 
निष्पन्न नहीं होगा। कविने अपना यह मत व्यक्त किया कि इस व्यावसायिक विभाजन- 
को जन्मपर आश्रित बना देता वेज्ञानिक और प्राकृतिक नहीं है। क्योंकि सानव- 
स्वभाव विविधता और व्यावसायिक चुनावों व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकी अपेक्षा करता है। 


१. अजजैनलाल सेदी; अजमेरके असिद्ध क्रान्तिकारी और राष्टसेवी। 
गाधीजी २९ मईकी रातको बोलपुर पहुँच गये थे। सी० एफ० एन्डयन और अन्य सज्जन उन्हें 

केते भाये ये। शान्तिनिकेतन पहुंच कर उन्हें कवि-निवास्के एक फूलोंसे सजे हुए कमरेमें छे जाया गया। 
गांधीजीने कद्दा : “ मैं सुद्दाग-रातके इस कमरेमें ! ”” गुरुदेवने मुस्कराकर कद्दा: “ हमारी हृदय-सप्राक्षी शान्ति- 
निकेतन-बाछा भापका स्वागत करती है।”” 

गांधीनी वहाँ तीन दिन रहे। इस बीच गुरुदेव और उनके बीच जो-जो वातें हुईं उनका विवरण उपलब्ध 
नहीं दे। सी० एफ० एन्ड्यूजते भी विभिन्‍न विषधोके साथ-साथ चाय-बागानेंके मजदूरोंकी दशापर बातें 
हुई थी। उन सबका विवरण भी उपलब्ध नहीं है। 


२७-१२ 


१७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


भी गांधीने फिर बहुत ही प्रामाणिकताके साथ विस्तारपूर्वक अपना मन्तंव्यं 
सम्रझाकर बताया। अन्तर्में कविने उनसे अपने चरखले और खदरके कार्यक्रकों भी 
विस्तारसे समझानके लिए कहा। 
श्री गांधोने पुर्वों बंगालमें अपने अनुभवोंका वर्णण किया और बताया कि 
कताईके पुनरत्यानसे वहाँके गाँवोर्वे नये जोवनका संचार हुआ। है। स्पष्ट ही कवि 
इससे बहुत प्रभावित हुए क्योंकि उनका हृदय हमेशा हो ग्रामीणोंके कष्ठोसे द्रवित 
रहता आया है। श्रो गांधीने साफ-साफ समझाया कि शिक्षितवर्गसे मे केवल “इतना 
ही चाहता हूँ कि वे प्रतिदिन निश्चित समयपर थोड़ी देर इसलिए सूत कातें कि 
अपने गरीब और दलित मानव भादइ्योंके प्रति उनकी सहानुभूति सजीव रूपमें व्यक्त 
हो। उन्होंने जिस महान कार्यका बोड़ा उठाया है उसमें कविकी अमूल्य मदद माँगी। 
परस्पर अत्यन्त मंत्रीयुर्ण अस्येयनाके बाद भेंट समाप्त हुई। 
[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, २-६-१९२५ 


९७, टिप्पणियां 


काठियावाड़का चन्दा 

काठियावाड़ियोको खादी-अ्रचारके निमित्त २०,००० रुपयें इकटूठे करने थे। भाई 
मणिलाल कोठारीने मुझे तार द्वारा सूचित किया है कि यह रुपया इकट्ठा हो गया 
है। उनके सबसे बादमे आये हुए तारसे विदित हुआ है कि “एक मित्रने कपास 
खरीदनेंके लिए ५,००० रुपये दिये है तथा ऊपरसे गरीबोकों मुफ्त चरखे वाँटनेके 
लिए १,००० रुपये और दिये हैं। यह रकम आपके द्वारा प्राप्त चन्देको मिलाकर 
२०,००० रुपये हो जाती है।' निद्िचत की गई यह राशि इतनी शीघ्रतासे इकट्ठी 
कर लेनेपर मै काठियावाडियोको और भाई मणिलछालको धन्यवाद देता हूँ। 


कैदी प्रागजी देसाई 
भाई कल्याणजी, जो अभी कराची जेलमे भाई प्रागजी देसाईसे मिक्कर वापस 
आये हैं, लिखते हैं. 
पत्रमें इशारा यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें प्रागणी भाईका जेलका पहला 
अनुभव था, इसलिए वे वहाँ उत्तेजित हो जाते थे। अब तो वे पक्के हो गये हैं फिर 
उनका मन शानन्‍्त क्यो न रहे ? 


२. यहाँ नहीं दिया गया है। छेखकने इसमें लिखा था कि जेलमें प्रायजी माई भारामसे हैँ। उसप्के 
द्वारा उन्होंने गाधीनीको पद कहलाया था कि अब वे वैसे कैदी नहीं हैं, जैसे दक्षिण आफिक्ामें थे। 


टिप्पणियाँ १७९ 
कराचीमें अन्य्यज शाला 


भाई कल्याणजीने मुझे इसी पत्रमे सूचित किया है कि भाई नारणदास कराची- 
में अपनी जिम्मेदारीपर चार अन्त्यज शालाएँ चला रहे हैं। इन शालाओमें शिक्षक 
ब्राह्मण हैं। वे विद्याथियोसे शालाओमे ही दाँत साफ करवाते है, उनको वही स्नान 
करवाते है और भोजन कराते है। इसलिए वे मली-माँति स्वच्छ रहते है। दाँत साफ 
करवानका नियम रखना तो अन्त्यजेतर शाहाओमे भी होना चाहिए। शारीरिक 
स्वस्थता दाँतोकी सफाईपर बहुत-कुछ निर्भर है, यह बात लोग आम तौरपर नही 
जानते, नहीं तो जिन शालाओके बालकोके दाँत साफ न हो उनके शिक्षक दण्डनीय 
माने जाये। 

कर्मेचारियोंको छद॒ठी 

स्वय गुणग्राही होनेके कारण मैं जहाँ भी कोई अच्छी बात देखता हूँ वहाँसे 
उसे सीखनेमे कोई सकोच नही करता। 'बाइबिल 'मे कहा गया है कि रविवारका दिन 
ईइवरकी प्राथेनाके छिए रखना चाहिए। जिस दृष्टिसे यह बात कही गई है उसका 
पालन तो बहुत ही कम ईसाई करते है, किन्तु इस दिन नौकरीसे विश्रान्ति और 
छुट्टी तो मद्चिममे लगभग सभी जगह रहती है। इस दिन छूट्टी रखनेंसे काममे 
कोई कमी नही हुई है । उलटे देखनेमे यह आया है कि सर्वत्र काम और ज्यादा 
अच्छा होता है। सप्ताहमे ऐसा एक दिन हिन्दुस्तानकी खानगी पेढियोमे मनाया जाये 
तो अच्छा हो, ऐसा विचार करके एक भाईने बम्बई से लिखा है .* 

मेरी बातको कोई महत्त्व देगा या नही यह तो मै नही जानता, किन्तु मैं उक्त 
सुझावका पूरा समर्थन करता हूँ। यदि व्यापारी स्वय छुट्टी ले और अपने कर्मंचारियो- 
को भी छुट्टी दे तो महीनेमे कम काम और कम कमाईकी जोखिम होनेपर भी 
उनको और उनके कर्मंचारियोको बहुत-कुछ फायदा होगा, इस बारेमे भुझे कोई शका 
ही नहीं है। सरकारी विभागोमे तो रविवारकी छुट्टी रहती ही है, किन्तु यह नही 
कहा जा सकता कि इससे कामका कुछ हर्ज हुआ है। अग्रेजी पेढियोकी दुकानोंमे 
रविवारकों कामकाज बन्द रहता है, किन्तु जहाँतक हम जानते हैं इससे उनको भी 
कोई नुकसान नही हुआ है। मैं नही समझता कि सुबहसे छेकर सायकारतक काम , 
करनेवाली पेढ़ियोमे बहुत ज्यादा मुनाफा होता होगा। इससे उनकी हानि तो स्पष्ट 
दिखाई देती है। उनमे व तो दुकानदारोको साँस लेनेका समय मिलता है और न 
उनके कर्मेचारियोको। जिनका रूगभग पूरा दिन दुकानमें ही जाता है और जो घरमे 
केवक खाना खाते और सोते ही है, वे गृहस्थ नही, दुकानस्थ ही कहे जाने चाहिए। 
वे अपने बाल-बच्चोकी देख-रेल नही कर सकते। उनके बाल-बच्चोको उनका साथ 
तो मिल ही कैसे सकता है? उनको अपनी तन्‍्दुरुस्तीतक ठीक रखनेके- लिए नित्य 
दवाएँ लेते रहनेकी जरूरत होती है। नौकरोकी हालत तो उनसे भी खराब होती 


१. पत्र यहाँ नहीं दिपा गया दे। उसमें खानगी पेढ़ियोंमें काम करनेवालोंको स॒प्ताहमें एक दिन 
छुट्टे मिलनेके प्रक्षपर नवजीवनमें ल्खिनेकी भ्राथंना की गई थी। है 


ट्टण * शम्पूर्ण गांधी चाइमय 


है। मालिक अपनी भर्जसे दुकानमे रहते है इसलिए उन्हे उसमें रस आता है। वे 
अपनी मर्जीके अनुसार दुकानसे गैरहाजिर भी रह सकते है। नौकर तो यह खयाल 
करते-करते ही अपना दिन गुजारता है कि यहाँसे कब छूटूँगा। इस हाछतमे उसकी 
तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं रहती,तो इसमे आइचये ही क्या है? इसके बजाय यदि उसको 
सप्ताहमें रविवार या दूसरा कोई दिन अवकाशके छिए मिल जाया करे और नित्य 
निश्चित घटोतक ही काम करना पडे तो उसको सन्तोष रहेगा और वह जल्दी ही 
मालिकके कामको अपना ही काम मानना सीख जायेगा। 

ऐसे सुधार प्राय इसलिए नही हो पाते कि लोग सोचते है, पहल कौन करे? 
घन्धे अनेक है, उनमें से कोई एक घस्घेवाछा भी पहल करे तो दूसरे उसका 
अनुकरण कर सकते हैं। नौकर भी कोई तरीका सोचे और मालिकोके सामने 
विनयपूर्वक सुझाव रखे तो सम्भवत. वह भी स्वीकार किया जा सकता है। 
| कताई-सदस्यताका सजाक 

एक स्वयसेवकने अपने 'विचार इस प्रकार व्यक्त किये है * 

मैने जानबूझकर गाँव या ताल्लुकेका नाम नही दिया है। वह है तो गुजरातका 
ही। मै यह बात इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि कोई यह न सोच ले कि मैने 
हिन्दी या अग्नेजीके पत्र॒का अनुवाद किया है। में तो बाहर घूमता रहता हूँ, इसलिए 
दूरसे जो-कुछ उजला देखता हूँ, उसे दुृध मान लेता हूँ। मैं अपने मनमे यही सोचे 
बैठा था कि गुजरातके २,००० मताधिकारी तो शत-प्रतिशत खरे है। इसी बीच मुझे 
यह पत्र मिला। 

उक्त समाचार सच ही होगा और जैसा एक जगह वैसा ही दूसरी जगह, 
इस नियमके अनुसार अगर सर्वेत्र यही स्थिति हुई तो क्या होगा? यदि ऐसा हो 
तो हमे यह बात स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लेनी होगी। गुजरातमे २,०००की जगह 
दो मताधिकारी हो तो भी अच्छा है, किन्तु २०,०००की जगह २,००,००० काग्रजके 
सिपाही काम नही देंगे। 
यदि सुविधाएँ देनेकी जरूरत हो ही तो थे दी जानी चाहिए। किन्तु यदि 
सारी सुविधाएँ देनेपर भी और विनय करनेपर भी छोग सूत कातनेके लिए तैयार 
न हो तो हम न तो उनसे जबरदस्ती सूत कतवा सकते है और न उनका नाम काग्रेसके 
रजिस्टरमे ही रख सकते है। 

तब कताई-सदस्यताका क्‍या हो? मैं जबतक सूत कातनेको महत्त्व देता हूँ और 
जबतक मुझे उसके विना हिन्दुस्तानकी आर्थिक स्थितिमे सुघार होते नहीं दिखता, 
तबतक मैं कताई-सदस्यताकां ही आग्रह करूँगा। मेरी स्थिति उस माँकी तरह ही 
सही है जो अपने बच्चेकों उतना ही अधिक छातीसे लगाती है, जितना दूसरे छोग 
उसे दुतकारते और दुरदुराते है। जैसे माँके दिलमे दूसरोकी निन्‍्दासे अपने वालककी 


१. यद्द पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। उसमें छेखकने अपने गाँवफी स्थिति बताई थी और कताई- 
सदस्यताके बाद काम्रेस कायकर्ताओंने जो रवैधा अख्तिषार किया, उसका उल्लेख किया था। 


ग्राम-प्रवेश २ १८१ 


योग्यता अथवा कल्याणके सम्बन्धर्में शका नही होती वैसे ही मुझे “"कताई-सदस्यताकी 
योग्यता अथवा चरखेकी लोक-कल्याणकी क्षमताके सम्बन्धर्में कोई शका नहीं हो 
सकती। इसलिए में तो चरखे से ही छंगा रहना चाहता हूँ और अपने सब साथियो- 
को भी यही सलाह देता हूँ। 

मेरा यह भी विचार है कि लोक-कल्याणकी दृष्टिसे जो सूत काता जाये वह 
महंगा न पड़े, सस्ता ही पड़ं। किन्तु हमे छोगोकी हदसे ज्यादा खुशामद नही करनी 
चाहिए और उनको एसी सुविघाएँ नही देनी चाहिए जिनमे ज्यादा खर्च पड़ता हो। 
यदि लोगोको सूत कातनेके लिए तैयार करनेमे खर्च अधिक होता है तो सूत कातना 
निरर्थक समझना चाहिए, क्योकि इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम सूत कातनेका 
आग्रह करने जाये तो कातनेवालेसे कुछ छानेके वजाय उलटे उसे कुछ दे आये। यह 


तो दिवालियेपनका व्यापार हुआ। इसमे सूत कातनेसे जो छाभ माना जाता है, वही 
समाप्त हो जाता है। 


हमे सूत कातनेका प्रयोग वैज्ञानिक विधिसे करना है अर्थात्‌ कातनेवारे सच्चे 
त्यागी स्त्री-पुरुष कितने मिलते है यह देखना चाहिए। सच्चे कातनेवाले वे लोग ही 
है जो अपने-आप २,००० गज सूत कातकर दे दे अथवा गरीब हो तो काग्रेसके 
दफ्तरसे रई लेकर उसका सूत कातकर भेज दिया करे। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३१-५-१९२५ 


९८, ग्राम-प्रवेश 


जहाँ देखता हूँ वही सुखसे ज्यादा दुःख दिखाई देता है और यह भी दिखाई 
देता है कि इस दु.खके कारण हम स्वय ही है। 
,  वंग्ालके कितने ही अभिनन्दन-पत्रोमे मौसमी बुखार, काछा आजार आदि बीमारियो- 
की बात सदा रहती है। बंगालके कार्यकर्त्ताओन मेरे निवेदनका उचित पाकून किया है। 
मैने चाहा था कि वे अभिनन्दन-पत्रोमे मेरी स्तुति न दे, अपनी स्थानीय स्थितियोका 
वर्णन दे। देखता हूँ कि प्राय. सभी अभिननन्‍्दन-पत्रोमे मेरी इस प्रार्थंनापर पूरे तौरसे 
ध्यान दिया गया है। इससे मुझे बहुत जानकारी मिली है। किसी-किसी जगह आवादी , 
कम होती जा रही है, क्योकि वहाँ अनेक प्रकारकी वीमारियोसे अकाल मृत्यु बढती 
जाती है। शारीरिक व्याधियोके अतिरिक्त फसकको नुकसान पहुँचानेवाली एक नई 
मुसीवत और पैदा हो गई है। वह एक पौधा है जिसे (वाटर हायसिथ कहते है। 
इसका देशी नाम तो मालम नहीं हुआ है। कहते है कि कोई आदमी अनजाने इसे 
पर्चिमसे ले आया था। वह आया कहीसे हो, परन्तु वह अब पदुमा नदीमे मीलोतक 
फैला मिलता है। यह अनाजकी फसलको नष्ट कर देता है। यह जहरीला पौधा 
जिस-जिस हिस्सेमे देखा गया है, उसमे नदीके किनारेके खेतोमे धानकी फसल छूग- 
भग चौपट हो गई है। सरकारने उसे निर्मूल करनेंके उपाय तो किये है; परन्तु 
अभीतक तो उनमें से एक भी सफल हुआ नही दिखाई देता। 


१८२ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


ऐसे विचित्र कष्टोंसे पीड़ित प्रदेशकी सहायता कौन कर सकता है? किस तरह 
कर सकता है? गाँवोके कष्ठोका अनुभव किये बिना उसके निवारणके उपाय किये 
नहीं जा सकते। आजके भ्राम्य-जीवनमे जो अज्ञान है, उसमे जब ज्ञानका प्रवेश होगा 
तभी हालत सुघर सकती है। लछोगोको आरोग्यके नियमोका ज्ञान नही है। वे उसी 
तालावमे नहाते, मैछ साफ करते और वतन घोते है। मवेशी उसी तालावमे पानी 
पीते हैं और मनुष्य भी उसीका पानी पीते है। जगह-जगह पानी भरा है उसे 
नालियाँ बनाकर निकालनेका उपाय किसीको नहीं सूझता और सूझता भी हो तो 
कोई भी उसे अपना काम नहीं मानता। तब करे कौन ? 

लोग इतने कंगाल हैं कि उन्हे खानेके छिए अच्छा और पौप्टिक भोजन 
चाहिए, सो भी नहीं मिलता, फिर दवाका खर्चे कहाँसे लाये? आबहवा बदलना तो 
आमीणोके लिए सम्भव ही नही। 

कुछ रीति-रिवाज तो इतने खराव हैँ कि उनसे शरीर और आत्मा दोनोका हनन 
होता है। बहुत छोटी आयुमे बालिकाओका विवाह कर दिया जाता है। तेरह वर्षकी 
बालिका बच्चेकी माँ वन जाती है! सात वर्षकी लड़की विधवा हो जाती है! कितनी 
ही तो पतिको पहचानती भी नही है। पति किसे कहते है, इसका ज्ञान सात सालकी 
बालिकाको हो भी कैसे सकता है? 

क्या हम इसके इलाजके लिए सरकारसे मिन्नत करे? इन कुप्रथाओके निवा- 
रणका उपाय स्वराज्य मिलनेपर होगा या इनका उपाय किये बिना स्वराज्य ही - 
न मिलेगा ? 

इसका एक ही उपाय सुगम है। शिक्षित लोगोको सेवा-भावसे नम्नतापूर्वक 
देहातोमें जाकरके छोगोकी हारूत जाननी चाहिए। इसमे वहुत-से वीमार पड़ेगे और 
बहुत-से मर भी जायेगे। हम जब यह सव सहन करना सीखेंगे, इसका उपाय हमे 
तभी मिलेगा। तभी लोग उस उपायको पहचानेगे और अपनायेगे। मै यह जरूर मानता 
हैँ कि छोगोकी बुद्धिमे तकके प्रयोगसे वात विठा देना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य 
है। छोग तो हृदयके माध्यमसे ही समझेगे। हृदयके माध्यमसे तो केवछ वे छोग ही 
बोल सकेंगे जिन्होंने सेवासे, प्रेमसे, त्यागसे छोगोका विश्वास प्राप्त कर लिया हो। 
सामान्यत. ससारके और विशेषत. भारतके इतिहासके पन्ने-पन्नेमें लिखा है कि जो छोग 
भावना-प्रधान होते है उन्हे कोई वात बुद्धिसि नही समझाई जा सकती। क्या यह 
सच नही है कि हृदय प्रधान है और वुद्धि गौण? और हृदय ख्पी गगासे बदूती 
बुद्धि व्यर्थ है? हृदय शुद्ध न होनेके कारण और बहुत मायावी होनेपर भी रावणकी 
बुद्धि व्यर्थ रही और रामकी बुद्धि, हृदय शुद्ध होनेके कारण सहज ही बअर्जय रही। 

देशवन्धु कहते है कि देहातको सुगठित किये विना स्वराज्य मिलना सम्भव 
नही है। अन्य छोग भी यही कहते हैं। बंगालके अनुभवसे मैने तो यही पे 
कि हम जबतक देहातमे प्रवेश न करेगे, तबतक हिन्दुस्तानको नहीं पहचान सकेगे। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३१-५-१९२५ 


९९. बंगालमें कताई 


बंगारकी यात्राका पहला भाग निविध्त पूरा हो गया। निविध्न इसलिए लिखना 
पड़ता है कि कितने ही मित्रोंको इसमे शक था कि मेरा स्वास्थ्य इस परिश्रमको 
सहन कर सकेगा या नही। मैने वगालमे जो हालत देखी है वह तो मेरी आशासे 
अधिक अच्छी प्रतीत हुई है। यहाँ बडे-बडे. जमीदार सकुटुम्ब कातते है। यहाँ दीनाज- 
पुरमे तथा अन्यत्न मैने जमीदारो, वकीलो, वैरिस्टरो, अस्पृुशयो और हिन्दु-मुसलूमानोको 
बडी-बड़ी सभाओमे एक साथ बैठकर कातते हुए देखा। यहाँ मैने ऐसे सैकडो स्त्री- 
पुरुषोको, जो अच्छ खाते-पीते है, वढिया सुत कातते हुए देखा। ये सव लोग हमेशा 
नही कातते। मुझे तो इतनी ही बात सन्‍्तोष दे रही है कि इतने स्त्री-पुरुष अच्छी 
तरहसे कातना जानते है और प्रसग आनेपर कातनेके लिए बैठते है। मैने कताईका 
इतना अभ्यास भारतमें और कही नही देखा। दूसरी जगह जिस बातको स्ल्री-पुरुष 
प्रयास करके पाते है, मैने यहाँ यह बात स्वाभाविक पाई। जिस तरह विवाह इत्यादि- 
के लिए अलहदा पोशाके होती है; जिस तरह घरकी पोशाक और दफ्तरकी पोशाक 
जुदी-जुदी होती है, उसी तरह बहुतोने खादीकों भी अपनी पोशाकमे जगह दी है। 
यह बात ज्यादातर हिन्दुस्तानमें दूसरी जगह नही देखी जाती। 

यहाँ मैने खादी-विरोधी वातावरण देखा ही नहीं। अपरिवर्तनवादी और स्वराज्य- 
वादी दोनो खादीका कम-ज्यादा उपयोग तो करते ही है। मैने यहाँ चरखेकी निरुपयोगिता 
बतानेवाले सिर्फ तीन ही आदमी देखे; किन्तु वे भी प्रथम पक्तिके न थे। यहाँ नरम 
और गरम सभी दलोके छोग खादीका थोडा-बहुत उपयोग करते है। 

यहाँकी पूनियोका मुकाबला कोई प्रान्त नही कर सकता। उनमे किरी बिलकुल 
नही होती। बहुत-सी जगह तो देव कपास जातिकी रुईका सूत काता जाता है। उसे 
न ओटनेकी जरूरत होती है और न घुननेकी। इस कपासकी रुई ंगुलियोसे निकाछू 
ली जाती है, उसके रेशोको जमाकर उनकी पूनियाँ बना छी जाती है और इन पुनियो- 
से महीनसे-महीन सूत कात छिया जाता है। दूसरी कपास जो पहाडोमे होती है, 
बहुत घटिया किस्मकी है। उसका रेशा बहुत ही छोटा होता है। वह चिकनी भी 
नही होती। उसे घुनना पड़ता है; परन्तु उसमे भी किरी तो नहीं होती। उसकी 
पिंजाई अच्छी नहीं होती; परन्तु चूँकि सभीको रुई साफ घुननेकी आदत है, इसलिए 
कोई भी खराब नही घुनता। बाजारमे जो सूत दिखाई देता है उसमे भी किरी नही, 
होती। दससे कम अकका सूत शायद ही कही दिखाई देता है। ४ 

[गुजरातीसे ] पे 
नवजीवन, ३१-५-१९२५ 


१००. पन्न ; देवचन्द पारेखको 


हे शान्तिनिकेतन 
ज्यष्ठ सुदी ८ [३१ मई, १९२५]' 


भाईश्री ५ देवचन्दभाई, ४ 

आपका विस्तृत पत्र मिल्ा। मेरे खयालसे तो में कुछ भी करनेका साहस नही 
कर सकता। इसलिए मैं आपका पत्र रामजीभाईको' भेज रहा हूँ। वे इसे पढ छे 
और इस सम्बन्धमें आपसे बात कर ले। उसके बाद आप सब जो उचित समझे, वह 
करे। हमे तो जैसे भी हो, काठियावाडकों खादीमय बनाकर किसानोका जीवन सरूू 
और सुखमय बनाना है। यदि इस सम्बन्धमे निर्णयके लिए मगनराछ और छक्ष्मीदासको 
बुलानेकी आवश्यकता हो ज्वो उनको बुला छे॥ 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[ पुनरच : | 
मुझे अभी बगालमे डेढ मास और हछूगगा, फिर असम जाना होगा। 


गुजराती पत्र (जी० एन० ५६९३) को फोटो-तकलते। ” 


१०१. पत्र: सणिबहत पटेलकों 
ज्येष्ठ सुदी ८ [३१ मई, १९२५] 


चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। छम्वी चिटूठी लिखनेका छोम करूँ तो शायद लिख ही न 
सकूँ, इसलिए छोटा'पत्र लिखकर ही सनन्‍्तोष करता हूँ। तुम्हे चूडियाँ तो कभीकी 
मिल गईं होगी। ये मैने कलकत्तासे लेकर भेजी है और दूसरी जो ढाकासे खरीदी 
है, अभी मेरे पास है। वे तुम्हे मेरे आनेपर ही मिछेगी। तुम्हे चि० डाह्याभाईके 
बारेमे विस्तृत उत्तर महादेवन दिया होगा। उसे कमाना हो तो खुझीसे कमाये। 
उसकी तबीयत ठीक हो गई है, यह जानकर खुशी हुईं। चि० यशोदासे' कहना कि 


१. डाककी मुदरसे। 

२. अमरेलीके रामजी हंसराज। 

३. साधन-दूत्के मनुसतार। 

४. देखिए “ पत्र : मणिबदन पंटेलको ”, १४-७५-१९२५। 
७, डाह्यभाईकी पत्नी। 


भाषण : श्ञान्तिनिकेतनमे १८५ 


वह मुझे पत्र छिखे। वापूकी खूब सेवा करना और उनपर जो बोझ है उसमें तुम 
तीनो जितना हाथ बेटा सको, वेंटाना। मुझे अभी वगालमे एक मास और बिताना 


होगा । ; 
बापूका आशीर्वाद 


[गुजरातीसे ] 
बापुता पत्रों -४: सणिवहेन पटढेलने 


१०२. भाषण : शान्तिनिकेतनसें 


३१ मई, १९२५ 


में न तो आपसे यह कहता हूँ कि आप अपनी कविता छोड़ दीजिए, न यही 
कहता हूँ कि साहित्य या सगीत छोड दीजिए। में सिर्फ 'इतना ही चाहता हूँ कि 
आप अपने इन तमाम कामोको करते हुए भी सिर्फ आघ घटा चरखेके लिए दे 
दीजिए। अवतक किंसीने ऐसा नहीं क्रह्र कि हम आधा घंटा भी नहीं निकाल 
सकते। चरखा हमारी प्रान्तीयताको मिटानेवाला है। आज उत्तरी हिन्दुस्तानका आदमी 
बगालमे जाकर अपना परिचय हिन्दुस्तानी कहकर देता है। वगाली दूसरे प्रान्तोमे 
अपनेको परदेशी मानते है। दक्षिणके लोग उत्तरमे जाकर विदेश्ी-जैसे बन जाते 
है। चरखा ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जिससे यह भाव होता है कि हम सब 
एक देशकी सनन्‍्तान है। हमने आजतक कुछ करके नहीं बताया, अत- कुछ करके तो 
बता दे। विदेशी कपड़ेका बहिष्कार एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए सब मिलकर 
प्रयत्न कर सकते है, जिसमे सब एक-सा हिस्सा ले सकते हैँ। अस्पृष्झ्ता तो अकेले 
हिन्दुओको ही दुख देती है, मुसलमानोके झगडे समय पाकर मिट जायेगे --पर 
खादीके विना सारा देश दरिद्रतामें पडा-पडा सडता रहेगा। मध्य आफ़िकामे निद्रा 
का रोग पाया जाता है,--लछोग महीनोतक बहोश पड़े रहते है और अन्तमे मर 
जाते है--हमारे देशके निद्रारोगकी सिवा चरखेंके और दवा नहीं. है।' 


हिन्दी नवजोवन, १८-६-१९२५ 


१. इस भाषणक्धा संक्षिप्त विवरण ३-६-१९२७ की अम्ृतबाजार पत्निकामें भी उपलब्ध है। 


१०३० भेंट: डॉ० एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनोसे 


शान्तिनिकेतन 

३१ मई, १९२५ 

डॉ० एच० डब्ह्यू० बो० मोरेनोने जब दुबारा महात्मा गांधीसे भेंट की तो आंग्ल- 

भारतीय प्रइनपर सविस्तार बात हुईं। प्रारम्भमें ही डाॉँ० मोरेनोने उन कव्निइयोकी 

ओर इश्चारा किया जो सूत कातने और खद्दर पहननेकी थी गांधोकी सलाहपर अमल 

करनेमें आती थीं; यदि यह मान भो लें कि खद्दरके पक्षमें दिये गये गांधीजीके 

तक॑ सही है, तो भी आंग्ल-भारतोयोंकों कामकों वह पद्धति-विशेष अपनानेमें ऐसी 
कठिताइयोंका सासना करना पड़ेगा जिनपर वे पार नहीं पा सकते। 

ओ गांधीने स्वोकार किया कि आंग्ल-भारतोयों-जेसे एक समूचे समुदायकों कामके 
ऐसे तरीके अपनानेके लिए तैयार करना आसान नहीं है, छेकिन उन्होने कहा कि में 
उनके मामलेमें धोरजसे काम लेनेको तैयार हेँ। फिलहाल मुझे इसी बातसे संतोष हो 
जायेगा कि आसग्ल-भारतीय लोग मेरे कताई-कार्यक्रमके प्रति अनुकूल मानसिक दृष्टिकोण 
अपना लें। कताईका मुख्य प्रयोजन पीड़ित जनताकी निर्धेतताकों कम करना ही है। 
क॒ताई अमीरों और गरीबोंके दीच एकताका सूत्र है; और में तो भारतमें बसे, 
भारतका नमक खानेवाले अंग्रेजोंको भी यही सलाह दूँगा कि उन्होंने जिसे अपना 
देश बना लिया है, उसके प्रति थे सच्चे रहें और कताईको अपनायें 

डॉ० सोरेनोने गांधीजीका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया कि फिलहाल 
कौंसिलों दें, विधाव-सभाओं और अन्य सार्वजनिक संस्याओंमें आंग्ल-भारतीयोको एक 
विश्चित अनुपातमें प्रतिनिधित्व मिल हुआ है। स्व॒राज्य हो जानेपर इस अल्पसंख्यक 
समुहायके साथ क्या व्यवहार किया जायेगा? भारतके अन्य बड़ेंचड़े समुदायोंके बीच 
उसकी स्थिति क्या होगी? न्‍ 

ओ गांधोने जवाब दिया कि यदि आंग्ल-भारतीय अन्य जातियोंके क्नाथ कदम 
मिलाकर चलें तो मे नहीं समझता कि उनको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा 
मेरा मत है कि हिन्दुओं और मुस्तलमानौंको अपनी तरफसे कुछ रियायत करके भो 
आंग्ल-भारतोयोंकों भारतकी प्रातिनिधिक संस्थाओंमें कुछ अधिक प्रतिनिधित्व सिर्फ 
इसलिए देना चाहिए कि वे अल्पसंख्यक है और उन्हें अधिक संरक्षणकी जरूरत है। 

“खुद मुझे लग सकता है कि मै इसे जरूरतसे ज्यादा अहमियत दे रहा हूँ छेकिन 
मै अपने मनमें इतना जानता हूँ कि मै वच्चेकी तरह इस छोटे समाजके प्रति इस 
क्तेव्यकों पिताका कत्तंव्य निभानेकी तरह मानता हूँ; फिर अन्य लोग चाहे जो 
भी कहे।” 


भेंट : डॉँ० एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनोसे १८७ 


डाँ० मोरेनोने कहा कि अभी आग्ल-भारतीय रूम्बे अर्सेके सम्पर्क और अपने 

रहन-सहनके एक खास तौर-तरीकेके कारण उन पदोंके लिए विशेष उपयुक्त हे जितपर 

वे अभी भारतमें रेल-विभाग, चुंगी-विभाग और अन्य विभागोंमें काम कर रहे है, 

क्या 'भारतोीयकरण ' का अर्थ इन पदोंको आग्ल-भारतीयोंसे छीनक्र भारतीयोंको दे 

ता है इधर कुछ समयसे ऐसी आशंका आग्ल-भारतीयोंके सनको बुरी तरह कुरेदती 
। 


श्री ग्रांधीने जवाब दिया कि सभी सेवाओंके लिए सबसे बड़ी कसौटी कार्ये- 
क्षमता होनो चाहिए। यदि आंग्ल-सारतीय उन पदोंके लिए उपयुक्त हे तो उन्हें कुछ 
समयतक अनदय ही उनपर बने रहना चाहिए। छुछ समय बाद जब भारतोय भी 
कार्यक्षमताके आधारपर इन पदोंके योग्य हो जायेंगे तो उन्हें इन पदोंको प्राप्त 
करनेसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस बक्ततक आंग्ल-भारतीयोंके लिए जीविका- 
के अन्य क्षेत्र भी खुल जायेंगे। भारतमें जो जातियाँ और समुदाय अभी ऊपर हे, 
में यह नहीं चाहता कि उनको नीचे लाया जाये, बल्कि में तो यह चाहता हूँ कि 
स्व॒राज्य आनेपर जो नीचे हे उनको भी ऊँचे स्तरपर ले जाया जाये। में एक 
उदासीन भारतोय ड्राइवर हारा चलाये जानेवाहे इंजनकी अपेक्षा उस इंजनवाली 
रेलगाड़ोमें बेठना ज्यादा पसन्द करूँगा जिसे एक योग्य प्रशिक्षित यूरोपीय या ऑस्ल- 
भारतीय ड्राइवर हारा चलाया जा रहा हो। 

डॉ० सोरेनोने आंग्ल-भारतीयोंकी शिक्षाकी दयनीय दक्षाका उल्लेख करते हुए 
कहा कि धारा-सभाओंँम कभी-कभी यूरोपीयोंकी शिक्षाके लिए अनुदानोंभें कटौती 
करानेके प्रयत्न किये जाते हे, और इसका आधार यह होता है कि अन्य शेक्षणिक 
अनुदानोंकी तुलनामें, उन्हें बहुत ही खुले हाथ राशियाँ दी जाती हे। डॉ० मोरेनोन 
कहा कि उन अनुदानोंको बन्द करनेका अर्थ यही होगा कि निकट भविष्यमें यह 
समुदाय सामाजिक रूपसे बर्बाद हो जायेगा। इसपर श्री गांधीने कहा: 

गलती यही है। मुझे कुछ रियायते देकर भी आग्ल-भारतीयोको इसीलिए 
सन्तुष्ट रखना चाहिए कि वे अल्पसल्यक है और उन्हे विशेष सरक्षणकी जरूरत है। 
जब बम्बईमें दगे हुए थे और आग्ल-भारतीयो और पारसियो दोनोंपर नृशसतापूर्ण 
हमके किये गये थे, तब मैने अपने भारतीय भाइयोको बुरी तरह डॉटा-फटकारा था। 
भारतके सभी दलोकी एकताकी बात कहते समय में उसमें आग्ल-भारतीयों, पारसियो, 
यहूदियो, आदिका उल्लेख करता आया हूँ। इत सबको अरूग रखकर एकता हो ही नही 
सकती। तब तो दुबंलोपर शक्तिशाली लोगोकी निरकुशता ही चलेगी। भारतके बड़ें 
समुदायों, जैसे कि हिन्दुओं और मुसहूमानोका छोटे समुदायोके प्रति यह एक पवित्र 
क्त्तेव्य है कि वे उन्हे सरक्षण दे। 

आंग्ल-भारतीयोंकी विक्षाके सस्बन्ध्मं भें कहेँगा कि वह शिक्षा उनकी 
नेतिकताको ऊँचा नहीं उठातो, क्योंकि अक्सर यात्रा करते समय सेने देखा है कि 
आंग्ल-भारतीयोंम यूरोपीयों और भारतोयोंके गुण होनेके बजाय दोनोंकी बुराइयाँ ही 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हैं । भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषाकी गन्दीसे-गन्दी ग्रालियाँ रोज ही उनको 
बोलचालमें शामिल होती रहती हे। ऐसी दृषित रुचि तो आंग्ल-भारतोयोको स्वयं हो 
सुधारनी है। आंग्ल-भारतीयोंमं ऐसा हो क्‍यों रहा है; इसका कारण यही है कि वे 
अपने-आपको सामाजिक रूपसे अलूग-थलूग रखते हे और अपने पड़ोसियोके उत्तम गृणो- 
को ग्रहण करनेकी कोशिश नहीं करते। रेलवे प्लेटफॉर्मेपर मेने यह भी देखा है कि 
वे चढोरे भी होते जा रहे है। खाने-पीनेकी जो भो गन्दी और बीमारी पैदा करने- 
वाली चीजें उनको बिकती दिलाई पड़ती हे, उनको वे चुपकेसे खरीद कर लोगोंको 
आँखें बचाकर खा छेते हे! जिद्वाका स्वाद मनकी रुचि बताता है। 

डॉ० मोरेनोने इस बातकी ओर ध्यान दिलाया कि यह बिलकुल पक्‍की बात है 
कि अभीतक आग्ल-भारतीयोंने कांग्रेसकी कारंबाइयोंमें वहोके बराबर या बिलकुल 
दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सर सुरेख्रनाथ बनर्जीके बंगालमें नेतृत्वके दौरान इस समु- 
दायके तत्कालीन बेता डॉ० जें० आर० हेल्सको कांग्रेसमें शरीक होनेके लिए आस- 
र्न्रित किया गया था। लेकिन जब यह बात समुदायके लोगोंभें फैली तो कुछ समयके 
लिए डॉ० हेलेसकों समाजसे बहिष्कृत कर दिया गया था। 

हम काग्रेसमे आपका स्वागत करेगे। आप क्यों नहीं आते ? यदि आप बाहर 
बने रहे तो दोष किसका है? कमसे-कम मैं तो उसी तरह बाहे फैला कर आपका 
स्वागत करूँगा, जैसे कि मै यहूदियों या पारसियोका करूँगा। यदि कांग्रेस सभीको 
अपने अल्दर शामिल नहीं करती, तो वह सच्ची राष्ट्रीय सस्था नहीं है। 

सूतकी शर्तंवाले मताधिकारके बारेमे महसूस होनेवाली कठिनाईकों भी आप 
उसी तरह हल कर सकते है, जैसे कि अत्य छोगोने फिलहाल किया है। वे अपने 
ही स्थानसे सूत खरीदकर उसे भेज सकते है । 

डॉ० भोरेनोने कहा कि इस समुवायर्मं दो तरहके लोग हे, एक वे जिनका 
स्नान यूरोपकी तरफ है, दूसरे वे जिनका रुझान भारतकी तरफ है; लेकिन अब 
विचारोंमं शीघ्रतासे परिवत्नेन हो रहा है। हे 

ओर भांधीने कहा कि मेने खुद गौर किया है कि आंग्ल-भारतोयोंके सतमें परि- 
वर्तन हो रहा है। अब वे अपने-आपको भारतीय साननेकी तरफ झुक रहे हैं। यह 
सने अपने कई आंग्ल-भारतीय मित्रोकी बातचीतसे समझा है। कुछ आंग्ल-भारतीय 
चमड़ीके रंगको लेकर ही सिद्धान्त बधारने रूगते है। थोये बड़प्पनकी यह भावना 
बेकारकी चीज है। जी 

असछ कठिनाई तो तब आती है जब आप अपने समुदायके गरीब लोगोकी 
स्थितिपर विचार करते है । वे पतनको ओर जा रहे है और भारतीयोकी निम्ततम 
बुराइयोको अपनाते जा रहे है, क्योकि उतके और समुदायके समृद्धिगील भाइयोके 
बीचकी खाई चौडी होती जा रही है। समृद्ध आर्ल-भारतीयोंके लिए कोई साम्प्रदायिक 
समस्या नहीं है और वे अपनी योग्यतासे कही अधिक पा रहे हैँ। आग्ल-भारतीय 
विचारकोको अपने गरीब वर्गोकी समस्या हल करनेके बारेमे अधिक सोचना है। हमारे 
यहाँ अस्पुश्योकी समस्या है। आपके सामने यही समस्या एक दूसरे रूपमे है। 


भेंट: डॉ० एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनोसे १८९ 


दक्षिण भारतका एक आग्ल-भारतीय स्टेशन मास्टर मेरा मित्र है। उसने रहन- 
सहनका एक दिखावटी तरीका अपना लिया है। यह बडी गलूत-सी बात है। मेरा 
यह मित्र २० सारूकी सेवाके बाद भी ३०० रु० महीना पाता है, लेकिन चूँकि उसे 
यूरोपीय तौर-तरीकेसे रहना पडता है, इसलिए वह अपनी बीबी और चार बच्चोकी 
जरूरते पूरी करने और परिवारको उपयुक्त शिक्षाकी सुविधाएँ देनेंके वाद एक पैसा 
तक नही बचा पाता। इस आग्ल-भारतीयने मुझे बताया है कि उसे लगता है कि 
इससे बर्बादी ही हाथ छंगती है, फिर भी उसे रहन-सहनका ऐसा ढग कायम रखनेके 
लिए मजबूर होना पडता है, क्योकि वह यदि दूसरा कोई तरीका अपनाये तो रेलवेमे 
उसकी तरक्की बन्द ही हो जायगी। 

डॉ० मोरेनोने कहा कि ऑग्ल-भारतीयोंकों जिन कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ता है उन्होंने उनमें से कुछ ही का बयान किया है। उन्होंने गांधीजीसे भारतके 
सच्चे मिन्रके नाते उनके बारेसें सलाह माँगी और कहा कि आंग्ल-भारतीय देशकी 
मिट्टीसे ही जन्मे है और देशके साथ उनके हित स्थायी रूपसे जुड़े हुए हे। 

जवाबसें श्री गांधीने कहा कि से इन भावनाओंकी कद्र करता हूँ। आंग्ल-सार- 
तीयोंके स्थायी हित्ोंकी तो सभी भारतीय चिन्ता करेंगे। आंग्ल-भारतीयोंको भारतीयोंसे 
अलग करनेवाली बातें तो बहुत कम है। मुझे खुशी है कि आपने इस मामलेमें सेरे 
साथ इतना दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा कि में अपने भारतके दौरोंमें कितने 
ही अन्य आग्ल-भारतीयोंसे मिला हूँ। वे जब-तब मेरी सलाह लेने जाते हे, अनेकों ऐसे 
आग्ल-भारतीय निजी तौरपर मुझसे मिलने जाते हे और सभी साम्प्रदायिक मामलोंमें 
मेरी सलाह लेते हे। वे मेरे तकोका औचित्य तो स्वीकार करते हे, पर उन्हें अमलमें 
नहीं ला पाते। उनमें अमल करने रायक नेतिक बल नही है। गांधीजीन डॉ० भोरेनो- 
को सलाह दी कि आपने जिस पवित्र कार्यकों अपने जीवनका उद्देश्य बनाया है, उसे 
शिथिल न होने दें, क्योंकि आंग्ल-भारतीय समुदायकी सुक्ति सिर्फ इसी नौतिपर 
अमल करनेमें है। आपको आलोचनासे हतोत्साहित होकर विचारों और कार्योमें 
संकीर्णता नहीं आने देनी, चाहिए। इस सिल्‍ूसिलेमें बंगालके बृद्धिजीवियों और देशके 
मेहनतकशॉका उदाहरण सामने है। 

भेंदके अन्तर्मे डॉ० मोरेनोने श्री गांधीसे आंग्ल-भारतीयोंसे सम्बन्धित कई प्रदन 
यंग इंडिया के स्तम्भोंके जरिये पुछते रह सकनकी इच्छा व्यक्त की ताकि सम्बद्ध 
प्रन्‍नोपर सुविचारित उत्तर मिल जायें। श्री गांधीन कहा 

आपके समुदायके एक मित्रके नाते, मै ऐसे प्रश्नोका उसी तरह स्वागत करूँगा 
जैसे कि उन सब लछोगोके प्रश्नोका करता हूँ जो भारतमे जन्मे हैँ या रहते हैं। इन 
मसलोके बारेमें यथाशक्ति सभी गलूतफहमियाँ दूर करनेसे मुझे खुशी हासिल होगी 
ताकि हम भविष्यको और अच्छी तरह समझ सके | आखिर हम दोनो एक ही उद्देश्य 
अर्थात्‌ आपके और मेरे अपन देश भारतकी उन्नतिके लिए काम कर रहे है। 

[अग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, २-६-१९२५ 


१०४. पत्र: जी० वी० सुब्बारावकों' 


१ जून, १९२५ 


प्रिय मित्र, 
आपके पत्रमें उल्लिखित अनेक बातोसे मैं सवा अनभिन हूँ। 


ह॒ृदेयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ३६२४) की फोटो-नकलसे। 


१०५. पत्र: जितेन्द्रनाथ कुशारीको 
१ जून, १९२५ 


प्रिय मित्र, 
अल्पकालमे ही आपने जो प्रगति की है, उसके लिए में आपको वधाई देता 
हूँ। आशा करता हूँ कि यह प्रगति जारी रहेगी। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्रीयृत जितेन्द्रनाथ कुशारी 
सत्याश्नम 
डाकखाना बहरोक 
जिला ढाका 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ७१८७) की फोटो-नकलूसे। 


१. जी० वी० सुब्बाराव पतुद, १९१४ में काग्रेसके मद्ामली। १९१७ में वे पुननिरवाचित हुए ये, 
किन्तु उन्दोंने त्यागपत्र दे दिया था। 


१०६ पत्र: एस० ए० वस्लेको' 


शान्तिनिकेतन 
१ जून, १९२५ 
मैने आपका ज्ञापन गौरसे पढ लिया है। वह बहुत उपयोगी और तकंपुष्ट है। 
लेकिन उसमें गलतफहमीकी गृजाइश भी है। उसका यह अर्थ भी निकल सकता है कि 
यदि आपके सामने विकल्प रखा जाये तो आप भेदभावको वैधानिक रूप देनेके ही पक्षमे 
रहेगे। यो तो मैं यही समझा हुँ कि आप ऐसा कोई विकल्प स्वीकार नही करेगे। 
किसी सामान्य नियम या प्रणालीको तो आसानीसे बदला जा सकता है, किन्तु विधान- 
सभा द्वारा लिखित कानून बन जानेपर उसे सशोधित करना बडा ही कठिन काम 
होता है। हममे से इने-गिने लोग ही न्यायाधीश बन सकते है, लेकिन यदि हमारे पूरे 
समुदायको वैधानिक व्यवस्थाके जरिये न्यायाधीश बननेके अधिफकारसे वचित कर दिया 
जाये तो हम उसे कैसे पसन्द कर सकते है? प्रस्तावित कानूनी प्रतिबन्धका असर 
शायद एक भी एशियाईपर नही पडंगा। फिर भी उसका विरोध तो अवश्य करना 
चाहिए। यह नीति-सूत्र है कि कानूनी तौरपर कोई प्रतिबन्ध न छगगाया जाये और 
प्रशासनके व्यवहारमे कोई सख्ती न की जाये, बल्कि इसके विपरीत असमानताकी 
नीतिपर अमल करनमे प्रशासन ढिलाई वरते। मै उस रगमचके सभी अभिनेताओकों 
जानता हूँ। स्मट्सका 'फितरतीपन ” दुनियामे मशहूर है, फिर भी हरटेजोग या बेयर या 
क्रेसवेलकी अपेक्षा उनकी दृष्टि अधिक न्यायपूर्ण है। मैं तो यह सब केवल इसलिए 
कर रहा हूँ कि इससे आपको अपनी बात और अधिक स्पष्ट रखनेमे मदद मिल सकती 
है। फिर भी यदि आपका यही मत हो कि यदि भेदभाव किया ही जाना है तो 
उसे ठोस कानूनी शक्ल देना जरूरी है, तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है। उस परि- 
स्थितिमे हमारा परस्पर मतभेद रहा। भेदभावके मामलेमे आस्ट्रेलिया चरमसीमापर 
है, पर वहाँ भी राजनीतिज्ञ लोग वैधानिक सशोघनका सहारा लिये बिना ही जब 
चाहे विवेकशील ढगसे व्यवहार करना शुरू कर सकते है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ध 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


. *" ईम्पीरियछ सिटिजिनशिप एसोसिएशन (साम्राज्यीय नागरिक सध) के मन्त्री, भारत सेवक समाज 
रद इंडिया सोसाइटी) के सदस्थ और अवासी भारतीयोंके हिंतमें काम करनेवाके एक प्रमुख 
कार्थंकर्ता । 


१०७- भाषण : भवानीपुर, - कलकत्तामें' 


२ जून, १९२५ 
श्री गांधीने कहा कि चरखा मुझे बहुत प्रिय है और यह जानकर कि राष्ट्रीय 
स्कूलके पाठ्यक्रममें उसे स्थान मिल गया है, मुझे खुशी हुई है। आशा है कि लड़के 
मन लगाकर कार्तेंगे और कुशल क्तय बनेगे। ऐसे हर स्त्री-पुरुष और बच्चेसे, जिसके 
बिलमें आम जनतासे हमदर्दी है, में प्रतिदिन कमसे-कम आधा घंटा चरज़ा चछानेको 
आशा करता हूँ। श्री गांधीने कहा कि चरखा ही आम जनता और उच्च वर्गोंको 
जोड़नेवाली एकमात्र कड़ी है। 
श्री गांधीने अस्पृश्यता और हिन्दू-मुस्लिसम एकताकी भी चर्चा की। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ४०६- १ ९२५ 


१०८. वाइकोम 


वाइकोम सत्याग्रहका' जनताके ध्यानमें बना रहना जरूरी है। उसे यह मादूम 
होना चाहिए कि सत्याग्रही इस समय पहलेसे भी ऊँचे प्रकारके अनुशासनका पालन 
कर रहे हैं। पहले उनको आगे बढ़नेसे रोकतेके लिए जो स्थूछ बाघा खड़ी की 
गई थी उसके सामने बैठकर वे चरखे चलाते थे। यह बाधा भी पुलिस द्वारा रक्षित 
एक बाड़। पाठक जानते हैं कि अब वह बाड़ हटा दी गई है, पहरेदार हटा लिये 
गये हैं और वहाँ ज़ानेकी मनाहीका हुक्म भी वापस छे छिया गया है और अब 
सत्याग्रही अपने आप स्वीकार किये गये नैतिक प्रंतिबन्धका पालन स्वेच्छासे कर रहे 
हैं। अवश्य ही वे यह आशा करते हैं और यह उन्होंने साफ-साफ जाहिर भी कर दिया 
है कि वे सवर्ण हिन्दू, जिनका इससे सीधा सम्बन्ध हैं, कठोरता त्याग देंगे तथा सर- 
कार स्वयं शीघ्र सड़कोंको उन छोगोंके लिए, जो “अनुपगम्य ' कहे जाते हैं ञ्सी 
“प्रकार खोल देनेकी घोषणा कर देगी जिस प्रकार वे अभी दूसरे सभी मनुष्यों-- यहां 
तक कि बिल्लियों.और कुत्तोंके लिए भी खुली हैं। त्रावणकोरकी हिन्दू सरकारकों इस 
अंमानुषिक अन्धविश्वासका, जो हिन्दू धर्ममें घुस आया है, समर्थन नहीं करना चाहिए। 
यह उसका दलित जातियोंके प्रति दोहरा कत्तंव्य है--एक तो प्रत्येक दयालु 


१. यह भाषण राष्ट्रीय शाछा और “सेवक समिति” की भोरसे भेंठ किये गये अभिनस्दन-प्रेकि 
उत्तरमें दिया गया था। - 

२. जो वाइक्रोम (केरल) में एक मन्दिरको और उसके पासकी संढ़ककों एजवहा और अन्य पिछड़ी 
जातियेकि लिए खोलनेके लिए १९२४ में चलाया गया; देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५४७५२ । 


वबाइकोम ६ १९३ 


सरकारका अपने अधीनस्थ दलित मानवोके प्रति जो दायित्व होता है, उसके कारण 
तथा दूसरे एक हिन्दू सरकारका हिन्दुत्वके प्रति जो दायित्व है, उसके कारण। 
यह मैने शासनके प्रति कहा। 
त्रावणकोरके सवर्ण हिन्दुओने मुझसे वादा किया था कि वे सरकारकों तवतक 
चैन न लेने देगे जवतक उक्त सडके अनुपगम्य पचमोके लिए खोल नही दी जाती। 
यो ऐसा वादा करना जरूरी नहीं था, क्योकि यह तो उनका कत्तंव्य ही है। उन्होने 
मुझे विश्वास दिलाया था कि वे समस्त त्रावणकोरमे सभाएँ करेगे, जिससे सरकारको 
स्पप्ट रूपसे यह दीख जाये कि वे इन पचमोके लिए सडकोपर चलनेकी मनाहीको 
हिन्दुत्वके विरुद्ध मानते है और उसे असह्य समझते है। सार्वजनिक सभाएँ करनेके 
अतिरिक्त उन्हे सवर्ण हिन्दुओके दस्तखत करके अन्त्यजोकें लिए इन सड़कोकों खोलनेका 
एक ऐसा वृहद आवेदन भी प्रस्तुत करना था। मालूम नही जिन सैज्जनोने मुझे ऐसा 
आश्वासन दिया था, वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन कर रहे है अथवा नही। 
अब कुछ उनके वारेमे जिन्हें गलतीसे अनुपगम्य ” कहा जाता है। मुझे मालूम हुआ 
है कि वे धीरज खो रहे है। उन्हे धीरज खोनेका अधिकार है। मुझे यह भी वताया 
गया है कि सत्याग्रहसे उनका विदंवास उठ रहा है। यदि यह सच है तो विश्वासकी 
इस कमीसे यह जाहिर होता है कि वे नही जानते, सत्याग्रह कैसे अपना असर डालता 
है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अपना काम चुपचाप तथा देखनेमे धीरे-धीरे करती 
है। सच कहे तो दुनियामे ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं है जिसका प्रभाव इतना 
सीधा और त्वरित होता हो। छेकिन कभी-कभी पशुबलसे सफलता अधिक द्वुत गतिसे 
श्राप्त होती दिखाई पडती है। शारीरिक श्रम द्वारा रोजी कमाना सत्याग्रह द्वारा रोजी 
कमानेका एक प्रकार है। स्टाक ऐक्सचेजके जुएसे अथवा घरमे सैघ छगानेसे, जो 
कि सत्याग्रहके विपरीत क्रियाएँ हुं, प्रत्यक्षत घनकी उपलब्धि तत्काल हो सकती है। 
लेकिन, में ऐसा मानता हूँ कि दुनियाने अवतक यह समझ लिया है कि घरमें सेघ 
लगाना तथा जुआ खेलना, रोजी कमानेके कोई ढग ही नही हैं तथा उनसे जुआरी तथा 
चोर॒को वजाय लाभके नुकसान ही होता है। अनुपगम्य पचम अन्च-विश्वासी सवर्णंसि 
खुली लडाई लडकर जबरदस्ती मन्दिरके पासकी सडकोपर जा सकते हैँ, लेकिन वे 
इससे हिन्दुत्वमें सुधार तो नही कर सकेगे। उनका तरीका छोगोको जबरदस्ती बदलने- 
का तरीका होगा। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि उनमे से कुछ छोग, अपने कष्ट 
तत्काल कम न होनेकी परिस्थितिमे ईसाई धर्म, इस्लाम अथवा वौद्ध धर्म ग्रहण कर 
लेनेकी घमकी भी देते है। मेरे तुच्छ विचारमे जो लोग धमकोका प्रयोग करते है वे 
घर्मका अर्थ नही जानते। घमम तो हमारे जीवन-मरणका प्रश्न है। आदमी अपना धर्मे- 
परिवर्तन ऐसे नही कर लेता जैसे वह अपनी पोशाक वदल छेता है। धर्म तो उसके 
साथ उसकी मृत्युके वादतक लगा रहता है। यदि वह अपने धर्मको मानता है तो 
दूसरोंको अनुग्रहीत करनेके लिए नहीं वल्कि इसलिए कि वह इसके अछावा और कुछ 
कर ही नहीं सकता। एकपत्नी-ब्रती अपनी पत्नीसे अनन्यभावसे प्रेम करता है। उसकी 
पत्नी बेवफा हो जाती है वह तब भी उसके प्रति निष्ठावान रहता है। उससे उसका 


२७-१३ 


(९४ ४ सम्पूर्ण ग्रांधी वाइमय 


गठवन्धन खूनके रिब्तेसे भी अधिक दृढ़ होता है। धर्मे-वन्धन भी, यदि उसका कुछ 
मूल्य हो तो, हक प्रकारका होता है। धर्म तो हृदयका विषय होता है। एक अस्पृष्य 
जो जुल्म किये जानेके बावजूद हिन्दुत्वका पालन करता रहता है, अपने आपको ऊँचा 
बतानेवाले हिन्दूसे ज्यादा सच्चा हिन्दू है, क्योकि वह उच्चवर्णी हिन्दू तो अपनी 
उच्चताके अपने दावेसे ही हिन्दुत्वका निषेध करता है। इसलिए जो पचम लोग हिन्दू 
धर्मको छोडनेकी धमकी देते है, वे मेरी सम्मतिमे अपने घमंसे विश्वासघात करते है। 
लेकिन सत्याग्रहीका मार्ग स्पष्ट है। उसे इन सभी विपरीत धाराओके भध्यमे 
अविचल खडा रहना चाहिए। उसे न तो अधे रुढिवादियोके प्रति अधीर होना चाहिए , 
और न दलित लोगोकी विश्वासहीनतासे खीझना ही चाहिए। उसको जानना चाहिए 
कि उसका कष्टसहन कठोरसे-कठोर धर्मान्ध मनुष्यके कठोरतम हृदयकों भी पिघला 
देगा तथा युगोसे देबाकर रखे हुए डयमगाते परम भाईकी रक्षाके लिए दीवारका 
काम देगा। उसे जानना चाहिए कि राहत तभी मिलेगी जब उसकी कमसे-कम आशा 
होगी; उस कठोर तथा दयालु प्रभुका ऐसा ही तरीका है। वह अपने भक्‍तोकी पूरी- 
पूरी अग्नि-परीक्षा छेता है और उन्हे एक रजकणसे भी अधिक तुच्छ बनाकर खुश 
होता है। अपने सकटके समय सत्याग्रहीको अपने मनमे पौराणिक कथामे वर्णित उस 
गजराजकी प्रार्थंनाका स्मरण करना चाहिए, भगवानते जिसकी रक्षा उस समय की थी 


जब वह बिलकुल हताश हो चुका था। 
आंग्ल-भारतोय 


मैने श्री मोरेनोको यह सुझाव दिया था कि आग्ल-भारतीयोको अन्य भारतीयोके, 
समान ही सूत कातना और खद्दर पहनना चाहिए। मै देखता हूँ कि कुछ सज्जनोने 
इस सुझावकी हँसी उडाई है। इस सुझावकी हँसी उडाना है तो बडा आसान, परन्तु 
मुझे अपनी दवापर कामिल यकीन है और मै जानता हूँ कि आज छोग जिस वातपर 
हंस रहे है, उसीको बहुत जल्दी बिलकुल ठीक समझने छगेगे। आग्लै-्मारतीय भाइयोके 
प्रति मेरे मनमे कोई दुर्भाव नहीं है। मेरी स्वराज्यकी कल्पनामे उनके लिए भी उतना 
हीं स्थान है जितना भारतमे पैदा हुए या भारतको अपना देश बना छेनेवाले किसी 
दूसरे मनुष्यके लिए है। इसलिए चाहे कुछ छोग इस समय मैरी बातका गलत भर्थ 
रूगाये, परन्तु मै जानता हूँ कि अन्तमे उनकी गलतफहमी दूर हो जायेगी। में एक 
हिन्दुस्तानी और दूसरे हिन्दुस्तानीमे कोई भेद नही करता। मैने आरल-पारतीयोमे भी 
गरीब वर्गके बहुत छोग देखे है और मैं उनसे मिला हूँ। यदि उन्हे थोडे भी सुखसे 
रहना हो तो उन्हे दूसरे गरीब हिन्दुस्तानियोका साथ देना होगा। उन्हे उनके दु खमे 
शरीक होना और जहाँतक हो सके उनके जैसा जीवन व्यतीत करना होगा। ख़ादी 
सब लोगोकी सामान्य पोषाक हो सकती है, तो फिर उन्हे औरोके साथ-साथ सूत् कया 
नही कातना चाहिए? देशके गरीबों और अपने वीचकी सहानुभूति-सूचक इस भत्यक्ष 
और व्यापक कड़ीको अपनानेमे शर्मंकी कोई वात नहीं है। अपनी जन्मभूमिके दीत- 
दरिद्र लोगोके साथ अपनेको तद्ूप करनेमे आग्ल-भारतीय भाई पीछे क्‍यों रहें” उन्हें 
मामूली हिन्दुस्तानीसे अपनेको बड़ा और ऊँचा समझनेकी झूठी शिक्षा दी गई है। इस 


खादी प्रतिष्ठान १९५ 


उच्चताकी झूठी भावनाके कारण वे दरअसल अपने ही घरमे विदेशी-जैसे वन गये है। 
और वे अग्रेजोमे तो मिर्त नहीं सकते। उनके लिए किसी दूसरे देशको अपना देश 
समझना नामुमकिन है। यदि वे किसी उपनिवेशमे जानेकी कोशिश करे तो वहाँ उनको ., 
उसी दुर्गति और उन्ही निर्योग्यताओका सामना करना होगा, जिनका सामना एक मामूली 
हिन्दुस्तानी प्रवासीको करना होता है। इसलिए मैने बडे नमज्रभावसे और ऐसी सचाईसे, 
जिसके मूलमे मेरा गहरा विश्वास है, यह कहा है कि उन्हे अपने जीवन सम्बन्धी 
विचार बदलने चाहिए। उन्हे वैसा ही होना चाहिए, जैसे वास्तवमे वे हैं अर्थात्‌ भारतके 
लोगोकी तरह) तव उनमे उचित सन्तुलन आ जायेगा, वे अपने माता-पिता --दोनोके 
सद्गुणोको ग्रहण करेगे और खुद अपनी, अपने देशकी तथा अपने यूरोपीय माता या 
पिताकी भारी सेवा करेगे। उस अवस्थामें, अपनी एकदम उचित स्थितिकों प्राप्त 
करनेके वाद, वे अग्नेजोसे जो-कुछ कहेगे उनपर उसका असर होगा और वे उनसे 
अपने जाती तजुर्वेकी ताकतके साथ वाते कर सकेगे। मैने डाक्टर मोरेनोसे न यह कहा 
था और न अब कहता हूँ कि आग्ल-भारतीय समाजके गरीबसे-गरीब लोंग भी सूत 
कातकर उससे गुजर करे और उसीमे सनन्‍्तोष माने। फिर भी इस वातका कोई कारण 
दिखाई नही देता कि राष्ट्रीय दृष्टिसे उनमे से बडसे-बडे छोग भी सूत क्यो न काते ? 
हाँ, मुझे यह कहते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि उनमे जो लोग बेहद 
गरीब है, वे अच्छी तरहसे वुनाई सीख लछे। यह एक सहायक धन्चा है। जो लोग सीख 
सकते हो, वे इसे ईमानदारीके साथ रोटी कमानेके लिए सीखे, क्योकि कुशलतासे और 
कलात्मक बुनाई करनेवाले लोग ४० ₹० से ५० रु० मासिकतक पैदा कर सकते है। 
[अग्नेजीसे ] 
” यंग इंडिया, ४-६-१९२५ 


१०९. खादी प्रतिष्ठान 


वाढ और अकालके सकठको दूर करनेमें चरखा कहाँतक सहायक हो सकता 
है, इसका जिक्र मैने अन्यत्र किया है। यह अपने-आपमे एक स्वतन्त्र प्रयोग है। परन्तु 
इससे जो अनुभव आचार्य राय तथा जैसा कि वे उन्हे मानते है उनके दाहिने हाथ, 
सतीश बाबूने प्राप्त किया है, उसकी इतिश्री इस प्रयोगसे ही नहीं हो जाती। वे 
दोनो रसायनशास्त्री हैं। उनका वैज्ञानिक मस्तिष्क उन्हे इस बातकी छानबीन करनेको 
मजबूर करता है कि बगालके' किसानोको सदाके लिए बतौर एक सहायक धन्धेके चरखा 
और खट्दर किस हृदतक उपयोगी हो सकता है। एक छोटा-सा प्रयोग बढ़ते-बढ़ते 
एक वडी सस्या-- खादी प्रतिष्ठान-के रूपमे परिणत हो गया है। बंगालके कितने 
ही हिस्सोमे उसकी शाखाये खुल गई है तथा और भी खोले जानेका विचार है। 
उसका उद्देश्य शुद्ध खादीका निर्माण और उसका विक्रय करना है। उसका उद्देश्य 
यह भी है कि पुस्तकों आदिके प्रकाशन और मैजिक छैटनेंके प्रयोग सहित व्याख्यानोके 
द्वारा खादी और चरखेको लोकग्रिय बनाया जाये। अपेक्षाकृत अधिक स्थायी बनानेके 


१९६ सम्पूर्ण गाधी वाद्मय 


लिए, उसे एक सार्वजनिक ट्रस्टका रूप दे दिया गया है। मेरे सामने ट्रस्टका दस्तावेज 
और उसके आय-व्ययका लेखा मौजूद है। मैं इन बातोका जिक्र यहाँ इसलिए करता 
हैँ कि मैने पबनाकी एक सभामे एक सज्जनसे वादा किया था कि मैं 'यगर इडिया!' मे 
प्रतिष्ठानके कामका जिक्र करूँगा। खादी-प्रतिष्ठानके चरखेको मैने बगालमे प्राप्य 
चरखोमे सर्वोत्तम पाया है और इसलिए उसे समूचे वंगालके लिए उपयुक्त बताया 
है। उसमे सुधार करनेकी कोशिश भी की जा रही है। एक महाशयने खादी-प्रतिष्ठान- 
की खादीके महँगे होनेंकी शिकायत की थी। मैने उनसे वादा किया था कि मैं इस 
शिकायतकी निस्बत 'यग इडिया' में लिखूगा। एक अर्थमरे यह इल्जाम सही कहा जा 
सकता है। खयाल यह है कि खादी बडेसे-ब्ड पैमानेपर तैयार हो और चरखा 
प्रत्येक घरमे चले , ट्रस्टके सस्थापकगण खद्दरकों स्वावलम्बी और सूतको अच्छी किस्म- 
का बनाना चाहते हैं। इसलिए उन केन्द्रोमे भी जो खादी-उत्पादनके अनुकूल नहीं है, 
उसी व्यवस्थाके अन्तर्गत काम होना चाहिए। इस प्रकार व्यवस्थापकगण तमाम खादी 
इकट्ठी करंके, औसत निकालकर खादीकी कौमत निश्चित कर सकते है। इससे हम 
इस नतीजेपर पहुँचते है कि केवल वे ही छोग खादी-अतिष्ठानसे सस्ती खादी बेच 
सकते है जो अनुकूल केन्द्रोमे काम करते हो। फिलहाल तो खादीकी विक्रीकी 
चिन्ता नही है, क्योकि जो-कुछ थोड़े केन्द्र अभी शुद्ध खादी तैयार करते हैं उनके 
ग्राहक ऐसे बने-वनाये है कि जो कीमत आदिकी परवाह नहीं करते। प्रतिष्ठान अब 
भी घाटा उठाकर खादी बेच रहा है, पर वह घादेकों कमसे-कम करनेकी कोशिश 
कर रहा है। वह हमेशा ही दानके बछपर नही चलाया जा सकता। प्रतिष्ठान द्वारा 
बेची जानेवाली खादीकी कीमत कम करनेकी कोशिश हर तरहसे की जा रही है, इस 
बातके बारेमे मैं आइवस्त हूँ। और यह बात हर शख्स जानता है कि प्रतिष्ठानमे 
किसीका कोई निजी स्वार्थ नही है। उसके मुख्य कार्यकर्ता तो रोजी अलगसे कमाते 
है और गाँठका खाकर उसमे काम करते है। उन्होने प्रतिष्ठानकों अपना जीवन ही 
अधित कर दिया है। अबतक मैने खादी-उत्पादनके ५ और सुसगठित केन्द्रोका निरीक्षण 
किया है। वे ये हैं-- कोमिल्लामे अभय आश्रम, मलिकन्दामे डॉ० अफुल्लचन्द घोपका 
आश्रम, चटर्गाँवमे प्रवर्तक सघका, पवनामे सत्सग आश्रम और दुआइडडू खादी केन्र | 
इस आखिरी आश्रमको मै खुद नही देख पाया, पर उसके मुख्य कार्येकर्तताओसे हुगलीम 
मिला हूँ, उनकी खादी देखी है और उनके क़ामका हाल भी सुना है। प्रवर्तक सब 
अबतक अर्घ-खादी अर्थात्‌ मिलावटवाली खादी भी तैयार करता रहा है। पर अब 
जहाँतक चटगाँवका सम्बन्ध है, उसने केवल शुद्ध खादी ही रखनेका निशुवय कर लिया 
है। कुटियाण्डु नामक जगहमे तो वे प्रयोग शुरू कर ही चुके है, परन्तु व्यवस्थापकोर्न 
सारे चटगाँव जिलेके लिए आखिरी निर्णय, मेरी यात्राके समय किया है। उनके कल- 
कत्ता भण्डारमे तथा मुख्य कार्यालय चत्दनगर तथा कलकत्ता-स्थित भण्डारमे अभीतक 
अधे-खादी है। पर वे जितनी जल्दी हो सके इस अधे-खादीको समाप्त कर देना चाहते 
है। वे इस सिद्धान्तको कुबूछ करते है कि अर्घ-खादीसे खादी आन्दोलनको लाभ नहीं 
होता। ये सब ससस्‍्थाएँ अच्छा काम कर रही है। कांग्रेसी सस्थाओके द्वास भी 


खादी प्रतिष्ठान १९७ 


कही-कही कुछ काम हो रहा है। मै तो इन तमाम सस्थाओके कामको, यद्यपि नामसे 
नही पर भावरूपमें, काग्नेसका ही काम मानता हूँ। जरूरत इस वातकी है कि तमाम 
विखरी हुई शक्तियाँ एक सूत्रमे बंध जाये जिससे समय, बुद्धि, शक्ति, और धन कम 
खर्च हो। इन सस्थाओके अध्यक्ष आपसमें मिले, अपने अनुभवोका आदान-प्रदान करे 
और एक सयुक्‍त कार्यक्रम वना ले। और यह काम समयपर ही होना चाहिए। 
सवाल यही है कि इसमे जल्दी की जा सकती है या नहीं। खादी-प्रतिष्ठानको एक 
लाभ यह है कि उसके पास ऐसे लोग है जिन्होंने अपनेको चरखा-प्रचारके लिए ही 
अपित कर रखा है। उसके पास बडे व्यवस्था-पटु लोग है। एक विख्यात्‌ व्यक्तिका 
नाम उसके साथ जुडा हुआ है। इसलिए उसके पास विस्तारके लिए असीम गुजाइश 
है। इसीलिए में आमतौरपर सारे भारतका और खास तौर॒पर वगालका ध्यान उसकी 
ओर दिला रहा हूँ। में समालोचकोको आमन्त्रित करता हुँ कि वे उसकी जाँच-पडताल 
करे और जो कमियाँ दिखाई दे उनको प्रकट करे। और सहानुभूति रखनेवालोंसे 
मेरा कहना यह है कि वे उसके हिसाव-कितावको देखे --जो कि खुली पुस्तक है-- 
और उसकी सहायता करे। जो लोग उदासीन हूँ, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपनी 
उदासीनता छोडे, उसके कामकाजका अध्ययन करके या तो उसका विरोध करे या 
उसकी सहायता करे। एक विजानवेत्ताकी हैसियतसे आचायें रायकी कीति सारे ससारमे 
व्याप्त है। परन्तु उनके छाखो देशवासी उन्हे न तो उनके बनाये उम्दा सावुनकी 
बदौलत और न उनके द्वारा कितने ही बगाढी नवयुवकोके लिये जुटाये गये जीविकाके 
साधनोकी वदौलत जानेगे --वे उन्हे जानेगे उस प्रकाश और सुखकी बदौलत जो, उनका 
खादीका काम छाखो छोगोके टूटे-फूटे झोपडोमे पहुँचा सकता है। परमात्मा करे यह 
ससथा उस विशाल वटवृक्षकी तरह हो, और उन तमाम छोटी-छोटी सस्थाओकी 
आश्रयदाता वन जाये जो उससे सहायता और रहनुमाईकी अपेक्षा रखते हो। रासाय- 
निक कारखाने निश्चय ही महान्‌ है। पर खादी-प्रतिष्ठान उनसे भी वढकर है, क्योकि 
इसकी जड देशकी भूमिमे है। कही बाहरसे छाकर उसकी कलरूम नही रूगाई गई 
है। उसे पनपानेके छिए और भी एहतियातकी जरूरत है। अगर उसे एक विशाल 
राष्ट्रीय सस्था बनना है तो उसके कार्यकर्त्ता अपने सर्वोत्तम गुणो और अपनी शक्तियो- 
को जाग्रत करके उसमे छगा दे। परमात्मा करे वह तमाम आशज्ञाओकों पूरा करे 
जिसके आसार मुझे अभीसे दिखाई दे रहे है। 
[ अग्रेजीसे 
अंग इंडिया, ४-६-१९२५ 


११०. टिप्पणियाँ 


निराघार अभियोग 


मैने शिकायत सुनी है कि वगालमे क्षाग्रेसजनोने अर्थात्‌ स्वराज्यवादियोन चरखे- 
की हत्या ही कर डाली है। किन्तु उनपर यह आरोप निराघार है। एक तो चरखा 
वगालमे भरा ही नही है, दूसरे चरखेकी प्रवृत्तिमे यदि कुछ रुकावट आई भी है तो 
स्वराज्यवादी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार है, जितने किसी दूसरे दछके छोग। मैं . 
तो उल्टा यह कुबूछ करता हूँ कि कताई-प्रदशंनोको सफल वनानेमे हर जगह स्वराज्य- 
वादियोने सहयोग दिया है। उन्होने उनकी व्यवस्था करनेमे तथा सूत कातनेमे योग 
दिया है। कुछ स्वराज्यवादी तो अपने सारे परिवार-सहित उनमे उत्साहसे भाग छेते 
है। मैं अपने फरीदपुरके मेजवान विश्वास बावूके सम्बन्धमे पहले ही लिख चुका हूँ। 
उनकी धर्मंपत्ती और बच्चे सब चरखेंके प्रेमी है। वे अपने परिवारके उपयोगके निमित्त 
आवश्यक खादी बनानेके लिए सूत कातते है। श्री वसन्तकुमार मजूमदारकी धर्मपत्नी 
भी सूत कातनेमे बहुत उत्साह दिखाती है। उन्होने कोमिल्लामे एक भारी भ्रदर्शनकी 
व्यवस्था की थी। दीनाजपुरके जोगेनबाबू खुद नियमित रूपसे सूत कातते है। उनके 
परिवारको सफाईके साथ सूत कातते हुए देख़कर एक विशेष प्रकारके आनन्‍्दका अनुभव 
होता था। वास्तवमे दीनाजपुरका कताई-अदश्शन सर्वोत्तम था। मै और भी ऐसी मिसाछे 
दे सकता हूँ। हाँ, यह बात सच है कि चरखेमे स्वराज्यवादियोकी श्रद्धा उतनी नही 
है जितनी, उदाहरणाथ, मेरी है। और यह वात उन्होने छिपाई भी नहीं है। यदि 
रचनात्मक कार्यक्रमपर उनका पूरा और पक्का विश्वास होता तो वे कौसिलोमे जाते 
ही नहीं। उनकी स्थिति बेहद सीधी-सादी है। उनका रचनात्मक कार्यक्रममे और 
चरखेमे विश्वास है। उनका विब्वास यह भी है कि उसके बिना स्वराज्य नही मिल 
सकता। पर साथ ही वे यह भी मानते हैं कि कौसिलो तथा उन दूसरी तमाम प्राति- 
निधिक और अध॑-आ्रातिनिधिक सस्थाओपर भी कब्जा कर लेना चाहिए, जिनके द्वारा 
सरकार॒पर दवाव डाला जा सकता है। उन्होने यह रुख सचाईसे ग्रहण किया है। 
और इसके वारेमे कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। कमसे-कम मेरी राय मै तो 
बगालके स्वराज्यवादी अपने विश्वासके अनुसार काम कर रहे हैं। 


नीति-अष्टता 


स्वराज्यवादियोपर नीति-भ्रप्टताका आरोप भी लगाया जाता है। उनके कार्योकी 
चर्चा करते हुए यहाँ उसपर भी विचार कर छेना ठीक होगा। कुछ प्रसिद्ध समाज- 
सेवकोने आकर मुझसे कहा, सावधान रहे, आप कही स्वराज्यवादियोके हाथकी कठ- 
पुतल्ली न वन जाये। उन्होने मुझसे आग्रह किया कि मैं वगालके राजनैतिक जीवनको 
निर्मल बनानेमे अपने अ्रभावका उपयोग करूँ। मैने उनसे कहा कि मुझे इन आरोपोपर 
विश्वास करनेका कोई कारण नही दिखाई देता। परन्तु यदि आप नाम-धाम और सबूत 


टिप्पणियाँ १९९ 


दे तो मैं खुणीसे आरोपोकी जाँच करूँगा और थदि वे सच निकलेगे तो बिछा भिझ्क 
दलकी निन्‍दा करूँगा। मैने उनसे यह भी कहा कि मैने पहले भी ये आरोप सुने है। 
मैने उनकी ओर देणवन्धु दासका ध्यान खीचा भी था। उन्होने मुझे यकीन दिलाया 
कि उनमे सत्याण नहीं है और कहा, यदि आपको खबर देनेवाले लोग बुराई और 
अपराधियोके नाम-धाम बतायेगे तो मैं जहूर उनकी जाँच कराऊँगा। उन्होने मुझसे 
कहा कि आम तौरपर ऐसा कहा जाता है; केकिन हर मामछेमे कानूनी सबूत देना 
सम्भव नही। मैने उनसे कहा कि इस अवस्थामे तो हमे इसी सुवर्ण-सूत्रका पालन करना 
चाहिए कि जिस आरोपको सिद्ध नहीं किया जा सकता, हम उसमें विश्वास न करे; 
नही तो किसी भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ताकी कीति सुरक्षित न रहेगी। 

इस वबातचीतके वाद मैं इन अभियोगोकी सब वाले भूल गया था। पर चाँदपुरमे 
हरदयाल वबाबवूने इसी वातको पूरे जोरसे उठाया।* मैने उनकी बातोपर गम्भीरतापूर्वक 
विचार नहीं किया, वे भी मुझसे यह उम्मीद नहीं रखते थे। यद्यपि मैं और 
हरदयाल वावू एक ही विचारघाराके माननेवाले है तथापि देशसेवको और सार्वजनिक 
कार्योको देखनेके मेरे और उनके तरीके जुदा-जुदा है। मेरे असहयोगके मूलमे, थोडा 
भी निमित्त हो तो तीज्रसे-तीन्न विरोधीसे सहयोग करनेकी तैयारी रहती है। में एक 
अपूर्ण मर्त्य प्राणी हूँ, और ईदवरके अनुग्रहपर अवलम्बित रहता हूँ; मेरे नजदीक 
कोई आदमी ऐसा नहीं जो दोषमुक्त न हो सके। हरदयालर बाबूके असहयोगके मूलमे 
भीषण अविद्वास और सहयोगकी ओरसे परावृत्त होनेकी वृत्ति है। उन्हे बडे-बडे 
प्रमाणोकी आवश्यकता है, जवकि मेरे लिये केवक एक सकेत ही काफी है। 

पर फिर यह आरोप मेरे सामने एक ऐसे मनृष्यने उपस्थित किया, जिससे उसकी 
कोई उम्मीद न थी। मेरे कान खडे हो गये और मैने सजीदगी अख्त्यार की। मैने 
कुछ साधारण-सी पूछताछ बुरू की। पर मेरे कलकत्ता पहुँचनेपर स्वराज्य-दलके मुख्य 
“सचेतक ' वाबू नलिनी सरकार, वाबू निर्मेलचन्द्र, वावू किरणशकर राय और बाबू 
हीरेन्द्रनाथ दासगुप्ताने मेरी चिन्ता दूर कर दी। उन्होने मेरे पास आकर अपने आप 
कहा कि वे स्व॒राज्य-दलकी तमाम कार्रवाइयोके सम्बन्धमे मेरे सवालोके जवाब देनेके 
लिए तैयार है। तब मैने उन तमाम आरोपोका जिक्र किया, जो मैने सुने थे। उन्होने 
जो वाते मुझसे कही, उनसे मुझे पूरा सनन्‍्तोष हो गया। उन्होने तो यह भी कहा, 
आप और भी जाँच करे और हमारी वहियाँ भी देखे। पर मैने कहा, जबतक इन 
आरोपोके सम्बन्धमे और ज्यादा पक्की जानकारी पेश न की जाये तबतक मैं बहियोकी 
जाँच नहीं कर सकता | फिलहाल तो आरोप ही आरोप है, उनका सबूत नही है। उन्होने 
मुझसे कहा कि घूस लेने और नीतिश्रष्ट होनेके आरोपमे सत्यका अंश भी नही है। 

में उन छोगोसे, जो जल्दीसे दोषारोपण कर बैठते है, प्रार्थना करता हूँ कि वे 
अपने प्रतिपक्षियोके सम्बन्धमे जो बाते सुनें उनपर विश्वास न करे। क्‍या हम “नही 
जानते कि खुद सरकारके खुफिया विभागकी कही हुईं बाते किस हृदतक गलत निकली 
हैं? क्या हम नही जानते कि खुफिया पुलिस बहुत दिनोतक रानड और गोखलेतक 


१. देखिए “ भेंट: हरदयाऊ नागते ”, १२-०-१९२७ से पूवे । 


434 सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


के पीछे लगी रहती थी। क्या आप नही जानते कि स्व० सर फोरोजशाह मेहता और 
यहाँतक कि सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीतक पर छाछन लगाये गये हैं? भारतके पितामह 
--दादाभाई नौरोजी--तक अपवादसे नहीं वचे थे। रून्दनमे एक सज्जनने मुझसे 
उनके वारेमे ऐसी वाते कही और मुझसे अनुरोध किया कि मैं कमसे-क्रम उनके वारेसे 
उन महान्‌ देशभक्तके, जिन्हें मैं पृजता था, पास जाऊं और पूछूँ। मैं बहुत डरते-डरते 
और कॉपते-काँपते उनके पास गया। मैं उनके चरणोके पास जाकर बैठ गया। मुझे 
याद है, मैने उनकी सौम्य मूर्तिकी ओर देखते हुए बडे सकोचसे पूछा कि जो वात 
कही गई है वह कहाँतक सही है। उनका दफ्तर ब्रिक्सटनमें एक मकानकी सबसे 
ऊपरी मजिलके एक मामूछीसे कमरेमे था। मैं उस दृश्यको कभी नहीं भूडूँगा। में 
जब लौटा तो इस भावको लेकर कि वह आरोप एक बिलकुल ही मिथ्या छाछन 
था। अली भाइयोपर भी तो छोगोने ' स्वार्थसाधन और विश्वासधात 'के आरोप लगाये 
थे। यदि मैं उनपर विश्वास करता तो मेरा क्‍या हाल होता? पर में तो जानता 
हूँ कि अलीभाई विश्वासघात और नीतिश्ष्टतासे परे है। अभी जो मतभेद हममे 
है, वे हममे फूट डालनेके लिए काफी है। तब फिर हम अपने प्रतिपक्षियोपर लगाये 
गये नीचताके निराघार आरोपोको झट सत्य मानकर उन्हे तीत्रतर क्यों करे? मै 
समझता हूँ कि सच्चे मतभेद बिलकुल न्यायोचित ही होते हैं। तब हमे अपने प्रति- 
पक्षियोको भी अपने ही समान देशभक्त और सद्भावी मानकर उनका सम्मान करना 
चाहिए। एक सज्जनने तो, जिन्‍्होने मुझसे स्वराज्यवादियोकी नीति-अ्रष्टताकी बात कही 
थी, मुझसे यह भी कहा कि यह सच होते हुए भी बगालमे चित्तरजन दासके सिवा 
कोई नेता नही है। देशमे सेवाके इतने क्षेत्र है कि हर शल्सके लिए सेवाकी काफी 
गुजाइश है। जहाँ सब लोग सेवा ही करना चाहते है तब वहाँ ईर्ष्या-द्रेपको स्थान कैसे 
हो सकता है? मै तो विदवास रखनेका कायल हूँ। विश्वाससे विश्वास पैदा होता 
है। सन्देह एक सडी-गली चीज है और उससे केवछ बदवू ही पैदा होती है। 
जिसने विश्वास किया है, वह दुनियामे कभी पथशञ्रष्ट नहीं हुआ, जबकि स्देह-गरस्त 
मनुष्य न अपने कामका रहता है और न दुनियाके कामका। अतएवं जिन छोगोन 
अहिंसाको अपना धर्म माना है वे चेत जाये और अपने प्रतिपक्षियोको शककी नजरसे 
न देखे। सन्देह हिंसा ही का सगोत्री है। अहिसामे तो विव्वास किये बिना काम ही 
नहीं चलछता। सो जबतक पूरा-पूरा सबूत न मिले' तवतक मुझे किसीके भी खिलाफ 
कही हुई वातोको सच माननेसे इनकार करना ही चाहिए और मेरे सम्मान्य साथियोके 
खिलाफ कही गई बातोकों माननेसे तो और भी ज्यादा | पर हरदयाल वादू कहंग, 
“तब क्‍या आप चाहते है कि हम अपने देखे-सुने सवूतको सच न माने का हद कु 
हूँ, हाँ और नहीं। मैं ऐसे छोगोको भी जानता हूँ जिनकी आँखो और कानोने उन्हे 
धोखा दिया है। वे सिर्फ उन्ही वातोको देखते और सुनते है जिन्हें वे देखना और 
सुनना चाहते है। मै उनसे कहता हूँ, यदि आपको अपने मतके विपरीत निष्पक्ष प्रमाण 
मिले तो उस अवस्थामें आप अपनी आँखों और अपने कानोपर भी विश्वास न करे। 
फिर भी जिन छोगोने कोई वात देखी है, सुनी है और जानी है और जो उसकी 


टिप्पणियाँ २०१ 


सचाई दूसरोके सम्मुख सिद्ध नही कर सकते, उन्हे अपने ही विश्वासपर दृढ़ रहना 
चाहिए, भले ही सारी दुनिया उनके खिलाफ हो। मैं उनसे सिर्फ इतना ही आग्रह 
करूँगा कि वे जरा उन छोग्रोके प्रति सहिष्णुता रखे जो मेरी तरह सच्ची बात जाननेके 
लिए उत्सुक होते हुए भी उसे उसी तरह नही देख पाते जिस तरह दूसरे छोग उसे 
देखते है। स्वराज्यवादियोपर नीति-अ्रष्टताका जो आरोप लगाया जाता हैं उसकी निस्वत 
अभीतक मुझे यकीन नही हो पाया है। और जो छोग इसके खिलाफ विव्वास रखते हैं 
उन्हे चाहिए कि वे जबतक मुझे कायल नही कर कछेते, मेरे प्रति सहिष्णुता दिखाये। 
चरखेसे फाँसी पसन्द 

वगालमें एक जगह विद्याथियोसे वाते हो रही थी। एकने कहा--* आप 
जानते है, हम सूत क्यो नहीं कातते ? चरखेमे कोई आवेश देनेवाली वात नही है। 
हमारी विक्षाने हमे सूत कातने-जैसे कामोके अयोग्य वना दिया है। हममें बहुत-से छोग' 
सूत कातनेसे मर जाना बेहतर समझते है। फासीपर चढकर मरना तो हम खुणी- 
खुशी कबूछ कर सकते हैं, पर हमारे लिए सूत कातना नामुमकिन है। हमें कोई 
एसी वस्तु दे जो भव्य हो। हम लोग विलक्षणताके प्रेमी है। चरखेमे यह विलकुछ ही 
नही है।' मैने उस बिलक्षणताके प्रेमी मित्रसे कहा कि चरखेमें जितना आप समझते 
है, उससे कही ज्यादा विलक्षणता है। जिस बगालने वोस और राय उत्पन्न किये है 
आप उसपर अव्यावहारिक और स्वप्नदर्शकि अर्थमे विशुद्ध विलक्षणतावादी होनेका दोप 
क्यो छगाते है? मैने उनसे कहा कि जो चरखा न कातनेके लिए कोई-न-कोई बहाना 
निकाल छेते है, वे सचमुच देशके प्रेमी नही है। यदि किसीके वच्चेकी मौतसे रक्षा 
की जा सकती हो तो क्‍या वह हास्यास्पद होनेपर भी वैद्योके निर्देशोका पालन 
न करेगा ? में और मेरे श्रोतागण इस बातको तो मानते है कि भारतके लाखो छोग 
मौतके मुँहमे जा रहे है और चरखा ही उनकी घोर कष्टमय दरिद्वताकी समस्याको 
हल कर सकता है। निश्चय ही मेरी वगारूबयात्रामे अत्यन्त आश्चयेंजनक और आनन्द- 
दायक अनुभव यह हुआ है कि वहाँ किसी भी दलकी तरफसे कताईका विरोध नही 
किया गया। मुझसे जो लोग मिलनेके लिए आये, मैने उनसे कहा कि यदि उनका 
विश्वास चरखेमें न हो तो वे उसका विरोंच करे। पर तीन आदमियोके अछावा, मैने 
जिनके तकोंका उत्तर कुछ दिन पूर्व दिया था, किसीने विरोध नहीं किया है। और 
मेरा विरोध करनेवाले वे तीन आदमी भी खादी पहने हुए थे। मैं जहाँ भी गया बहाँ 
कार्यक्रममे कताई-प्रद्शन खासतौरसे रखें जाते थे। इनमे वर्ड-वर्ड 'जमीदारो और वकील- 
वेरिस्टरोको छोट-छोटे वच्चोके साथ वैठकर सूत कातते हुए देखकर मुझे बडी प्रसन्नता 
हुई। ऐसी अवस्थामे वह विलक्षणता-सम्बन्धी आक्षेप निराघार था। यह दुर्भाग्यकी बात 
है कि मामूली विद्याथियोमे परीक्षाकों छोडकर अन्य बातोमे उद्योगकी कोई प्रवृत्ति ही 
नही होती। उन्हे परीक्षामे पास होनेके प्रमाणपत्रकी अपेक्षा देशके प्रति सच्चे प्रेमसे 
उद्योगकी अधिक प्रेरणा मिलनी चाहिए। ज्यामितिके कठिन-प्रशनोको हलक करनेमे या 
अंकगणितके रुम्बे-लम्बे जोड और गुणावाल्ले सवारू करनेमे जितनी विलक्षणता है, उतनी 
” ही विलक्षणता सूत कातनेमे भी है। यदि बंगाली विद्यार्थी अपनी परीक्षाओके विषयमे 


२०२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


विलक्षणताके अभावकी दलील पेज नही करते तो चरखेके लिए उसे पेश करनेका तो और 
भी कम कारण है, क्योकि सूत कातना राप्ट्रके भरण-पोषणके लिए उतना ही आवध्यक 
है जितनी आवश्यक किसी व्यक्तिके भरण-पोषणके लिए परीक्षा हो सकती है। 


* चीनसे भूमध्य सागरतक 


एक बडे अच्छे पुराने मुसलमान मित्र मुझे मेमनर्सिहमें मिले और हमारी वातचीतमे 
कुदरती तौरपर खद्दरकी चर्चा चछ पडी। मैने कहा कि आपने खादी नहीं पहनी है 
और फिर विनयके साथ पूछा कि आपका विश्वास खादीमे है या नही ? उन्होंने कहा, 
“हाँ, अवश्य है।” तब मैने उन्हे अपनी खादीकी व्याख्या समझाई। लेकिन उससे 
कुछ भी फायदा न.हुआ। मित्रन पछटकर कहा, “ जाप समझ सकते है, मैं स्वदेशीका 
सकुचित अर्थ नहीं करता। मेरे लिए चीनसे भूमध्यसागरतक फैले देबोमे बना 
कपड़ा खहर है।” मैने उन्हे यह समझानेकी बहुत कोणशिण की कि उनका पहला फर्ज 
हिन्दुस्तानके करोडो छोगोके प्रति है, जिनसे उन्हे अपनी आजीविका प्राप्त होती है। 
हिन्दुस्तान अपने लिए तमाम कपडा तैयार करनेमे समर्थ है और करोडो छोग खेतीके 
साथ कोई सहायक उद्योग न होनेके कारण भूखो मर रहे है, किन्तु उनकी समझमे मेरी 
बात नहीं आई। वे [वर्डस्वर्थंकी] लूसीकी तरह पूर्ण आात्म-सन्तोपके साथ अपनी ही 
बातपर जमे रहे। वे पहले ही से एक खयाल वनाये बैठे थे, इसलिए उनपर किसी 
भी दलीलका कोई असर न पड सका। यदि मैं उनसे यह कहता कि अग्नेजी उप- 
निवेशोके लछोगोने दुसरे उपनिवेशोसे और इस्लैडसे भी, यद्यपि उनमे उन्हींके सजातीय 
और सहषर्मी रहते थे, अपने व्यापारकी रक्षा वडे-बडे कर छग्राकर की थी और 
प्रत्येक मनुष्यका स्वभावत. यह प्रथम कत्तेव्य है कि वह दूर रहनेवाले मनुप्यकी अपेक्षा 
अपने पडोसी ही की सेवा प्रथम करे तो भी परिणाम वही होता। फिर मुझे अवकाण 
भी न था। हम फिर मिलनेका निश्चय करके जुदा हुए। उन्होने मानो अपनी वात- 
पर जोर देनेके लिए और फिर भी यह दिखानेके लिए कि मतभेद होनेपर भी हम 
लछोग मित्र है, मुसकराते हुए मेरे कार्यको आगे वढानेके लिए मेरे हाथ कुछ राय 
रखें, लेकिन वे इस वीच भी चीनसे भूमध्य सागरतक का सूत्र ही इुंहराते रहें 
यदि उन्हे यह पढनेका मौका मिल्ले तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ज्यादा छांग 
उनके सिद्धान्तके अनुसार चले तो कई सहद्त मुसलमान बहने, जो आज वेगाल्म 
सूत कातकर अपने परिवारकी आमदनीमे कुछ वृद्धि कर लेती हैं, अपन अलहा 
आय-साधनोमें यह आवश्यक वृद्धि नही कर सकेगी। 

सिन्धकी उदासीनता 

एक गुजराती महाशय लिखते है, मैने कराचीमे कुछ गुजराती लोगोको खादी 
पहने देखा। वहाँ श्री रणछोडदासकी देखभालमें स्त्रियोकों कताई सिख्ानंका भी प्रबन्ध 
है। परन्तु खुद सिन्धियोमे खादी नहीके बराबर या बहुत कम खादी देखी। वे यह 
भी लिखते है कि हैदरावादमे इने-गिने काग्रेसजनोके सिवा किसी भी सिन्‍्वीके बदन- 
पर खादी दिखाई नहीं देती। यह आइचर्यकी वात है, क्योंकि सिन्वमे वहुत अच्छे 


टिप्पणियाँ '. २०३ 


और सच्चे खादीभकक्‍्त है। इसका कारण यही हो सकता है कि हिन्दू आमिल लोग 
इतने अधिक पढ-लिख गये है और उन्होने यूरोपीय तौर-तरीकोको इतना अपना लिया 
है कि चरखेके सीघे-सादे सन्देशपर उनका विश्वास नही जमता। दूसरे भाई तो अपन 
विदेगी रेशमके व्यापारमे इतने व्यस्त हैं कि उन्हे खादीकी बात सोचनेकी फुरसत 
ही नही है; तथा मुसलूमानोपर राष्ट्रीय भावनौका अभी इतना प्रभाव हुआ नही “है 
कि वे हिन्दुस्तानसे सम्बन्ध रखनेवाली किसी बातकों समझे-सराहे। खादीके लिए 
सिन्ध-जैसे प्रतिकूल वायुमण्डलमे भी जो कुछ लोग खादी पहनने और सूत कातनेका 
भाग्रह रख रहे है वे स्तुत्य हैं। मुझे इस वातमे जरा भी शक नही कि यदि उनकी 
श्रद्धा इस अग्नि-परीक्षाके बाद कायम रही तो उसका प्रभाव उच्च और “समय 
आमिलोपर,अपने ही काममे मगन भाइयोपर और राष्ट्रीय भावनासे हीन मुसलमान 
बिरादरोपर अबवद्य ही पडेगा। 
कुर्गमं खहर 
एक पत्र-लेखकने लिखा है . 
मौजूद खादी-भण्डार केवल दो सहीने पहले खोला गया था, उसके लिए 

शुद्ध खादी हमें तमिलनाड कांग्रेस कमेटोके तिरुपुर वस्त्रालयसे मिलततो रही है। 

अबतक भण्डारने लगभग ५०० रुपयेकी खादी खरीदी और बची है। इस 

क्षेत्रम खादी फल गईं है। कुछ भहीने पहले आपको हजारोंमें ,से भी काफी 

लोग खादी पहने हुए न मिलते। लेकिन अब कांग्रेस अधिवेशनके बाद आपको 

काफी प्रतिशत लोग खादी पहने मिलेगे। 

इस समय चरखे खासी बड़ी संख्यासें चल रहे हे। इस प्रदेशों हाथ- 

कताईकी प्रगतिके छिए एक मजबूत समिति बना दी गई है। 

सभी नये केन्द्र खोलनवालोका ऐसा ही सुखद अनुभव है। लेकिन कुछ समय 
बाद वे शिथिलू-प्रयत्न हो जाते है। हमे आजा करनी चाहिए कि ज्यो-ज्यो समय 
बीतेगा, कुर्गंसे अधिक अच्छे विवरण मिलते जायेगे। किन्तु इसके लिए कार्यका सगठन 
सचाईसे करनेकी जरूरत है। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ४-६-१९२५ 


१११. बाढ़-संकट-निवारण 


यह मेरे लिए नामुमकिन था कि मैं वगाल तो जाता, पर वहाँके वाढ-पीडित 
प्रदेकको और उसमे आचार्य रायकी सकट-निवारण समितिके द्वारा किये जानेवाले 
कामको न देखता। मेरे लिए यह एक तीथे-यात्रा थी, क्योकि एक तो आचार्य रायसे 
मेरा परिचय १९०१से ही है और दूसरे, उन्होंने बडी सफलताके साथ यह दिखा 
दिया है कि चरखा किस तरह सकट-निवारणके लिए एक उपयोगी वस्तु है और भावी 
सकटके समय किस तरह बतौर एक बीमाके है। यदि देहातके छोगोको यह वात भी 
प्रकार समझा दी जाये कि वाढ और अकालके मौकोपर किन तरीकोसे काम लिया 
जाना चाहिए और साथ ही वे खेतीके अलावा एक अन्य धन्वेकी भी आदत डाल 
ले-- क्योकि खेती तो वाढ या अकालके समय असम्भव हो जाती है--तो बहुतेरा 
समय, घन और परिश्रम, जो कि आम तौरपर एसे वक्‍तपर दरकार होता है, बच 
सकता है। यदि ऐसे मौकोपर लछोगोको दान या चन्दोपर जीवित रहना सिखाया 
जाता है तो एक तो वे अपना आत्मसम्मान खो बैठते है और दूसरे अपने अगोका 
उपयोग करना भूल जाते हैं। तब उनमे पस्तीकी भावना घर कर जाती है और 
अन्तमे उन लोगोकी हालत पशुओकी हाछतसे भी बदतर हो जाती है। कुछ नही तो 
पश्ु जीते रहनेमे सुखका अनुभव तो करते है, परन्तु इन मनुष्योकों तो जीते हुए मरेके 
समान समझिए। ऐसी अवस्थामें मैं जितना हो सके खुद अपनी आँखोसे यह देखना 
चाहता था कि इस चरखा-दीवाने रसायनाचार्यने वाढ-पीड़ित प्रदेशोमे राहत पहुँचानेकी 
दिवामें क्‍या काम किया है। 

मैं पहले वोगूडा और वहांसे तलोडा गया, जहाँ अपने उस भ्रस्यात्‌ देशवासीको 
मैने उसके असली रूपमे देखा। उन्होने कहा, “यह कुटिया मेरी नजरमे उत्त आछीमान 
* साइन्स कालेज 'की अपेक्षा ज्यादा कीमती है। यहाँ मैं अन्य सब जगहोंसे अधिक 
जान्त और उद्वंगहीन रहता हूँ। और चरखा तो मुझपर अपना रग दिनपर-दिन 
जमाता ही जा रहा है। पुस्तकोके अध्ययनसे थके हुए दिमागरको यहाँ खूब आराम 
मिलता है।” तलोडा एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ सकट-निवारण समितिका एक केन्द्र 
है। समितिने कोई २० वीधा जमीन खरीदी है और बॉसकी झोपडियाँ वनाकर उन- 
पर छप्पर डाछ दिये है। आसपासका कुदरतो दृष्य वडा रमणीय है। पूर्व वगालम 
फसली बुखारका वोलवाला है। प्रकृति अपने नियमोके उल्लधनका यह दण्ड दे रहे 
है। मानवने इस भूखण्डको वुखारबाली भूमि तो बना दिया है, पर वह उसके प्राकृतिक 
सौन्दर्यकी नष्ट नहीं कर पाया है। 

इस विश्वान्तिदायक स्थानमे मैंने सकट-निवारण सम्बन्धी कामोकी सारी गाथा 
सुनी । यहाँ जो अभिनन्दन-पत्र मुझे दिया गया उसमें एक भी स्तुतिवाचक विशेषण 
न था। उसके छः टाइप किये फूलस्केप पन्ने वस्तुस्थिति और आँकडोके विवरणसे भरे 
पडे थे। पाठकोंके छाभायें उनका सार यहाँ दिया जा रहा है: 


बाढ-सकट-निवारण २०५ 


सितम्बर १९२२ मे राजगाही और वोगूडा जिलोमे जबरदस्त वाढ आई। उसने 
उत्तरी वगारकूकी कोई ४,००० वर्गमील जमीनको भारी नुकसान पहुँचाया। नुकसान 
कोई १ करोडका आँका गया था। पहल्ली कठिनाई तो यह सामने आई कि सकट- 
निवारण-समितिकी व्यवस्था कैसे हो और उसके निमित्त काम करनेवाढे जगह-जगह 
निर्मित अनेक दलोको एक-सूत्रमे कैसे बाँधा जाये। जिन्हे सकट-निवारणके कामोका 
जरा भी ज्ञान है, वे जानते है कि खाली सेवा करनेकी इच्छा या केवल रुपयेसे ही 
काम नहीं चल सकता। उसके लिए ज्ञान और योग्यताकी भी जरूरत है और उसका 
प्राय. अभाव पाया जाता है। यथोचित कार्य-प्रणाल्षीके द्वारा दो बुराइयाँ रोकी जा 
सकी --- एक तो एक ही काम दुवारा करना और दूसरे अकुशल प्रवन्ध। सारा वाढ- 
पीछित प्रदेश ५० केन्द्रोमे वाँठ दिया गया था। इस विशाल सगठनके अध्यक्ष और 
कोई नही श्रीयुत सुभापचन्द्र वोस थे, जो आज माण्डलेके किलेमे सम्राट्के मेहमान 
हैं। डॉ० इन्द्रनारायण सेनगुप्त उनके सहायक थे। इस समितिने २५,६०६ रुपयेका 
अनाज और ५५,२०० रुपयेके कपड वॉट। इसके अहावा ८०,००० छोटे थान, 
७५,००० पुराने कुरते और जाकिटे बॉटे सो अछग। उसने १,२७४ रुपयेका भूसा और 
५२ वेगन चारा भी वाँटा, जो उसे दानमे मिला था। समितिकी देखभालमे १०,००० 
झोपड़ियाँ वनाई गईं। सामान गाँववालोको घर-घर पहुँचाया जाता था। मजदूरी-खर्चे 
भी किस्तोमे दिया जाता था। जव एक बार दी रकम खर्च हो जाती थी और उसकी 
जाँच होकर सूचना आ जाती थी, तव दुबारा मजदूरी-खर्चे दिया जाता था। निग- 
रानी इतनी कडी थी कि इतने बड़ काममे सिर्फ तीन बार क्रमश -- १,५०० रुपये, 
३५० रुपये और २०० रुपयोका गबन हुआ था किन्तु उसका भी पता फौरन लगा; 
लिया गया और रकम वसूल कर ली गई। झोपडियोकी वनवाईमे १,१२,७५५ रुपये 
खर्च हुए। कालिकापुरमे सूखी जमीन पुन. आवाद करनेके लिए बाँवकी वहुत बडी 
जरूरत थी। सच पूछिए तो यह काम था जिल्ा-बोडेका, पर वह उसका बोझ उठानें- 
में असमर्थ था। सो इस समितिने कोई एक मील रूम्वा वॉव वाँवा, जिससे ६००० 
वीघा जमीनकी हिफाजत हो सकी। उसमें ५,७७५ रुपया खर्चे हुआ। फिर धीरे-धीरे 
जब काम जम गया, समितिने गाँववालोको कुछ काम देनेकी तजवीज कौ। उसका 
मेहनताना उन्हे खाने और कपडेंके रूपमे दिया गया। उन्हे धान कूटनेका काम दिया 
गया। कुछ धान प्रत्येक वाढ-पीडित कुटुम्बकी दे दिया जाता था। वे छोग चावल 
कटकर नियमित नियत-केन्द्रमे ले आते थे। हर कुटुम्बको यह अख्त्यार दे दिया गया 
था कि वह उसमे से नियत मात्रामे चावकू अपने खानेके लिए रख ले। ऐसे १४ 
केन्द्र चल रहे थे। इन केन्द्रोसे ४ महीनोतक २०,००० प्राणियोको भोजन मिला। 
५०,००० मन धानमें से २७,४०० मन चावकू मिका। नागा किसीने नहीं किया। 
इस व्यवस्थामे ४३,००० रुपये खर्च हुए। खाने और कपडेंके अछावा दवा-दारूकी भी 
खुलकर मदद की गई। 

परन्तु समितिकी आकाक्षा इतनेसे ही पूरी न हुईं। उसने कुछ स्थायी काम 
करके अपनेको जनता द्वारा दी गई रकमके योग्य बनाना चाहा। उसने छोगोको ऐसे 


२०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कष्टके अवसरोपर स्वावरूम्बी और स्वाश्रयी बनाना चाहा। यहाँ में अभिनन्दन-पत्रकी 
भाषामें ही इस बातकी तफसील देता हूँ कि किस तरह उन लोगोमे चरखेंको दाखिल 
किया गया।* 

यद्यपि य परिणाम बहुत बढ़िया हैं, फिर भी पूरा प्रयत्न करनेपर जैसे परिणाम 
निकलनेकी सम्भावना है, उनको देखते हुए कुछ भी नहीं है। एक ऐसी अवस्था आ 
जायगी जब कि रुई लोगोके दरवाजे ले जानेकी जरूरत न रहेगी, वल्कि वे खुद ही 
रुई लेकर सामान्यतया .अपना सूत बेचा करेगे, जैसा कि वे वगालके फेनी जिलेमें 
तथा पजाव, राजपूताना और दूसरी जगहोके कितने ही गाँवोमे कर रहे है। चरखेका 
संगठन मुझे इतना कामिल नजर आता है कि मुझे इस काममे पुर्वोक्‍त दिल्लामे 

तरक्की करनेके मार्गमे किसी बाधाका अन्देशा नहीं मालम होता। 

इस प्रयोग द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकताकी सच्ची प्रगति भी दिखाई देती है। 
एक मुख्यत हिन्दू छोगोका सगठन मुख्यत मुस्लिम छोगोकी वस्तीको इमदाद कर 
रहा है--- महज उनकी माछी हाछत दुरुस्त करनेके लिए। उसमे मुसलमान कार्ये- 
कर्ता भी है जिन्हे कभी यह खयाल भी होने नहीं दिया जाता कि वे हिन्दू कार्य- 
कत्तसि किसी तरह कम उपयोगी है। और महज अपनी योग्यताकी वदौलत उनमे से 
दो कतैये सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त किये हुए है। मुझे ३२ स्वयसेवकोकों सूत कातते 
हुए देखनेका अवसर मिला था। सभी फी घटा ४०० गजसे ज्यादा गतिसे कात रहे 
थे, परन्तु एक मुसलमान कतैयेने ७२० गज फो घटेको गतिसे काता। मैं यह भी बता 
देना चाहता हूँ कि इन स्वयसेबवकोकों कताई बाजार भावसे दी जातो है। सतोश- 
वाबूने--- जिनकी योजना-शक्तिकी बदौलत यह सारा संगठन हुआ है--मुझसे कहा है 
कि तजुरबेसे मालूम होता है कि पूरा समय काम करनेवाले स्वयसेवकोकों, यदि हम 
उनसे पूरी नियम-निष्ठा चाहते हो तो पूरा मेहनताना देना बेहतर रहता है। ६२ 
स्ववसेवकोको औसतन २५ रुपये मासिक हिसावसे मेहनताना मिल रहा है। 

[अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, ४-६-१९२५ 


१. यहाँ नहीं दिया गया है। उसमें इचमारगाव, तलोडा, चम्पापुर, दुर्गापुए और तिलकपुर नामक 
अकाल पीढ़ित स्थानोमें चरखेके द्वारा पहुँचाई गई राहतका जिक्र था। 


११२. एनी बेसेंटको लिखें पतन्रका ससविदा" 


४ जून, १९२५ 
प्रिय डा० बेसेट, 
आपके क्रुपापत्र मिले। आपका ज्ञापन मैने श्री गाधीको दिखा दिया है। वे 
यहाँ कल शाम आये थे। हम दोनो ही इस निष्कर्षपर पहुँचे हैँ कि आपके घोषणा- 
पत्र॒का मसविदा कुछ आवश्यक सशोधनोके बाद हम दोनो ही व्यक्तिगत रूपसे स्वीकार 
कर सकते है, लेकिन श्री शास्त्री, श्री जिन्ना या पण्डित मालवीयजी इसे स्वीकार 
करेगे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है और उन अन्य लोगोकी स्थिति तो स्पष्ट ही है, 
जिन्होने अपने-आपको सविनय अवज्ञाका कट्टर विरोधी घोषित कर दिया है। हम 
समझते हैं कि जबतक सभी दलोमे हमारी मॉगोकी ठीक-ठीक शत्ोों और मॉगोके 
ठुकराये जानेपर काममें लाये जानेवाले उपायोके वारेमे स्पष्ट मतैक्य नही हो जाता, 
तबतक राष्ट्रीय माँगके रूपमे कुछ भी प्रस्तुत करना व्यर्थ होगा। हमारे रास्तेमे दूसरी 
कठिनाई यह है कि हिन्दुओ, मुसलमानों और ब्राह्मणो तथा अन्नाह्मणोमे कोई स्पष्ट 
भमतैक्य नही है। इसलिए हमारा खयाल है कि अभी फिलहाल हमे अपना ध्यान व्यक्ति- 
गत तौरपर ऐसे लोगोको अपनी रायका बनानेमे रूग्राना चाहिए जिनकी बातकों 
राष्ट्रीय मामलोंमे महत्त्व दिया जाता है। मैं अपनी योग्यताके अनुसार इसीका प्रयत्न 
कर रहा हूँ। 
चूँकि में इतना सब तार द्वारा नही बता सकता था, इसलिए मैने आपको तार 
द्वारा कोई निश्चित जवाब नहीं भेजा। कोई आश्ञाप्रद जवाब न भेज सकतनेका मुझे 
खेद है। 
आपका, 
अग्रेजी मसविदे (एस० एन० १०६७४) की फोटो-तकलछसे | 


१. गावीजीने वित्तरजन दासकी तरफसे इसका मसविंदा तैयार किया था और दासने हस्ताक्षर करके 
५ जूनको इसे भेज दिया था। महादेव देसाईने छिखा है कि चित्तरनन दासने भपनी पत्नीसे कहा, “पह्द 
जवाब तैयार करनेमें मुझे तीन दिन छग जाते, पर गाघीणीने इसे १५ मिनटमें तैयार कर दिया।?” 

२, ' कामनवैल्थ ऑफ इडिया वि से सम्बन्धित ज्ञापन, जिसका मह्तविंदा डा० वैेतैंग्ने तैयार 
किया था। 


११३. पन्न: निशीथनाथ कुंडको 
[दाजिलिग ] 
६ जून, १९२५ 


प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिक्ा। मै अब उस विषयपर देशवबन्धुसे बातचीत करनेकी 
कोशिश कर रहा हूँ। ह 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
निशीथनाथ कुडू 
जिछा काग्रेस कमेटी 
दीनाजपुर 


अग्नेजी पत्र (जी० एन० ८०२०) की फोटो-नकलसे। 


११४. पन्न: नारणदास गांधीकों 
ज्यष्ठ सुदी ९ [६ जून, १९२५] 


चखि० नारणद्ास, 

तुम्हारी ओरसे कोई खबर नही मिली। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना 
खादीके कार्यका विवरण हर मास भेजो। पाक्षिक भेजो तो और भी अच्छा। 

ऐसा लगता है कि तुम भाई. के सम्बन्धमे कोई जाँच नहीं कर सके हो। 
अब तुरन्त करना। उसपर हिसाबमे गडबडी करनेका आरोप है और व्यभिचारका 
आरोप भी है। व्यभिचारके सम्बन्ध तो तुम क्या जाँच करोगे ? इस विषयमें इतना 
ही कहूेँगा कि तुम जब . जाओ तो अपनी आँखे खुली रखकर जाओ। हिसावकी 
जाँच सावधानीसे करना, जिससे यदि वह प्रामाणिक हो तो मैं निर्भय होकर वेसा 
कह सकूँ। 

', तुम जानते ही हो कि मैं उनपर छगाये गये आरोपोकी चर्चा “नवजीवन मे 

कर चुका हूँ। 


१. डाककी मुदरसे। 


भाषण : ईसाई धममप्रचारिकाओके समक्ष २०९ 


आशा है, तुम स्वस्थ होगे। 
खुशालभाई और देवभाभीको दडवत्‌ | 


वापूके आश्ञीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६२९२) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


११५. भाषण : ईसाई धर्मप्रचारिकाओंके समक्ष' 


६ जून, १९२५ 
मैने आपका निमन्त्रण केवल इसीलिए स्वीकार किया था कि मुझे इससे आपके 
साथ वाते करनेका और जो वाते आपकी समझमे न आती हो उनको समझानेका 
भी अवसर मिलेगा। देशवन्धु, में और दूसरे लोग आज जिस भ्रवृत्तिमे तनन्‍्मय होकर 
सलग्न है, वह आत्मशुद्धिकी प्रवृत्ति है। इससे मेरा अभिप्राय यह नही है कि यह आन्दो- 
लन राजनीतिक नही है। निस्सन्देह यह वहुत हृदतक राजनीतिक है। किन्तु राज- 
नीतिक क्‍या है और धाभिक क्या है? क्‍या जीवनके ऐसे कोई एक-दूसरेसे विलकुछ 
ही अलूग-थरूग विभाग किये जा सकते है? समस्त प्रवृत्ति एंक ही व्यक्ति द्वारा और 
एक ही स्थानसे संचालित होती है। यदि वह व्यक्ति और वह स्थान स्वच्छ और 
जुद्ध होंगे तो समूची प्रवृत्ति शुद्ध होगी; किन्तु यदि ये दोनो मलिन हो तो समूची 
प्रवृत्ति मलिन होगी। पभ्रवृत्तियोमे इस प्रकारका भेद करना मुझे हास्यास्पद लगता है, 
क्योकि इस सम्बन्धमें मेरा अनुभव भिन्न है। मैने तो कभी ऐसा भेद किया नही। 
भिन्न-भिन्न दीख पड़नेवाली सभी प्रवृत्तियाँ एक-दूसरेकी पोषक वनकर मधुर जीवन- 
संगीत उत्पन्न करती है। घमंविहीन राजनीतिसे दुर्गेन्च आती है और राजनीतिसे 
विच्छिन्न धर्म निरथेक है। राजनीतिका अर्थ है छोककल्याणसे सम्बन्धित प्रवृत्ति। जो 
ईदवरका साक्षात्कार करना चाहता है वह इस प्रवृत्तिके प्रति उदासीन कैसे रह सकता 
है? और चूंकि में ईव्वर और सत्यको एक ही मानता हूँ, इसलिए राजनीतिमे भी 
सत्यका प्रभुत्व स्थापित करनेकी मेरी इच्छा तो सदा वनी ही रहेगी। 
ईसाके अनुयायियोसे ईसाके ही आदेशको समझनेकी वात कहना तो काशीमे 
गयाजल लेकर जानेके समान है। किन्तु स्वय ईसाई न होनेपर भी, 'वाइविल ' के एक 
विनीत श्रद्धाल्‌ और सदुभावी अमभ्यासीके रूपमे, मैने 'वाइविलके ” “ गिरिप्रवचन ” में से 
जो सार निकाला है, उसे में आपके सम्मुख नम्नतापूर्वक रखना चाहता हूँ। यदि 
मैं ऐसा करते हुए अपने हृदयके विचार सचाईके साथ आपके सम्मुख न रखूँ तो 
मैं आपको भाई और वहिन कहकर सम्बोधित करनेके अयोग्य हूँ। मैने १९१६ मे 
मद्रासमे पादरियोके एक सम्मेलनमे भाषण' दिया था। इस समय वह मुझे याद आ रहा 


१. यद्द भाषण दाजिलिंगमें इंसाईं पर्म्रचारकों द्वारा संचाल्ति भारतीय भाषा-विद्याल्यमें दिया गया था। 
२, देखिए खण्ड १३, पृष्ठ २२१-२७ । 
२७-१४ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


२१० 
है। उसमें मेने कहा था कि पादरी सदा अपने घर्मके अनुयायियोकी ग्रिवती करते 
घ कप वडी भूल है। जाज धर्मपरिवर्तेनकी प्रवृत्ति जिस प्रकार चलाई जा 
रही है, समुद्ध उ तनिक भी श्रद्धा नही है। इसका परिणाम कुछ छोगोके लिए 
छामदायक रहा हो; किन्तु उससे जो अनिष्ट हुआ है उसकी तुलनामे तो वह 
लाभ कुछ भी नहीं हैं। घर्मे-सम्बन्धी तनातनीका कोई बे नहीं होता। ईश्वर यह 
चाहता है कि जो वात हमारे हृदयमे हो वही होठोंपर रहे। आाज हजारो ऐसे र्वी- 
पुरुष हैं जो बाइविल” या ईसाका नामतक नही जानते: किन्तु फिर भी वे 'बाइविल 
जाननेवाले तथा उसके दस आदेशोका पारत करनेकी वातें करनेवाले ईन्नाइयोकी 
अपेक्षा अधिक आस्तिक और पर्मंमीरु हँ। घर्म कोई वाते वनानेकी चीज नही है। 
वह तो जूरवीरोंका मार्य है। कोई मनुष्य किसी एक बमंको छोडकर दृत्तरा धर्म प्रहण 
करते ही अच्छा वन जाता है, मेरी अल्प बुद्धि यह बात माननेको तैयार नहीं है। 
मैं ऐसे अनेक भारतीय और जुलू छोगोंके उदाहरण दे सकता हूँ जो ईसाई तो बन 
गये हैं, किन्तु जिनके हृद्यमे प्रेमकी या ईसाके वेलिदानकी अथवा ईसाके सन्देशकी गन्व- 
तक चहाँ हू। 
सम्बन्धमे मुझे जोहानिसवर्गेके श्री मरे नामके पादरीसे हुई अपनी बातचीत 
याद आ जाती है। एक मित्रने उनसे मेरा परिचय कराया था। उत्को आया 
मैं ईसाई वन जाऊँगा। हम घूमने निकले, मार्गेमं उन्होने मुझसे कई प्रग्न पूछे कौर 
उछट-पलट कर जिरह की। काफी जिरह कर चुकनेके बाद उन्होंने मुझसे कहा. “नही 
भाई, मुझे आपको ईसाई नही वनाना है, बल्कि नें तो अब किसीको भी ईसाई नहीं 
वनाऊँगा।” उनकी यह बात मुझे चहुत जच्छी छगी। उन्होंने ग्ह भी माना कि ईताके 
आादेशका जो अर्थ मैंने किया है, वह ठीक है। मैंने 'बाइविलका ” उद्धरण देते हुए कहा, 
“जो मुंहसे प्रभु-प्रभु कहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती; मुक्ति उसे मिलती है जो 
प्रभकी इच्छाके अधीन होकर प्रभु जेसा चाहता है, वसा हो करता है। मुन्न अपनी 
कमजोरियोका ज्ञान है। मैं उनसे संघर्ष कर रहा हूँ, बपने बलसे नहीं, वल्कि ईच्चरन 
मुझे जो बल दिया है उससे। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं ईव्वरप्रदत्त वलके आवार- 
प्र इस प्रकारका संघर्ष न कहे और उसके वजाब तोतेकी तरह यह कहता रहें 
ईसाने मेरे पाप धो दिये हैं और. अब मैं घुद्ध हो गया हूँ? ” वे चौंक उठ जौर 
रोक कर बोले, “जाप जो-कुछ कहते हैँ वह मेरी समझमे जा गया 
मैं आज आपसे भी उत्तने ही भावावेग्में वात कर रहा हूँ जितने भावाग्गम 
मैंने उन मित्रसे वातचीत की थी, क्योकि मैं जैसे उनके हृदयका स्पर्भ करना चाहता 
था, दैसे ही आपके हृत्यको भी स्पर्ण करना चाहता हूँ। आप धर्मेपरिवर्तत किये गये 
लोगोकी गिनती क्‍यों बढ़ाते रहना चाहते हैं, आप उनकी मौन सेवा क्यो नहीं करते? 
क्या आप मूुने यह बतायेगे कि आप लछोयगोंका बर्मपरिवर्तत क्यों करना चाहत 
यदि आपके संसर्गमे आनेसे उनका जीवन निर्मेल और उदात्त हो जाये औौर वे बनत्व 
और अन्धकारका मार्ग छोड़कर सत्य और प्रकाथके मार्गपर बा जाये तो क्या इतना 


जी 


| ? न्नी 


8 


मं, जे 


8, 


१२. सेन्द मेव्यू, ७, २९; २९, २<८-३२। 


भाषण : ईसाई धर्मप्रचारिकाओंके समक्ष २११ 


काफी नही है? यदि आप एक निराश्चित बारकूकको सभाके और उसे स्वयं खाने-पीने 
और पहनने-ओढ़ने छायक वना दे तो इससे अधिक आपको क्‍या चाहिए ? क्‍या आपके 
कामका इतना पुरस्कार पर्याप्त नही है.” अथवा आप जिनकी सेवा करद्वे है उनसे 
झूठ-मूठ ही यह कहलाना चाहते हैँ कि “हम ईसाई वन गये है।” आज विभिन्न 
घर्मोमे अपने अनुयायियोकी गिनतीके सम्बन्धमे होड़ छगी हुई है और वे आपसमे 
लड़ रहे हैं। इससे मुझे बहुत लज्जा आती है और जब मैं किसी मनृष्यके मुखसे 
उसका यह पराक्रम सुनता हूँ कि उसने अमुक सख्यामे छोगोका धर्मपरिवर्तत किया 
है तव मुझ लगता है कि यह तो कोई पराक्रम ही न हुआ; प्रत्युत यह तो ईश्वर 
और आत्माका तिरस्कार हुआ। 

आपका कार्य इतनेसे ही समाप्त नहीं होता। आपको तो लोगोके साथ घल- 
मिल जाना चाहिए। जब आप गरीवसे-गरीब आदमीको गले लगायेगी तभी आपकी 
सेवा सच्ची होगी। लॉर्ड सेलिसवरीने पादरियोके एक शिष्टमडलसे जो शब्द कहे थे, 

यहाँ मुझे याद आ रहे है। ये पादरी चीनसे आये थे और वौक्सरोके विरुद्ध सरकारी 

सरक्षण प्राप्त करना चाहते थे। लॉ सेलिसवरीने उनसे कहा था “मैं आपको सर- 
क्षण देनके लिए तैयार हूँ, किन्तु क्या आपको यह शोभा देगा ? प्राचीन कालमे पादरी 
वीर थे। वे सच्चा संरक्षण ईश्करका ही मानते थे। वे जो भी कठिनाइयाँ सामने 
आती थी, उनसे जूझते थे और अपने प्राणतक होम देते थे। यदि आपको चीनमे 
भी धर्मे-प्रचार करना आवव्यक प्रतीत होता है तो धर्मभीर छोग जिस सरक्षणके इच्छुक 
रहते है आपको उस सरक्षणकी खोज करनी चाहिए। वह घर्मप्राण व्यक्ति जो जोखिम 
उठाते है वह जोखिम उठानी चाहिए। आपको यही शोभा देता है।” ये बब्द एक 
सच्चे और व्यवहारकुशल मनुष्यके हे। यदि आप भी भारुतके छोगोकी सेवा करना 
चाहती है तो आप भी अपने प्राण हथेलीपर रखकर जूझे। आपको चाहे कितनी 
ही विफलता क्यो न मिल्ले और चाहे कितनी ही परेणानियाँ तथा असुविधाएँ क्यो न 
उठानी पड़े; फिर भी आप केवल सेवाकी भावनासे छोगोकी सेवा करती रहे। 

यदि आप इन कंगालोमे प्राण-संचार करना चाहती हैँ तो मैं आज प्रत्येक भार- 
तीयके सामने जो कार्यक्रम रख रहा हूँ, उसको आप भी अगीकार करे और उसके 
द्वारा जन-जीवनमे प्रवेश करे। ईसाके आदेशोका पालन जितनी अच्छी तरह इस कार्य॑से 
होगा, उतनी अच्छी तरह किसी अन्य कार्येसे नहीं। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीचन, २ १-६-१९२५ 


११६. धर्मके नाम अन्धेर 


गुजरातमे छाड जातिमे जो झगडा चल रहा है, उसके सम्बन्धमें मुझे एक लम्बा 
पत्र मिला है। लेखकने शुद्ध भावसे प्रयत्न करके मुझे झगडेके सम्बन्धर्में बहुत-सी 
जानकारी दी हैं और वताया है कि समझौतेके लिए जितने भी प्रयत्न किये जा सकते 
थे उतने किये गये है। में उनकी बातपर विश्वास करनेके लिए तैयार हूँ । लेकिन 
मेरा विचार छाड जातिके विषयमे कुछ लिखने या सुझाव देनेका नहीं है, वल्कि 
उसपर से जो विचार मुझे सूझे है सिर्फ उनको हिन्दू-समाजके सामने प्रस्तुत करनेका है। 

एक तरफ तो हिन्दूघर्मकी रक्षाके निमित्त सगठन किया जा रहा है और दूसरी 
तरफ हिन्दूधमंमे जो दुर्बंछताये है, वे उसे अन्दर-ही-अन्दर घुनकी तरह खा रही है। 
अत जिस प्रकार धुन छकडीके एक भोटे लट्ठेमे बैठा उसे भीतरसे खा रहा हो तो 
वह लट्ठा ऊपरसे ढक देने या रोगन छगा देनेपर भी अन्तमे तो खोखला ही हो 
जायेगा, उसी प्रकार जो घुन हिन्दू जातिके हृदयमें बैठा उसे खा रहा है, वह नष्ट न 
किया जायेगा तो हम बाहरसे हिन्दूधर्मकी रक्षा चाहे कितनी ही क्यों व करे, उसका 
नाश हुए बिता न रहेगा। 

वर्णबन्धतके नामपर वर्णोका सकर हो रहा है और हो चुका है। वर्णोकी 
मर्यादा नप्ट हो गई है और अब उनकी अतिशयता ही वाकी बची है। वर्णवन्धन 
धर्मकी रक्षाके लिए रखा गया था, किन्तु वह आज विकृृत बनकर उसका नाश कर 
रहा है। वर्ण तो चार ही होने चाहिए; छेकिन इसके वजाय आज तो वे असख्य और 
अगणित हो गये है। वर्ण मिट गये है और वे जातियो उपजातियोमे बँट गये है। जिस 
प्रकार आवारा और छावारिस ढोर वाडे (मवेशीखाने)मे वन्द कर दिये जाते है उसी 
प्रकार हम छोग भी छावारिस बनकर इन जातियों --उपजातियोके बाडोमे वन्द 
होकर बन्दी बन गये है। वर्ण प्रजाके पोषक थे, किन्तु जातियाँ प्रजाकी विनाशक वन 
गई है। हम हिन्दू प्रजाकी या हिन्दुस्तानकी सेवा करनेके वजाय अपनी इन वस्वन 
रूप जातियोको कायम रखनेमे व्यस्त रहते है और उससे जो प्रइन उत्पन्न होते है 
उनका निर्णय करनेमे अपने समय, बुद्धि और घनका व्यय करते है। व्याध उधर 
बहदके छत्तेको तोडनेके लिए तैयार खडा है, इधर मूखे मक्खियाँ एक दूसरीकी 
कोठरियोपर कब्जेके वारेमें पचायत कर रही है। जहाँ बीसा और दस्साका भेद ही 
मिटाया जाना चाहिए, वहाँ वीसा वडे या दस्सा बडे, यह प्रइन ही कहाँ रहता है! 
जहाँ समस्त हिन्दुस्तानके वणिकोको एक कौम बन जाना चाहिए वहाँ दस्सा-वीसा, 
मोढ-छाड और हालारी-घोघारीके भेदों और उनके वीचके झगडोके लिए अवकाश ही 
कैसे हो सकता है? 

वर्ण कर्मानुसारी थे। छेकिन आज जातिका आधार तो एक रोटी-बेटी व्यव- 
हार ही है। जबतक मै रोदी-बेटी व्यवहारकी मर्यादाकी रक्षा करता हैं तबतक मैं 
कलछालकी दुकान करूँ, या शमशेर वहादुर वबनूँ या विदेशी गोमासके वन्द डिव्ल वर 


धर्मके नाम अन्धेर २१३ 


तो भी कोई आपत्ति नहीं। यह सब करनेपर भी में वणिक जातिमे आदरणीय माना 
जा सकता हूँ। में एक पत्नीव्रतका पालन करता हूँ या अनेक सुन्दरियोसे रमण करता 
हैँ, जाति इस झगडेमे नहीं पडती, इतना ही नही, वल्कि मैं जातिका चौधरी वनकर 
रह सकता हूँ, उसके लिए नयी स्मृतियाँ बना सकता हूँ और उससे पुरस्क्तत हो 
सकता हूँ | मै कहाँ खाता-पीता हूँ या कहाँ अपने पुत्रों और पुत्रियोका विवाह 
करता हूँ, मेरी जाति इसकी चौकीदारी तो करती है, लेकिन उसे मेरे आचरणका 
निरीक्षण करनेकी जरूरत नहीं मालूम पडती। में विछायत हो आया हूँ इसलिए 
कन्याकुमारीके गर्भागारमे नहीं जा सकता। लेकिन यदि में खुल्लम-खुल्ला व्यभिचार 
करूँ तो मुझे उसके कारण उस गर्भागारमे जातेंसे कोई नही रोकेगा। 

इस चित्रणमे कही भी अतिशयोक्ति नहीं है। यह धर्म नहीं है, यह तो 
, अधर्मकी परिसीमा है। इससे वर्णकी रक्षा न होगी, उसका नाश होगा। मै वर्णाश्रम 
धर्मकी रक्षाका उद्योग तो करता हूँ; छेकिन यदि यह अधर्म दूर न होगा तो मैं 
उसकी रक्षा करनेमे असमर्थ ही सिद्ध हँगा। यहाँ तो वर्णकी अतिशयताने ही वर्णका 
स्थान ले रखा है, इसलिए इस अतिगयताके नाशके बजाय वर्णोका ही नाश होनेका 
भय है। 

अब यह देखे कि ऐसी असर्य जातियोकी रक्षा किस प्रकार सम्भव है। अहिसा 
प्रधान धर्म हिसाका आचरण करके जातिको बनाये रखनेका प्रयत्न कर रहा है। जिसने 
जातिके कृत्रिम और अनुचित बन्धचन तोड दिये है, उसे समझाने और उसकी “भूल ' 
बतानेका तो प्रयत्न किया नहीं जाता, बल्कि उसका फौरन ही बहिष्कार कर दिया 
जाता है। वहिष्कार करना अर्थात्‌ उसको सब प्रकारसे सताना, उससे खान-पान, व्याह- 
सगाई और मभौत-गमीमे आने-जानेका व्यवहार भी बन्द कर दिया जाता है और यह 
दण्ड बहिष्कृत व्यक्तिकी सन्‍्ततिको भी भोगना पडता है। इसका नाम है चीटीपर 
सेना लेकर धावा; और यदि इस युगकी भाषामे कहे तो डायरणाही। ऐसे अत्याचारोसे 
तो हजार, दो हजार मनुष्यकी सख्यावाली जातियाँ टिकनेके बजाय नष्ट ही हो जायेगी। 
इनका नाश वाच्छनीय अवच्य है, लेकिन जोर जबरदस्तीसे किया गया नाश हानिकर 
होगा। उनका नाण जब इच्छा-पूर्वंक किया जायेगा तभी समाजके लिए पोपक होगा। 

सवसे अच्छा उपाय तो यह है कि छोटी-छोटी जातियोकी पचायते मिलकर 
एक बडी जाति बना ले और यह वडी जाति दूसरे सघोके साथ मिलकर चारो 
वर्णोमे से एक स्थान प्राप्त कर छे। लेकिन आजकी शिथिलताकी हालछतमे तो तत्काल 
ऐसा सुधार होना नामुमकिन-सा है। 

अत. धर्मेका पाछ्ून जितना कठिन है उतना ही आसान भी है। जिस प्रकार 
हरएक समाज धम्मकी वृद्धि कर सकता है उसी प्रकार हरएक व्यक्ति भी कर सकता 
है। व्यक्तियोंको चाहिए कि वे निर्भय वनतकर जिसे धर्म मानते हो उसपर अमल करे 
और यदि उन्हे वहिष्कृत किया जाये तो उसकी कुछ भी फिक्र न करे। उन्हे जातिके 
इन तीनों प्रकारके दण्डोका विनयपूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें यह नही 
मानना चाहिए कि उन्हे ये दण्ड विवश करनेके लिए दिये गये है। जातिभोज देनेसे 


२१४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कोई लाभ नही है, किन्तु न देनसे अनक वार लाम होता है। मै तो मृत्यु-मोजको 
पाप ही भानता हूँ। छडकेके लिए लडकी और लडकीके लिए योग्य लडका जातिमे 
न मिले तो यह भी चिन्ताका विषय नहीं है। इसका कारण यह है कि जिसे दण्ड 
दिया गया है उसके लिए वह दण्ड नही है क्योकि वह तो उपजातियोके अस्तित्वको 
ही नहीं मानता। यदि लडकी या लडका छायक हो तो दूसरे समाजोके सुधारक बर्गमे से 
योग्य छडका या लड़की मिलनेमे कोई कठिनाई न होगी। लेकिन यदि कठिनाई हो तो 
भी उसका सामना करना ही धर्म है। चरित्रवान्‌ और सयमीके लिए ऐसी कठिनाइयाँ, 
कठिताइयाँ ही नहीं है। वह तो उनका सामना प्रसन्न चित्त होकर ही करता है। 
यदि उसे गमीके मौकेपर भी जातिकी मदद न मिले तो उसमे भी दु ख माननेकी 
क्या बात है? दूसरे मददगार मिल जायेगे। मैं मुर्दा गाडीके विषयमे तो लिख ही 
चुका हूँ। उसका उपयोग करनेसे कम मदद दरकार होगी। जिसे उतनी मदद भी न 
मिकत सके वह मज़दूर बुछा छे। जो इतना दीत हो कि उसके पास मजदूरी देनेके ' 
लिए भी पैसे न हो, किन्तु वह ईश्वरका भक्‍त हो, उसे तो यही विश्वास रखना 
चाहिए कि ईश्वर उसे कहीसे भी मदद भेज देगा। दण्डका भय छोड देना ही सत्या- 
ग्रह है। सत्याग्रहका शस्त्र जिस प्रकार सरकारते छडनेमें उत्तम शस्त्र है उसी प्रकार 
जातिसे लडनेमे भी है। चूँकि दोनो रोग एक ही प्रकारके है, इसलिए दोनोकी चिकित्सा 
भी एक ही है। सत्याग्रह अत्याचारका इलाज है। हिन्दूघमेंकी -- अन्य धर्मोकी भी --- 
रक्षा केवल सत्याग्रहसे ही की जा सकती है। 

मै प्रत्येक धर्मप्रमीको विनयपूर्वक यह सलाह देता हूँ कि वे नाना प्रकारके जाति 
विषयक झगडोमे न पडे और अपने कत्तंव्यपर दृढ़ रहे। यह कर्तव्य है -- अपने धर्मकी 
और देशकी रक्षा करना। धमकी रक्षा छोटी-छोटी जातियोकी अनुचित रक्षा करनेसे 
नही होगी, वल्कि धाम्रिक आचरणसे ही होगी। धर्मकी रक्षाका अर्थ है -- हिन्दू-मात्रकी 
रक्षा। स्वय चरित्रवान्‌ वननेसे ही हिन्दु-मात्रकी रक्षा होगी।'चरित्रवान्‌ वननेका अर्थ 
है, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिसादि ब्रतोका पालन करना, निर्भय वनना अर्थात्‌ मनुष्य-मात्रके 
भयका त्याग करना, ईहवरपर श्रद्धा रखना और उससे डरना, वह हमारे सब कामों- 
का और सब विचारोका साक्षी है, यह मानकर मलिन विचार मनमे छाते हुए काँपना, 
जीव-मात्रकी सहायता करना, दूसरे धर्मोके मनुष्योको भी मित्र मानना और परोप- 
कारमे समय विताना इत्यादि। फिलहाल उपजातियोका अस्तित्व तभी क्षन्तव्य माना 
जा सकता है जब उनके सब काम साधारण रूपसे धर्म और देगहितके पोपक हो। 
जो जाति सारे विश्वका उपयोग अपने ही लिए करती है उसका नाथ ही इष्ट है। 
जो जाति ससारके कल्याणमे योग देती है, उसीका चिरजीवी होना योग्य है। 

[| गुजरातीसे | 


नवजीवन, ७-६-१९२५ 


११७. बंगालसें 


में बंगाल नहीं छोड सकता और बगाल भी मुझे नही छोडता। एक महीना 
बीत गया है, अभी एक महीना और विताना होगा। इस दरम्यान असममें भी थोडे 
दिनोके लिए जाये विना काम न चलेगा। श्री फूकनने मुझे लिखा है, “असमने 
कुछ अधिक नही किया है, फिर भी वह खादीके सम्बन्धमे क्या कर सकता है, आपको 
उसे यह दिखानेका मौका तो देना ही होगा। आप उसे आखिर एक सप्ताहका समय 
तो दे ही।” यह सब न लिखा होता तो भी में साधारण-सा निमनन्‍्त्रण मिलनेपर ही 
चला जाता, क्योकि मुझे असमसे बहुत-कुछ आशा है। इसके अतिरिक्त असम इतना 
दूर है कि वहाँ वार-वार जाना सम्भव नहीं। छेकिन असम जानेके, अनेक कारणोमे से 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण तो यह है कि असमने १९२१ में जितना कष्ट सहन 
और त्याग किया है, उतना किसी दूसरे प्रान्तने शायद ही किया होगा । असमका अप- 
राघ यह था कि उसने अफीमवन्दी की थी। इसके लिए सैकडो नवयुवकोको जेल 
जाना पडा और अनेक अन्य कष्ट सहने पडे। उसका परिणाम यह हुआ कि छोगोके 
मनमे वहुत भय उत्पन्न हो गया, यहाँतक कि वे सिर ऊँचा नहीं कर सकते थे। 
इस प्रान्तमे जानेके लिए तो मुझसे अधिक अनुरोध करनेकी जरूरत न थी। अत 
मैने श्री फूकनके आमन्त्रणकों तुरन्त स्वीकार कर लिया। अब मुझे १५ तारीखतक 
असम पहुँच जाना चाहिए। मुझे वहाँ करीब-करीब दो सप्ताह छगेगे। मै फिर वहाँसे 
वापस आकर वगालका वाकी दौरा पूरा करूँगा। फिर भी बगालका कुछ हिस्सा 
तो छूट ही जायेगा। 

मुझसे बगाल नहीं छोडा जाता क्योकि मुझे बगालसे बहुत बडी आशा है। 
मैं जैसे-जैसे बगालियोके सम्पर्कमे आता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे उनकी सरलतापर और 
उनके त्यागपर मुग्घ होता जा रहा हूँ। में जहाँ जाता हूँ वही मुझे त्यागी युवक 
दिखाई पडते है। उनमे देश-सेवा करनेकी बडी उमग है। वे इसी खोजमे रहते है कि 
देशकी सेवा किस प्रकार की जाये। कुछ काम ऐसा किया जा रहा है, जिसका उल्लेख 
तक नहीं होता और कभी होगा भी नहीं; क्योकि उसका वर्णन सरस ढगसे नहीं 
किया जा सकता। सरलरू जीवन स्वत सरस होता है, लेकिन वह जितना सरस होता 
है, उसका वर्णन उतना ही नीरस होता है। शुद्ध शान्तिमे सबसे बडा सुख होता है। 
इस शान्तिका, इस सुखका नित्य नया वर्णन कैसे किया जा सकता है” जो मनृष्य 
एक गाँवमें बालकोको लेकर बैठ जाता है और उन्हे नित्य पिताकी तरह प्रेमसे 
पढाता है, उसके सुखका, उसकी शान्तिका वर्णन कौन कर सकता है? उसके सुखकी 
वराबरी कौन कर सकता है? और उससे उस सुखको कौन छीन सकता है। उसमे 
नित्य वृद्धि होती जाती है, क्योकि उसका फल शिक्षणमें ही निहित होता है। वह 
इस बातकी चिन्ता नहीं करता कि उसके पास एक वालक है या अनेक। उसकी 


२१६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


चिन्ता तो केवछ जिक्षणतक ही सीमित रहती है। चूँकि यह कार्य उसीके हाथमे 
होता है, इसलिए वह अपने सुखका कर्त्ता या हर्ता स्वय ही वन जाता है। 

मेरे ऊपर कुछ ऐसी छाप पडी है कि इस प्रकारके सेवक बगालमे अधिक दिखाई 
पडते है। ये युवक बहुतसे स्थानोमे फैल गये है। उनका-एक-दूसरेसे वहुत कम सम्बन्ध 
है। सभी अपने-अपने काममे तन्‍्मय दिखाई पडते है। मुझे ऐसे कार्यकर्ताओको देखनेके 
अनेक प्रसंग मिल रहे हैँ और ये प्रसग ज्यों-ज्यो आते है त्यी-त्यो मेरी इच्छा युही होती 
है कि मैं वगालसे अभी न जाऊँ। मैं ऐसे ही सेवकोमे स्वराज्यका वीज देख रहा 
हैँ। उनमे भारतकी आशा छिपी है। वे नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। 


हाथकी भाषा 


ऐसे कार्यकर्त्ताओको देखकर ही एक सभामे भाषण देते हुए मेरे मुँहसे 'हाथकी 
भाषा ” शब्द निकका। यह सभा कलकत्तेमे की गई थी। में इसमें नियत समयपर 
पहुँच गया था। उसमे बहुत-से स्त्री-पुरुप तो उस समय भी आ ही रहे थे। सभाका 
कार्यक्रम सगीतसे शुरू किया जानेवाला था। सग्रीताचायें अभी नहीं आये थे; इसलिए 
मेरा भाषण आरम्भ होनेमे कुछ देर थी। मैने अपनी तकली निकाली। मेरी तकढी 
मेरे साथ ही रहती है और जब फुरसत मिलती है तब में उससे थोडा सूत कात 
लेता हूँ। मै तकली चलानेमें सबसे अकुशल सिद्ध हुआ हूँ। अवतक मेरा हाथ जैसा 
चाहिए वैसा बैठा नही है। अभीतक कोई यह नहीं वता सका है कि दोप'” कहाँ 
है। लेकिन मैं तकलीसे हारनेवाला थोड़े ही हूँ। हम दोनोमे युद्ध चलता ही रहता 
है। कुछ भी हो मै उससे सूत तो कात ही लेता हूँ; इसलिए मैने उस समयका उप- 
योग तकली चढानेमे किया। मेरे पास जितनी भी पूनियाँ थी सब खत्म हो गई, 
लेकिन मेरा भाषण आरम्भ होनेमे तो अब भी देर थी। इसलिए इस अवकाश कालमे 
मुझे क्या कहना चाहिए यह सोच लिया और श्रोताओसे कुछ इस प्रकार कहा 

“अब मुझे भाषण देनेकी जरूरत ही कहाँ रही है? सामान्य भाषण मुँहसे दिये 
जाते है और कानोसे सुने जाते है। छेकिन मैने अपना भाषण हाथसे किया है और 
यदि आपने अपनी आँखोका उपयोग किया हो तो आपने वह आँखोसे सुना होगा। 
मुँहसे दिये गये भाषणमें अकसर हृदय और वाणीका मेल नही होता। हृदयमे होता 
कुछ है तो वाणीसे निकलता कुछ है। हाथके भाषणमें ऐसे दोपको स्थान नहीं है, 
क्योकि उसका मनसे कोई भी सम्बन्ध नहीं होता। उसे देखकर तो आप जो चाहते 
है वह अर्थ निकाछ सकते है। हाथसे जो सूत कत रहा है वह तो बेकार नही णा 
सकता। मैने मुँहसे बहुत सुनाया है और आपने कानोसे वहुत सुना है। छेकिन वगाल- 
ने मुझे हाथोसे भाषण करना सिखाया है। मुझे इसका प्रथम पाठ फरीदपुरके विद्या- 
थियोने पढाया था। उसे मै भूला नही हूँ। उसके बादसे मै वहुत-सी सभाओमे चरला 
चलाता हूँ और कही-कही तो फरीदपुरकी तरह चरखा चलाते हुए मुँहसे भाषण भी 
देता जाता हूँ और इस प्रकार हाथ और मुँहका मेल व्यवहारत करके दिखाता हूँ। 
मै देख रहा हूँ कि अब केवछ मौनका युग आ रहा है। हाथकी भाषा ही सच्ची 


बंगालमें २१७ 


भाषा मानी जायेगी। इस भाषाकों गूगे और निरक्षर भी वोछ सकेमे और यदि 
देखते होगे तो बहरे भी सुन सकेगे। 

मेरे सूतके तार निकालनेका अर्थ सिर्फ सूत कातना ही नही है। मैने सूत कात- 
कर यह दिखाया है कि यद्यपि मेरा शरीर आपके पास है किन्तु मेरा हृदय बगालके 
गाँवोकी झोपडियोमे है। मैने सृत कातकर उनके साथ तादात्म्य स्थापित किया है, 
क्योकि में यह जानता हूँ कि करोडो भूखो मरते कगाल हिन्दुस्तानियोके जीवनका 
अवलम्ब यह सूतका तार ही है। यदि हम छोग उनकी खातिर चरखा न चढायेगे 
तो उनके अस्थिपजरोपर चर्वी नहीं चढेगी। वे वस्त्र पहने होनेपर भी नगे रहेगे 
और उद्यम करनेपर भी निरुद्मम रहेगे। चरखेको उन्हे अन्नपूर्णा समझकर चलाना 
चाहिए। और हमे उनको ठीक मार्ग दिखानेके लिए, शान्ति देनेके लिए और खादी सस्ती 
करनेके लिए यज्ञ समझकर इसे चलाना चाहिए। वे जितने भी घटे खाली रहे चरखा 
चलाये और हम उनके लिए अर्थात्‌ यज्ञार्थ भले ही सिफ आधा घटा चरखा चलाये 
लेकिन यदि हम ही चरखा नही चलायेगे तो वे भी चरखा नही चलायेगे। हम चरखा 
नही चलायेगे तो चरखेके दोषोको कौन दूर करेगा, चरखा-शास्त्र कौन बनायेगा और 
चरखेकी शक्तिका माप कौन करेगा? उसका विनाश हमारे हाथोसे हुआ है, इसलिए 
उसका पुन स्थापन भी हमारे ही हाथोसे होना चाहिए। यह सब अर्थ और वहुत-से 
दूसरे भी अर्थ, मैने जो हाथसे भाषण किया है, उसमे मौजूद है। हमने गरीब किसानोसे 
बहुत-कुछ छिया है, इसलिए धर्म यही है कि हम चरखा चलाकर उन्हे उसमे से 
कुछ वापस करे। 


शान्तिनिकेतन 


लेकिन वगालमे मेरे लिए एक यही आकर्षण नही है। यहाँ तो मेरे लिए अनेक 
आकर्षण मौजूद है। में शान्तिनिकेतनमें जाये बिना रह ही कैसे सकता था ? मै ये 
टिप्पणियाँ भरान्तिनिकेतनमें बेठा मौनवारकों लिख रहा हूँ।” जान्तिनिकेतनवासी मुझे 
परम शान्ति दे रहे हैं। यहाँ बहने मुझे अपने मघुर गीत सुना रही है। मैने महा- 
कविसे घटो जी-भरकर वातचीत की। अब मै उन्हे कुछ अधिक समझ सका हूँ, 
कहना चाहिए कि वे मुझे कुछ अधिक समझने छगे है। उन्होने मुझपर अपना प्रेम 
व्यक्त करनेमे कोई कसर नहीं रखी है। उनके बड़े भाई द्विजेन्द्रगाथ ठाकुरका तो, 
जो बडो दादा के नामसे प्रसिद्ध है, मुझपर वैसा ही प्रेम है जैसा पिताका पुत्रके 
प्रति होता है। वे मेरे दोप तो देखना ही नहीं चाहते। उनके खयालसे तो मैने 
कोई गलती की ही नही और मेरा असहयोग, मेरा चरखा, मेरा सनातनीपन, मेरी 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी कल्पना और मेरा अस्पृश्यताका विरोध ---सब बाते सर्वथा उचित 
हैं, और मेरी तरह उनका भी विश्वास है कि स्वराज्य इन्हीपर निर्भर है। जैसे पिता 
मोहवश पुत्रके दोप नहीं देखता उसी प्रकार 'बडो दादा” भी मेरे दोप बिलकुल 
देखना नहीं चाहते। उनके मोह और प्रेमका तो मै यहाँ उल्लेख-भर कर सकता हूँ; 


१. गांधीजी २९ महईसे १ जूततक शान्तिनिकेतन रहे थे। 


२१८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


उसका वर्णन कदापि नही कर सकता। मैं उस प्रेमके योग्य बननेका प्रयत्न कर रहा 
हैँ । उनकी उम्र ८० सालसे भी ज्यादा है। लेकिन वे छोटो-छोटी बातोकी भी 
जानकारी रखते है । वे यह जानते है कि हिन्दुस्तानमे आज क्या चल रहा है। दे 
दूसरोसे पत्र पढवाकर सुनते है और सव जानकारी प्राप्त करते है। दोनो भाइयोने 
बेदादि ग्रन्थोका गहन अध्ययन किया है। दोभो सस्क्ृतके ज्ञाता है। दोनो बातचीतमें 
/ उपनिपदो ' के मन्‍्त्रो और 'गीता' के ए्लोकोके उद्धरण वार-वार देते जाते, है। 

शान्तिनिकेतनमे चरखेके पुजारी भी मौजूद हैं। कुछ नियमित रूपसे चरखा 
चलाते हैं और कुछ अनियमित रूपसे। वहुत्त-ल खादी पहनते है। मुझे आजा है कि 
इस विश्वविस्यात्‌ सस्थामे चरखेको और भी अधिक स्थान प्राप्त होगा। 


नन्दिनी बाला 


इस बातको तो कुछ ही गुजराती जानते होगे कि यहाँ कुछ गुजराती वालक रहते 
है। उनमें से कुछ बालकोके तो कुटुम्ब भी यही रहते है! इनमे एक भाटिया कुटुम्ब 
था। उसमे एक कन्याका जन्म हुआ। उसकी माँ बहुत वीमार रही और पागछ हो गई। 
इसलिए गुरुदेवकी पुत्रवधुने उत्ते गोद ले लिया और अब उसका पाछन-पोषण उन्हीके 
द्वारा हो रहा है। यह कन्या कोई ढाई वर्षकी होगी। वह गुरुदेवकी बहुत छाडलछी है। 
सब लोग उसे उनकी पौत्री ही मानते है। गुरुदेव अभी आराम कर रहे है। उन्हें 
डाकटरोने हृदय-रोग होनेके कारण चलने-फिरनेकी मनाही कर दी है। वे जिसमे 
कडा परिश्रम हो ऐसा मानसिक काम भी नहीं कर सकते, इसलिए दिनमें तीन-चार 
बार इस लडकी नन्दिनीसे विनोद करते और उसे अनेक प्रकारकी कहानियाँ सुनाते 
है। यदि वे उसे कहानियाँ नही सुनाते तो वह नाराज हो जाती है। वह इसी तरह इस 
समय मुझसे भी नाराज हो रही है। वह मुझसे फूलोका हार लेनेके लिए तो तैयार हो 
गई है, लेकिन मेरे पास आनेसे साफ इनकार कर रही है। हो सकता है कि चूँकि 
मैं उसके कहानियोके समयमे गुरुदेवसे बातचीत करता रहा था, इसलिए वह उसका 
बदला ले रही हो। बालक और राजाकी नाराजीको कौन सेभाल सकता है ? यदि राजा 
नाराज हो तो भेरे-जैसा सत्याग्रही जायद उसे संभाल भी के लेकिन वालककी ताराजीके 
सामने तो मेरा तेजस्वी हथियार भी निस्तेज प्रतीत होता है। इस दरम्यान मौन- 
दिवस आ पहुँचा है। इसलिए मुझे जायद नन्दिनीको जीते विना ही शान्तिनिकेतनसे 
जाना पड़े। मैं अपनी इस हारके दु खकी कहानी किसे सुनाओं। 

[गृजरातीसे ] - 
नवजीवन, ७-६-१९२५ 


११८. काठियावाड़में खादी 


काठियावाडसे आये हुए पतन्नोको देखनेसे ऐसा जान पडता है कि जिन-जिन 
भाइयोने हाथसे सूत कातनेवाल किसानो और निर्घन वर्गके लोगोको सगठित करनेका 
बीडा उठाया था, वे अपने प्रयत्नमे सफल हो गये है। इस सम्बन्धमे देवचन्द भाई पूरी - 
तरह आश्वस्त हैं। लगता है कि अधिक प्रयासके बिना ही ऐसे परिवार मिल गये 
है। वे मानते है कि यदि अधिक कार्यकर्त्ता हो और हम आधे मूल्यपर अधिक पूनियाँ 
दे सके तो सूत कातनेके लिए बहुत-से परिवार तैयार हो जायेगे। किन्तु जितने 
परिवार अनायास मिल चुके है उनकी सेवा करना ज्यादा अच्छा है या समझानेके 
बाद जो परिवार तैयार होगे उनके पास जाना? प्राप्त परिवारोकी सेवा करनेका 
अर्थ है हमारे और उनके बीच काम करनेवालोकी व्यवस्थाको दृढ करना, चरखेमे 
सुधार करना और अच्छा सूत कतवाना और कातनेवालोकों घुनना सिखाना आदि। 

मै इतनी दूर बैठा इस सम्वन्धमे सलाह देनेमे असमर्थ हूँ और स्वयको इसका 
अनधिकारी मानता हूँ। समय-समयपर उपस्थित होनेवाली परिस्थितिको जाने बिना 
कोई सलाह देना मैं भयकर समझता हूँ। इसलिए बगालमे जो अनुभव हुए है उनको 
मै कार्यकर्ताओके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मै बगालमे देखता हूँ कि कही 
भी पूरी-पूरी पूनियाँ शायद ही दी जा सकी है। कलकत्ताके सिवा किसी दूसरी जगह 
पूनियाँ दी भी नही जाती। केवल रुई ही दी जाती है।“इसके अतिरिक्त हजारो सूत 
कातनेवाली बहने तो कपास ही माँगती है। वे उसे हाथसे ओट लेती हैं। जिन्हे कातने- 
का अनुभव है, वे समझ सकते है कि जो लोग ओटने और धुननेका काम स्वय कर 
लेते हें उनकी कमाई बढ ही जाती है। इन कामोको अपने-अपने घरोमे करना कठिन 
नही है। जिन्होने ये काम किय हैं वे इस बातको जानते ही हैं। बगालमे अभीतक लोग 
पुराने जमानको भूले नही है, इसलिए वे सहज ही इन बातोको पकड़ लेते है। बगाल- 
की जेसी पूनियाँ तो कोई बना ही नही सकता। उनकी पूनियोमे किरी बिलकुल नही 
होती । यदि हम ओटाईका काम प्रत्येक' कातनवालेके घरमे आरम्भ नही करा सकते तो 
भी घुनाईका काम क्यो नहीं आरम्भ करते ? मैने यहॉकी घुनकियाँ बहुत सादी बनी हुईं 
देखी है। उनका मूल्य चार या छ आनेसे ज्यादा शायद ही होता हो। लोग बॉसकों 
भिगोकर झुका छेते है और कई बार केलेके रेशोकी डोरी वटकर उसकी ताँत बना 
लेते हैं। वे घोटा तो काममें ही नही छाते है। वे उसका काम उगलीसे ही छे छेते 
है। हम भले इतना न करे और शायद इसकी जरूरत भी न हो; किन्तु जो लोग 
नियमित रूपसे कातते है, उनको तुरन्त घुनाई सीख लेना तो जरूरी है ही। कातने- 
वालोको पूनियाँ हमेशा पर्याप्त मात्रामे मिल सके, यह मुझे मुश्किल दिखाई देता है। 

दूसरी बात यह अनुभवमे आई है कि यहाँ दस अकसे कमका सूत शायद ही 
कोई कातता हो। वाजारमे जो सूत मिलता है वह प्राय दस अकसे ऊपरका होता 


२२० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


है। यहाँ देव कपासके अतिरिक्त जो कपास होती है वह हमारी मठिया कपाससे घटिया 
किस्मकी होती है। यहाँ जो औजार काममे लाये जाते है वे हमारे औजारोसे सस्ते 
होते है। में कह नहीं सकता कि सस्ते औजार कही अन्तत मेंहगे तो नही पडते। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ७-६-१९२५ 


११९. एक सलाह 


७ जून, १९२५ 


प्रण उतावलीमे कभी न करो। एक बार करनेके बाद जानकी बाजी लगाकर 
उसे पूरा करो। 


मोहनदास गांधी 
अग्रेजी प्रति (जी० एन० ८७३५) को फोटो-तकलसे | 


१२० पत्र: “वलड ' के सम्पादकको 
सावरमती 
८ जून, १९२५ 
प्रिय मित्र, 
आपकी शुभकामनाएँ और पत्र मिला; तदर्थे धन्यवाद स्वीकार करे। आपने 
मुझसे कुछ अटकल रूगानेको कहा है, मेरी रायमे वह वेमतलवकी अटकलवाजी होगी। 
वर्तमानको उसके समग्र रूपमे कौन जानता है? हम सव इतना जरूर जानते है 
कि समग्र भविष्य वर्तमानका ही प्रत्यक्ष परिणाम होगा। आवश्यक परिवर्तन यही है 
कि हम अपने अन्दर विनम्ञता पैदा करे और आत्मचिन्तन करे। अपने अहकारमे हम 
अपना सुधार किये विना सस्तारका सुधार करना चाहते है। भत्मान विद्धि' आज 
भी उतना ही सही है जितना अपने पहले-पहल कहे जानेके समय था। 
हृदयसे आपका, 
भो० क० गाधी 


[अग्नेजीसे ] 


महादेवभाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


१२१. भाषण: जलपाईगुड़ीकी सार्वजनिक सभामें 


१० जून, १९२५ 


ओओ गांधोने एक आम सभामें भाषण देते हुए व्यापारियों और व्यवसायियोसे 

अनुरोध किया कि वे अपने धतको और व्यवसायकी अपनी सुझ-बूझको भारतके कल्याण- 
के लिए इस्तेमाल करें। अभीतक अकेले शिक्षित बर्गंने ही भारतकी सेवा की है। 
अब व्यापारी वर्ग ओर आम जनताकों बारो है। देशके सामने जो रचनात्मक कार्य 
है उत्तके लिए उनकी सम्पूर्ण व्यवसाय-ऊुशलता और दूरवशिता अपेक्षित है, और यदि 
वे देशके हितमें संलग्न होंगे तो इससे ६० करोड़ रुपया सालानाकी बचत होगी। 
खद्दरका उत्पादन इतना पर्याप्त होने लगेगा कि सारे देशको वस्त्र सुलभ होगा और 
विदेशों कपड़ेका पूरा-पुरा बहिष्कार सम्भव हो जायेगा। मेरी रायमें भारतके सात 
लाख गाँवोंमें से हर गाव कताई-बुनाईकी ऐसा मिल-जेसा है जो मशीन, श्रम और 
पूँजीके मामलेम बिलकुल आत्मनिर्भर है। 

[अग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, ११-६-१९२५ 


१२२: जलपाईगुड़ीमें स्वयंसेवकोंसे बातचीत ' 


१० जून, १९२५ 
आप कहते है कि सूत कातनेमे कुछ मजा नही है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ 
कि क्‍या गायत्री जाप करनेमे कोई मजा है? क्या कलमा पढनेमे कोई मजा है? 
आप उसे कत्तंव्यकी तरह--एक पवित्र सस्कारकी तरह करते हैं। उसी तरह सूत 
कातना भी एक कत्तंव्य और पवित्र सस्कार है। भारत मर रहा है। बह मृत्युशया- 
पर है। क्या आपने कभी किसी व्यक्तिको मरते हुए देखा है? क्या आपने उसके पैर 
छूकर देखे है? आप देखते है कि उसके पैर ठडे हो जाते है, सुन्न पड़ जाते है। उसके 
सिरमे फिर भी आपको गरमाहट रूगती है और आप अपना मन समझा छेते है कि 
अभी उसके दहारीरमे जीवन है। लेकिन वह चुक रहा होता है, उसी तरह भारतकी 
आम जनता अर्थात्‌ भारत माताके चरण ठडे और सुज्न पड गये है। यदि आप भारत- 
को बचाना चाहते है तो जो-कुछ थोड़ा-सा काम करनेकों में कहता हूँ वह अवश्य 
कीजिए। में आपको चेतावनी देता हूँ। समय रहते चरखा शुरू कीजिए, अन्यथा आप 
विनाशको प्राप्त होगे। 
[अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१. महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे उद्धृत । 


१२३. टिप्पणियां 


एक नई भरती 


भेरी प्यारी बेटियोकी फौज दिन-ब-दिन वढ रही है। वेशक उन सबकी रानी 
तो गुलनार ही है। में जब-जब निमन्त्रण मिलनेपर सरकारका मेहमान बनकर गया हूँ 
तव-तब वही मेरी गैरहाजिरीमे मेरी ओरसे मेरे निरकुश सिहासनपर आसीन हुईं है। 
लेकिन छोटी-छोटी तारिकाएँ तो इतनी अधिक है कि उन्हे ग्रिनाया भी नही जा सकता। 
अभी उनमे जो एक नई भरती हुईं है वह है बर्दवानकी रानीबाला। वह प्यारी 
छडकी शायद दस वर्षकी होगी। मुझे उसकी उम्र पूछनेकी हिम्मत ही नहीं हुई। 
मैं उसके साथ सदाकी तरह खेल रहा था और उसकी सोनेकी छ भारी चूडियोको 
दूसरोकी निगाह बचाकर देख रहा था। मैने उसे नरमीसे समझाया कि उसकी छोटी- 
छोटी कलछाइयोपर ये चूडे बहुत भारी है और उसका हाथ तुरन्त उन चूडियोपर गया। 
उसके नाना, सर्वेच्ट ” के श्याम बाबूने, जो सम्पादकके रूपमे रुपाति पा चुके है, कहा, 
“हाँ, ये चूडे महात्माजीको दे दो।” मुझे खयाल हुआ कि इस उदारताका अर्य 
है दूसरेकी हानि। लेकिन श्याम बाबू बोले "आप मेरी छडकी और दामादको नही 
जानते। मेरी लडकी यह सुनकर कि रानीबाछाने अपने चूडे आपको दे दिये है, बहुत 
खुश होगी। मेरे दामाद तो इन्हे दे ही सकते है। वे बडे उदार हृदयके आदमी है और 
सदा गरीबोकी बडी मदद करते है। ' वे बोलते जाते थे और रानीबाछाको चूडे 
उतारनेमे मदद तथा उत्साह देते जाते थे। मुझे यह कबूल करना चाहिए कि मै इससे 
थोडा चकरा गया था। मैने तो सिर्फ विनोद ही किया था। में छोटी कडकियोसे 
सदा ऐसा ही कुछ विनोद करता हूँ और विनोद-विनोदमे उनके दिलमे ज्यादा गहनोके 
प्रति अछुचि और गरीबोके लिए अपने गहने दे देनेकी इच्छा पैदा करता हूँ। मैने 
चूडे वापस करनेका प्रयत्न किया। लेकिन श्याम वाबूने मुझे ऐसा करनेसे यह कहकर 
रोक दिया कि उनको लड़कों चूडे वापस छेतेके कार्यको अपशकुन मानेगी। मैने उन्हें 
अपनी शर्ते बताई कि लडकी इन चूडोके बदले जो उसने मुझे दे दिये है, दुसरे चूडे न माँग 
तो में इन्हे ले सकता हूँ। अछबत्ता उसे पसन्द हो तो वह श्षके बने सुन्दर सफफंद चूडे 
पहन सकती है। लडको और उसके नाना दोनोने मेरी यह शर्त स्वीकार कर लछी। 
अस्तु, यह दान उस कुटुम्वके लिए शुभ शकुन था या नही, यह मै नही जानता, छेकिन 
गरीबोके और मेरे लिए तो वह शुभ शकुन ही था, क्योकि इसका दूसरोपर भी 
भारी असर हुआ और वर्दवानमे स्त्रियोको जिस सभामे मैने व्याख्यान दिया उसमे मुझे 
लगभग एक दर्जन चूडे और दो जोडी कानोके वाले बिना माँगे मिले। यह कहनंकी 
कोई आवश्यकता नहीं कि इनका उपयोग वगालमे चरखा और खादीके प्रचारके निमित्त 
किया जायगा। मैं जितनी भी छोटी छडकियाँ है उनको और उनके माता-पिताओको 
और उनके वूढे दादा-दादियो या नाना-नानियोको यह बताता हूँ कि जो लड़कियाँ मुझसे 


टिप्पणियाँ श्ररे 


रानीवालाकी शत्तंपर प्रेम करना चाहें मैं उन सबको, फिर वे चाहे जितनी हो अपनी 
प्रेमपात्री बना देनेके लिए तैयार हेँ। इस खयालसे कि उन्होने अपने कीमती गहने 
गरीबोकी सेवाके लिए दे दिये है, उनकी सुन्दरता और भी बढ जायेगी। हिन्दुस्तानकी 
छोटी-छोटी छडकियोको यह कहावत सदा याद रखनी चाहिए कि सुन्दर वह जो 
सुन्दर करे । 
ग्यारह दिनकी प्रगति 

सत्याग्रहाश्रम स्कूल बहरोकके मन्‍्त्री अपने पत्रमे लिखते है ' 

निरचय ही यह प्रगति बहुत अच्छी है। छेकिन उस चमत्कारी कार्यका अन्त 
११ दिनमे ही नहीं हो जाना चाहिए। हमपर वहुधा यह आरोप छगाया जाता है 
कि हम लगातार एक-जैसी शक्तिसे तथा तन्मयतासे कार्य नही कर सकते। में आशा 
करता हूँ कि जिस सुधारका सूृत्रपात इतनी अच्छी तरह हुआ है वह जारी रहेगा। 
में जानता हूँ कि एक योग्य कातनेवालेके हाथोमे एक अच्छा तथा आवाज न करनेवालरा 
चरखा “एक सतत उल्लास देनेवाली ' वस्तु बन जाता है। 


प्रतियोगियोंका विश्लेषण 


जिन छोगोने हाथ कताई सम्बन्धी निवन्ध-प्रतियोगितामें भाग लिया है और 
अपने: निवन्ध भेजे है। प्रदेशानुसार उनका निम्न विश्लेषण पाठकोको दिलचस्प होगा। 
उनकी सूची यहाँ दी जाती है: 


जआान्त्र ४ तमिलनाड १९ 
गूजरात ९ बम्बई ४ 
सयुक्‍त प्रदेश डरे विहार २ 
बगाल रे महाराष्ट्र रे 
बर्मा १ केरलू १ 
उड़ीसा २ कर्नाटक १ 
पजाव ५्‌ मध्यप्रदेश (मराठी) १ 
सिघ १ श्रीकका १ 
एक गुजराती (लन्दन) १ गुमनाम १ 

दर 


इसकी यह प्रतिक्रिया प्रतियोगितामे छी जानेवाली दिकूचस्पीका एक स्वस्थ चिह्न 
है। इन निवन्धोकी अच्छाई या स्तरके वारेमे की गईं जाँचका फल भी ज्ञीघत्र ही 
मालूम हो सकेगा। परीक्षक महोदय उन्हे जाँच रहे हैँ। 


१. यह यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें मन्त्रीने गाधीजीके वहाँ जानेंके वाद राष्ट्रीपशालके छात्रोंकी 
सूत्र कताईंकी प्रगतिके विषयमें लिखा था। 


र२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बहुत बड़ी फटकार 
एक वकील मिन्न अपने पत्रमे लिखते है * 


यदि इस मित्र॒का यह मानना कि वे बुननेवाले और कताई-विशेषज्ञ न होनेके 
कारण सृतकी अच्छाई या बुराई तही जान पाते, सच होता तो मेरी उक्तिकों 'बहुत 
बडी फटकार” कहा जा सकता था। छेकिन सच वात तो यह है कि सूतका वुनाईके 
योग्य है या नहीं, यह जानना बडा सीधा काम है। मोटे तौरपर देखकर यही 
बात मालूम हो जायेगी कि सृत एकसार, भोटा-पतला या रोएँदार, कैसा है, और 
हाथसे जरा खीचनेपर यह पता चल जायेगा कि वह अच्छा बटदार है या नहीं। 
इसलिए साधारणतया सूतकी अच्छाई या बुराई जाननेके लिए किसीको वुनकर होनेकी 
जरूरत नही है। इसके अछावा जो थोड़ा भी सावधान है, वह बुनकरसे अपना सूतत 
दिखा के सकता है। हजारो कातनेवाले जो आज अच्छा सूत कात रहे है, वुनकर नही 
हैं और बिना कुछ अधिक कठिनाईके अच्छे और बुरे यूतकों पहचान लेते है। इस 
पत्रके लेखकने जो सूत भेजा है, वह सम्भवत आश्रम पहुँच चुका होगा, छेकिन मैं 
बराबर सफरमे रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिला है। लेकिन अब उन्हे मेरे उपरोक्त 
सुझावकों मान लेना चाहिए। जेलमे हमे मिलके कते सूतका दो गजका एक नमूना 
दिया जाता था और उस नमूनेका सूत कांतनेके लिए कहा जाता था। इस प्रकार जो 
लोग हिंदायतोके बलपर निर्णय नहीं कर सकते वे मिल-कते सूतका, जिस अकका 
सूत कातना चाहे, उस अकका एक नमूना छे के और उसी अक और किस्मका सूत 
कातनेका प्रयत्न करे। अब शायद यह बात साफ हो गई है कि मैनें उन सदस्योसे 
जिन्होने रस्सी-जैसा खराब सूत भेजा' था, यह क्यो कहा था कि उनका सूत सूत ही 
नही है। मेरी इच्छा किसी भी कातनेवालेके प्रति अन्याय करनेकी न थी। यह दिखाने 
के लिए भी मुझे फौरन ही इस बातकों स्वीकार कर लेना चाहिए कि खराब सूतत 
भेजनेवालोमें इत वकील मित्रकी तरह कई लोग ऐसे भी होगे जिन्हें इतका अधिक 
ज्ञान नही था। छेकिन वे वहुत न होगे, क्योकि इन पृष्ठोमे बार-वार चेतावनियाँ 
और हिदायते प्रकाशित की गई है और अ० भा० खादी बोडेने भी जब सूत उसके 
पास भेजा जाता था तब पृथक्‌ रूपसे यह सब प्रकाशित किया था। 

शालाओंमें कताई 

इलाहाबाद नगरपालिकाके स्कूछोमे कताई शुरू करनेमे जो भारी सफरता मिली 
है, उसका जिक्र 'यग इडिया ” मे किया जा चुका है। अब पण्डित जवाहरलाल नेहरुने 
यह रिपोर्ट दी है। 

!, पर नहीं दिपा गया है। इसमें प्रदेखकने “बुनकरकी शिक्षायर्तें” शीर्षक ेखका हवाण केंते 
हुए यह टिखा था: “में आपके इस कथनतते सहमत नहीं हो सकता कि जिप्त कयेका चूत वढिया फिस्मिका 
नही द्वौता, वह छापरवाहीसे था बिना पूरा मन छ्यावे चूत कातता है भौर इस अकार अपुने-भपको 
और राष्टको धोज्चा देता है। किसी सदस्यकी सचाई, वह जो यूत कात पक्का है, उत्ततो बच्छाह था बुराईते 
निश्चित करना, अनुचित दोगा। सूतमें जो दोष भा जाते है उनका कारण पद हो समता द्व॑ कि उस्त 
यह उचित जानकारी ने हो कि अच्छे सूतमें कितना बढ देना चाहिए ।* 


टिप्पणियाँ र्र५ 


लखनऊ, फर्रवाबाद, बनारस, कानपुर तथा मिर्जापुरके नगरपालिका 
बोर्ड तथा झांसी, बांदा, बस्ती और आजमबागके' जिला बोर्ड अपने स्कलोंमें 
कृताईकी व्यवस्था कर रहे हे। ऐसा मालूम होता है कि संयुक्त प्रान्त्में कई 
स्थानीय निकाय इस बारेमें बिचार कर रहे हे तथा इस बिबयमें संयुकत-प्रान्तीय 
प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीसे लिखा-पढ़ी कर रहे हे। 


में इन नगरपालिकाओको उनके प्रशसनीय निरचयपर वघाई”देता हूँ। स्कूलोमे 
कताई शुरू करनेमें एक गम्भीर अडचन, जिसकी इलाहाबाद नगरपालिका शिक्षा- 
विभागने अपनी रिपोर्टमें शिकायत की थी, चरखोके जल्दी-जल्दी खराब हो जानेकी 
तथा उनको रखनेके लिए जगह की कमी की भी है। सावधानीसे चलाया जाये तो 
चरखा खराब नही हो सकता। लेकिन जगहकी कमीकी शिकायत सभी शहरोमे एक 
बडी बाधा है। इसलिए मै स्कूलोके अधिकारियोंका ध्यान सुन्दर तकलीकी ओर 
आक्ृष्ट करना चाहता हूँ। यह जेवमे रखकर ले जाई जा सकती है, इसे सभी बच्चे 
एक ही समयमे चला सकते है और यह सभी जगह इस्तेमाल की जा सकती है। 
उदाहरणके तौरपर इलाहावादके नगरपालिकाके स्कूलोमे ३,४०० छड़को और लड़कियो- 
के चलानेके लिए ३३४ चरखे है, लेकिन इनमें से आधे मरम्मतकी आवश्यकताके कारण 
बेकार रहते है। मुझे निश्चय है कि चरखोसे प्रति लडका तथा लडकी ४५ मिनटमे 
१५० गजसे अधिक सूत नहीं काता गया। इसका मतलब है अधिकसे-अधिक ४७,२५० 
गज प्रतिदित। इतने समयमे तकलछीसे ३० गजसे अधिक सूत न कतेगा। छेकिन पूरे 
३,४०० लडके उसे एक साथ चला सकते है। इसलिए तकलीके प्रयोगसे प्रतिदिन 
१,०२,००० गज अर्थात्‌ चरखेसे तैयार सूतकी मात्राका दुगुना सतत कत्त जायगा। 
इसलिए अन्ततोगत्वा स्कूलो तथा ऐसे समूहोके लिए तकली सूत कातनेका सबसे अच्छा 
साधन है। तकलीसे सूत कातनेमे पारगत होनेमे चरखेकी अपेक्षा अधिक समय नहीं 
लगता। इसलिए में सिफारिश करता हूँ कि इलाहाबाद नगरपालिकाके स्कूलोंमे तकली 
तुर्त अपनाई जाये। अधिकारी उन विशेष छात्रोके लिए जो विशेष समय उसके 
लिए देना चाहते हो तथा बहुत मात्रामे सृत उत्पादन करनेंके लिए उत्सुक हो, चरखे 
कायम रख सकते है। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-६-१९२५ 


१, यहाँ जाजमंगढ़ होना चाहिए। 


२७-११ 


१२४. यह पुरुषोंका काम नहीं? 

एक प्रोफंसर साहब इस भ्रकार लिखते हैं: 

स्वयं तो मुझे चरखे और खादीमें पूर्ण विश्वास है। यह बात मेरी 
समझमे खूब अच्छी तरह बंठ गई है कि सिवाय खहरके कोई भी ऐसा सूत्र 
नही है जो उच्च वर्गके लोगोंकों आम लोगोंसे जोड़ सकता हो। और ऐसे 
किसी सूत्रके बिना और एकत्वका अनुभव किये बिना, कोई भी देश किसी भी 
कार्यको सिद्ध नहीं कर सकता; हिन्दुस्तान तो और भी नहीं। इसके अलावा 
में यह भी अच्छी तरह समझता हूँ कि काफी तादादमें खादीका उत्पादन 
शुरू हो जानेपर विदेशी कपड़ा आना बन्द हो जायेगा। यदि हिन्दुस्तानको 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनो है तो उस्ते खादीके कार्यक्रमपर पुरे तौरपर अमल 
करना होगा। 

लेकिन मेरा खयाल है कि आपने गलत सिरेसे काम करना शुरू किया 
है। स्वस्थ और सशक्त मनुष्योंकों स्त्रियोंकी तरह कातनेके लिए बंठनेकों कहना 
बहुतेरे मनुष्योको अजीब-सा मालूम होता है। में इस व्यंगपुर्ण उक्तिको ठोक मानता 
हैँ कि आजकल हम लोग औरतोंसे किसी प्रकार भी बढ़कर नहों हे। फिर भी 
हकीकत यह हैं कि हम लोग उत्त कार्यको करना स्वीकार नहीं कर सकते जिसे 
कि सेकड़ों वर्बोसि स्त्रियोंसे हो सम्बन्धित माना जाता रहा है। और यदि मुझको 
इसका भी विद्वास दिलाया जा सके कि कमसे-कम भारतवर्बकी सभी स्त्रियोने 
कताईको अपना लिया है और फिर भी इस काममें पुरुषोंके हाथ बेंटानंकी 
जरूरत है तो में अपने आजके इस खयालको छोड़ देनके लिए तैयार हो 
जाऊँगा। बारीक विदेशों साड़ियाँ पहनकर औरतें तो इठलाती फिरें और पुरुषोंसे 
कातनेके लिए कहा जाये, यह तो उल्टी गंगा बहानेके समान ही होगा। इसके 
अतिरिक्त, विदेशी कपड़ोंके आयातकी जिम्मेवारी पुरुषोंपर उतनी नहीं है 
जितनी कि स्त्रियॉपर, और इसलिए मेरा यह खयाल है कि खट्टर और 
चरखेका उपयोग करनके लिए स्त्रियोंके बजाय पुरुषोपर दबाव डालना गलत 
सिरेसे काम शुरू करना होगा। 

मेरी विनश्नर राय है कि आपको पुरुषोंकों तो उन विभिन्न प्रकारके राज- 
नीतिक प्रचारके कार्य ही रंगे रहने देना चाहिए था, और अपना सब्देशा 
सीधे-सीधे स्त्रिवोंको ही सुनानवा चाहिए था। फिलहाल अपने चरखे और खादीके 
महान्‌ कार्यक्रककों आप स्त्रियोंके क्षेत्रतक ही सीमित करें और पुरुषोकों पुरुषों- 
चित हथियारोंसे ही स्वतन्त्रताकी लड़ाई लड़ने दें। 


यह पुरुषोंका काम नही? २२७ 


यह पत्र काफी बड़ा था, लेकिन मैने उसके तकंका सार प्रस्तुत कर दिया है, 
पर उसकी भाषा नहीं बदली है। यह तो स्पष्ट है कि ये विद्वान प्रोफेसर हिन्दुस्तान- 
की स्त्रियोकी हालतसे परिचित नहीं हैं। अगर वे परिचित होते तो उन्हें यह भी 
खबर होती कि साधारण तौरपर पुरुषोको स्त्रियोसे अपनी वात कहनेका सौभाग्य या 
मौका ही नही मिलृता। अलवत्ता मेरे सद्भाग्यसे कुछ अंशतक में उन्हें अपनी वात 
सुनानेमे समर्थ हो सका हूँ; छेकिन अनेक सुविधाएँ सुलभ होनेषर भी मेरा सन्देश 
जितना पुरुषोतक पहुँच सका है उतना स्त्रियोतक नही पहुँच पाया है। प्रोफेसर 
साहवको यह भी मालूम होना चाहिए कि स्त्रियाँ पुरषोकी इजाजत लिये विना कुछ 
भी नहीं कर सकती। मै ऐसे वहुत-से उदाहरण पेश कर सकता हूँ कि जिनमे पुरुषोने 
स्त्रियोकों चरखा और खादी ग्रहण करनेसे रोका है। तीसरी वात यह कि जो ईजाद 
और तवदीलछी पुरुष कर सकते है वह स्त्रियाँ नही कर सकती । यदि कताई-आन्दोलन 
सिर्फ स्त्रियोतक ही सीमित रहा होता तो गत चार वर्षोमे चरखेमे जो सुधार हुए 
है और जिस प्रकारका संगठित रूप आज उसे मिल सका है, वेसा न मिल पाता। 
चौथे, किसी भी कामके वारेमे यह कहना कि वह स्त्रियोका ही है या पुरुषोका ही 
है, अनुभवके विरुद्ध पडता है। खाना-पकाना मुख्यत. स्त्रियोका ही काम है। लेकिन 
जो सिपाही खाना नहीं पका सकता वह किसी भी कामका नही है। लछड़ाईकी छाव- 
नियोमे खाना पकानेका सभी काम पुरुष ही करते है। घरमे तो स्वभावत" स्त्रियाँ 
ही खाना पकाती है; लेकिन बहुत बड़े पैमानेपर व्यवस्थित तौरसे खाना पकानेका 
काम तो सारे ससारमें पुरुष छोग ही करते है। लडाईमे लडना मुख्यतया पुरुषोका 
ही काम है लेकिन इस्लामके प्रारम्भिक युद्धोमे अरब स्त्रियाँ अपने पतियोके साथ खडी 
होकर वहादुरोकी तरह छडी थी। गदरके दिनोमे झाँसीकी रानीने अपनी वहादुरीके 
लिए जो नाम पाया वह वहुत ही थोड़े-से पुरषोकों नसीव हो सका। और आज 
यूरोपमे हम स्त्रियोकों वकारूत, डाक्टरी और प्रशासन-कार्य खूबीसे करते देख-सुन' रहे 
हैं। वावूगिरीका घन्चा तो आगुलिपि और टाइपिंग जाननेवाली स्त्रियोने करीव-करीब 
अपने ही कवब्जेमे कर लिया है। कातना पुरुषोचित काम क्‍यों नहीं है? जो काम 
हिन्दुस्तानकी आथिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है (और प्रोफेसरके मतानु- 
सार चरखा ऐसा कर सकता है।) वह पुरुषोके लिए काफी पुरुषोचित क्यो नही 
है? क्‍या प्रोफेसर महोदय यह नही जानते कि पहले-पहल जिसने कताईकी मणीनका 
आविप्कार किया वह पुरुष ही था। यदि उसने उसकी ईजाद न की होती तो आज 
मनुप्यका इतिहास कुछ और ही भ्रकारसे लिखा गया होता। सिलाई और सूईका काम 
तो मुख्यतया स्त्रियोका ही है, लेकिन संसारके प्रद्यात्‌ और अच्छेसे-अच्छे दर्जी सब 
पुरुष ही है। और सिाईकी मशीनका आविष्कारक भी पुरुष ही था। यदि सिगरने 
सुईका तिरस्कार किया होता तो आज वह मानव-समाजके लिए यह विरासत न छोड़ 
गया होता। यदि गत वर्षोमे औरतोके साथ-साथ पुरुषोने भी कताईपर ध्यान दिया 
होता तो कम्पनी सरकारके दवानेपर हमने आज जो कताईका काम छोड़ दिया है 
वैसा कभी न छोड़ा होता। राजनीतिज्ञ लोग, जितना चाहे, शुद्ध राजनीतिका काम 


२२८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


करनेमे अपनेको छगा सकते है। लेकिन यदि करोडोके सम्मिलित प्रयत्नसे हमे अपने 
तन ढकने लायक कपडा आप तैयार करना है तो राजनीतिज्ञको, कवि -पण्डित - 
सभीको, फिर वह स्त्री हो या पुरुष, हिन्दू हो या मुसलमान या ईसाई या पारसी 
या यहूदी हो, उसे देशके लिए धर्मभावनाके साथ आधा घटा अवश्य ही कातना 
चाहिए। मानवताका धर्म किसी एक वर्गका यानी केवल स्त्रियोका या केवल पुरुषोका ही 
अधिकार नही है, वह तो सभीका अधिकार है, फर्ज है। हिन्दुस्तानका मानवधर्म 
उन सब छोगोसे जो अपनेको हिन्दुस्तानी कहते है इस बातकी अपेक्षा रखता है कि 
वे कमसे-कम आध घटा नित्य अवद्य काते। 

[अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ११-६-१९२५ 


१२५. आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली 


कविराज गणनाथ सेन लिखते है 

में इस बातकी ओर आपका ध्यान दिलाता हूँ कि अष्टाँग आयुर्वेद 
विद्यालयकी' नींव रखते समय आपने जो भाषण दिया था उसका कलकत्ताके 
बेच्योंने, और जन-समाजन भी बड़ा ही गलत अर्थ लगाया है। क्‍या आपसे यह 
निवेदन कर सकता हूँ कि आप बराय मेहरवबानी इस बातको स्पष्ट करें कि आपका 
मतलब आयुर्वेद और सच्चे दिलसे उसको माननेवालोकी निन्‍्दा करनेका नहीं 
था। आपने तो उस वर्गकी निन्‍दा की है जो लोगोकों धोखा देकर इससे आजी- 
विका प्राप्त कर रहा है। सुझे तो यह अत्यन्त आवश्यक मालूम होता है, क्योकि 
करीब-करीब तमाम बंगाली अख़बारोने उस भाषणका इूसरा हो अर्थ किया है 
और उनका प्रतिवाद न करनेके कारण वे हम लोगोको दोष दे रहे हे। 


मैं सेन महोदयके सुझावकों बडी खुशीके साथ स्वीकार करता हूँ। ऐसा करनेका 
एक बडा कारण यह है कि मुझे इससे आयुर्वेद-सम्बन्धी अपने विचारोकों अ्रकंट 
करनेका मौका मिलता है। 

मुझे शुरूआतमे ही यह कह देना चाहिए कि जिस कारणमे तिव्विया कालेजका 
उद्घाटन करनेके सम्वन्धमें मैने अनिच्छा प्रकट की थी वही कारण इस सस्थाकी 
नीव रखनेके वारेमे भी था। वह कारण है चिकित्सा-पद्धति सम्बन्धी मेरे सामान्य 
विचार, जो मैने “हिन्द-स्वराज्य ' मे प्रकट किये है। १७ वर्षके अनुभवके वाद भी, 
आज उनमें कोई बडा अन्तर नहीं आया है। यदि आज मै उस पुस्तककों फिर ल्खूँ 
तो मुमकिन है कि मै उन्ही विचारोको कुछ दूसरी ही भाषामे लिखूँगा। लेकिन जिस 
तरह मै अपने दिली दोस्त हकीम साहबको इनकार न कर सका, उसी तरह मैं इस 
दौरेके प्रवन्धकोकी बात भी टाल न सका। परन्तु मैने उनसे यह कह दिया था कि 
मेरा भाषण उन्हे प्रतिकूल-सा मालूम होगा। यदि मैं इस प्रकारके अनुष्ठानके स्वथा 


२. देखिए “भाषण : अष्टांग भायुवेंद विद्याल्यके शिलान्यास-संमारोहमें ”, ६-५-१९५२५। 


आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली २२९ 
विरुद्ध होता तो मैं किसी भी हालतमे इस सम्मानको स्वीकार करनेसे साफ इनकार 


ही कर देता। जो शर्तें मैने उस समय सभामे जाहिर की थी उन्ही शर्तोपर यह 
विधि सम्पन्न करनेको राजी होना सम्भव था। मुझे आशा है कि जिस सस्थाकी मैने 
नीव रखी थी और जिसके सस्थापकने, जो स्वय एक कविराज है उसके लिए एक 
बडी भारी रकम दी है, वह सचमुच ही मानवीय कष्टोको मिटानेमे सहायक होगी, 
वह आयुर्वेदका प्रत्यक्ष अभ्यास, सगोघन और नया शोध-कार्य भी करेगी और इस 
प्रकार इस मुल्कमे जो सबसे ज्यादा गरीब है, उन्हे मामूली देशी दवाओबका ज्ञान प्राप्त 
करने तथा उन्हे उपयोगमे छानेका सुभीता कर देगी और छोगोको रोग दूर करनेके 
उपाय सिखानेके बजाय रोगोको न होने देनेके उपाय बतायेगी। 

समूचे चिकित्सा-व्यवसायसे जो मेरा विरोध है उसका कारण यह है कि उसमे 
आत्माकी ओर जरा भी' ध्यान नहीं दिया जाता और इस दारीर-जैसे नाशवान, 
क्षणभगुर साघनकी मरम्मत करनेके प्रयत्नमे जो श्रम किया जाता है वह एक नगष्य 
वस्तुके लिए ही किया गया प्रयत्न है। इस प्रकार यह पेशा आत्माकी उपेक्षा करके 
मनुष्योको अपना मोहताज बना देता है और मनुष्यके गौरव तथा आत्मसयमको 
घटानेमे मदद करता है। मै इस बातका उल्लेख क्तज्ञतापूर्वक करता हूँ कि पाश्चात्य 
देशोमे धीरे-घीरे, पर निश्चित रूपसे ऐसे विचारोके लोग पैदा हो रहे हैं जो रोगग्रस्त 
शरीरको अच्छा करनेंके अपने प्रयत्नमे आत्माका भी ध्यान रखते है और इसलिए बे 
उपचारके प्रवल साधनके रूपमे दवाओपर उतना भरोसा नहीं रखते जितना कि 
कुदरतपर। आयुर्वेदके विद्वानोसे मेरा विरोध इसलिए है कि उनमे से अधिकाश नही 
तो बहुतेरे तो नीम हकीम ही होते हैं। वे जितना जानते हैं उससे कही अधिक 
जाननेका दावा करते है। वे इस बातका दावा करते है कि वे सब किस्मके रोगोको 
निश्चय ही दूर कर सकते है। इन लोगोमे नम्नता नहीं होती। वे आयुर्वेद-प्रणालीका 
अभ्यास नही करते और उसके उन रहस्योका उद्घाटन करनेका प्रयास नही करते, 
जो आज ससारकी नजरोसे बिलकुल ही ओझल प्रतीत होते है। वे कहते है कि 
आयुर्वेद सर्वशक्ति सम्पन्न है, लेकिन बात ऐसी नही है। और ऐसा करके उन्होने उसे 
दिन-प्रतिदिन प्रगति करनेवाली यशस्वी पद्धति बनानेके बजाय केवल एक जड पद्धति 
बना दिया है। मुझे एक भी ऐसी महत्त्वपूर्ण शोव या ईजादका पता नही जो आयुर्वेद- 
विशारदोने की हो, जवकि पाइचात्य डाक्टर और सर्जन लोग अनेक उत्तम शोध 
और ईजादे कर चुकनेका दम भरते हैं। आयुर्वेद जाननेवाले साधारणतया नाडी देख 
कर रोग पहचानते है। मै वहुत-से ऐसे वैद्योको जानता हूँ जो इस बातका दावा करते 
हुँ कि वे रोगीकी नाडी देखकर ही यहॉतक जान लेते है कि उसे 'अपेडिसाइटिस ' 
है या नही। यह तो कोई नहीं कह सकता कि पुराने जमानेमें भी कभी नाडी- 
विज्ञान इतना वढा-चढा था या नहीं कि उस जमानेके वैद्य नाड़ी देखकर ही मुख्य- 
मुख्य रोगोका निदान कर छेते। परन्तु यह निरिचित है कि आज यह दावा प्रमाणित 
नही किया जा सकता। आज तो आयुर्वेद जाननेवाले सिर्फ इतना ही दावा कर सकते 
हैं कि उन्हे वनस्पति और धातुसे बनी कुछ ऐसी दवाओका ज्ञान है जो बड़ी कारगर 


२३० सम्पूर्ण गाघी वादमय 


होती है और यदि उनमे से कुछ रोगीको दी जाये तो वड़ा फायदा पहुचाती है। वे 
इन रोगोकी सिर्फ अटकल ही लगाते है और इससे वे गरीब रोगियोके लिए बहुत 
हानिकर सिद्ध होती हँ। दवाओके वे विज्ञापन जो कामवासनाको भडकाते है, 
असमर्थंतामे अनीतिका समावेण करते है और जो छोग ऐसे उपायोका अवलम्ब छेते 
है वे समाजके लिए वास्तविक खतरा वन जाते है। * 

जहाँतक मुझे मालूम है आयुर्वेदाचार्योका ऐसा कोई सघ नही है जो इस अनीतिके 
अनवरत प्रवाहको जिससे कि हिन्दुस्तानियोका पुसत्व नष्ट हो रहा है और जिसके 
द्वारा बहुतसे बूढ़े छोग सिर्फ अपनी काम-पिपासा तृप्त करनेके लिए राक्षस वनकर जी 
रहे है, रोकनेका प्रयत्न कर रहा हो या विरोधमे स्वर उठा रहा हो। सच तो यह 
है कि ऐसे वैद्योको मैने चिकित्सक-समाजमे काफी मान-प्रतिष्ठाकां उपभोग करते देखा 
है। इसलिए जब कभी मुझे मौका मिलता है मै यही सत्य वैद्यो' या हकीमोको समझानेका 
प्रयत्त करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप छोग सत्य और नम्नता अप- 
ताये और बडे घैयके साथ अनुसन्धान करे। सभी प्राचीन और उदात्त बाते भुझे प्रिय 
है। मै यह मानता हूँ कि एक समय था जब कि आयुर्वेद चिकित्सा-अ्णाली या यूनानी 
दवाओका ध्येय बडा अच्छा था और वे प्रगति कर रही थी। एक ऐसा भी समय था 
कि जब मै वैद्योमे बडा विश्वास रखता था और उनकी सक्रिय रूपसे मदद करता 
था। लेकिन अनुभवने मेरा अ्म दूर कर दिया है। वबहुतेरे वैद्योके अज्ञान और अह- 
कारको देखकर मुझे दुख हुआ है। ऐसा गौरवपूर्ण व्यवसाय विगडकर मात्र रुपये 
कमानेका घन्चा बनकर रह गया है, यह देखकर मुझे बडा ही कष्ट होता है। मैं यह 
व्यक्तियोको दोष देनेके लिए नहीं लिख रहा हूँ। आयुर्वेदाचायोकी चिकित्सा-प्रणालीका 
दीधकालतक अवलोकन करनेके पश्चात्‌ उसकी जो छाप मुझपर पडी है, मैने उसीको 
लिखा है। यह कहना कि जिन वुराइयोका उल्लेख मैने यहाँ किया है वे उन्होने पाश्चात्य 
डाक्टरोसे सीखी है, कोई ठीक उत्तर नही हो सकता। बुद्धिमान मनुष्य जो वस्तु बुरी 
है उसका अनुकरण नही करता, जो चीज अच्छी है उसीका अनुकरण करता है। हमारे 
कविराज, वैद्य और हकीम उस वैज्ञानिक भावनाका अनुकरण करे जो आज पब्चिमके 
डाक्टरोमे दिखाई दे रही है। वे उनकी नम्रताको भी ग्रहण करे। वे देणी' दवाओको 
ढूँढ निकालनेके प्रयत्ममे अपनेको गरीब बना डाले। पाइचात्य चिकित्सा-शास्त्रका जो 
भाग हमारे शास्त्रोमे नही है, उसको वे स्पष्टतया स्वीकार कर छे और उसे अपना 
ले। लेकिन पाइचात्य वैज्ञानिकोकी धर्महीनतासे उन्हे वचना चाहिए। वे शरीरके रोग- 
का निवारण करनेके लिए विज्ञानके नामपर छोटे प्राणियोकों वडी पीडा पहुँचाते है 
और उसे “पशुओपर शोध-मूलक प्रयोग” के नामसे पुकारते है। कुछ छोग शायद 
यह कहेगे कि आयुव्वेदमें भी ऐसे प्रयोगोका विधान है। यदि यह सच है तो मुझे 
बडा ही अफसोस होगा। अ्रष्ट वस्तु पवित्र नहीं हो सकती हैं, उसकी अनुमति भले - 
ही चारो चेदोमे क्यो न हो। 


[अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-६-१९२५ 


१२६. पत्र: जमनालाल बजाजको 


नवाबगज जाते हुए 
ज्येष्ठ बदी ५ [११ जून, १९२५] 
चि० जमनालालर, 

चि० मनहरसे जो पत्र लछिखाया था वह तुम्हारे पास है, यह जानकर मुझे 
बहुत खुशी हुई। कार्यसमितिकी वैठकमे इच्छा होनेपर आनेकी बात विलछकुर ठीक 
है। मुझ खास जरूरत होगी तो बुला लूँगा। अभी आचार्यकी' खोजमे हूँ ही। मैं 
१६ जुलाईके बाद मध्य प्रदेशकों एक महीना दूँगा। मुझे अमरावती और अकोलाकी 
ऩगरपालिकाओके पत्र मिले है, प्रेषकोके नाम तो याद नही हैं। जहाँ जाना जरूरी 
हो वहाँ जानेका कार्यक्रम रखना। पहले तो एक सप्ताह वर्घामे शान्तिसे बितानेकी 
इच्छा है। वह तो दाजिलिगमे जैसा बीता उससे भी अधिक शान्तिका समय माना 
जाना चाहिए। उसके बाद दौरा शुरू किया जाये। यहाँ १६ जुलाईतक का कार्यक्रम 
तो है ही। इस १८ को कलकत्तेसे असम जाऊँगा और वहाँसे २ जुलाईको कलकत्ता 

लोटूँगा | तुमने तो बहुत सूत काता है। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २८५३) की फोटो-तकलसे। 


१२७. पत्र: बसुमती पण्डितकों 
ज्येष्ठ सुदी ५ [११ जून, १९२५] 


चि० वसुमती, 

तुम्हारे पत्र बरावर मिलते रहे है। मैं तुम्हे प्रति सप्ताह एक पन्न तो छिखता 
ही हूँ। और तुम्हारा पत्र आता है तो उत्तर भी देता हूँ। तुम जब दुकानके कामसे 
मुक्त हो जाओ तब मै चाहता हूँ कि कुछ दिनो विश्राम करो। यदि तुम्हे आश्रमका 
वातावरण अच्छा लगे तो वही शान्तिसे रहो। जानकी बहन और जमनाछार दोनो 
बहुत पवित्र व्यक्ति हैं। जमनाछालूजी तो बहुत-सी विधवा बहनोको आश्रय देना 
चाहते है। यदि तुम्हारा शरीर कुछ सबलू हो जाये तो मैं तुमसे बहुत काम छेना 
चाहता हुँ। उसके लिए तुम्हे स्थिर होकर रहनेकी आवश्यकता होगी। मुझे तो 


१. डाकको मुहरसे। 
२, देखिए “ पत्र: जमनालाल बजाजकों ”, ३०-७-१९२५। 
ढाककी मुहर ११ जून, १९२७ की है; तदनुसार तिथि ज्ये्ठ बदी ५ द्ोनी चाहिए, ज्येष्ठ सुदी 
७ नही। 


२३२ सम्पूर्ण गांधी वाइडमय 


आश्रममे पहुँचनेमे अभी तीन मास' छगेंगे। वक्‍त इससे ज्यादा तो छग सकता है, कम 
नहीं। में यह पत्र स्टीमरपर से लिख रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (स्ी० डब्ल्यू० ४६३) की फोटो-तकलसे। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित ' 
१२८. भाषण : नवाबगंजके विद्याथियोंके समक्ष" 
११ जून, १९२५ 


आप सब सूत कातते और खदहर पहनते है, लेकिन मुझे यह बताइये कि आपमे 
से कितने हमेशा सच बोलते है और कभी झूठ नही बोछते ? 
कुछ लड़कोंने अपने हाथ उठा लिये। 
अच्छा तो अब यह बताइये कि आपमें से कितने कभी-कभी झूठ बोलते है 
दो लड़कॉन तुरन्त अपने हाथ उठा विये, फिर तीन, फिर चार और अन्तर्मे 
लगभग सभीने हाथ उठा दिये। 
धन्यवाद, आपमें से जो जानते है और स्वीकार करते है कि वे कभी-कभी झूठ 
बोलते है, उनके लिए हमेशा आशा रहेगी। जो यह समझते हैं कि वे कभी झूठ 
नही बोलते, उनका मार्ग कठिन है। मै दोनोकी ही सफलताकी कामना करता हूँ। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१२९. सम्मति: दर्शक-पुस्तिकाे 
१२ जून, १९१५ 


मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि पिछले चार साछोसे यहाँ सृत कातना 
अनिवायें विषय रहा है। कताईकी असफलतापर इन्स्पेक्टरकी टिप्पणियाँ मेने पढी 
है। मेरे विचार सर्वथा विपरीत है, छेकित मै जानता हूँ कि कताईको यदि मुनाफा 
नही तो सर्वथा स्वावरूम्बी काम तो बनाया ही जा सकता है। इसके लिए में निम्न- 
लिखित सुझाव रख रहा हूँ: श्र 

(१) मौजूदा शिक्षकोंको कोई इनाम रखकर या तनख्वाहम भी थोडी बढो- 
तरीका वचन देकर कताईकी कछा और शास्त्र सीखनेके लिए प्रेरित करना चाहिए। 

(२) छडकोके काते हुए सूतकी हमेशा जाँच की जानी चाहिए और यूतके 
कस तथा उसके तम्बरकी पर्ची साथमें छगा दी जानी चाहिए। 


१. महादेव देसाईके यात्रा-विवरणते उद्धुतत। न 
२. विश्ञारी स्कूछ, उपाशी, नवाबगजक्की दर्शकसुस्तिकामें। इस स्कूलमें अनिवाय विपपकि रुपमें कताई 


और बुनाईकी शिक्षा देनेका योग किया जा रद्दां था । 


पत्र ; मणिवहन पटेलको २३३ 


(३) लड़कोकों अपने काते हुए सूतकी किस्म उत्तरोत्तर अच्छी बनानेके लिए 
प्रोत्साहित किय़ा जाना चाहिए। 

(४) सूत मौजूदा कताई-सस्थाओ, जैसे खादी-प्रतिष्ठान, को तयशुदा दामपर, 
जो हमेशा कपासके दामसे ज्यादा हो, वेचना चाहिए। उस कामके लिए कपास हमेगा 
उसी सस्थासे लेनी चाहिए। 

(५) मेरा पक्‍का खयाल है कि बुनाई-विभाग रखना बिलकुल ही जरूरी नहीं 
है और उसे तभी रखना चाहिए जब उससे बुनाई मास्टरकी तनख्वाह निकाली जा 
सके। मुझे इस सम्बन्धमे यह वचन पाकर खुशी हुई है कि विदेशी अयवा मिलका 
सूत अब आगेसे बिलकुल भी काममें नहीं छाया जायेगा। 

(६) घुनाईपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और बालकोकों यह काम 
स्वये करता आना चाहिए। हि 

(७) चरखे बडी ककंश आवाज करते है, यह विचित्र बात है। ऐसी आवाज 
अच्छी तरह कातनेमे अवश्य ही बाघक होती है, यह दूर की जा सकती है। यह 
तो होनी ही नहीं चाहिए। किन्तु यह केवल तभी हो सकता है जब कताई मास्टर 
कताईका शास्त्र जानता हो। इसमें चरखेको मरम्मतका काम तो आता हो है। जब 
चरखे ठीक तरहसे काम करते है तो वे एक सगीत पैदा करते है जो कानोके लिए 
सुखकर होता है। चरखे त्यागका पाठ पढानेके अतिरिक्त वालकोके लिए आनन्ददायक 
भी बन सकते हैं। 

में समिति और शिक्षकोकों उनके इस प्रयोगके लिए बधाई देता हुँ और उनकी 
पूरी-प्री सफलता चाहता हूँ। 

[भग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१३०. पत्र: मणिबहन पटेलकों 


शुक्रवार, ज्येष्ठ बदी ६ [१२ जून, १९२५ ]' 
चि० मणि, 
तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैं आज तो जहाजमें हूँ। चूडियाँ कलरूकतेमे है। 
मुझे वहाँ १८ तारीखको पहुँचना है। वहाँ पहुँचनेपर उन्हे पासेलसे भेज दूँगा। परन्तु 
देवदास आश्रममे न आया हो तो भी पूछताछ कर लेना। उसके नाम आया पार्सू 
अवश्य रखा होगा, तुम उसे ले लेता। 
डाह्याभाईने खेतीका काम पसन्द किया था। मैने उसे यह सछाह उसीके हितको 
ध्यानमे रख कर दी थी। परन्तु उसका मन विदेश जानेका ही हो तो मै उसे रोकना 
नही चाहता। विदेश जानेमे मेरे छिए एक बडो कठिनाई यह है कि मुझे किसीसे 
रुपया मॉगना पडेगा। कोई उत्साहसे रुपया दे तो भी जहाँतक हो सके हम न छिें, 


१. साधन-सत्के अनुसार । 


२३४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यह आदशे है। इस आदणंपर टिके रहनेकी हमारी शक्ति न हो तो किसोसे मदद 
छेकर जानेमे भी कोई आपत्ति नहीं। मुझे वहाँ आनेमे अभी कुछ समय छगेगा। 
में अभी १६ जुलाईतक बगालमे हूँ। डाह्याभाई यहाँ आना चाहे तो आ जाये और 
बात कर जाये अथवा आश्रममें आनेपर करना चाहे तो तब कर छे। हमे उसे 
किसी भी तरह दुखी नहीं करना चाहिए। मैं उसकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करना 
और मूदुल भावसे उसका मागेदर्शन करना चाहता हूँ। तोन रास्ते हैं" 

१. खानगी नौकरी करना, 

२ खेती करना और 

३. अमरीका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना। 

वह इनमे से जो करना चाहे सो करे| उसमे मुझे कोई आपत्ति -नही। चौया 
रास्ता राष्ट्रकी.सेवाका है। किन्तु वेतन लेकर राष्ट्रकी सेवा करना उसे पसन्द नही, 
इसलिए मैने वह रास्ता नहीं गिता। क्या उसको रुचि चिकित्साके अध्ययन है” 
यदि हो ठो यहाँ राष्ट्रीय चिकित्सा कालेज है और दिल्लीमे भी एक वैसा ही कालेज 
है। डाह्माभाई त जानता हो तो उसे बताना । यहाँ (कलकत्ते) का कालेज अच्छा 
माना जाता है। उसे उसमे अध्ययन करना हो तो वह कर सकता है। 

मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। कोई दूसरी खराबी तो नही हुई, बीचमे कुछ 
सर्दी छय गई थी। लोग हर जगह पूरा-यूरा आराम देते है। 

. » - को' नियमपूर्वक पत्र लिखती रहना। इससे उसे सन्तोष मिलता है। 
प्रेमका भूखा है। 

बापूकी सेवा भली-भाँति करना। जब माँ मर चुकी हो, वाप बहुत-सी बाहरी 
झझटोमे फंसा हो, यदि बच्चे सेवाभावी हो तो वे अपनी सेवासे पिताके सब ढुं खोको 
भुला देते हैं। यह मै एक आज्ञाकारी पुत्रके रूपमें प्राप्त अपना अनुभव तुम भाई- 
बहनोको वता रहा हूँ। इससे बच्चोका कितना कल्याण होता है, में इसका साक्षी भी 
हूँ। मैं माँ-वापको परमेहवरकी तरह पुूजनेका फल प्रतिक्षण भोग रहा हूँ। में तुम 
दोनोको यह सव इसलिए लिख रहा हूँ, क्योकि मैं जानता हूँ कि वापूपर वहुत बडी 
जिम्मेदारी है। मैं तो उसे बेटा नहीं सकता। मै तो पत्र लिखनेका समय भी नहीं 
निकाल पाता; इसलिए अपनी जिम्मेदारी भी तुमपर डाल रहा हूँ। 

अपने स्वास्थ्यकी खूब सँभाल रखना। पढनेमे अधिक समय जाये तो चिन्ता न 
करना। महादेव कहते थे कि तुम दोनों भाई-वहनोके अग्रेजी झब्दोके हिज्जें वहुत 
कच्चे है। अपनी यह कमी दूर कर लेना। हम जो भी सीखे अच्छी तरह ही सीखे। 
जहाँ भी शका हो, वहाँ शब्दकोष देखना। ज्यादा-कुछ करनेंकी जरूरत नहीं रहती। 


बापूके आशीर्वाद 


[गृजरातीसे | 
बापुना पत्रो-४: मणिवहेन पढेलने 


१ व २. साधन-सूत्र॒में ये स्थान खाली है । 


१३१. भाषण: भोजेश्वरकी सावंजनिक सभामे 


१२ जून, १९२५ 
महात्माजी हिन्दीमें' बोले और बादशाह मियाँने उसका बंगलामें अनुवाद 
किया। भेंट किये गये अभिनन्‍्दन-पत्रके' लिए धन्यवाद देनेके बाद महात्माजीने कहा कि 
आपने मुझसे काग्रेसके सम्बन्धर्म बोलनकों कहा है। में तदनुसार आपसे यह कहता हूँ 
कि यदि आप हिलुस्तानमें स्वराज्य चाहते हे तो आपको तीन बातें करनो होंगी। 
प्रत्येक व्यक्तिकों, चाहे वह राजा हो या किसान, अमीर या गरीब, हिन्दु या मुसलः 
मान, आदमी या औरत, प्रतिदिन कमसे-कम आधा घंटा सृत कातना होगा। सभीको 
हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करने और अस्पृश्यता-निवारणके लिए प्रयत्व करना होगा। 
आप लोग इस बातपर जोर देते हे कि भारतके अन्य हिस्सोकी जसी अस्पुश्यता 
बंगालमें नहीं है; सगर मुझे इसपर विद्वास नहीं होता। उन्होने कहा कि हिन्दू धर्म 
यह कभो नहों सिल्लाता कि आपको नामशूद्रों, नाइयो और धोबियोंका छुआ पानो 
नहीं पीना चाहिए। 
इसके बाद महात्माजीने उन्हें सभी बुरी आदतें छोड़नेकी सलाह दी। उन्होंने 
शराब न पीने और वेश्याओके यहाँ न जानको कहा। 
कांग्रेसके कार्यका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेसकों सरी 
हुई समझते है, उनका खथाल गल्‍ूत है। कांग्रेस मरी नहीं है। उसके कार्यकर्ता सृत- 
प्राय हो गये हे। अबतक लोग समझते थे कि कांग्रेसके कामका सतलूब है-- भाषण 
देना और जोश-खरोश पैदा करना। लेकिन यह तो इस महान्‌ राष्ट्रीय संगठनका 
सच्चा काम नहीं है। कांग्रेस-कार्यकर्ताओंका कर्तव्य जनताकी सेवा करना है। इसो 
मक और आइडस्बरहीन सेवा-भावनाकी कमीके कारण कांग्रेस पिछड़ गईं है। उन्होंते कहा 
कि जबवतक कांग्रेसमें पाँच सच्चे कार्यकर्ता भी मौजूद रहेगे तबतक वह मर नहीं सकती। 
जबतक भारतका एक भी व्यक्ति विदेशी वस्त्र पहनता है तबतक कांग्रेसके पास 
करनेके लिए कामकी कोई कमी नहीं है। 
काँग्रेस कार्यकर्त्ताओके कत्तंव्योंका उल्लेख करते हुए महात्माजीन कहा कि हजारों 
भारतीय भूखों रह रहे हे। आप उन्हें चरखा दीजिए। ऐसा करके आप अपने 
भाइयोंको बचानेमें समर्थ हो सकेंगे। 
[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्निका, १६-६-१९२५ 


१, मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 
२, थह अमिकदन-पत्र ठक्षिणपाड़ाके लोगोंकी भोरसे मेंठ किया गया था। 
३. गाधीजीको पह्ाँ एक इजार सुपयेफी थैली भेंट की गईं थी। 


१३२. पत्र: चित्तरंजन दासको 
[१३ जून, १९२५ से पूर्व ] 


मेरे प्यारे दोस्त, 

आपके साथ मेरे दिन बहुत ही अच्छी तरह बीते। मैं महसूस करता हूँ कि 
दाजिलिगमे साथ रहनेसे हम एक-दूसरेके ज्यादा नजदीक आ' गये है।' 

जलपाईगुडीमे केवल ७,००० रुपयेकी थैली मिली। इसे मैने सतीण वावूकों इस 
हिदायतके* साथ सौप दिया है कि इसको जो चरखा-समिति आप नियुक्त कर रहे 
है, उसे दे दिया जाये। जलपाईगुडीमे भी मुझे वैसा ही तजुर्वा हुआ जैसा अन्यत्र होता 
है। कातनेवाले वहाँ है, लेकिन उनको सगठित करनेवाछा कोई नही है। वहाँ लड- 
कियोका एक अच्छा स्कूल है। उनके पास करीब बीस चरखे है, पर एक भी कामका 
नही है। वेचारी स्कूलकी मुख्य जिक्षिका हालाँकि खुद अच्छा सूत कातती है, पर 
अच्छे-बुरे चरखेका फर्क नही जान पाती। चरखोकी हालतसे समितिको कोई वास्ता 
नहीं। अगर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदशन किया जाये तो आसानीसे इसका इलाज हो 
सकता है। प्रस्तावित समिति ऐसा मार्ग-दशन कर सकती है। 

मेरा आग्रह है कि आप चरखा और तकली दोनोपर सूत कातना सीखें। 
यदि आप चाहे तो इसे कर सकते है, लेकिन आपको इसपर ध्यान देना होगा। 
यदि गवर्नर कह दे कि 'कातो और जो चाहो के छो' तो आप चरखेपर २४- घटे 
काम करे और सिद्धहस्त वन जाये! यहाँ यही वात गवनेर नहीं बल्कि एक ऐसा 
व्यक्ति जो आपको प्यार करता है और मारतको प्यार करता है, कह रहा है | कातो 
और स्वराज्य प्राप्त करो '। यही तो एक स्थायी महत्त्वका काम हम कर सकते हैं। 
चरखेके जरिये अपने छिए कपडे मुहैया करना कोई असम्भव कार्यक्रम नहीं हे। सतीग 
बावूने जिस कातनेवालेका वादा किया था, वह हमारे कछकत्ता पहुँचते ही आपके 
पास आ जायगा। सूत कातना अवव्य सीखिये और घर्मकी भावनाके साथ, ईश्वरके 
नामपर हजारो छोगोकी खातिर आघा घटा अवश्य कातिये।' इससे आपको भान्ति 
और प्रसन्नता मिलेगी। और फिर जब आप कातेगे तो जिन नवयुवकोपर आपका 
इतना अद्भुत प्रभाव है, वे भी कातने छगरेगे। आशा है कि ज्वर आपको फिर नहीं 
सतायेगा। है 

जिस डाकसे आपको यह पत्र जा रहा है उसीसे एक पत्र भोरछालको जा रहा 
है। हम १८ को कलकत्ता पहुँच रहे है। १४से १६ तक हम वारीसालमें रहेगे। 


१. गाधीजी दाजिलिगिमें देशवन्धुके साथ 9-६-१९२५ से ६-६-१९७ तक रहे ये, जहां देशबन् 
स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। देखिए “ दाजिल्गिके संस्मरण ”, १०-७-१९२०। ५, 
२, देखिए “ टिप्पणियाँ ”, १६-६-१९२५ का उपशोपेक “ दानिल्गिमें चरखा। 


भाषण * मदारीपुरकी सार्वजनिक सभामें २३७ 


कृपया वासन्तीं देवीसे अपने हिस्सेके सूतकी पहली किस्त भेंजनेको कहिए। मैं 
चाहता हूँ कि ३० दिनका जमा सूत १०० गजकी छरूच्छियोमे सफाईसे अच्छी तरह 
लिपटा हो। कलकत्ताके मेयरकी पत्तीकी ओरसे प्रथम श्रेणीके सूतसे जरा भी कम 
दर्जेका सूत स्वीकार नहीं किया जायेगा। 
आप सबको सस्नेह। 
हृदयसे आपका, 
भो० क० गांधो 
[अग्रेजीसे 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य * नारायण देसाई हि 


१३३. भाषण : सदारीपुरकी सार्वजनिक सभामें' 


१३ जून, १९२५ 


पतित बहनोके साथ यह सम्पर्क विशेषकर नौजवानोके लिए खतरनाक है। 

आपको केवल इतना ही करनेकी जरूरत है कि स्त्रियोको यह काम सौप दीजिये और 
दूरसे उनका मार्गदर्शन करंते रहिए। स्वयसेवकोने अपने अभिनन्दन-पत्रमे मुझसे पूछा है 
कि हम अपना काम आगे कैसे वढा सकते है। आप सभीते अहिंसाका ब्रत घारण किया 
है और चूँकि अहिसा प्रेम है, मैं बता सकता हूँ कि प्रेमके अस्त्रको धारण करके आप 
अपनी सारी शक्ति कहाँ लूगायें। आप उन आदमियोको जो अपने-आपको और 
उन औरतोको विगाडते हैं, समझाइए और उनकी आँखे खोलिए । उन्हे यह बताकर 
कि उनका अपराध कितना पाणविक और कुत्सित है, उनको बुराईके रास्तेसे हटाइए। 
पतित बहनोके पुनरुद्धारके लिए एक महिला स्वयसेविका सध बनाया जाना चाहिए, 
और इस सघके जरिये ही पतित वहनोके बीच काम करना चाहिए। आपने अपने 
अभिनन्दन-पत्रमे कहा है कि सरकारने मदारीपुरको सभी कान्तिकारी केन्द्रोमे एक मुख्य 
केन्द्र करार दिया है। इस वुराईकों दूर करनेके लिए भारतकी महिलाओमे सचमुच 
एक क्रान्ति छानेंकी ही जरूरत है। ईश्वर करे इस कान्तिकी आधारणशिला रखनेका 
श्रेय मदारीपुरको ही मिक्े। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१. महदेव देसाईके यात्रा-विवरणसे उद्धृत। गाधीजीने पतित बहनोंका उल्लेख किपा, जिनमें से कुछ 
समामें एक कोनेमें सत कात रही थीं। 


१३४. भाषण : मदारीपुरके सार्वजनिक पुस्तकालयमें 


१३ जून, १९२५ 
अभिननन्‍्दन-पत्रके जवाबसें महात्माजीने कहा कि अभी भेंट किये गये अभिनन्‍दन- 
पत्नसे मुझे बड़ी खुशी हुई है। में इसके लिए अवंतनिक सचिवको धम्यवाद देता हूं। 
उन्होंने उस लड़कीको बहुत तारीफ की जिसने उस बाँसकी मंजूबाकों रंगीन सदर और 
स्थानीय हायकते सुतसे सजाने-संवारनेमें इतना श्रम किया। उन्होने कहा कि सचिवने 
मुझे जो संक्षिप्त विवरण दिया उससे यह जानकर खुशी हुईं कि पुस्तकालयमें काफी 
संख्यामें पुस्तकें है और काफी संख्यामें लोग प्रतिदिन वहाँ सुरूभ पुस्तके, पत्रिकाएँ 
और समाचारपत्र पढ़ने आते हे। लेकिन मे यह जानना चाहता हूँ कि इन पुस्तकों 
आदिके पढ़ने से उनको वास्तवमें किस तरहका राभ होता है। महात्माजीने आगे कहा 
कि जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि जब पुस्तकालय हमारे चित्यके जीवनके लिए 
अपरिहाये हो गये है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकालय हमारे जीवनका अभिन्न अंग बन 
गये हे और इस बातसे मुझे सनन्‍्तोब हुआ कि इस पुस्तकालयमें तरह-तरहके समाचार- 
पत्र और पत्रिकाएँ हे। इसके बाद महात्मा गांधीने सार्वजनिक पुस्तकालयोंका महत्त्व 
बतलाया और पुस्तकोंके चयनपर खास जोर दिया।' महात्माजीने अभिननन्‍्दन-पत्र तथा 
भेंट की गई सुन्दर मंजूबाके लिए अवेतनिक सचिवको फिर एक बार धन्यवाद देकर 
लोगोंसे विदा ली।' 
[ अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, १८-६-१९२५ 


१, अस्ततबाजार पत्रिका, १६-६-१९२७ की एक रिपोर्कके अनुसार गांधीजीने कहा कि / एुछका- 
ल्यमें ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जो पाठकोंको आदमी बननेमें मदद दे सके |” े 

२. मवैतनिक सचिवने गायीजीसे प्रार्थना की कि वे दर्झक-ुस्तिकापर खाक्षरोमें कुछ टिखें ! गाधीजीने 
लिखा : “ में संस्थाकी पूरीयूरी सफलता चाहता हूँ। ” 


१३५. अन्त्यजोंके सम्बन्धसें 


एक स्वयसेवकने मुझसे कुछ सूक्ष्म प्रश्न पूछे है। वे उपयोगी है इसलिए यहाँ 
दिये जा रहे है. 
पहला प्रदन है. 

जहाँ परिषद्के अन्य सदस्य ठहरे हो, वहाँ अन्त्यज सदस्य न ठहर सके तो यही 
माना जायेगा कि अस्पृश्यताका निवारण नहीं हुआ है। जिस वातकी स्वतन्त्रता चारो 
वर्णोकों हो उसकी छूट अन्त्यज भाइयोकों «भी अवश्य होनी चाहिए। जहाँ अन्त्यज 
सदस्य न ठहर सके, दूसरे सदस्योका कर्तव्य है कि वे वहाँ न ठहरे। 
दूसरा प्रदन है: 

जिस प्रकार दूसरे वर्णोके छोग मर्यादासे एक पकक्‍्तिमे बैठते हैँ उसी प्रकार 
अन्त्यज भाइयोको भी बैठनेका अधिकार है। किन्तु वैष्णवभाईकी आलोचनाके बाद 
यह स्वयंसेवक विनयपूर्वक दूसरी जगह जाकर बैठ गया, यह बहुत ठीक किया। 
शिप्टताका तकाजा है कि सभा-सम्मेलनोमे वहुमतके सामने अल्पमतको अपना आग्रह 
छोड देना चाहिए। किन्तु इस उदाहरणमे उक्त भाईने केवछ एक ही वैष्णवकी 
आपत्तिको मानकर तदनुसार आचरण किया, यह विशेष-हपसे स्तुत्य है। किसीको 
जवर्देस्ती अपने मतके अनुसार चलाना हमारा धर्म नही है। हमारा धर्म जन्त्यज 
भाइयोकी सेवा और रक्षा करना है। इसलिए हम जिन कठिनाइयोको दूर न कर 
सके हमे उनको स्वय ही वर्दाइ्त कर लेना चाहिए। 


तीसरा प्रदन हैं 


जहाँ पग-पगपर अन्याय होता हो वहाँ हम जितने अन्यायका निवारण कर 
सके उतनेका निवारण करे। हम कोई भी कदम उठाये उसमे कुछ-न-कुछ कमी' तो 
रह ही जायेगी! इसलिए जरूरी हो जानेपर ऐसा कदम ही उठाना चाहिए, जिसमे 
कमसे-कम अन्याय होता हो। 


१. यहाँ नहीं दिये गये है। 

२. प्रश्न यह था कि वया परिषद्के अवसर॒पर अन्त्यज सदस्योंकों अपने साथ ठद्वरानेका ध्यान रखना 
भतिनिधियोंका कर्चन्य नहीं था। 

३. यह प्रक्ष भोजनके समय सवर्णेकि स्ताथ उन प्रतिनिषियोके वैठनेसे सम्बन्धित था, जो 
भसूृद्यतामें नही मानते थे । 

४. इसमें कद्दा गया था कि आप सौराष्टके अपने दौरेमें कई बार ऐसे स्थानोंमें हर जाते है जहां 
अन्त्यनोंको प्रवेश नही मिल सकता, और इस खामीकी पू्तिके विचारसे भाप अन्योंके मुहृल्लोंमें जाकर 
सभा करते है, पर जो अन्त्यज उस्त समय वहाँ आपसे नहीं मिल पाते, वे मिलनेसे ही रद्द जाते दे। 
वया यह उनके प्रति अन्याय नहीं हुमा १ 


२४० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय ' 
चौथा प्रश्न है: 


जिसे अनुचित कार्य करना है, उसे कोई-त-कोई बहाना तो मिल ही जायेगा। 
यदि मैं अन्त्यजोंकी वस्तीमें जानेका कार्यक्रम न रखूँ तो मैं उन सबसे मिल नहीं 
सकूँगा और वे मुझसे जो-कुछ कहना चाहते हैं, सार्वजनिक सभामें उसे दिरू खोलकर 
कहनेका पूरा अवसर उन्हें नहीं मिल सकेगा। अन्त्यजोंकी वस्तीमें जानेका एक उद्देश्य 
इस बातपर जोर देना भी है कि इससे उनको स्वयं अपने रहन-सहनको सुधारनेकी 
प्रेरणा मिलती है। अन्त्यजोंको सार्वजनिक सभामें सम्मिलित करनेका उद्देश्य यह है 
कि जनसमूह उनकी उपस्थितिको सहन करने छग जाये। इन दोनोंमें से किसी भी 
उदेश्यका त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए जिस सार्वजनिक सभामें अन्त्यजोंका 
बहिष्कार किया जाये उसमें उनका सम्मिलित न होना ही सामान्य रीति मानी जानी 
चाहिए। यदि अमरेलीमें उक्त स्वयंसेवक द्वारा सूचित की -गई घटना घटी हो तो 
यह दुःखंजनक है। गायकवाड़के राज्यमें और वह भी अमरेछीमें अन्त्यजोंको सभामें 
बैठनेसे रोका जाये, यह असहा है। 'समुद्रमें ठगी आग कौन वुझा सकेगा ?-” किस्तु 
इस उदाहरणसे यह बात मेरी समझमें आ गई है कि मुझे कितनी सावधांनी वरतनेकी 
जरूरत है। ईहवर मेरी सहायता करें। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन; १४-६-१९२५ 


१३६. स्वयंसेवकके गुण 


एक स्वयंस्तेवक लिखते हैं: 

यह ठीक है कि एक वार मैंने स्वयंसेवकोंके छिए एक दर निश्चित करनेका 
विचार किया था। मैंने भाई वल्‍लभभाई और अन्य लोगोंसे इस सम्बन्धर्में सलाह भी 
की थी। किन्तु हम उस बारेमें कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर सके। हमें तब ष्त्ता 
लगा था और अब भी लगता है कि गुजरातके लिए वंगारू और महाराष्ट्रका आदश 
वहुत ऊँचा है। उस समय काममें छगे हुए स्वयंसेवकोंसे दस रुपयेमें काम कराना 
लगभग असम्भव था। उस समय एसा लगा कि उक्त वेतनपर देशको ज्यादातर 
स्वयंसेवकोंकी सेवासे वंचित रह जाना पड़ेंगा। 


१. छेखकने कहा था, आप अन्‍्त्यजेंकि मुहल्लोंमें जाया करते हैं। इससे स्थानीय पंकीणे तल्लोंको यह 
कहनेका अवसर मिंल जाता दे कि अब अन्थजोंको- सामान्य संभामें जानेकी जरूरत नहीं रही है। अमरेलीमें 
ऐसा हो हुआ था । कर 

२, यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें लेखकने शिकायत की थी कि वंगाल और गुजरातमें ख॑सेवकोंक़ो 
अलग-अलग दरोसे भत्ते दिये जाते हैं। उसने गांवीबीसे आर्थना की थी कि वे-उनके लिए ऐच्छिक गरीवी- 
पर जोर दें और निर्वाहके लिए दिये जानेवाले भत्तेकी समान दर निश्चित करें। 


« स्वयसेवकके गुण २४१ 


कोई आदर्श जब सबके लिए सामान्य आदर्श स्थापित हो जाता है तभी उसके 
सम्बन्धमे नियम बनाये जा सकते हैं। जबतक आदशें भिन्न-भिन्न रहता है तबतक उनके 
सम्बन्धभे नियम नहीं वनाये जा सकते। गुजरातन गरीबीका आददों कुछ ही वर्ष हुए 
स्वीकार किया है। महाराष्ट्र और बगालने ३० वर्ष या उससे भी पहले गरीवीके आदश्श- 
को अगीकार कर छिया था और वहाँ उसके अनुसार जीवनयापन करनेके लिए बहुत-से 
युवक तैयार हो चुके थे। बहुत ही ज्यादा गरीबीसे निर्वाह करनेके इस आदश्को 
मानकर चलनेवाली सस्थाएँ वहुत कम ही रहेगी। गुजरातमे तो फिलहाल इस आदर्णके 
पालनकी आशा व्यक्तियोसे ही रखी जा सकती है। दूसरे छोग त्याग करे चाहे न करे, 
सच्चा सयमी तो इससे अपने सयम या त्यागसे मुँह न समोडेगा। जब कुछ गुजराती 
मरणपयेन्त अत्यन्त निर्धनतामें जीवन बिताने लगेगे तभी दूसरे गुजराती बडी सख्यामें 
गरीवीसे जीवनयापन करना स्वीकार करेगे। 

इस समय तो निर्धनताकों आदर्श मानकर जिस हृदतक उसका पालन कर सके, 
करना ही एकमात्र मार्ग है। 

हमारे मार्गमे बडा विष्न तो यह आ पडा है कि मैं बीमार पड़ गया और अपने 
ही जीवनमे निर्धनताका प्रयोग पूर्णझपेण छाग्र न कर सका। इस समय जो प्रयोग मैं 
कर. रहा हूँ, उसे तो मै निर्धनताका प्रयोग ही नही मानता। मनुष्य अपनी दुर्बछताओका 
आरोप दूसरोपर करता है। जो मनुष्य अत्मधिक ठण्ड महसूस करता है और बहुत-से 
कपडे पहनता है, वह यही मानता है कि सभीको इतने अधिक कपड़ोकी जरूरत है। 
गर्म पानीसे नहानेवाले मनुष्यको ठण्डे पानीसे नहानंवाले व्यक्तिपर दया आती है; 
जो किसी सवारीके बिना इधर-उधर नहीं जा सकता, वह दूसरोसे भी यही अपेक्षा 
रखता है। मेरी स्थिति भी ऐसी ही दयनीय है। 

मुझे ऐसा लगता रहता है कि जो-कुछ मैं खाता हूँ, वह दूसरे छोगोकों भी 
मिल्के। मैं दूसरे दर्जेमे यात्रा करता हूँ; इसलिए मैं दुसरोसे तीसरे दर्जेमे यात्रा करनेंके 
लिए कहनेमें सकोच करता हूँ। मुझे अन्य कई सुविधाओकी जरूरत जान पडती है 
जो दूसरोको सुलभ नही होती। मैं इस बातकों सहन करता हूँ, किन्तु इससे मुझे मनमे 
सकोच होता है। मै जानता हूँ कि यह मेरा मोह है, फिर भी वस्तुस्थिति तो यही 
है। जिस कामको मनुष्य स्वयं नहीं करता या कर नहीं सकता उसकी वकारूत वह 
कितने भी जोरसे क्यो न करे, फिर भी छोगोपर उसका असर नही पड़ता। 

इसका अर्थ यह नही है कि निर्धेतनताका जीवन वितानेके सम्बन्धमे गुजरातकी 
प्रगति मेरे ऊपर निर्भर है। मैने ऊपर जो-कुछ कहा है वह अपने साथियोको लक्ष्य 
करके कहा है। यह इस वातकी स्वीकृति भी है कि में स्वय गुजरातकों इस मार्गपर 
और आगे छे जानेमे असमर्थ हूँ। 

जो बात मेरे सम्बन्धमे सत्य है वही मेरे द्वारा स्थापित आश्रमके सम्बन्ध भी सत्य 
है। आश्रममे अपरियग्रह इत्यादि ब्रतोके पालनका प्रयत्न पर्याप्त रूपसे किया जाता है। 
परखे हुए और निर्घनताकों प्रतिष्ठित माननंवाले स्त्री और पुरुष आश्रममे रहते है। 
मेरा विद्वास यह है कि ये छोग दभी नहीं हैं! इसके बावजूद हम सभी जितनी 
सादगी और गरीबीसे रहना चाहते हैँ उसतक नही पहुँच पाये है। इसलिए सबको 


2५४--9 € 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय . 


यथाश्षक्ति प्रयोग करनेकी छूट दी गई है जिससे किसीकी प्रगति न रुके । इसी कारण 
आश्रममे कुछ छोग स्वयपाको हैं। वहाँ प्रति व्यक्तिपर कमसे-कम सासिक खर्च सात 
रुपया आता है। मैं मानता हूँ कि जो दो-तीन ब्रह्मचारी ऐसा प्रयोग कर रहे है, वे 
बहुत कष्ट उठाते है। जो इस हृदतक नही पहुँच सके है वे धीरजसे अपने विशेष 
व्ययको अनिवायें समझकर सहन करते हैं और उसमे जितनी कमी हो सकती है उतनी 
कमी करनेका प्रयत्न करते है। किन्तु यह तो मानता ही चाहिए कि यह आदश्से 
बहुत कम है। आश्रममे त्यागवृत्ति बढ़ानेके सम्बन्धमे अनेक प्रयत्न किये गये है, किन्तु 
उनमे बहुत सफछृता नहीं मिली है। अपने इस अनुभवके कारण दूसरोसे अधिक गम्भीर 
प्रयोग करवानेकी मेरी हिम्मत नहीं पडती। 

कहा जा सकता है कि जो लोग [इस आदर्णपर चलतेके लिए] तैयार नहीं 
है, उनसे मै यह क्यो न कहूँ कि वे तैयारी करनेके बाद सेवामे छगे। सार्वजनिक 
सेवाके सम्बन्धमें ऐसा नहीं किया जा सकता। जहाँ उद्देश्य सेवकोको ही तैयार करना 
हो, वहाँ यह नियम छागू किया जा सकता है। किन्तु जहाँ उद्देश्य किसी विशिष्ट 
कार्यको करना हो वहाँ नीति-नियमोकों भग किये बिना जो भी स्वयसेवक मिल सके 
और  जुटाये जा सके उनसे ही काम लेना उचित है। हमारा एक उद्देश्य है, अन्त्यज 
बालकोको पढाना। इसके लिए केवल त्यागी शिक्षक मिले तो अच्छा। यदि न मिल्ठ 
और अपने पास घन हो तो अच्छा वेतन देकर भी चरित्रवान शिक्षक रखने चाहिए। 
चरखे और खादीका प्रचार करना भी हमारा उद्देश्य है। उसे पूरा करनेके लिए हमे 
जितनी सुविधा हो, उसके अनुसार जो गरीबीमे नहीं रह सकते ऐसे चरित्रवान सेवक 
रखने ही चाहिए। सब कामोको एक साथ करनेका प्रयत्न करनेमे सब-कुछ खो 
बैंठनेकी स्थिति आ जाती है। 

इस प्रकार अपने उद्देश्योकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हम गरीवीको 
भी अबना आदर्श मानकर चले तो अन्तमे हम उसको भी पा छेगे -- यही मेरा 
अभिश्राय है और अनुभव भी है। 

यह तर्क चाय आदि अन्य वस्तुओके सम्बन्धमे भी छागू होता है। हम गिर 
लोगोकी खाने-पीनेकी आदतोकों सुधारने नहीं बैठे है। इसलिए हमें चाय पी 
सेवककी सेवाओकों भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए। 

ऐसे सव मामछोमे हमे विवेकसे काम छेनेकी जरूरत है। यह सवार विचित्र 
है। हममे से कुछ छोग इन अनेक जजाछोसे अलिप्त रहकर जीवन व्यतीत करनेका 
प्रयत्त कर रहे है। कुछ लोग स्वराज्यका अर्य घर्मराज्य या रामराज्य समझते है। वे 
अनीतिको कभी सहन नहीं कर सकते। उनकी दृष्टिमे स्वराज्यका मार्ग मोक्षका मार्ग 
है। स्व॒राज्य उस मार्गमे एक महत्त्वपूर्ण मजिल है। उनकी मान्यता हैं कि वे इस 
मजिलको छोडकर मोक्ष "प्राप्त नहीं कर सकते। किन्तु स्व॒राज्यके इस अथसे सभी 
लोग सहमत नहीं है। फिर भी वे जिस स्वराज्यको चाहते है, उसका समावेण ऊपर 
दी हुई कल्पनामे हो जाता है, इसलिए उक्त मुमुक्षु उनका साथ नही छोड सकते। 
कितने ही ऐसे छोग है जो सुराज-उराज कुछ नही जानते, पर उनके लिए चरसा 
सर्वेस्व है। वे करोड़पति होनेपर भी चरखा-धर्मे स्वीकार करते है, वे हिन्दुस्तानकी 


स्ववसेवकके गुण २४३ 


गरीबी दूर करना चाहते है। इन्हे भी उक्त मुमुक्षु अपने साथ रखना चाहते है, 
क्योकि चरखा उनके स्वराज्यका एक आवश्यक अग है। इसलिए वह मुमुक्षु जिससे 
जितना त्याग मिल सकता है उससे उतना छेकर अपना रास्ता तय करता है और 
शुरूकी मजिलोका वोझ हल्का करता है। 

में चाहता हूँ कि कोई मेरे इस उत्तरका विपरीत अर्थ न निकाढे। यदि आज 
गरीब सेवकोका दल मिल सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मे जानता हूँ कि यदि 
ऐसा दछ मिल जाये तो स्वराज्य बहुत निकट आ जायेगा। लोगोको यह बात पूर्ण- 
रूपसे ध्यानमे रखनी चाहिए। किन्तु साथ ही उन्हे अपनी दुर्वहताओ और च्ुटियोको 
भी याद रखना चाहिए। यही प्रेमपन्‍्थ है। हमे अपने सम्बन्धमे जितना कठोर होना 
चाहिए दूसरोके सम्बन्धभे उतना ही उदार रहना चाहिए। यह अहिसाका मार्ग है। 
हमे अपने त्यागपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और दूसरोके कम त्यागका 
कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि जो मनुष्य पाँच मन बोझा 
उठा सकता है उसे अमुक बोझ, उठानेमे अपनी पूरी शक्ति नहीं छगानी पडती और 
जो एक मन बोझ उठा सकता है, उसे अपनी पूरी शक्ति लगा देनी होती है। इस 
मामलेमे एक मन बोझ उठा सकतनेवाला भनुष्य ही सच्चा सेवक है। इसलिए हमें 
दूसरोका काजी बननेके बजाय अपना ही काजी बनना चाहिए और अपने भीतर 
त्याग करनेकी जितनी क्षमता हो उसका उपयोग करना चाहिए और दूसरे लछोग 
जितना त्याग करें उसको हेषरहित होकर प्रेमपूर्वक स्वीकार, करना चाहिए। 

ऊपरके पत्नमे एक प्रदन है जिसका उत्तर तो दिया जा चुका है। स्वयसेवकोका 
घर्म है कि वे घनी हो या निर्घन, गाँवोमे जाकर गॉवोके छोगोपर भाररूप हर- 
गिज न बने। हमे उनको कमसे-कम तकलीफ देकर निर्वाह करना चाहिए और यदि 
हम उनको थोडा-सा कष्ट दें भी तो उसका बदछा अपनी सेवासे दे देना चाहिए। 
हमे उनको कातने और धुनने आदिकी क्रियाएँ स्वय प्रयोग करके सिखानी चाहिए 
और इस प्रकार उनके सूत और पूर्नियोका सग्रह वढाना चाहिए। किन्तु इंस प्रसंगमे 
भी “हर स्थानमे, हर समय और प्रत्येक व्यक्तिके सम्बन्धभे एक ही नियम छागू 
नही किया जा सकता। गाँवोके छोगोके मनपर ऐसी छाप नही पडनी चाहिए कि 
स्वयसेवक गाँवमे मौज करने या सैर-सपा्टके लिए आते है। ऐसी वातोके सम्बन्धमे 
कोई एकान्तिक सिद्धान्त स्थिर नही किया जा सकता। में देखता हूँ कि यह नियम 
कि हमें अपने सत्कारके सम्बन्धमे किसी भी गाँवके छोगोको एक सामान्य मर्यादासे 
आगे न बढने देना चाहिए, अनुभवसे दुढ होता जा रहा है। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १४-६-१९२५ 


१३७. मेरा कत्तंव्य 


एक सज्जन लिखते है ' 


हम देखते हैं कि छेखकने इस पत्रमे एक सामान्य भूछ की है, अधिकाग 
लोग प्राय यह भूल करते हूँँ। यह मानना कि उपदेश देनेका वडा प्रभाव है, हमारा 
मिथ्या मोह है। यह मोह इस पत्रमे भी है। हम अनन्त कालसे यही अनुभव करते 
आ रहे हैँ कि उपदेशका प्रभाव बहुत ही कम होता है। आज सैकडो साधु उपदेश दे 
रहे है। सैकडो ब्राह्मण नित्य, गीता, “भागवत ' आदिका परठ कर रहे है। लेकिन कहा 
यही जा सकता है कि उसका कुछ भी असर नहीं होता। यह सच है कि उपदेशकका 
कुछ असर होता हुआ हम देखते है, लेकिन वह असर उसके उपदेशका नही, वल्कि 
उसके चारित््यका होता है। यदि वह जितना आचरण कर सकता है उससे अधिक- 
का उपदेश देता है तो उसका कुछ भी असर नही होता। सत्यकी ऐसी ही महिमा 
है। उसे हम भाषाके आवरणमे कितना ही ढाँके, वह ढेंक नही सकता। यदि मुझमें 
हिमारूयपर चढनेकी शक्ति न हो और मै फिर भी दूसरोको उसपर चढलेका उपदेश 
दूँ तो उसका कुछ भी असर न होगा। छेकिन यदि मैं उसपर केवल चढकर दिखाऊं 
तो सैकडो लोग मेरा अनुगमन करेगे। मनुष्यकी करनी ही सच्चा उपदेण है। 

दूसरे, मनुष्यमें कोई विशेष उपदेश देनेकी योग्यता भी होनी चाहिए। मैं 
पशुरनहिसा नही करता। फिर भी मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मुझमें पशु-हिसाको 
बन्द करानेकी योग्यता नहीं है। में यह जानता हूँ कि पशुओके प्रति हमारा कुछ 
कर्तव्य है। लेकिन मैं दूसरोको उसे समझानेमे असमर्थ हूँ। उसके लिए तो मुझमे बहुत 
अधिक पवित्रता, बहुत अध्विक दयाभाव और वहुत अधिक सयम होना चाहिए। उसके 
बगैर मुझे सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त नही हो सकता और उस ज्ञानके बिना मुझे उपयुक्त 
भाषा प्राप्त नही हो सकती। है 

विना ऐसा ज्ञान प्राप्त किये आत्मविश्वास उत्पन्न नही होता। में पग्ु-हिसाका 
त्याग करानेकी जक्ति रखता हूँ, यह आत्मविश्वास मुझमे नही है। 

लेकिन मैं तो ईश्वरको माननेवाला हूँ। मुझमे पदु-सेवाकी वृत्ति वहुत तीव्र है। 
मनुष्य तो अपना दुख व्यक्त कर सकता है और उससे मुक्त होनेका कुछ प्रयत्त भी 
कर सकता है। पश्मुओमे यह शक्ति नहीं होती, इसलिए उनके प्रति हमारा कर्तव्य 
दुहरा है। लेकिन यह जानते हुए भी और उसके लिए शवित प्राप्त करनकी इच्छा 
रखते हुए भी, मुझे उनकी सेवा करनेकी शक्ति न होनेके कारण वडी छज्जा मादूम 
होती है। लेकिन उसके लिए मै ईश्वरको दोष देता हूँ। उसने मुझमे ऐसी घक्ति 
क्यो नहीं दी? इसके लिए मैं उससे हमेशा झगड़ता हूँ और विनय करता हूँ। छेकिन 


१. पत्र यहाँ नही दिया गया है। इसमें छेखकने गाधीजीसे निवेदन किया था कि चूँकि बगाहमें 
पशु-द्विसा बहुत द्ोती है; मतः वे वगाल्के लोगोको जीव-हिसा बन्द करनेका उपदेश दें। 


मेरा कर्तंव्य श्ड५ 


ईदवर तो अपनी मर्जी चछाता है। जब वह किसीकी नहीं सुनता, तब मेरी क्यों 
सुनंगा ” एसा हो सकता है कि वह मेरी वात औरोसे जल्दी सुन ले। लेकिन जब 
वह मुझमे ऐसी जविति देगा तव मैं इन सज्जनको विव्वास दिलाता हैँ कि उनके कहने- 
की राह न देखूँगा | तबतक मेरी तपण्चर्या जारी रहेगी। में जिस कार्यमे आज 
सलरूग्न हूँ, क्या उसे करते-करते ही मुझमे यह सेवा करनेकी जक्ति नहीं आयेगी? 
मेरा विश्वास है कि मैं क्षण नही हूँ। सै अपनी सव शक्तियोको क्ृप्णार्पण कर चुका 
हूँ। इसलिए यदि मुझमे पणुर-हिसाको वन्‍्द करानेकी शक्ति आ जायेगी तो मै उसका 
उपयोग करनेमे विकृम्ब न करूँगा। 

लेकिन इस बीच जो अपरिहाय है, उसे तो सहन ही करना चाहिए। इस 
ससारमे अनेक स्थानोपर निर्दोप मनुप्योपर अत्याचार किये जा रहे है, हम उन्हे बन्द 
करानका दावा कहाँ करते है? हम यह समझकर कि यह हमारी शक्तिके बाहर 
है, जगतका कल्याण चाहते हुए भी चुप रहते हैं। हम अणक्तिके कारण ही देश- 
भक्तिको एक अलग गुण मानकर विकसित कर रहे हैं। छेकिन देशभक्ति घर्मेसम्मत 
है। उससे जगतका अकल्याण नहीं होता। ससारका अकल्याण करके अपने देदका 
हित साधन करना मिथ्या देशभक्ति है। लेकिन स्वदेशकी धममंसम्मत सेवामें जिस 
प्रकार ससार-भरकी सेवाका समावेश हो जाता है उसी प्रकार मेरी मनुष्य-सेवामे 
पशु-सेवाका भी समावेज हो जाता है। यह मेरी मान्यता है, क्योकि मनुष्य-सेवा और 
पशु-सेवामे कोई विरोध नही है। 

आज हमारे देशमे एक प्रकारका धमडिम्वर फैछा हुआ है। हम दयाके उन 
कार्योकों तो करनेका विचार करते है जिन्हे हम कर नही सकते और जिनके करने- 
का कुछ अर्थ नही है। छेकिन दयाके उन कार्योको नही करते जिन्हें हम कर सकते 
है। धीरा भगतकी' भाषामे कहे तो हम निहाईकी चोरी करते है और सूईका दान 
क्रनेका ढोग करते है। “गीताकी” भाषामे कह्दे तो स्वर्मका, जो हमारे लिए सुरूम 
है, थोड़ा-सा भी पाकून करना छोडकर हम परघर्म पाकनके वड-वर्ड विचार करते 
है और दइतोभ्रप्टस्ततोअ्रष्ट.' हो जाते है। ऐसी भूलोसे हमें बचना चाहिए, यह 
बात समझानेके लिए ही मैने पूर्वोक्त सुझावका उत्तर देना और यह दिखानेका प्रयत्न 
करना उचित समझा कि मै पशु-हिसा बन्द करानेके श्रेष्ठ घ्मेंका पान क्यो नहीं 
आरम्भ करता। 

हम जगतके कर्त्ता नही हैं। हम सर्वशक्तिमान भी नहीं है। हम छोगोमे जो 
जक्ति है यदि हम उसका सदुपयोग करे तो वह शक्ति आप ही बढेगी और हम 
ईमानदार होगे तो इस शक्तिके बढनेपर उसका उपयोग अवश्य करेगे। 

[ गुजरातीसे | 


नबजीवन, १४-६-१९२५ 


१२. गुजराती कवि। 


१३८. भाषण: बारीसालकी सार्वजनिक सभासें' 


; १४ जून, १९२१ 
संयुक्त रूपसे उत्तर देते हुए, श्री गांधीने कहा कि जब से पिछली बार यहाँ 
आया था तो अश्विनीकुमार दत्त जीवित थे, यद्यपि बे पूर्णतया स्वस्थ नहीं थे। वे 
एक असाधारण पुरुष थे। उनमें अनेक गृण थे। उन्होंने अनेकों संस्थाओकी संस्थापना 
की थी। उन्होंने देशकी खातिर कष्ट सहे और अनुपम त्याग किया था। 
क्री गांधीने कहा कि मेरा खयाल है कि ऐसे चरित्रवाले व्यक्तितकी स्मृतिको 
स्थायी बनाना हमारा परम कत्तंव्य है; लेकिन यह जानकर मुझे खेद हुआ कि उनका 
स्मारक बनानेके लिए धन-संग्रहके जो प्रयत्त किये गये, वें सफल नहीं हो पाये। मेने 
खेद सहित सुना है कि पर्याप्त धन नहीं मिल पाया है। पिछली बार बारीसालमें मेने 
जो-कुछ देखा था, वह मुझे अच्छी तरह याव है। खेद है कि इस बार अलोबन्धु मेरे 
साथ नहीं है। मुझे इन चरखोंसे सन्‍्तोष नहीं है, यद्यपि यह जानकर खुशी हुई है कि 
इस जिलेमें तंयार सूत अन्य जिलोंके सूतसे कहीं अच्छा है। 
श्री गांधीने अनुरोध किया कि आपको बेलगाँव कांग्रेसके प्रस्तावका पालत करना 
चाहिए और ज्ञौत्र ही ज्यादा अच्छा काम करके दिखाना चाहिए। मुझे यह देखकर 
प्रसल्ता हुई कि बारीसालमें अस्पृश्यताकी समस्या मद्रास-जेसी टेढी नहीं है और 
हिल्डुओं तथा मुसलूमानोंके पारस्परिक सम्बन्ध उतने खराब नहीं है। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १६-६-१९२५ 


१३९. सम्मति: फादर स्ट्रॉगको 
[१४ जून, १९२५ ] 


ऑक्सफोर्ड मिशनके फादर स्ट्रॉंगने गांधीजीको बुनाईका काम देखनेके लिए अपने 
यहाँ आमन्त्रित किया था। गांधीजी थोड़ी देरके लिए वहाँ गये थे। फादर स्ट्रोगन 
उनको बुनाई विभाग दिखाया। यांधीजीने उनसे कहा: 

लेकिन यह सव मिलका सूत है और अगर आप मिलका सूत इस्तेमाल करते 
है तो इससे छाखों छोगोकों नही करोडपतियोको ही लाभ पहुँचता है । ध्स तरह 
बुनाईको छाख्रो लोगोका एक कुटीर-उद्योग नहीं बनाया जा सकता। उनके लिए तो 
कताई ही एकमात्र अनुपुरक घन्था वन सकता है। छॉर्ड कर्जनके अनुसार एक भार- 


१. यह भाषण नगरपालिका, स्वागत-समिति और समाज सेवक तंबकी औरसे दिये गये अमितन्दन- 
पत्नेंके उत्तमें दिया गया था। छगमग ५,००० लोग सभामें मौजूद गे। 


पत्र मोतीकारू नेहरूको २४७ 


तीयकी सालाना औसत आय ३० रु० है, पर हमारे हिसावसे २६ रु० ही है। और 
यदि आम जनताकी औसत आय यही है तो इसमें से उच्च वर्गोकी आय निकाल देने- 
पर आम जनताकी वास्तविक आय और भी कम वैठेगी | फिर यदि सूत कातकर 
आप इस आयमे १० रु० और जोड सके तो क्‍या यह उन लोगोके लिए एक बडी 
बात नही होगी” आपको तो ५ रुपयेसे जायद कोई अन्तर न पडे, पर जो बिलकुल 
खालो हाथ है, उनके लिए तो पाँच रुपये एक बडी रक़म है। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१४०. पत्र: राजा सहेर््व प्रतापको 


[१५ जून, १९२५ या उससे पूर्व | 

आप मुझे जव-तब लिखते रहे है। में जानता हूँ कि जीवनके वारेमे हमारे 

दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। मैं जानता हूँ कि जितने लोग है उतने ही सोचनेके तरीके 

है । लेकिन जैसे एक ही समयमे, एक ही परिस्थितिमे और एक ही जगहपर सर्दी 

और गर्मीका साथ-साथ रहना सम्भव नही, इसी तरह एक ही समय, स्थान और एक 
ही परिस्थितिमें हिसा और अहिंसाका एक साथ रहना असम्भव है। 


हृदयसे आपका, 
समो० क० गांधी 
[अग्नेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सोौजन्य नारायण देसाई 
१४१. पतन्न: सोतीलाल नेहरूकों 
बारीसाल 
१५ जून, १९२५ 


प्रिय पण्डितजी, 


आपके पतन्नमे जवाहरकों फिरसे बुखार आनेकी बात पढकर मुझे बडा सताप 
हुआ। आजा है कि पत्र लिखनेके वाद आप दोनो शीघ्र ही स्वस्थ हो गये होगे और 
अब स्फूर्तिदायक जलवायुका आनन्द ले रहे होगे। 

ख्वाजाके' सम्बन्धमे मेने आपको तार' दे दिया है। वे मुझे जिम्मेदारी सौपने- 
की गलती कर रहे हं। लेकिन अगर उन्हे यह करना ही हो तो में क्‍या कह 


१. साधन-सत्के अनुसार । 
२. जामिया मिलिया इस्लाम्ियां, अलीगढ़के ए० एम० ख्वाजा। 
३. यह त्तार उपलब्ध नहीं है। 


२४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सकता हूँ ? परन्तु उनके स्थानपर बैठकर मै करूँ क्या? यदि जामिया असहिष्णुताकी 
भावना पैदा करती है, तो यह ख्वाजाका ही तो दोप है। वह उसके प्रधान हूँ। 
उसकी शुरुआत भलेसे-भलले मुसलमानोने की थी। अगर उसमे बुराई आ गई हो तो 
सुघार किया जा सकता है, लेकिन मेरी रायमे उसकी तरफसे ऐसी छापरवाही नहीं 
की जानी चाहिए कि वह खत्म ही हो जाये। इसलिए उसे ख्वाजाका पूरा समय और 
ध्यान माँगनेका हक है और तभी वह फलफूल सकती है। ख्वाजा केवल नामके 
प्रधान तो नही हैँ। वे तो इस आन्दोलनके प्राण है। वे प्रशासक भी है। इसलिए में 
सिद्धान्तके आधारपर नही, नीतिके आधारप़र ही आपत्ति उठा रहा हूँ और इस 
मामलेमे अभी नीति तो सिद्धान्तसे भी अधिक महत्त्व रखती है। ख्वाजाके सामने अब 
चुनाव करानेका वस यही मार्ग रह गया है कि वह कालेजके लिए अपने समान ही 
योग्य अन्य व्यक्ति ढूँढ ले। 

और फिर में अकेला ही तो सलाह देनेवाला नही हूँ। ख्वाजा यदि अली वन्बुओसे 
मशविरा न करे तो भी हकीम साहब और डा० अन्सारीसे तो करना पडेगा। वे उनके 
सह-न्यासी है। आशा है कि अब आप मेरी कठिनाई समझ गये होगे। मुझे लरूगता 
है कि मै पूरे दिलसे इस पक्षकी मदद कर रहा हूँ। में अपने मित्रीके सच्तोषको बडा 
महत्त्व देता हूँ, पर में इस सस्थाकी सहायता अपने मित्रोके सतोषकी अपेक्षा अपने 
स्वयके सतोषके लिए ही अधिक करना चाहता हूँ। 

अगर इससे उन्हे स्वतन्त्र निर्णय करनेमे मदद मिल सके तो आप इस पत्रको 
र्वाजाको दिखा सकते हूं । 

आपका सच्चा, 
मो० कृ० गाघी 


[ पुनरच : ] 
आशा है कि आपके पहले पतन्नके उत्तरमे लिखा मेरा पत्र आपको मिल गया 
होगा ।* 
[अग्नेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. गांधीजीने २३ महईईको स्वाजाकों एक्र पार्ठकार्ट लिखा था छेकिन वह उपलब्ध नहीं है। २५ को 
श्सकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए, ख्वाजाने लिखा था, “ पण्डित मोतीझक नेहरू मुझे राज्य परिप्के 
लिए खड़ा करनेपर जोर दे रहे है। मैंने आपके अदेशकी माँग को थी, क्योर्कि मैंने उन्हें लिखा था क्रि 
सेंने एक वर्षतक के लिए भपनी सेवाएँ आपकी मरजीपर छोड़ दी हैं! आपकी अलुमतिक विना में दुछ 
भी नहीं कहूँगा। पहाड़ जत्ति समय रास्परेमें पण्डितजीले मेरी मुछाकात हो गई और उन्देनि आपकी रजाजते 
छेनेकी जिम्मेदारी अपनेपर छे छी है, किन्तु मेने मापते कोई जदिश मिले बिना इसकी घोषणा नहीं की दै। 


१४२. पत्र: सदास ऑत्वानेत सिरिबेलकों 


[स्थायी पता सावरमती |] 
१५ जून, १९२५ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई।! कछेकिन केवछ मुझसे मिलनेके उ्देश्यसे 
एक इतनी रूम्बी और खर्चीली यात्रा करनेके लिए में आपको उत्साहित नही करूँगा। 
और न ही आपकी आत्मिक उन्नतिके छिए आपका मुझसे मिलता आवण्यक है। वह 
तो ईईबरके नामपर की गई सेवाका फल है 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


मदाम आत्वानेत मिरबेल 
१००, रू बल शेजाँ 
लाइल --- नॉड, फ्रास 
[भग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : तारायण देसाई 


१४३४ पतन्न: दशरतचन्द्र बोसको 


१५, जून, १९२५ 

प्रिय जैरत्‌ बाबू, 
मुझे खुणी है कि आप तुरन्त ही, यह समझ गये कि दूसरी सभा करना एक 
जवाबी प्रदर्शन ही माना जायेगा। अहिंसा तो प्रेम है। वह मौन और करीव-करीब 
गुप्त रूपसे अपना असर पैदा करती है। कहावत भी है कि दाहिना हाथ नहीं जानता 
कि वॉया क्या दे रहा है। मित्रो और सगे-सम्वन्वियोके वीच प्रेमका कोई करिण्मा नही 


१. २६ जनवरी, १९२०के इस पत्रमें मिर्वेल्ने अपना तथा एक ३६ वंधोय विवाहिता मद्दिकाका 
परिचय दिया था जो अपने धमकी धर्मान्षता और अनुदारतासे हताश और विषोत्तोफीकि साहिलते बहुत 
प्रभावित थीं। अपने “कब्णामूर्ति गुरु” की खोजमें ११ सार इन्तजार करनेंके वाद वह गाधीजोकी शिष्या 
बनना चाइतो थी औौर वाहती थी कि गाषीणी उनके आश्रम पहुँचनेकी कोई तारीख तथ कर दें। 

२. इसका जवाब मिखेलने ६ जुराईको दिपा। देखिए खण्ड २८, “पत्र: मदाम ऑॉलानेत मिखेलको”, 
१३ भगसर्त, १९२५। 


तयाकणित विरोधियोंके बीच ही अपना करिव्मा दिखाता हैं। इसलिए जूस इस 
वातकी हैं कि जाठमी जितनी भी व्यालुता और दानवीरनता दिखा प्रकना है बह 
सारीकी-श्षारी अपने विरोधी या बानतायीके अति दिखाई जाये। 
उपर्युक्त वातोंकी ध्यानमें रखते हुए कंपया विचार कीजिए भौर निम्नदिखिनि 
जो 


उन आरोपोका उत्तर दीजिए जानेके जाद उन्होंने आपपर 
लगाये थे।' 





|| 
ध 
र्प्ध 
ी' 
कि! 
अं ै 
वध 





इन आरोपोर्में से एकपर भी विव्वास करना मेरे लिए बनम्भव है। आउरको 
अभी इनका उत्तर देनेकी जरूरत नहीं। जब में आपके पास जाऊँ तठ जाप छवाठ 
दे सकते हैँं। लेकिन यदि आप कोई दो टूक जवाब लिखित हरूपमें देना ही चाह नो 
दे सकते हें। 
हृदयते आपका, 
मो० क० गांधी 
[मप्रेजीसे] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१४४. एक पन्नके बारेमें' 


! अब । 
न 
#'। | ही 
| 
हि। 
+् 
के 
प्र्क 
ट 
4 
है 


सरदार जोगेलर्सिहका यह पत्र, जिसे उन्होंने अपने अन्तस्तलसे लिखा है। मे 
बढ़ी लुणीके साथ छाप रहा हूँ। में उनकी मलाहकी कह करता हूँ। सरदारजीने बिन 
वातचीनका जिक्र किया है वह मुझे अच्छी तरह याद हैं। वे स्वराज्यवादिवोके साव 
समझौतेके' औचित्यपर आपत्ति करते हैं। इस समझौतैकों हुए बढ नौ महीने झ 
चुके हैं, परल्तु मुझे उसपर अफसोत् होनेका -कोई कारण नहीं दिलाई व्यि। 3 
किसी उनूछंको कुरवाव नही किया है। कांग्रेपपर किसी एक आदमीका इजाटा हूं 
है। वह लोकतन्वात्मक संस्या है और मेरी रायमें उच्तका मताबविकार इतना व्यापक 

१. साधन-ू्षमें यहां एक्र वाक्य और है, थो सध्ठः हो महादेव देखाईका लिया  अरकंज 
प्रकार है, थे आरोय है, रचनात्मक कार्यर्रममें बावा डालता, काग्रेस-सवच्पोंलो घोल देवा, दिना हक: 
सूत जमा करना, कमेतक्ा फर्नीचर लौटनेते इनकार करना जादिं।.. 5 

2. दितपत्रपर गाधीजीन यह टिपणी छिखी है, वह चि० २० दातकी इस आयात 
१९२७ मे पूर्व लिखा गधा था। 

3. पत्रक पाठ लिए देखिंर परिश्िष्ट: १। 

४. देखिर खम्ड २७, एृष्ठ ३०७-४ ; 


श्द्व दूत 


एक पत्चके बारेमें २५१ 


और इतना बुद्धि-सम्मत है, जितना दुनियामे अबतक कही देखनेमें नहीं आया; 
क्योकि यह मताधिकार शारीरिक श्रमके गौरवको वैधानिक स्वीकृति देता है। मे तो 
यह चाहता था कि यही एक-मात्र कसौटी होती। असत्य और हिंसाका आधार 
लेकर चलनेवालोकों छोडकर उसमे सब प्रकारके मतावलरूम्बियोका समावेश होता 
है। स्वराज्य-पार्टीवालोको मतदानके आधारपर अपनी बात सनवानेका पूरा अधिकार 
था। में उसके लिए तैयार न था, क्योकि भेने देखा है कि इस तरह राय लडेनेंसे 
लोगोमे नीति-अ्रष्ठता फैलती है -- उस जवस्थामे तो और भी, जबकि मतदाता स्वतन्त्र 
रूपसे निर्णय करनेके आदी न हो। एक विचारवान्‌ आदमीकी तरह म॑ स्वराज्यवादी 
लोगोकी बढती हुई शक्तिकों माने विना नहीं रह सकता था। वे रचनात्मक कार्ये- 
ऋरमको प्रधान स्थान देनेके लिए रजामन्द थे। उनसे इससे अधिक उम्मीद नहीं की 
जा सकती थी। यदि मेने उन्हे मतदानके जरिये फैसछा करनेपर मजबूर किया होता 
तो उन्होने कौसिल-प्रवेशको राष्ट्रीय कार्यक्रम बना लिया *होता--इतना ही नही, 
लडाईके आवेशमे उन्होने रचनात्मक कार्यक्रको ही किनारे उठाकर रख दिया होता 
या उसे एक नगण्य स्थान दे दिया होता। यह तो हुई सिद्धान्तकी बात। 
व्यवहारमे इसी समझौतेके द्वारा अधिकाशत परिवर्ततवादी और अपरिवतेन- 
वादी छोगोका मनमुठाव दूर हो गया है। इसके द्वारा दोनो दलोके छोग परस्पर 
मेल रखते हुए सयुकत कार्यक्रपर अमर करने लगे हे। इस समझौतेके छाभ दक्षिण 
भारतमे साफ नजर आ रहे है। बगालमे भी देख रहा हूँ। में इस रायसे सहमत नही हूँ 
कि स्वराज्यवादी असफल हुए हे। चुनावकी धूमके समय दिये वाढोकों में बहुत 
महत्त्व नही देता। यह एक मानी हुई प्रथा है कि शादीके समय की गई प्रतिज्ञाओ- 
की तरह चुनावके समय दिये गये वचनोको अत्यधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए। यदि 
हम एक वार इस वबातको कबूछ कर ले कि कौसिल्‍ल-प्रवेश हर दृष्टिसे बुरा नही है 
तो फिर स्वराज्यवादियोको कौसिलोमे किये गये अपने कामपर शभिन्दा होनेकी कोई 
वजह नही। उन्होने कौसिलोमे अपने विचार निर्भीकताके साथ प्रकट किये हे। उन्होने 
सरकारको मतदानमे बार-बार हराया है। उन्होने यह दिखला दिया है कि सरकारपर 
स्वयं उसके बनाये मतदाताओका भी विश्वास नही है। उन्होने अनुशासन और सुदृढ 
ऐक्यका जैसा परिचय दिया है वैसा आजकल कौसिलके सदस्य कही नही दे पाये 
है और सबसे बढकर (कमसे-कम मेरे लिए) उन्होने उन शानदार वजित स्थानोमे 
खादीका प्रवेश करा दिया है और वहाँ जाते हुए वे अपना रोजमर्राका राष्ट्रीय 
लिवास पहनते हुए नहीं सकुचाये हे, हालाँकि एक जमाना था जब उस लिवासमे 
बहाँ जाते हुए छोग डरते या शरमाते थे। उस लिवासको हम छोग सिर्फ घरपर 
ही पहनते थे। कया स्वराज्यवादियोकी कार्रवाइयोने सरकारकों सोचनेपर मजबूर 
नही कर दिया है? हाँ, यह सब है कि सरकारने लोकमतकी परवाह नही की है। 
यह भी सच है कि खिलाफ राय होते हुए भी उसने अपनी ही मनमानी की है। 
पर स्वराज्यवादी क्या कर सकते थे? यदि उनके पास जक्षित होती तो वे सरकार- 
का तख्ता उलट देते और उसके मतका अनादर कर देते। वह शक्ति आना अभी 


२५२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बाकी है। वह धीरे-धीरे, परन्तु निरिचित रूपसे आ रही है। सरकार जानती है कि 
वह सदा-सर्वेदा लोकमतके खिलाफ जानेकी जुरत नहीं कर सकती। स्वराज्यवादियोने 
उसे उसकी स्थितिकी कमजोरीका भान पहलेसे अधिक करा दिया है। मेरा उनके 
साथ राजनैतिक मतभेद है। परन्तु उनकी विलेरी, अनुगासन-प्रियता और देशभक्तिका 
में आदर करता हूँ। और अपने सिद्धान्तकी रक्षा करता हुआ मे उस दलको सगवत 
बनाने जौर उसे सहायता पहुँचानेकी भमरसक कोशिश करनेको तैयार हूँ। में कांग्रेस- 
का प्रधान तभीतक हूँ जबतक वे मुझे वहाँ रखना चाहे | जहाँ में उनकी सहायता 
नहीं कर सकता वहाँ मुझे उनके काममे वाधा हरमगिज नहीं डालनी चाहिए। 

मेरे नजदीक तो अहिंसात्मक असहयोग एक धर्में है। में सरदारजीके इस कथन- 
का हृदयसे समर्थन करता हूँ कि “ असहयोग सार-रूपमे सहयोग ही है और सैन्य-वलसे 
अधिक सशक्त है।” यदि मे भारतके अधिकाश शिक्षित समुदायको अपने मतका 
बना सकूँ तो स्वराज्य और अधिक प्रयत्नके बिना हासिल हो सकता है। मेरा यह 
विश्वास दिनपर-दिन दृढ होता जा रहा है कि अहिसाके बिना भारतको ही क्या, सारी 
दुनियाको, शान्ति और सुख नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे नजदीक चरखा केवल 
सादगी और आशिक स्वाघीनताका ही प्रतीक नही है, बल्कि शान्तिका भी प्रतीक 
है। क्योकि यदि हम हिन्हू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और यहुदी --- सब मिलकर 
भारतके घर-घरसे चरखा फैला दे तो हम न केवछ सच्ची एकताकों भूतिमन्त कर 
सकेगे और विदेशी कपडेको देशसे हटा सकेगे, बल्कि हम आत्मविश्वास और संगठन- 
क्षमता भी प्राप्त कर छेगे, जिसकी बदौलत हिंसाका जरा भी सहारा लिए विना 
स्वाबीनता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मेरी दृष्टिमे चरखेकी सफलताका अर्थ है 
अहिसाकी विजय --- ऐसी विजय जो कि सारी दुनियाके लिए एक पदार्थ-पाठ होगा। 

सरदारजी सलाह देते हे कि चरखेंके साथ ही गाँवोमें विजली भी दाखिल को 
जाये। मेरा खयाल है कि वे पजावके थोडेसे गाँवोको ही जानते हैँ। यदि वे मेरी 
तरह भारतके जीवनसे परिचित होते तो वे बिजलीकी वात इतनो निरचयात्मकंताके 
साथ न लिखते। भारतकी मौजूदा स्थितिमे हमारे देहातोमे घर-घर विजली पहुँचाना 
व्यवहारत नितान्त असम्भव है। हो सकता है कि वह समय भी आए। पर वह तब 
तक नही आ सकता जबतक चरखा घर-धरमे प्रविष्ट न हो जाए। इसलिए में मह््त- 
हीन, छोटे-छोटे या वेमतलवके मसलछोकों उठाकर और झूठी उम्मीदे दिलाकर लोकमत' 
को अमित नहीं करना चाहता। यदि चरखेका प्रयोजन जैसा सरदारजी कहते हैं था 
वे मानते हैं उतना ही हो तो भी हमे उसीके, केवल उसीके, श्रचारमे अपनी सारी शक्ति 
तबतक लगाते रहना चाहिए, जवतक हमे सफलता श्राप्त न हो जाए। और जिस समय 
हम उसके द्वारा देहातियोका जीवन जीने योग्य बना देगे और वेकारीके दिनोके बह 
उनके वास्ते एक प्रतिष्ठित और छाभग्रद बन्चा तजवीज कर देगे, उस समय उन के 
जीवनकों खुशहाल वना सकनेवाली अन्य तमाम चीजे अपने-आप चली आयेगी। मे सर- 
दारजीको यकीन दिलाता हूँ कि में यन्‍्त्र-मात्रका विरोवी नही हूँ। यो तो खुद चती 
भी एक यन्त्र ही है।पर में उन तमाम यन्त्रोका कट्टर दुश्मन हुं, जो गरीबोका शोपण 
करनेके लिए तजवीज किये गये हो। 


टिप्पणियाँ २५३ 


सरदारजी इस बातका जरा भी अन्देशा न करे कि एकताके दायरेसे अग्रेज लोग 

अछूग रखे जायेगे। क्योकि उसमें वे सब लोग आ जाते हूँ जो अपनेको भारतवासी 
कहलाना पसन्द करते हें --फिर वे चाहे यही जन्मे हो, चाहे उन्होने भारतको अपने 
देशके रूपमे अपना लिया हो। उसमे तमाम जातियो और पथोका समावेश है। और 
इस एकताका उहेश्य किसी राप्ट्र या व्यक्तिका--- यहाँतक कि किसी डायरका भी 
अहित' करना नही है। इसका लक्ष्य तो छोगोके विचारोमें परिवर्तन करना है, उन्हे 
मिठा देना नहीं। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१४५७- टिप्पणियाँ 


[१६ जून, १९२५ या उससे पूव] 
दार्जिलगर्में चरखा 


यदि देशबन्धु दास दाजिलिंगमे न होते तो में शायद ही वहाँ जानेका इरादा 
करता-- हालाँकि वहॉके बरफीले पहाडोकी श्रृखूा बडी सुहावनी और लुभावनी है। 
मैने तो खुयाल किया था कि दाजिलिगके उच्चवर्गीय लोगोकों चरखेका सन्देश सुनाना 
निरी मूर्खता होगी। पर मेरा यह डर बिलकूल गछत निकरछा। वहाँ मुझे एक स्त्रियो- 
की समामे व्याख्यान देनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होने चरखेका सन्देश हमदर्दीके 
साथ सुना। स्वर्गीय व्योमेशचन्द्र बनर्जीकी पुत्री, श्रीमती ब्लेयर, वहांकी उच्चवर्गीय 
स्त्रियोको कताई सिखानेंके लिए एक वर्ग खोलनेवाली थी। मुझे पादरियोकी एक छोटी 
सभामे भी अपना सन्देश! देनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। हो सका तो इसका हाल आगे 
लिखूँगा। मेने यह खयारू भी नहीं किया था कि मुझे कितने ही नेपाली, भूटिया तथा 
अन्य लोगोसे मिलनेका सुअवसर मिलेगा। उन्होने उस सन्देशमे सबसे ज्यादा अनुराग 
दिखाया। परन्तु मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो हुई श्रीमती वासन्ती देवीकों सृत कातना 
सीखते हुए और बीमारीके दिनोको अपवाद मानकर नित्य नियमसे आधघ घटा सूत 
कातनेक। ब्रत छेते हुए देखकर। उनकी लडकी तो सूत कातना जानती ही थी। पर 
बासन्ती देवीने इस' ओर ध्यान नहीं दिया था। अब उन्होने फिर चरखा चलाना आरम्भ 
किया है और साथ ही तकली भी चलाने लगी हेँ। तकली उन्होने १० ही मिनटमे 
सीख लो। श्रीमती उमभिला देवी तथा उनके बच्चे तो कुछ दिनोसे नियमित रूपसे 
सूत कातते हँ। और खुद देशबन्धु दास भो तकली चलाना सीखते थे। परन्तु उन्हे 
सरकारको वार-वार पराजित करने और अपने मुवक्किलोको जितानेसे सृत कातना 
अधिक मुश्किल छगता है। अपने पतिकी वकालत करते हुए श्रोमती बासन्ती देवीने 


१. देखिए « भाषण : ईसाई धम प्रचारिकाओंकि समझ ”, ६-६-१९२०॥। 


र५४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कहा, “ये अपने सन्दुककी ताली भी मुशिकिल्से घुमा पाते है--- उसमे मुझे सदा उनकी 
मदद करनी पडती है। अब आप समझ सकते हैँ कि सूत कातना इनके लिए क्यों 
इतना कठिन है। परन्तु देशबन्धुने मुझे यकीन दिलाया है कि वे अब अध्यवसायपूर्वक 
चरखा चलाना जरूर सीखेगे। उन्होने पटनामे थोडा चरखा चलाना सीखा भी था । 
परन्तु बीमारीसे उसमे वाघा आ गईं। उन्होने मुझसे कहा कि में चरखेका पूरी तरह 
कायल हूँ और म॑ हर तरहसे उसके प्रचारमें सहायता करना चाहता हेँ। फंशन-परस्त 
लोगोसे भरे दाजिलिगमे कलकत्तेके मेयरके घरके सारे छोगोको चरखा चलाते हुए तथा 
चरखेका वातावरण बनाते हुए देखकर मुझे बहुत हष हुआ। यह कहनेकी आवश्यकता 
ही नही है कि वे सब लोग खादी पहले हुए थे। देशवन्धुके लिए खादी कोई सभा- 
समारोहोके समय ही पहननेकी चीज नही है। वे तो सदा खादी ही पहनते हूँ। वे 
मुझसे कहते हैँ कि यदि अब वे चाहे भी तो उनके लिए मिलकका या विदेशी कपडा 
पहनना कठिन होगा ।' 


मन्‍त्री चाहिए 


आशा है, जो गोरक्षामे रुचि रखते है, वे ऐसा विचार न करेगे कि मुझपर जो 
जिम्मेदारी डाली गई है, में उसकी अवहेलना कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करते समय 
मेने समितिके सदस्योको चेतावनी दें दी थी कि मुझे कोई अच्छा मन्‍त्री न मिला तो 
में समितिके किसी भी कार्यके छिए बिलकुछ बेकार साबित हो जाऊँगा। में उन्हे तथा 
इसमे रुचि रखनेवाले अन्य लोगोको दु खके साथ सूचित करता हूँ कि मुझे अभीतक 
कोई ऐसा मन्‍्त्री नही मिल सका है जिससे मुझे सन्‍्तोष हो। उसे अग्रेजीका समुचित 
तथा हिन्दुस्तानीका कामचलाऊ ज्ञान अवश्य होना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए जो 
अपना पूरा समय इसी काममे दे, किसी दूसरे काममे नहीं। उसे गायसे प्रेम होना 
चाहिए तथा अपने उद्देश्यकी पूतिके लिए सघने जो कार्यक्रम बनाया है, उसमे उसका 
विश्वास होना चाहिए। उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए तथा शरीर स्वस्थ। वेतन 
उसकी जरूरतोके मुताबिक दिया जायेगा, बशर्तें कि वह असाधारण न हो। अन्तमे, 
उसे एक अध्ययनशील विद्यार्थी होना चाहिए, क्योकि गोरक्षासे सम्बन्धित साहित्यके 
अध्ययनकी आशा उसीसे की जायेगी। जो समझते हे कि उनमें उपरोक्त योग्यताएँ 
मौजूद हे, वे मुझे पूर्ण विवरण और आवश्यक वेतन सूचित करते हुए लिखनेकी कृपा करे। 


;क्‍ तिलक स्व॒राज्य-कोष 


इस कोपका क्या उपयोग किया गया है, लोग अभीतक इस प्रत्नको लेकर 
परेशान है। एक पजावी पत्रलेखकका कहना है कि उन्हे अपने खादीके दौरेके सिल- 
सिलेमे ऐसे लोग मिलते है जो इस कोपके व्ययका विवरण पूछते है। मेने इन स्तम्भोर्म 
वार-बार कहा है कि इस कोपके पूर्णतया प्रमाणित आय-व्यय पत्रक समय-समयप्र 


१. इसके पश्चात्‌ यंग इंडियाके सह-सम्पादकक्ी पद टिप्पणी थी: उब्त टिप्पणीके कम्पोज द्वोनेके 
बाद हमें यह दु खइ समाचार मिझ है क्रि देशवख्ुफ्रा मगझारकों साथ ५-३० बजे दाजिडिंगमें हृद्पक्ो 
गति रुक जानेसे निधन दो गया। 


टिप्पणियाँ २५१ 


प्रकाशित किये गये हँं। जनताकों यह भी जानना चाहिए कि कोष इक्कीस प्रदेशोमे 
विभकत कर दिया गया था तथा उसमे से कई छाख रुपयेकी रकम विशेष कार्योके लिए 
निर्वारित कर दी गई थी। केवछ अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने ही समस्त देशका 
आय-व्यय पत्रक प्रकाशित नहीं किया है, बल्कि प्रदेशोकी कमेटियोने भी ऐसे पत्रक 
प्रकाशित किये हे। यद्यपि कही-कही कोषका दुरुपयोग किया गया है तथा कुछ गवन 
भी हुआ है, किन्तु कुछ मिलाकर मुझे सन्तोष है कि घनका विनियोग अभीष्ट कार्यमें 
ही किया गया है। काग्रेसके मामलोका कोई भी गम्भीर विद्यार्थी जब चाहे तब इन 
छपे हुए आँकडोका अध्ययन कर सकता है तथा स्वयं यह जान सकता है कि उक्त 
राक्षिका विनियोग कैसे किया गया। 


थेलियोके विषयमें 

उसी पजावी पत्रलेखकने पूछा है कि भिन्न-भिन्न स्थानोपर मुझे जो थेलियाँ 
भेंट की जाती हैँ उनका क्या उपयोग किया जाता है? यह धन प्राय जहाँ एकत्र 
किया जाता है उन्हीं स्थानोपर छोड दिया जाता है और निर्देश दिया जाता है 
कि उसका उपयोग खादी-प्रचारमे किया जाये। केवछ, जहॉपर मुझे ऐसा दिखता है 
कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे मैं उसे उपयोगके लिए सौप सकूँ तो उसका 
उपयोग खादी-प्रचारके ही निमित्त आश्रमके जरिये किया जाता है। जहाँ घन किसी 
विशेष कार्यके लिए निर्धारित किया जाता है वहाँ स्वाभाविक तौरसे मुझे कुछ नही 
करना पडता, केवल सम्बन्धित व्यक्तियोको निर्घारित कार्योके निमित्त दी गई रकम 
सौप देनी पडती है। 


अब कोई उपयोग नहीं 
पत्रेसक लिखता है. 

मेरी फेरीके दौरेमें मुझ एसे लोग मिलते हे जो यह कहते है, “चूंकि 
कांग्रेसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है, अतः आप खादीकी फेरी लगानेके 
लिए बेकारका कष्ट वपों उठा रहे हे? जब कांग्रेस फिर मजबूत हो जायंगी, 
हम तब खादी खरोद लेंगे; अभी तो हम विदेशी वस्त्र पहनते हे। इस समय तो 
हमें इसीके उपधोगका सुख्र लेने दें।” मुझसे कई वकोलोंने ऐसा कहा। किन्तु 
यह एक ही पहलू है। से एक वकीलसे मिला। उसने स्वयं कुछ खादी खरोदी; 
फिर वह हमें लोगोंके पास ले गया तया हमारे साथ सप्ताहमें दो बार हर 
प्रकारके लछोगोंमें खादीकी फेरी रूगानेका वचन दिया। 


लगातार कार्य करते रहनेके तो और भी उदाहरण दिये जा सकते हे ; ढेकिन 
मुझे अभीतक किसीने ऐसी वात नहीं बताई थी जँसी पजावके इन बकीछ दोस्तोके 
बारेमे कही गई है। निश्चय ही, यह कहना आवश्यक नही है कि खादी अस्थायी 
उपयोगकी वस्तु नहीं है। यह पहननेकी वैसी ही स्थायी वस्तु है, जैसे गेहूँ तथा 
चावल स्थायी खाद्यपदार्थ है। और विदेशी वस्त्र पहननेका सुख्ध लेनेकी वात तो उन्होने 


२५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


केवल हँसीमे कही होगी। क्या विदेशी कपड़ा पहननेमे सुख मिलता है? क्या यह 
“गुलामीमे सुख मिलता है” कहने जैसी वात नही है? अमेरिका कई जगह यह देखा 
गया था कि जब दक्षिण प्रदेशोमे| गुलामीका अन्त किया गया तो गुठाम आजादी 
लेनेसे इनकार करते थे, गुलामी उनकी प्रकृति वन चुकी थी। 


लाखोको खिलाओ 
४९ बगाली रेजीमेटके एक सदस्य लिखते हें: 


यह बात तो सभी स्वीकार करते हे कि आप दुनियाक्रे सबसे बड़े नेता 
है। सबसे बड़े नेताका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़े नेताका उद्देश्य है भारतके 
लाखों भूल्रोंकों' अन्न देना। यह बात ठीक है न? जबतक आप ३२ करोड़ 
भारतीयोंको अज्न और वस्त्र प्रदान नहीं कर सकते, आप स्व॒राज्य मिलनेकी आशा 
नहीं कर सकते । यदि आप मुझे एक अरब रुपया दे दें तो में आपको स्वराज्य 
तुरन्त दे सकता हूँ। आप स्व॒राज्यकी बातें करते हे, आप चरखे इत्यादि की चातें 
करते है; लेकिन आप छाखों-करोड़ों भूखोंकों भोजन देनेकी बात नहीं करते। 
जित मनुष्यको उचित भोजन नहीं मिलता, वह चरखा नहीं चला सकता। सर्वे- 
प्रथम पेट फिर वस्त्र। में एक दिन नंगा रह सकता हूँ; छेकिन में भूज़ा दो 
घंटे भी नहीं रह सकता। यदि आप भारतीयोंकों भोजन तथा घन दे सके तो 
भारतीय जनता आपकी बातपर तुरन्त अमल करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। 
पहले तो में यह कह दूँ कि में “सबसे बडा नेता” नहीं हूँ। वैसे मुझे ऐसा 
कहनेकी आवश्यकता नही है, क्योकि मेने “सबसे बडा नेता ” होनेंका न तो कभी 
दावा किया है और न कभी यह उपावि ही स्वीकार की है। में तो नित्य ही अपनी 
लघुता तथा असहाय अवस्थाका अनुभव करता हूँ। मेने अभीतक यह अनुभव नही 
किया है कि में वडा हूँ, छेकिन यदि में छाखो-करोड़ो भूखोका भरण-पोषण करनेसे 
बडा बन सकता हूँ तो मे उस दिशामे जा रहा हूँ, क्योकि में चरखेके नुस्खेके पक्षमें 
इससे कमका दावा नहीं करता। इसकी योजना छाखो-करोडो भूखोको अन्न तथा 
वस्त्र देनेके उद्देयसे ही की गई है। में स्वीकार करता हूँ कि वस्त्रका स्थान ह्॒तय 
है। लेकित चरखेका हेतु पहले भोजन देना तथा फिर वस्त्र देना है। मेने केवल एक 
अरब रुपया एक बार ही देनेकी योजना नहीं की है। मेरी योजना तो हर सार्लि 
कमसे-कम साठ करोड़ रुपया देनेकी है। इस फार्मूलेको में प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता 
हुँ कि फाके करनेवाली जनता केवल उन्हीकी पुकारपर चेतेगी जो उसके लिए भोजन 
तथा पैंसेकी व्यवस्था करे। मै जो-कुछ देता हूँ उसमें दोनों ही शामिल है। लेकिन 
स्था्ेका .ठौर पकडे कौन? डाक्टर अमोध औषध बता सकता है; लेकिन वह मरीज- 
को उसे खानेके लिए बाध्य तो नही कर सकता। जनताका मुल्य मजे घनकी कमी 
नही है, कामकी कमी है। श्रम ही धन है। जो छात्रों करोडो लोगोंको उनको 
झोपडियोमे सम्मानित श्रम मुहैया करता है, वह उन्हे भोजन तथा वस्त्र देता है अथवा 
घन देता है, क्योकि भोजन और वस्त्र घन ही है। चरखा इस भ्रकारका श्रम मुहैया 


टिप्पणियाँ २५७ 


करता है। इसलिए जवतक चरखेसे अच्छी कोई दूसरी चीज हाथ नहीं आती तबतक 
हमारे पास यही एक साधन रहेगा। 


राग्ट्रीयता बनाम अन्‍्तर्राष्ट्रीयता 


मुझे दाजिलिंगमे एक महाणय मिले और उन्होने मुझे एक परिचारिकाकी वात 
बताते हुए कहा कि वह परिवारिका औरोको हानि पहुँचाकर अपने राष्ट्रकी सेवा न 
करना अच्छा समझती है। में समझ गया कि यह बात मुझे उपदेश ढेनेके छिए कही 
जा रही है। मेने सोम्य भावप्ते उन्हे बताया कि यद्यपि वे भेरे लेखो और, कार्योको 
समज्ननेका दांवा करते हँ फिर भी वे उनको समझ नही पाये है। मैने उनसे यह भी 
कहा कि भेरी देगभकिति सकुचित नही है और उसमें केवछ भारतका ही नही, सारी 
दुनियाका कल्याण समाविष्ट है। फिर मैने उनसे कहा कि में एक विनीत मनुष्य 
हूँ। मैं अपनी मर्यादाओको जानता हूँ, इसोलिए म॑ केवल अपने देशकी सेवा करके ही 
सन्तुप्ट हं--हाँ, में इस वातको चिन्ता जरूर रखता हूँ कि मेरे हाथसे कोई ऐसा 
काम न हो जिससे किसी भो दूृप्तरे देशको कुछ हानि पहुँचे। मेरी समझमे किसी 
व्यक्तिके लिए राष्ट्रवादी वने विना अन्तर्राष्ट्रवादी वतना असम्भव है। अन्तर्राष्ट्रवाद 
उसी अवस्थामे सफल होगा जब राणप्ट्रवाद मजबूत होगा अर्यात्‌ जब भिन्न-भिन्न देगोके 
लोग सुसगठित होकर एक आदमीकी तरह मिलू-जुरूकर सारे काम कर सकेगे। 

राष्ट्रवाद बुरी वात नही है; वुरी बात तो है सकीणंता, स्वार्यपरता और अक़- 
ग्रावका भाव, जो वर्तमातर राष्ट्रोके कष्टोका मूल हे। हर राष्ट्र दूसरेको हानि पहुँचाकर 
अपना फायदा करना चाहता है, दूसरेको तवाह करके अपनेको आवाद करना चाहता 
है। मेरा खयाल है कि भारतके राष्ट्रवर्ममे एक जुदा ही रास्ता दिखाया है। वह सारी 
मनुष्य-जातिकी हित-साथना और सेवाके छिए अपनेको सुसगठित या पूर्ण विकसित करना 
चाहता है। मुझे अपनी देशभक्ति या अपने राष्ट्रवादके विपयमें कोई सन्देह नही है। 
ईव्वरने मुझे भारतवर्पके लोगोमे जन्म दिया है, इसलिए यदि में उनकी सेवामे गफ- 
लत करूँ तो में अपने सिरजनहारका अपराधी बनूँगा। यदि में उनको सेवा करना 
नही जानता तो मुझे मानव-जातिकी सेवा करना कभी नहीं आयेगा। और जवतक 
में अपने देशकों सेवा करता हुआ एफि्लों दूसरे राष्ट्रको नुकसान नही पहुँचाता तवतक 
मैं पथश्रज्ट नहीं हो सकता। 

बंगालमें हिन्दी 

हिदीके कुछ प्रेनी इस बातप्ते संतुष्ट नहीं है कि मे बगालमें केवछ लोगोके 
सम्मुख हिन्दीमे बोलनेका आग्रह करूँ और सभाओमे समय या असमय उसकी हिमा- 
यत कहूँ। वगाल साहित्य परिपदुकी सभामे कुछ चुने हुए छोग थे ओर वे भी अग्रेजी- 
के विद्वान थे। मंने उनकी अनुमति छेकर वहाँ भी हिन्दीमे ही भाषण किया था। 
ये हिल्दीप्रेमी मुझसे यह भो चाहते हे कि में वगालमे भी मद्रासकी भाति ही हिन्दीके 
वर्ग चलाऊँ तथा दिन्दीका प्रचार करूँ। परन्तु मुझे दुख है कि मे उनकी इच्छाको 
पूर्ण नह्ठी कंर सकता। मेरी साधन-सामग्री अब खतम होनेपर आ गई है। फिर अदूटा- 


२७-१७ 


१५८ संम्पृर्ण गांधी वाइमय 


लिकाओकी नगरी कलकत्तेमे हिन्दी जाननेवालोकी एक भारी तादाद है और वहांसे 
हिन्दीके अखबार भी निकलते हँ। इसलिए कलकत्तेंके हिन्दी-प्रेमियोको चाहिए कि वे 
स्वयं उसका भार उठा ले। उनके पास धन और विद्वज्जन दोनो है। वे बगालके 
तमाम मुख्य-मुख्य केन्द्रोमे हिन्दीके वर्ग खो सकते हे। अवश्य ही ऐसी हलचलसे भेरी 
सहानुभूति होगी। परन्तु इसका सगठन स्थानीय उत्साही छोगोके द्वारा ही किया जाना: 
चाहिए। यदि दक्षिण और बगालरू हिन्दीको अपनानेके लिए तैयार किये जा सके तो 
सारे भारतके छिए एक भापाका प्ररन आसानीसे हल हो जायेगा। मेने किसी भी 
जगह अपनी टूढी-फूटी हिन्दी या हिन्दुस्तानीकी मार्फत छोगोको अपनी वात समझानेमे 
कभी कोई कठिनाई अनुभव नही की है। 
तमिलताड 


पाठकोकों स्मरण होगा कि नई कताई-सदस्यताके अन्तर्गत तमिलनाडमे काग्रेस 
सदस्योकी सख्या इकटूठी १,४०० दी गई थी। मुझे मन्‍्त्रीका तार मिला है कि वहाँ 
मईके अन्ततक 'क' वर्गके ९८९ और 'ख' वर्गके ८०२ सदस्य बनाये गये। ये अक 
उत्साहवर्घक हैँ। इससे लगता है कि तमिलनाडमे आसानीसे इससे भी अच्छा काम 
किया जा सकता है। 
वी० वी० एस० अय्यर 
“थग इडिया” के पाठकोकों श्री वी० वी० एस० अय्यरकी' पानीमे डूब जानेसे 
मृत्यु होनेपर मेरी ही तरह दुख होगा। मुझे उनसे सालो पहले छत्दनमे मिलनेका 
अवसर मिला था। वे तब उम्र अराजकतावादी थे। किन्तु वे धीरे-धीरे नरम हो गये 
थे। उनका देशप्रेम बडा ही ज्वलन्त था। वे पक्के असहयोगी थे और उन्होने अभी 
हालम ही अपनी पुरी शक्ति शेरमादेवी गुरुकुलको चलानेमे छगानेका विचार किया 
था। भें उन्हे सदा बहुत अच्छा, सच्चा और स्थायी राष्ट्रसेवक मानता था। परमात्मा 
उनकी आत्माको शान्ति दे। 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १८-६-१९२५ 


१, तमिल विंदान्‌ कम्बा रामायणके भाष्यकार। 


१४६. तार: मुहम्मद अलोको 


खुरूना 

[१७ जूब, १९२५] ' 
दिल्‍लीके उपद्रवोके' सिलसिलेमे दोषी या अपराधी कौन इसपर कुछ कहना 
नही चाहता। आपकी सत्यनिष्ठा और घर्मेपरायणतापर प्रा-पुरा विश्वास 
है। ईइवर हम सबका पश्प्रद्शन करे। 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६४४) की फोटो-नकलसे। 
'१४७, तार: बासल्तीदेवी दासको'" 
[खुलना 
१७ जून, १९२५] 
वासन्तीदेवी दास 
स्टेपअसाइड 
दाजिलिग 


हृदयकी सारी समवेदना आपके साथ। ईईवर आपको छक्ति दे। आशा 
है आप बहादुरीसे काम लेगी। बेबीको' बहुत ज्यादा दु.ली नही होने 
देना चाहिए। शामको कलकत्ता पहुँच रहा हूँ। 

गांधी 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०६४४) की फोटो-नकलछसे । 


१३. संदग स्पष्ट नहीं है। 

२. यह तार और इसके वादके तार १६ जूनको दाजिलिंगमें चिंतरजन दासके स्वगेवासपर दिये 
गये ये। 

2. मोना दास । 


१४८. तार: सतकौड़ीपति रायको 


[खुलना 
१७ जून, १९२५] 
अकल्पित किन्तु ईइंवरेच्छा वलीयसी। अत्यावद्यक पूर्वनिर्धारित काम निवटानेंके 
लिए पहली ट्रेन छोड रहा हूँ। दोपहरकों चल रहा हूँ। दाह-सस्कारके 
प्रवन्धती अन्तिम रूप देनेके लिए कृपया मेरे पहुँचनेतक रकिए। यदि 
मित्रोकों समुचित कारणोके आधारपर आपत्ति न हो तो मेरे ख़यावसे 
शवकोी रसा रोड ले जाना चाहिए। राष्ट्रका काम केतई नहीं रुकना 
चाहिए, बल्कि उनकी महान्‌ आत्मा और उच्चादर्णपूर्ण उदाहरणका अनुमरण 
करते हुए काम दुगुनी गतिसे आगे बढना चाहिए। आजा है कि दलगत 
कलह गान्‍त हो जायेगा और सभी छोग वगालके इसे प्रिय नायक और 
भारतके एक महानतम सेवककी स्मृतिका सम्मान करनेसे हृदयसे भरीक 
होगे। असमका दौरा रद कर रहा हूँ। 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६४४) की फोटो-नकलस्े । 


१४९, तार: उभभिला देवीको 
[खुलना 
१७ जून, १९२५] 
उमिला देवी 


प्रियजनोंकी मुत्युसे दुख होना “स्वाभाविक। वहादुर विचलित नहीं होंते। 
में चाहता हूँ कि तुम वहादुरीसे. काम लो और हर आदमीको अपना सा 
भाई वना लो। शामको पहुँच रहा हूँ। 

गाघी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६४४) की फोटो-नकलसे | 


१५०. तार: सोना दासको 


,. , [खुलना 
१७ जून, १९२५] 
मोना ४ 
पिताकी सच्ची बेटी बनो और इस क्षतिको वहादुरीसे झेलो। ईश्वर तुमको 
सान्त्वना दे। आशा है कि तुम भोम्बल और सुजाताको धीरज वेघाओगी। 
जामको पहुँच रहा हूँ। 
गांधी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६४४)की फोटो-नकलसे | 


१५१. तार: वल्लभभाई पदेलको 


[खुलना 
१७ जून, १९२५] 
वल्लभभाई पटेल 
दाजिलिगमे दिलके दौरेसे देशवन्धुका स्व्गंवास। फूल करू कलकत्ता पहुँच रहे 
हैं। में आज वहॉके लिए रवाना हो रहा हू। अवसरके उपयुक्त शोक- 
, सभा बृलाइए, सभी दलोको आमत्रित कीजिए। 
गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६४४) की फोटो-तकलसे | 


१५२. तार: सरोजिनी नायडूको 


,.[खुलना 
१७ जून, १९२५] 
सरोजिनी नायडू 
हैदराबाद 


कल दाजिलिगमे देशबन्यु नहीं रहे। ईहवरका विधान कौन जान या मेट 
सकता है। यदि इस क्षतिकी पूर्ति करनेमे तुम अपनी समूची शक्ति लगाना 
चाहती हो तो तुमको स्वास्थ्य-छाभके अपने कार्यक्रममे व्यवधान नहीं पड़ने 
देना चाहिए। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६४४) की फोटो-नकलसे । 
१५३. तार: ज्ौकत अलीको'” 
[खुलना 
१७ जून, १९२५] 
शौकत अली 
देशबन्चु गये। ईश्वरकी इच्छा। वही सर्वशक्तिमान है। 
गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६४४) की फोटो-नकल्से। 


१. साधन-सतमें गांधीजीके अक्षरोमें सूचना है: मुहम्मद भलीकों ऐसा दी तार दें और उस्तमे 
“ मौछाना गबुरू कछामको सूचित करें” इतना णोड़ दें। 


१५४. तार: वाइकोस सत्याग्रह आश्रमको! 


१७ 'जून, १९२५ 
सत्याग्रह आश्रम 
वाइकोम 
सुनता हूँ प्रतिवन्‍्वक आदेश वापस छे लिये गये। वधाई। आशा है कि 
कटुता पैदा करनेवारा कोई प्रदर्शन नही किया जायेगा और न रूढ़िवादियो- 
को भडकानेवाली कोई अनावश्यक कार्ंबाई। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६४४) की फोटो-तकलसे | 
१५५. महान्‌ शोक 
कलकत्ता 
१७ जून, १९२५ 


जब हृदयको गहरी चोट लगती है तब करूम नहीं चलती। मे यहाँ चारो 
ओर उमड़ते शोकमे इतना डूब गया हूँ कि “यग इंडिया के पाठकोके लिए तार द्वारा 
अधिक कुछ सामग्री भेजनेमे असमर्थ हूँ। अभी दाजिलिंगमे उस महान्‌ देशभक्तके साथ 
५ रोजतक मेरा साथ रहा। उसके फलस्वरूप हम दोनों पहलेसे कही अधिक एक- 
दूसरेंके नजदीक आ गये थे। इस बार मेने केवल यही अनुभव नही किया कि देदा- 
बन्धु कितने महान्‌ थे, वल्कि यह भी अनुभव किया कि वे कितने नेक थे। भारतका 
एक अबमोल रत्न खो गया है। हमे चाहिए कि हम स्वराज्य लेकर उसे पुन: प्राप्त 
कर ले। 


मो० क० गांधी 
[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, १८-६-१९२५ 
१. भाचे, १९२० में गांधीजी केरल्के दौरेपर गये थे और वहाँ उन्होंने के० केलप्पन नाथर-जैंसे स्थानीय 
नेतामों और ब्रिवेद्धमके पुल्सि कमिश्नर ढब्ल्यू० एच० पिंट्ते बातचीतकी। बादमें वे श्स समस्याके 
सम्बन्धमें इन लोगोंसे पत्र-व्यवद्वार करते रहे; देखिए खण्ड २६, पृष्ठ ३१६०१७। इस पत्र-्यवहारकों उन्होंने 


२४ मार्चको भखबारोमें प्रकाशनाथें जारी करते हुए बताया कि इस पत्र-व्यवहारमें जो “ मतैवष ” हो 
पाया है, वद इस सुपारके लिए किये जा रहे आन्दोलनमें किसी हृदतक प्रगतिका सूचक है। 


१५६. एक अपील" 


[१७ जून, १९२५] 

प्यारे देशभाइयो, 

राष्ट्र देशबन्धु चित्तरजन दासके लिए शोक मना रहा है। पर हम शोक क्यों 
मनाये ? हालाँकि देशवन्धु, हमारे बीचसे चले गये हे, फिर भी वे हमारे मनमे बने 
रहेगे। उन्होने काम जहाँ छोडा है, वहीसे हमे उसे उठा लेना चाहिए। हमारा पहला 
काम मृतात्माके प्रति यथोचित सम्मानसे शुरू हो। हमारा स्नेह अन्वा नही, प्रजापूर्ण 
होना चाहिए। 

अस्थिअवशेप जव स्यालदा स्टेशनपर पहुँचेगा, तव भीड वहुत ज्यादा हो जाने 
की सम्भावना है। यदि हम चाहते हे कि हर व्यक्ति अस्थिअवशेपके प्रति सम्मान 
प्रकट करतेकी अपनी इच्छा पूरी कर सके तो हमें इन नियमोक्रा पाछून करना 
चाहिए * 


१. गोर-बरावा नहीं होना चाहिए। 

२. भीडको गाडीकी तरफ नही बढना चाहिए। लोग जहाँ-कही हो, उनको वही 
खडे रहना चाहिए और धक्कामुक्की करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 

३ अर्थी निकलनेके लिए साफ रास्ता छोड रखना चाहिए। 

४ कीर्तन करनेवालोकी टोली और तैनात किये गये अन्य लोगोके अतिरिक्त 
विलकुल सामनेकी ओर और किसीको नहीं रहता चाहिए। जुलूसके साथ चलनेके 
इच्छुक लोग कृपया पीछे-पीछे चले। उनको पक्ति नहीं तोडनी चाहिए। 

५ इमशान घाटपर लोगोको अर्थीकी ओर नहीं बढना चाहिए। उन्हे देह छोड 
तीन दिन हो चुके हैं, इसलिए उसमे विक्ृति होने छगी' होगी। अतएवं उसे अन्तिम 
दर्शनोके लिए खोलकर नही रखा जा सकेगा। 

६ कृपया याद रखिए कि दिवगत देशभकतकी स्मृतिके प्रति हमारे सम्मानका 
तकाजा इतना ही नही है कि हम उसके प्रति अपने स्नेहका वाह्य और क्षणिक 
प्रद्शंन करके रह जाये, “वल्कि हमे अपने दिलोमे देशवन्बुकी छोडी हुई विरासतके 
योग्य बननेंका सकलप करना है। 

आपका सेवक, 
मो० क० गाधी 


[अग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, १९-६-१९२५ 


१. यह अपील पर्वोके रूपमें वाँये गईं थी। 


१५७. भाषण : खुलनाकी सार्वजनिक सभामें” 


े १७ जून, १९२५ 

आचार्य रायने आप लोगोको वताया है कि हमपर कंसा वज्जपात हुआ है। परन्तु 
में जानता हूँ कि अगर हम सच्चे देश-सेवक हू तो कितना ही बडा वज्भपात क्यो न 
हो, वह हमारा साहस नहीं तोड सकता। आज सवेरे यह शोक-समाचार सुनते ही 
मुझे यह न सूझ पडा कि मेरे सामने जो द्ो परस्पर विरोबी कत्तंव्य उपस्थित है, उनमे 
से कौन-सा करूँ। मेरा कतंव्य था कि में पहली ग्राडीसे कलकत्ता चछा जाता। पर 
मेरा कत्तंव्य यह भी था कि आपके निर्बारित किये गये कार्यक्रमकों पूरा कलूँ। मेरी 
सेवावृत्तिने यही प्रेरणा दी कि यहाँका कार्य पूरा किया जाए। यद्यपि मेने यहाँ दूर- 
दूरसे आये हुए छोगोसे मिलनेके लिए रुक जाना ज्यादा टीक माना हैं तथापि उनके 
सामने काग्रेसके कार्यकी विवेचना न करके आज रवर्गीय देशवन्बुका ही जिक्र करूँगा। 
मझे विश्वास है कि मेरे कलरूकत्ता दौड जानेकी अपेक्षा यदि में यहाँका काम पूरा 
कर लूं तो उनकी आत्माकों अधिक प्रसन्नता होगी। 

देशवन्यु दास महानतम व्यक्तियोमे से थे।' में छऊयभग छ वर्षमि उन्हें जानता दूँ । 
कुछ ही दिन पहले जब में दार्जिलिगमे उनसे विदा हुआ था, तब मंने एक मित्रसे 
कहा था कि उनसे मेरा सामीप्य जितना बढता जाता है उतना ही उनके प्रति मेरा प्रेम 
भी वढता जाता है। मेने दार्जिलिगमे देखा कि उनके मनमें भारतकी भराईके सिवा 
थौर कोई ख़याक ही न था। वे भारतकी स्वाघीनताका ही सपना देखते थे, उसीका 
विचार करते और उसीके वारेमें बातचीत करते थे, अन्य वातोके बारेसे नही। 
दाजिलिगमे मेरे विदा होते समय भो, उन्होने मुझसे कहा था कि आप विभिन्न दलोके 
बीच एकता स्थापित करनेके लिए बगालमे कुछ दिन और ठहरिए ताकि वगालके 
दौरेकी अवधिमे लव लछोगोंकी शक्ति एक ही कार्यके लिए सयुक्त हो जाए। 

उनसे मतभेद रखनंवालोने और उनपर बेतरह नुक्ताचीनी करनेवालोने भी बिना 
हिचकिचाहटके इस वातकों स्वीकार किया है कि वगारूमे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो 
उनका स्थान ले सके। वे निर्भीक थे, वीर थे। वगालके नत्रयुवकोके प्रति उनका स्नेह 
निस्सीम था। किसी नवयुवकने मुझसे ऐसा नहीं कहा कि देशवन्युसे सहायता मॉँगने- 
पर कभी किसीकी प्रार्थना खाली गई। उन्होने छाखो रुपया पैदा किया और लाखो 
रुपया बगालके नवयुवकोमे वॉट दिया। उनका त्याग अनुपम थ्रा, उनकी महान्‌ वुद्धि- 
मत्ता और राजनीतिजताके वारेमे मुझ-जेसा व्यक्ति बया कह सकता है? 


१. खुलनामें महात्मा गाधीफ़ों लात अमितन्दन-पत्र दिये गये, वे नगरपालिका, जिंछा वोडे और छोक 
मंब, इत्यादि ्खानीय सत्याओकी ओरसे थे । प्रफुल्लचन्द्र रापने देशवन्धु चित्तरजन दासके निधनका 
पमाचार बताया था। ० 


२. समाचार पत्रोके विवरणोके अनुसार श्तना कहनेके अनन्तर गांधीजी रो पडे और एक पा दो 
मिनट्तक उनका कण्ठ अवरुद्ध रहा--वे बोल न सके । 


२६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उन्होने दाजिलिंगमे मुझसे अनेक वार कहा था कि भारतकी स्वावीनताका 
दारोमदार अहिंसा और सत्यपर है। भारतके हिन्दुओ और मुसलमानोको जानता 
चाहिए कि उनका हृदय हिन्दू-मुसछमानका भेद जानता ही न था। में भारतके सब 
अंग्रेजोंसे कहता हूँ कि उनके प्रति भी उनके मनमे कोई बूरा भाव न था। उतकी 
अपनी मातृभूमिके प्रति यही प्रतिज्ञा थी-- मे जीऊँगा तो स्वराज्यके लिए और 
मरूँगा भी तो स्वराज्यके लिए।' 

हम उनकी स्मृत्तिको चिरस्थायी वनानेके लिए क्या करे? आँसू वहाना सहज 
है; परन्तु ऐसा करनेसे हमारी या उनके स्वजन-परिजनोकी सहायता नहीं हो सकती। 
अगर हममे से प्रत्येक व्यक्ति--हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई उस कामको 
करनेकी प्रतिज्ञा करे जो उनके हृदयमें वसा हुआ था, जिसके लिए वे परिश्रम करते 
थे और जिसमे वे स्वय लगे रहते थे तो समझा जायेगा कि हमने सचमुच कुछ 
किया। हम सव ईश्वरकों मानते हे। हमें जानना चाहिए कि शरीर अनित्य है और 
आत्मा नित्य है। देगवन्धुका शरीर नष्ट हो गया, परन्तु उनकी आत्मा कभी नप्ड 
न होगी। न केवल उनकी आत्मा, वल्कि उनका नाम भी--जिन्होने इतनी वडी सेवा 
और त्याग किया है---अमर रहेगा। जो भी व्यक्ति, जेवान या बूढा उनके आदर्शपर 
थोड़ा-वहुत भी चलेगा, वह उत्तकी यादगार बनाये रखनेमे मदद देगा। हमारे पात्त 
उनकी-सी बुद्धिमत्ता नही; पर हम उस भावनाकों अपना सकते है जिससे वे देशकी 
सेवा करते थे। 

देशवन्घुने पटना और दाजिलिगमे सूत कातना सीखनेकी कोशिश की थी। मेने 
उनको चरखा चलाना सिखाया और उन्होने मुझसे वादा किया था कि में कातना 
सीखनेकी कोशिश करूँगा और जवतक स्वास्थ्य साथ देगा तबतक कातना न छोड़ूँगा। 
उन्होने अपने दाजिलिंगके निवासस्थानको 'चरखा क्छव ' वना दिया था। उनकी साध्वी 
पत्नीने वचन दिया था कि वीमारीको हालत छोडकर, में रोज आब घटेतक स्व्रय 
चरखा चलाऊँगी । उनकी लड़की, वहन और भानजी तो वरावर ही चरखा कातती 
थी। देशवन्धु मुझसे प्राय. कहा करते: “में समझता था कि कौंसिलमे जाना जरूरी 
है, मगर चरखा कातना भी उतना ही जरूरी--न सिर्फ जरूरी है, बल्कि विना 
चरखेके कौसिलके कामको कारगर वनाना असम्शव है।' उन्होने जबसे खादीकी 
पोशाक पहननी शुरू की तबसे अन्तिम दिवसतक पहनते रहे । 

उन्होने हिन्दू और मुसलमानोमे मेल पैदा करनेके छिए कितना बडा काम किया 
था, यह कहना मेरा काम नहीं है; यह तो सर्वेविदित है। अस्पृश्योके प्रति वे कितना 
प्रेम रखते थे, इसके विषयमे सिर्फ एक बात कहूँगा जो मेने वारीसालमे कल रातकों, 
एक नामझूद्र नेतासे सुती थी। उस नेताने कहा कि उन्हे पहली आथिक सहायता 
देशवन्धुने दी, बादमे डाक्टर रायने | आप सब छोग कौसिलोमे नहीं जा सकते । 
परन्तु वे तीनो काम जो उनको प्रिय थे, आप कर सकते हूँ । 

भें अपनेको भारतका एक निष्ठावान्‌ और देशवन्बुका वफादार भाई और सह 
योगी मानता हूँ। इस कारण में आम तौरपर घोषित कियाँ करता हूँ कि में अपने 
सिद्धान्तोकी रक्षा करता हुआ, भविष्यमें देशवन्घु दासके अनुयागियोको, यदि सम्भव हुंतो 


क्या हम तैयार हें? २६७ 


तो उनके कौसिलके कार्यक्रममे पहलेसे अधिक सहायता दूँगा। ईइवरसे मेरी प्रार्थना है 
कि वह मेरे ढारा कोई ऐसा काम्र न कराये और मुखसे कोई ऐसी वात न कहलाये 
जिससे देशबन्धुके कार्यमे क्षति पहुँच सकती हो। हम दोनोके बीच कौसिल-प्रवेशके 
सम्बन्धमे मतभेद था ही। फिर भी हमारा हृदय एक था। राजनैतिक तरीकोमें तो सदा 
मतभेद बना रहेगा। परन्तु उसके कारण छोगोकों एक-दूसरेसे अलग नहीं हो जाना 
चाहिए और न परस्पर शत्रुता पैदा होने देती चाहिए। जो स्वदेश-प्रेम मुझे एक कामके 
लिए प्रेरित करता था वही उनको कुछ दूसरा काम करनेको प्रेरित करता था। ऐसा 
पवित्र मतभेद देशके काममे वाघक नहीं हो सकता। सावन-सम्बन्धी मतभेद नहीं 
बल्कि हृदयकी मलिनता ही अनयेकारी होती है। 

दाजिलिंगमे रहते समय में देखता था कि देशवन्बुके दिलमे उनके राजनीतिक 
विरोबियोके प्रति नम्नता प्रतिदिन बढती जाती थी। मे उन पवित्र संस्मरणोका उल्लेख 
यहाँ न करूँगा। देगबन्धु देश-सेवकोमे एक रत्न थे। उनकी सेवा और त्याग बेजोड़ 
थे। ईश्वर करे, उनकी याद हमारे दिलोमे सदा बनी रहे और उनका आददों हमारे 
सत्रयत्नोमे सहायक हो । हमारा मार्ग छम्वा और दुर्गेम है। उसमें हमे आत्म-निर्भरताके 
सिवा कोई सहारा नहीं देगा। स्वावरूम्बन ही देशवन्चुका आदर्श था। वह हमें सदा 
अनुप्राणित करता रहे। ईश्वर उनकी आत्माको शान्ति दे। 


[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १८-६-१९२५ 


१५८. क्या हम तेयार हे? 


श्री भरूचाने' मुझसे सार्वजनिक रूपसे प्रार्थना की है कि में फिरसे एक सर्वे 
दलीय सम्मेलन बुलूऊे, क्योकि उनकी रायमें यह समय उसके मुआफिक है। देशवन्धु 
दासने “मराठा” की एक प्रति मुझे दी है। उसमे भी, मेने एक ऐसी ही प्रार्थना देखी। 
मुझे मालूम है कि सरोजिनी देवीका भी विचार यही है। परन्तु इस सम्बन्ध मेरी 
स्थिति बहुत-कुछ वेसी ही है, जैसी कि काग्रेसकी बैठक बुलानेके सम्बन्धमे। यदि मुझे 
श्री जिन्ना, सर मुहम्मद शफी, पण्डित मदनमोहन मालवीयजी, छाला लाजपतराय, 
श्री श्रीनिवास झ्ञास्त्री, सर सुरेन्द्रनाथ, कट्टरपथी अनन्नाह्मण नेताओ, श्री सी० वाई० 
चिन्तामणि, डा० सप्र्‌ तथा अन्य लोगोकी ओरसे कहा जाये तो में खुशीकें साथ सम्मे- 
लन बुलाऊँगा। मेरा निजी खयाल तो यह है कि एकताके लिए आज हम उससे ज्यादा 
तैयार नही है जितने कि दिल्लीमे थे। यदि यह सम्मेलन हम स्वराज्यके सम्बन्धमे 
बुलाना चाहते हे तो हम हिन्दू-मुस्लिम प्रदनपर रूड पडेगे। यदि सम्मेलन बुरूनेका 
हमारा मशा यह है कि काग्रेसके मचपर तमाम दल आ जाये तो नई तजवीजे करने 
या .उनपर पहले विचार करनेका काम अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका है। क्योकि 


१. बी० एफ० भरूचा। 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


जवतक काग्रसके मौजूदा सदस्य एकताकी इच्छा व्यक्त करने और कामकी योजना 
बनानेके वारेमे सन्‍्तोपजनक रूपसे सहमत नही हो जाते तबतक सब दलोका सामान्य 
सम्मेलन बुलानेसे कुछ भी हासिर न होगा। यदि इसके रास्तेमे अकेली कताई-सदस्पता 
ही वाघक हो तो उससे निपटनेका तरीका और भी आसान है । जिन छोगोने इस 
मताधिकारकों शुरूमे तय किया था, वे ही पहले इसके परिवर्तनके सुझ्ञावपर विचार 
करे। वे लोग कौन है? स्वराज्य दलक--उसके इबके-दुक्‍्के सदस्य नहीं--और में। 
मताधिकार सम्बन्धी समझौता, स्वराज्य दल तया मेरे वीच हुआ था यो तो में 
किसी दलका प्रतिनिधि नहीं था, पर फिर भी मैं अपने जैसे विचार रखनेवाले छोगोका, 
जिनकी सख्या अनिब्चित है, प्रतिनिधि तो था ही। में स्व्रराज्य दछको रजामन्‍्दीके 
विना काग्रेसमें कोई काम करना नहीं चाहता। अनएवं यदि वह दझऊ मताधिकार 
परिवर्तन करना चाहता है तो वह जहाँतक मुझसे ताल्लुक है, आज भी ऐसा कर 
सकता है--सिर्फ उसके कहने-भरकी देर है। और जब वह दक्ू अपना मत्त निश्चित 
कर छेगा तब उसे कार्यरूपमे परिणत करनेके छिए अखविक भारतीय काग्रेसकी बैठक 
बुलाई जा सकती है। में कांग्रेसके अन्दर अपनेकों कुछ नहीं मानता। में मानता हूँ 
कि आज देशका शिक्षित समुदाय चरला तया अन्य कई भ्रग्वोपर मेरे साय नही है। 
भारतवासियोके शिक्षित-समाजने ही कांग्रेसको जन्म दिया था और उसमे उन्हीकी 
प्रधानता रहनी चाहिए, उसकी नीतिकी वागडोर भी उन्हीके हाथोमे होती चाहिए। 
मेरा दिल कहता है कि में जन-सावारणके विचारोका श्रतिनिवित्व करता हूँ, फिर वह 
कितने ही अपूर्ण रूपसे क्यों न हो। म॑ काग्रेसपर अपने विचारोका अस्तर अग्रत्यकष ह्पसे 
डालना चाहता हूँ, अर्थात्‌ मतोकी गिनती करके नहीं, वल्कि दलीलो और वस्तुस्थिति- 
को सदस्योके सामने रखकर और उन्हें अपनी वातोका कायछ करके, पयोकि मत 
तो सम्भव है ऐसे कारणोसे भी मिल जाये, जिनका सम्बन्बत विपयके गुण-दोपसे 
कोई सम्बन्ध न हो। जबतक जनता खुद सोचने छायक नहीं वन जाती तवतक वह 
उन लोगोके कहनेपर ही चलेगी जिनका छमपर उस समय प्रभाव होगा। ऐसी अब" 
स्थामें उनके मतोका सहारा लेना अनुचित होगा। इसलिए यदि स्वराज्य देख मा 
निद्चित रूपसे शिक्षित समाजके साथ आवेसे ज्यादा हिस्सेका श्रतिनिवित्व करता दे 
कताई-सदस्यताकों उडा देना चाहता हो वो वह ऐसा आज भी कर सकता है। मे 
ओर्से उसका कोई विरोध कदापि न होगा । हाँ, यह जहर है कि उस अवल्शा 
मुझसे कांग्रेसका तेतृत्व करते रहनेकी उम्मीद रखना बेजा होगा। फिलहाल में त्रिमूत्र 
रचनात्मक कार्यक्रमके अछावा किसी भी दूसरे कामके अयोग्य हूँ। मेरे नजदीक जमा 
सफलता ही स्वराज्य है और उसके विना स्वराज्य एक असम्भव चीज है। एन 
अवस्थामे मुझे अवव्य ही उन छोगोके लिए जगह कर देनी चाहिए, जिनके बारे 
यह कहा जाता है कि उनका दृष्टिकोण अपेभ्ाकृत व्यापक ह। | 

सुना है कि श्री देशमुखने कहा है कि यदि में अपने विचारोको बदल न सर्कू 
तो मुझे सार्वजनिक जीवनसे हट जाना चाहिए। मेने उनका सताराका भाषण पडा 
नही है, पर यदि उन्होने ऐसा कहा है तो उन्हे इसका हृरा हक वा। से भी किसी 


क्या हम तैयार है” २६९ 


है] 


व्यक्तिके लिए ऐसा ही कहूँगा, यदि मेरी यह घारणा हो कि उसके कार्योस्रे देशकी 
हानि हो रही है। क्‍या तमाम असहयोगियोने कौसिलोके सदस्योसे इस्तीफा देनेका 
आग्रह नही किया था? हो सकता है कि श्री देशमुखका विचार भ्रमपूर्ण हो, पर एक 
सार्वजनिक कार्यकत्तकि नाते अपनी वात कहनेके उनके अधिकारपर कोई आपत्ति नही 
की जा सकती, उन्होने कोई नई या अजीव वात भी नही कहो है। दर हकीकत ऐसा 
एक समय था जब मैं सजीदगीके साथ काग्रेससे हट जानेका विचार कर रहा था, 
पर अन्तमें मंने सोचा कि उससे कोई छाभ नही होगा। मै मौलाना मुहम्मद अलीकी 
इस वातसे सहमत हूँ कि कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्ता, जबतक स्वयं उसे अपनी 
बातमे विश्वास है, अपने उत्तरदायित्वको नही छोड सकता। लोग चाहे तो उसे भले 
हटा दे। उन्होंने कहा. कि यदि आप जल्दी करके समयसे पहले काग्रेससे हट जायेगे 
तो आप अपने राजनीतिक प्रतिपक्षियोपर तथा देशपर बेजा वोझ डाल देगे | अपने 
पैगामपर विव्वास होते हुए भी आंप कांग्रेस तभी छोडे जब आपकी लोकप्रियता नष्ट 
हो जाये। और ऐसी अवस्था आ जानेपर भी यह निर्णय करना कि अमुक रवैयेपर 
डटा रहूँ या पीछे हट जांऊं, वडा ही नाजुक विपय होता है। वात यह है कि किसीके 
कहनेसे स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किये गये सेवा-कार्यसे अलहृदा हो जाना जितनी दिखाई 
देती है, उतनी आसान बात नही है। परन्तु श्री देशमुखने हिम्मत करके छोगोके 
लिए इस सवारूपर विचार करनेका रास्ता साफ कर दिया है। जो लोग चाहते है 
कि मै यह क्षेत्र छोड दूँ, उन्हे कमसे-कम मेरे उन साधनों और विचारोके खिलाफ, 
जिन्हें वे अतृपयुक्त समझते हो, छोकमत तो तैयार करना ही चाहिए। मेरा महात्मापन 
किसी खोटे सिक्केको चलानेका परवाना न माना जाये। 

पर मेरे लिए चरखा खोटा सिक्‍क्रा नहीं है। उसपर मेरी इतनी श्रद्धा है कि 
सारी दुनियाके विरुद्ध हो जानेपर भी में उसकी हिमायत करूँगा। में आजादी सब 
लोगोके लिए चाहता हूँ। में उसका विचार अहिसाकी ही भाषामे कर सकता हूँ। यदि 
हमे आजादी बिलकुर अहिसात्मक साधनोसे ही प्राप्त करनी है तो हम उसे केवल 
चरखेके ही द्वारा प्राप्त कर सऊते हेँं। चरखेके अन्दर हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता-' 
निवारण और दूसरो कितनी ही चीजे शामिर हैँ, जिनके उल्लेश्वको यहाँ आवश्यकता 
नही है। मेरी रायमें यदि काग्रेस इस मताधिकारको हटा देगी तो वह भयकर भूछ 
करेगी। परन्तु लछोकतन्त्रमे मेरा जो विश्वास है उत्तमे यदि भयकर भूलेतक कर 
बैठनेंका अधिकार शामिल न हो तो वह विव्वास कोडी मोलका भी नही रहेगा। 
इसीलिए में समझता हूँ कि यदि दूसरे लोग उससे अनुप्राणित नही होते तो मेरा 
विद्वास मेरी अपनी दृष्टिसे सही होते हुए भी तिरस्कृत कर दिया जाना चाहिए। 
में तो चाहता हूँ कि चरखेपर लोगोकी जीवन्त श्रद्धा हो, उसके फलस्वरूप वे सक्रिय 
सहयोग करे। कोरी “हाँ, हाँ,” करने और तदनूसार काम न करनेसे किसीको 
लाभ नहीं हो सकता। इस विपयमे किसी निष्कर्पेपर पहुँचनेका प्रयास करते समय 
मेरा व्यक्तिगत खयाऊ बिलकुल ही नहीं किया जाना चाहिए। हमारी इस महान्‌ 
प्राचीन धर्मभूमि भारतके विकासके लिए कोई भी व्यक्त अपरिहायें नही है। सैकडो 


३७० सम्पूर्ण गांधी वांड्मंय 


गांधियोंका नामोनिश्ञाँ मिट जाये तो हर्ज नहीं, भारतवर्ष जीता-जागता और फलता- 
फूलता रहे। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १८-६-१९२५ 


१५९. एक घरेलू प्रकरण 


छायलपुरके एक वकीलने 'यग इडिया' के सम्पादकके नाम यह पत्र भेजा है 
कोई तोन या चार साल पहले कलकत्तेमें ' ऑल इंडिया स्टोर्स लिमिटेड 
नासकी एक कम्पनी खोली गई थी। उसके ड्रायरेक्टर थे -- श्री हरिछाहू मो० 
गांधी। रावलूपिण्डीसें उस कम्पनीके एक अतिनिधिने यह प्रचारित किया था 
कि थे महात्मा गांधीके छड़के हे। उस प्रतिनिधिन मेरे एक सुवक्किलको 
उस कम्पनीका हिस्सेदार बननेके लिए राजी कर लिया; मुवक्किलने उसे तथा 
उस कम्पनीकों कुछ रुपये दिये और वे उस कम्पनीके शेयरहोल्डर बन गये। 
भरने तथा मेरे उन भुवक्किलने कम्पनी द्वारा सुचित पतेपर --२२ अमरतल्ला 
स्ट्रीट, कलकत्ताकों -- पत्र लिखे! मेरे मुवक्किलको अन्देशा है कि शायद यह 
फम्पनी नकली थी और उतका रुपया डूब गया। अब आपको (महात्माजोकी) 
कोति तथा इस दरिद्र देशके आर्थिक कल्याणके नामपर में अपने मतको विलासा 
देनेकी कोशिश कर रहा हैँ और चाहता हूँ तथा परमात्मासे प्राथेना भी करता 
हैँ कि मेरे मुवक्किलकी यह आशंका मनिराधार साबित हो। डाकघरने हमारे 
तमाम पत्र “डेंड लेदर आफिस ” के हारा वापस कर दिये हे। इसलिए मेरे 
मुवक्किलके इस शकके लिए कि वह कम्पनी डूब गई है, कुछ वजह जरूर 
मालूम होती है। क्या यह सच है कि महात्माजीके लड़के उस कम्पनोके डाय- 
रेक्टर थे? ऐसी कोई कम्पनी खड़ी भी कौ गई थी या नहीं और आज बह 
मोजूद है या नहीं; यदि है तो कहाँ? 
कृपया यह सब लिखनेके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरे मुवककिल एक 
भुसलमान सज्जन हे और सहात्माजीके प्रति अपने आदर-भावके कारण ही वे 
उस कम्पनीके दोयरहोल्डर हुए थे। वे इन बातोंकी तसदीक कर छेता चाहते 
हैे। इसीलिए आपको यह तकलीफ दी गई है। 
सदि इस पत्रमे कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोकी वात शामिल न होती तो में इसका 
जवाब खानगी तौरपर देकर खामोश हो रहतो--हालाँकि यह पत्र छापनेके उद्देश्यसे 
ही भेजा गया है। इसे प्रकाशित करना इस खयालसे भी आवश्यक है कि बहुत सम्भव 
है कि अल्य अनेक हिस्सेदार इन वकीऊ साहवके मुवक्किलकी तरह सोच रहे हो। 
उन्हे भी उतनी तसल्ली हो जानी चाहिए, जितनी म॑ दे सकता हूँ। हाँ, में अवश्य 


एक घरेलू प्रकरण १७१ 


ही हरिलाल मो० गाघीका पिता हुँ। वह मेरा सबसे वडा छडका है। उसकी उम्र 
३६ से ऊपर है। वह ४ बच्चोका पिता है। उसकी सबसे वडी सनन्‍्तान १९ सारूूकी 
है। कोई १५ साल पहलेसे उसके और, मेरे विचार भिन्न-भिन्न रहे हें। इसलिए 
वह मुझसे अलहदा रहता है और १९१५ से उसका भरण-पोपण में नहीं कर रहा 
हूँ और न मेने उसकी कोई व्यवस्था की है। मेने हमेशा अपने वच्चोको १६ साल- 
की अवस्थाके वाद अपना मित्र और वरावरीका माना है। मेरे बाह्य जीवनमें जो 
जवर्दस्त परिवरततेन समय-समयपर हुए उनका असर मेरे नजदीक रहनेवालोपर, खास 
कर मेरी सनन्‍्तानपर हुए बिना नहीं रह सकता था। हरिछाल इन तमाम परिवतंनो 
को देखता था, उसकी उम्र भी उन्हे समझने योग्य थी। इससे वह कुदरती तौरपर 
पदिचमी रग-ढगसे प्रभावित हुआ, जो एक जमानेमे मेरे जीवनका भी रंग-ढग था। उसके 
व्यापार सम्बन्धी कार्योका मुझसे कोई सम्बन्ध न था। यदि में उसपर अपना प्रभाव 
डाल पाता तो आज वह मेरे अनेक सार्वजनिक कार्योमे मेरे सहयोगीके रूपमे होता 
और साथ ही अच्छी-खासी रोजी भी कमा रहा होता। पर उसने विलकुछ जुदा और 
आजाद रास्ता अख्तियार किया। ऐसा करनेका उसे हक भी था। वह महत्वाकाक्षी 
था और आज भी है। वह घनी वन जाना चाहता है, सो भी आसानीसे। और 
बहुत करके उसके मनमे मेरे प्रति यह झ्िकायत भी है कि मैने उसे तथा अपने अन्य 
पुत्रोकों उन दिनो, जब में उनके लिए कुछ कर सकता था, उन वातोसे वचित रखा 
जिनके द्वारा मनुष्य धनी वनता है और घनसे सुरूम होनेवाली ख्याति भी प्राप्त 
कर सकता है। इस पत्रमे उल्लिखित स्टोर उसने खोला था। उसमे मेरा किसी 
किस्मका भी सहयोग न था। मेने अपने नामका उपयोग भी करनेकी अनुमति स्टोर- 
बालोको नही दी थी। मेने न तो खानगी तौरपर, न जाहिरा तौरपर किसीसे उसके 
व्यवसायमे शरीक होनेकी सिफारिण की। जिन लोगोने उसे सहायता दी, उन्होने उस 
उद्योगके गृुण-दोषका विचार करके ही दी थी। हाँ, यह जरूर है कि मेरा पुत्र होना 
उसके मागंमे सहायक होगा । जबतक यह दुनिया कायम है, तबतक वह वर्णाश्रमके अपने 
विरोधके बावजूद आनुवश्चिकताका लिहाज करती रहेगी। वहुतोने अपने मनमे यह 
समझा होगा कि यह गाघीका लड़का है इसलिए भछा, व्यवहारमे खरा, रुपये-पैसेके 
मामलेमे सावधानी बरतनेवाला तथा अपने पिताकी तरह ही विश्वसनीय होगा। मेरी 
उनके साथ सहानुभूति है, परन्तु इससे अधिक कुछ नही। उन कामोके सिवा जो मेरे 
साथ किये जाते है या जिन्हे में अपने नामपर करनेकी इजाजत देता हुँ या जिनके 
लिए अपनी तरफसे प्रमाणपत्र देता हूँ, किसी शख्सके कामोकी नैतिक या दूसरे प्रकारकी 
जिम्मेवारियोको में अपने सिरपर नही ले सकता;. फिर बह मेरे कितने ही आप्त 
और इष्ट क्यो न हो। मेरे सिरपर यो ही अनेक जिम्मेवारियाँ हे। मेरे हृदयके 
अन्दर जो शाइ्वत इन्द्रयुद्ध होता रहता है, और जो कभी अस्थायी सुछहका कायल 
नही हुआ है उसके दौरान जिन कष्ठो और सन्‍्तापोकों में झेला करता हूँ उन्हे तो 
अकेला मे ही जानता हूँ। पाठक विश्वास करे कि इस उक्त प्रयासमें मेरी तमाम 
शवित खर्च हो जाती है। यदि में इस युद्धमे जूझनेका पर्याप्त बल पाता हूँ तो इसका 


२७२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय - 


कारण यही है कि में वहुत जागरूक रहता हूँ। मे पाठकोकों यह भी बता देना 
चाहता हूँ कि मेरी स्वराज्य सम्वन्बी हछचलछका भी सम्बन्ध उसी अन्तंन्से है। में 
इस स्वराज्य कार्यमे इसलिए छगा हुआ हूँ कि मेरी आत्माकों इससे अत्यन्त सन्तोप 
मिलता है। इसपर एक मित्रने मुझसे कहा कि यह तो आपकी एक अत्यन्त ही परोक्ष 
किस्मकी, स्वार्थसिद्धिकी दोहरी चेप्टा है। मेने इसे तुरन्त स्वीकार किया। 

में हरिलालके मामछोसे अवगत नहीं हूँ। वह कभी-कभी मुझसे मिल जाता है, 
पर में उसके कारोबारकी भीतरी बाते जाननेकी कभी कोशिश नहीं करता। मुझे यह 
भी मालूम नहीं कि वह अपनी कम्पनीमे एक डायरेक्टरकी हैसियतसे काम कर रहा 
है। मुझे यह भी पता नहीं कि इस समय उसके कारोवारका क्‍या हाल है-- हाँ, 
इतना मालूम है कि हालत अच्छी नही है। यदि वह नेकनीयत है तो तमाम लेनदारो- 
का रुपया पूरा चुकता किये विना दम न लछेगा--फिर उसका स्टोर चाहे लिमिटेड 
हो या न हो। प्रामाणिक व्यवसायके वारेमे मेरी यही मान्यता है। पर हो सकता 
है कि उसके विचार जुदे हो और वह दिवाला निकालनेसे सम्बन्धित कानूनका सहारा 
ले। मेरी तरफसे सर्वसाधारणकों इतना ही यकीन दिछा देना काफी है कि किसी भी 
छल-छद॒मकी वातका समर्थन मेरी ओरसे कभी नहीं होगा। मेरे नजदीक सत्याग्रह-धम्मे, 
प्रेमघर्म एक जाव्वत सिद्धान्त है। में तमाम अच्छी वातोके साथ सहयोग करता हूँ। 
में तमाम बुरी वातोके साथ असहयोग करनेका इच्छुक रहता हूँ, फिर उनका सम्बन्ध 
मेरी पत्नीके साथ हो, लडकेके साथ हो, या खुद मेरे ही साथ। मे दोनोमेसे 
किसीकी भी ढाल बनना नही चाहता। में चाहता हूँ कि दुनिया हमारे तमाम दोपों 
और वुराइयोको जान ले। जहांतक हो सकता है शिप्टताके साय में दुनियाकों कौटु- 
म्बिक रहस्य मानी जानेवाली अपनी तमाम वाते बता देता हूँ। में उन्हें छितनेको 
जरा भी कोशिश नही करता, क्योकि में जानता हूँ कि उनको छित्रानेसे हमारी हानि 
ही होगी। ; 

हरिलालके जीवनमे बहुतेरी ऐसी वाते हे, जिन्हे में नापसन्दर करता हूँ। वह यह 
वात जानता भी है। पर उसके इन दोथोके रहते हुए भी में उप्ते प्यार करता हूँ। 
आखिर पिताका हृदय ही ठहरा। ज्यों ही वह उसमे प्रवेश पाना चाहेगा, उसे स्थान 
मिल जायेगा। फिलहाल तो उसने अपने लिए उसका द्वार वन्द कर रखा है। अभी 
उसे और दर-दरकी खाक छाननी है। मानवी पिताके सरक्षणकी तो निश्चित सीमाएँ 
होती है, पर दैवी पिताका द्वार उसके लिए सदा खुला हुआ है। वह उसे खोजगा 
तो वहाँ जरूर स्थान पायेगा। 

ये वकील साहव तथा उनके मुवव्किल इस बातकों जान ले कि यदि एक कर 
पुत्रकी गलतियोसे, जिनके लिए मैने कभी उसको उत्साहित नही किया, मेरी कीतिमे 
कलक लग सकता हो तो फिर वह कीति किस कामकी? यदि काग्रेसके सभावति 
और उसकी भिन्न-भिन्न कमेटियोके सदस्य अपने न्यास अयवबा उत्तरदायित्वके प्रति 
सच्चे वने रहे और एक पैसेका भी दुरुपयोग न करे तो इस दरिद्व देशका आधिक 
कल्याण ऐसी निजी कम्पनियोके डूब जानेपर भी भछीमाँति सुरक्षित रहेगा। मुझ उन 


तार मोतीलाल नेहरूको १७३ 


मुवक्किल महोदयपर तरस आता है जो मेरे सम्मानकी खातिर एक एसी कम्पनीके 
हिस्सदार बन गये, जिसके नियमोको पढनेकी उन्होंने क्रभी परवाह ही नहीं की। 
इन मुवविकिकके इस उदाहरणकों देखकर वे लोग होशियार हो जाये जो बड़ें-बडे 
नामोको देखकर किसी कारोबारमें शामिल हो जाते है। कोई व्यक्ति अच्छा हो सकता 
है--पर यह जरूरी नहीं हैं कि उसकी सनन्‍्तान भी अच्छी ही हो। उसका कुछ 
बातोमे अच्छा होता सम्भव है, पर सभी वातोमें उसका अच्छा होना जरूरी नही 
है। वही मनृष्य जो एक बातके बारेमे प्रमाण माना जा सकता है, हर बातके बारेमे 
नही माना जा सकता। हरएकको अपना सौदा ठोक-बजाकर करना चाहिए। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १८-६-१९२५ 


१६०. तार: मोतीहूाल नेहरूको 


कलकत्ता 

[१८ जून, १९२५ |! 
पण्डित मोतीछालजी नेहरू 
हस्दे लॉज 
डलहौजी 
में यहाँ आपके प्रतिनिधिके रूपमे हूँ। जानते-वूक्षे कोई ऐसा काम नही 
करूँगा जो आपको नापसन्द हो। बासन्ती देवीके पाससे हिलता नही हूँ। 
कृपया विश्राम कौजियें, कोई जोखिम मत उठाइये। आपको पूरी ताकत 
आ जानेपर ही पहाडोसे लौठना चाहिए। श्रद्धाजलि-सभातक तो कलकत्ता- 
मे रुकूंगा' ही। तार द्वारा सूचित कीजिए कि स्वास्थ्यमें कितना सुधार 
हो पाया है। क्‍या जवाहरलछारू वही है? 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६४४) की फोटो-नकलसे। 


१, चित्तरजन दासके अरिव-अवशेष इसी दिन कलकत्ता पहुँचे थे। 


२७-१८ 


१६१. तार: के० केल्प्पन नायरको" 


[रसा रोड 
कलकत्ता 
१८ जून, १९२५ या उसके पर्चातृ] 


हम किसी आधे समझौतेके लिए तैयार न हो; पर सत्याग्रहियोको ऐसे 
स्थानोपर तैनात किया जाना चाहिए जितपर कमिइनरको आपत्ति ने हो। 
आपके तारका आशय स्पष्ट नहीं। जो भी हो, सडके बिलकुल खुली 
रहनी चाहिए। हु 
गांधी 

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६९१) की फोटो-नकलसे। 


१६२. देशबन्धु जिन्दाबाद ! * 


[१९ जून, १९२५] 
कलकत्ताने कक दिखला दिया है कि देशवन्धु दासका वगाल ही नही, सारे 
भारतवर्षके हृदयपर कितना अधिकार था। बम्बईकी तरह कलकत्ता भी सार्वभौमिक 
नगर है। इसमे हर प्रान्तके लोग बसते है और इन तमाम प्रान्तोके लोग, वगालियो- 
की त्तरह ही, उस जुलूसमे हादिक योग दे रहे थे। देशके कोने-कोनेसे तारोकी जो 
झड़ी लग रही है उससे भी यही बात और जोरके साथ प्रकट होती है कि 
सारे देश-भरमे वे कितने लोकप्रिय थे। 
अपनी क्ृतज्ञताके लिए प्रसिद्ध इस जन-समाजसे इससे भिन्‍न व्यवहारकी अपेक्षा भी 
नहीं की जा सकती थी। फिर देशवन्धु इसके पात्र भी थे। उनका त्याग महान्‌ था। 
उनकी उदारताकी सीमा न थी। उनकी मुट्ठी सदा और सबके लिए खुली रहती 
थी। दान देनेमे वे कभी आग्राप्पयीछा न करते थे। उस दिन जब मैने वडे मीठे 
भावसे कहा कि अच्छा होतो आप दान देनेमे अधिक विचारसे काम छेते तो उन्होने 


१. गाधीनीके १७ जूनके तारके बाद उन्हें भी केल्प्पनका इस प्रकारका तार मिछा था: “आधी 
सदकोंके इस्तेमाठ्की इनाजतके लिए सरकार एक तरहसे राजी। कोई ऐलान नहीं। बाकी सढ़कोंकों बन्द 
करनेका मतलव है सदाके लिए भनुपगम्यताकों बरकरार रखना। हछ स्वीकार्ष नहीं। सत्माग्रद त्यागनेका 
मय है अनुपगम्यताकी प्रथाके सामने घुटने टेफ़ना, उत्तर तार द्वारा दें।” केलपन नापरने इसी दिन 
ब्यौरेवार पत्र भी लिखा था; देखिए “ पत्र. के० केलप्पन नापरको ”, २८-७-१९२० । 

२, यह छेख २० जून, १९२५० के अम्गुतबाजार पत्निकामें भी अकाशित हुआ था। 


देशवन्धु जिन्दावाद ! ५७५ 


तुरत उत्तर दिया, “पर में नही समझता कि अपने अविचारके कारण मेरी कुछ 
हानि हुई है।” उनका रसोईधर अमीर और गरीब सवके लिए खुला रहता था। 
उनका हृदय हरएककी मुसीवतके समय सहानुभूतिसि भर जाता था। बगाल-भरमें 
एसा कौत नवयुवक है जो किसो-न-किसी रूपमें देशवन्धुके उपकारसे बँधा नही है? 
उनकी बेजोड कानूनी प्रतिभाका छाम भी गरीबोको सदा सुलभ रहता था। मुझे 
मालूम हुआ है कि उन्होने यदि सबकी नही तो बहुतेरे राजनीतिक कैदियोकी पैरवी 
बिना एक पैसा लिए की है। पजाब-काण्डकी' जाँचके समय जब वे पजाब गये 
थे तो अपना सारा खर्च अपनी जेबसे ही किया था। उन दिनो अपने साथ वे एक 
राजाकी तरह लूवाजिमा ले गये थे। उन्होने मुझसे कहा था कि पजाबकी उस 
यात्रामे उनके ५०,०००) खर्च हुए थे। जो उनके दरवाजे आता उसीके लिए उनका 
उदार हाथ आगे बढ जाता था। उनके इसी गुणने उन्हे हजारों नवयुवकोका हृदय- 
सम्राट बना दिया था। 

वे जैसे उदार थे वैसे ही निर्भीक भी थे। अमृतसरमे उनके धुआँधार भाषणोने 
मुझे चकित कर दिया था। वे अपने देशकी मुक्ति तुरन्त चाहते थे। वे एक भी 
विद्येषणको हटाने या बदलनेके लिए तैयार न थे, इसलिए नही कि वे जिद्दी थे, वल्कि 
इसीलिए कि उन्हे अपना देश बहुत प्यारा था। उन्होने विशाल शाक्तियोकों अपने 
नियन्त्रणमे रखा। अपने अदम्य उत्साह और अध्यवसायके द्वारा उन्होंते अपने दलूको 
शक्ति-सम्पन्न बनाया। परन्तु यह भीषण शक्तिप्रवाह उनकी जान ले बठा। उनका 
यह बलिदान स्वैच्छिक था। वह उच्च था--उदात्त था। 

उनकी सबसे बड़ी जीत फरीदपुरके काग्रेस अधिवेशनके अवसरपर हुईं। उनके 
वहाँके उदृगार उनकी अनुपम विवेकशक्ति और राजनीतिज्ञताके नमूने थे। उनका वह 
भाषण विचारपूर्ण और स्पष्ट था और (जैसा कि मुझसे उन्होने कहा) उसमे उन्होने 
अपने लिए अहिसाको एकमात्र नीति और इसलिए भारतवषेके राजनीतिक धर्मके रूपमे 
स्वीकार किया था। 

पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा महाराष्ट्रके अनुशासनबद्ध, दिग्गज नेताओके साथ 
मिलकर उन्होने शूल्यवत्‌ स्व॒राज्यदककों एक महान्‌ और वर्धमान दकू बना लिया और 
ऐसा करके उन्होने अपनी सकल्पशक्ति, मौलिकता, साधनबाहुल्य और किसी वस्तुको 
अच्छा मान लेनेके बाद फिर परिणामकी चिन्ता न करने आदि गुयोका परिचय दिया। 
फलस्वरूप आज हम स्वराज्यदककों एक ठोस और सुचारु रूपसे अनुशासनवद्ध सगठनके 
रूपमे देखते है। कौसिल-प्रवेशके सम्वन्धमे मेरा उनसे मतभेद था और है। पर मैंने 
सरकारका काम कठित बनाने और पग-पगपर उसके कामका अनौचित्य दिखानेके एक 
साधनके रूपमे कौसिरू-प्रवेशकी उपयोगितासे कभी इनकार नहीं किया। कौसिलोमे 
इस दलने जो काम किया उसके महत्त्वसे कोई इनकार नहीं कर सकता और उसका 
श्रेय मुख्यत. देशवन्धुको ही है। मैने हर चीजपर खूब सोच-विचार करके ही उनके 
साथ समझौता किया था। तबसे मैने उस दछकी ययाशक्ति सहायता की है। अब 


१. १९१९ में | 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाहमये 


उसके नेताके स्वर्गवासके वाद, मेरा यह दोहरा कत्त॑व्य हो गया है कि मै उस दलका 
साथ दूं। यदि मैं उसकी सहायता न कर पाया तो भी उसकी प्रगतिमे तो में किसी 
तरह बाघक नही बनूँगा। 

में फिर उनके फरीदपुरवाले भाषणपर आता हूँ। स्थानापन्न वाइसरायने श्रीमती 
वासन्ती देवी दासके नाम शोकसन्देश भेजा है। राष्ट्र वाइसराय महोदयकी शिष्टताकी 
कदर करेगा। आग्ल-भारतीय पत्नोने स्वर्गीय देशवन्धुकी स्मृतिमे जो उनका यशोगान 
किया है उसका उल्लेख में कृतज्ञतापूर्वक करता हूँ। मालूम होता है कि फरीदपुरवाले 
भाषणकी खरी सत्यनिष्ठाकी भावनाने अग्रेजोके दिलपर अच्छा असर डाला है। मुझे 
इस बातकी चिन्ता है कि कही उनका स्वगेवास केवर इस शिष्टाचार प्रदरेनका 
अवसर बनकर ही न रह जाये। फरीदपुरवाले भाषणके मूलमे एक महान्‌ उद्देश्य 
था। आग्ल-भारतीय मित्रोनें चाहा था कि देशवन्धु अपनी स्थितिको स्पष्ट कर दें और 
अपनी तरफसे पहल करे। इसीके उत्तरमे उस महान्‌ देशभक्‍तने वह भाषण किया 
था और अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। पर कर कालने उस उदार सकेतके प्रेरकको 
हमसे छीन लिया। परन्तु उन अग्नेजोको, जो अब भी देशवन्बुकी नीयतपर शक रखते 
हो, में यकीव विछाना चाहता हूँ कि जबतक मैं दाजिलिगमे रहा, मेरे दिलपर जो 
बात सबसे ज्यादा जोरके साथ अकित हुई, वह थी देशवबन्धुके उन वचनोमें निहित 
निर्मल भाववा। क्या इस गौरवमय अन्तका सदुपयोग हमारे धावोकों भरने और 
अविश्वासको मिटानेमें नहीं किया जा सकता? में एक सीधी-सी बात सुझाता हूँ। 
सरकार देशबन्धु चित्तरजन दासकी स्मृतिमे, जो जब अपने पक्षकी पैरवी करनेके लिए 
हमारे साथ दुनियामे नहीं है, उन तमाम राजनीतिक कैदियोको छोड़ दे जिनके सम्व- 
न्थमे उनका कहना था कि वे निर्दोप है) में निरपराधताकी विनापर उन्हे छोडनेके 
लिए नही कहता। हो सकता है कि सरकारके पास उनके अपराधके लिए पक्के सबूत 
हो। में तो सिर्फ उस मृत आत्माके गुणोकी स्मृतिमे, बिना पहलेसे कोई ढुरा्रह रखे 
उन्हे छोड देनेके लिए कहता हूँ। यदि सरकार भारतीय लोकमतके अनुरजनके लिए 
कुछ भी करना चाहती है तो इससे बढकर अनुकूछ अवसर न मिलेगा और राजनीतिक 
कैदियोकी रिहाईसे बढ़कर अनुकूल वायुमण्डल बनानेका अच्छा श्रीगरणेश दूसरा ने 
होगा। मैं प्रायः सारे बगालका दौरा कर चुका हूँ। मेने देखा है कि इस बातसे लोगोके 
मनमें बड़ा रोष हैं--इनमे सभी छोग आवश्यक रूपसे स्वराज्यवादी नही है। पर- 
मात्मा करे कि वह अग्नि, जिसने कछ देशवस्थुके नहवर शरीरको भस्म कर डाला, 
हमारे नह्वर अविश्वास, सन्देह और डरको भी भस्मसातू कर दे। फिर यदि सरकार 
चाहे तो वह भारतवासियोकी माँग--वह जो-कुछ भी हो--की पूर्तिके सर्वोत्तम 
उपायोपर विचार करनेंके लिए एक सम्मेलन बुला सकती है। 

पर यदि सरकार अपने जिम्मेका काम कर लेगी तो हमें भी अपने हिस्सेका काम 
पूरा करना होगा। हममे यह दिखा देनेकी शक्ति होनी ही चाहिए कि हमारी नौका 
एक आदमीके भरोसे नही चल रही है। श्री विन्स्टन चचिलके बब्दोमे, जो कि उन्होने 
युद्धेफे समय कहे थे, हमे कह सकता चाहिए, 'सव काम ज्योका-त्यो चछता रहेगा।' 


श्रद्धांजलि सभाके सम्बन्धमें निर्देश २७७ 


स्वराज्यदलकी पुनरंचना तुरन्त होनी चाहिए। पजावके हिन्दू और मुृसकमान भी इस 
दैवी-प्रकोषको देखकर अपने लडाई-झगडे भूल गये हैँ, ऐसा प्रतीत होता है। क्या दोनों 
पक्षके लोग इतनी दुढ़ता और समझदारीका परिचय देंगे कि अपने लडाई-झगडोका 
अन्त कर दे? देशवन्धु हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रेमी थे। उसपर उनका विव्वास भी 
था। उन्होने अत्यन्त विकट परिस्थितिमे भी हिन्दुओं और मुसलमानोकों एक बनाये 
रखा। क्या उनकी चितारिन हमारे अनैक्यकों भी न जला डालेगी? तमाम दलोका 
एक सस्थाके अन्तगंत आ मिलना श्ञायद इसकी ठीक शुरुआत होगा। देशवन्धु इसके 
लिए बडे उत्सुक थे। सम्भव है, उन्होने अपने प्रतिपक्षियोके सम्वन्धम कटु वाक्य प्रयुक्त 
किये हो। परन्तु दाजिलिगमे में वहाँ जितने दिन ठहरा, देशवन्वुके मुँहसे उनके किसी 
भी राजनीतिक प्रतिपलीके प्रति एक भी कठोर शब्द निकलते न सुना। उन्होने मुझसे 
कहा कि आप सब दलोको एक करनेमें भरसक सहायता दीजिए। सो अब हम शिक्षित 
भारतवासियोका कर्तव्य है कि देशवन्धुके इस दूरदशितापूर्ण विचारको कार्येरूपमें परि- 
णत करे और उनके जीवनकी इस एक महत्त्वाकांक्षाकों पूर्ण करे --- यदि हम फिल- 
हाल स्वराज्यकी सीढीपर ठेठ ऊपरतक न पहुँच सके तो उसकी कुछ सीढियाँ तो 
तुरत्त ही चढ जाये। तभी हम अपने हृदयस्तलूसे पुकार सकते हैँ -- देशवन्बु स्वगें- 
वासी हुए, देशवन्धु जिन्दाबाद ! 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१६३. श्रद्धांजलि-सभाके सम्बन्धर्सं निदेश 


कलकत्ता 
१९ जून, १९२५ 
भारतने देशके कोने-कोनेमे शोक-सभाएँ करके अपनेकों गौरवान्वित किया है। 
छेकिन जनताको देश्ववन्थुके प्रति अपना स्नेह पर्याप्त रूपमे व्यक्त करनेका समय नहीं 
मिल पाया। इसीलिए मेरा सुझाव है कि देश-भरमे जहाँ-जहाँ काग्रेसका प्रभाव हो, 
हर कस्बे और हर गाँवमे एक श्रद्धाजरि सभाका आयोजन किया जाये और उसमें 
उपयुक्त प्रस्ताव पास किये जाये। मुझे आशा है कि सभी दलोके लोग, यूट्रीपीय छोग 
भी, श्रद्धाजलि सभामे भाग लेनेके लिए आमन्त्रित किये जायेंगे। 
में अन्यत्र कही लिख भी चुका हूँ कि देगवन्धुकी अन्तिम अभिलछापा यही थी 
कि सभी दरकू एक सर्वमान्य उद्देश्यको पूरा करनेके लिए एक हो जाये। ईदवर करे 
यह अखिल भारतीय श्रद्धाजलि सभा सभी दलो और जातियोके ब्रीच वास्तविक एकता- 
का मार्ग प्रशस्त कर दे। 
मेने कछकत्तामे मौजूद नेताओं और देशवन्धु परिवारके सदस्योसे इस सभाकी 
तिथिके वारेमे मणविरा कर लिया है। उन्होने इसके लिए पहली जुछाईका दिन निदिचत 


२७८ सम्पूर्ण ग्रांधी वाइमय 


करनेका सुझाव दिया है, क्योंकि उनकी मृत्युके वादका सोलहवाँ दिन होनेके कारण 
यही श्राद्धका दिन पडता है। यदि समूचे देशकी सभाओके लिए एक ही समय निर्षा- 
रित कर दिया जाये तो इन सभाओका महत्त्व और भी वढ जायेगा। इसलिए मेरा 
सुझाव है कि आगामी पहली जुलाईके दिन पाँच वजे (स्टैंड टाइम) शामका समय 
इसके लिए ठीक किया जाये। 

[अंग्रेजीसे ] 

स्चेलाइट, २४-६-१९२५ 


१६४. स्मरणाॉजलिके लिए निवेदन" 


१९ जून, १९२५ 


जनताको यह बतला देना मेरा कत्तंव्य है कि श्रीमती वासन्ती देवीको स्वनाम- 
घन्य* अपने पतिके देहावसानके दिनसे ही दु सह मानसिक तनावमे से गुजरना पड रहा 
है। मैने खुद दो दिन देखा है कि उनके पास सवेदना प्रकट करनेवालोका ताता 
लगा रहा है। अपनी स्वाभाविक विनम्रताके कारण वे किसीसे भी मिलनेंसे इनकार 
नहीं कर पाती। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज उनके शरीरने लगभग जवाब 
ही दे दिया है। शायद छोग नही जानते कि उनका शरीर वहुत ही कमजोर है और 
उनको दिलकी बीमारी भी है। उनके भर राष्ट्रके ऊपर पडे इस विपदु-कालमे यह 
तो उनका अपार साहस ही है, जो उनका साथ दे रहा है। सामान्य परिस्थितिमे 
भी और वह भी किसी स्वस्थ व्यक्तिके लिए सुबहसे छेकर काफी रात गयेतक 
' मुलाकातियोसे एककेबादनएक लगातार मिलते रहना सचमुच असहनीय मानसिक 
वलान्ति-हो “जाती। मेरे काफी समझाने-बुझानेपर उन्होने मुझे मुछाकातियोके लिए एक 
समय निर्घारित करनेकी अनुमति दी है। मेने मित्रो तथा वासन्ती देवीके चिकित्सक- 
सलाहकारोंसे मशविरा करके उनकी सहमतिसे मुछलाकातियोके लिए शामको ५ से 
७ तकका समय निदिचत किया है। इस शोकसन्‍्तप्त महिलासे मिलने आनेके इच्छुक 
सभी लोगोसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे निर्धारित समयमें ही आये। यदि इस 
अनुरोधको मान लिया गया तो सम्भव है कि बिलकुल ही खाट पकडनेकी नौवत 
नआय। कक 
क्या स्थानीय भाषाओके समाचारपत्र इसका अनुवाद छापनेकी कृपा करेगे ? 


मभो० क० गांधी 
अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०५९२) की फोटो-नकलसे। 


१. थद सन्देश चित्तरणन दासके निपनके बाद कल्कतासे समाचारपत्रोके लिए भेजा गया था। हसका 
मसविंदा गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है। 


१६५. चित्तरंजन दास 


२० जून, १९२५ 
एक दिग्गज पुरुष उठ गया! बंगाल आज एक विधवाकी तरह हो गया है। 
कुछ सप्ताह पहले देशवन्चुकी आलोचना करनेवाले एक सज्जनने मुझसे कहा था, “ यद्यपि 
यह सच है कि में उनके दोब बताता हूँ, फिर भी में आपके सामने स्पष्ट रूपसे कह 
रहा हूँ कि उनकी जगहपर बैठने छायक दूसरा कोई शख्स है ही नहीं।” जब खुलनाकी 
सभामे, जहाँ यह अत्यन्त क्षोभकारी समाचार मैने पहले-पहल सुनाया, इस प्रसंगका 
मैने जिक्र किया, तव आचार्य रायने छूटते ही कहा: “यह बिलकुल यथार्थ है। यदि 
में यह वता सकूँ कि रवीद्धनाथके वाद कविका स्थान कौन लेगा, तभी में यह भी कह 
सकूँगा कि देशवन्धुके बाद नेताका स्थान कौन ले सकता है। बगारमें कोई आदमी 
ऐसा नही है जो देशवन्बुकी ऊँचाईके नजदीक भी पहुँच पाता हो।” वे सैकडो 
सघरषोके विजेता वीर थे। उनकी उदारता दोपकी हृदतक बढी हुई थी। वकाछतमें 
उन्होने छाखो रुपये पैदा किये, पर उन्होंने कभी उस घनका सचय करके धनी बनना 
ने चाहा; यहाँतक कि अपना भव्य भवन भी दानमे दे डालछा। " 
१९१९ में, पजाव काग्रेस जाँच-समितिके सिलसिलेमें उनसे मेरी पहले-पहल भेंट 
हुई थी। जब उनसे मिलनेका अवसर आया तव मेरे मनमे भय और शंकाके भाव 
थे। में दूर-दुरसे ही उनकी घुआँधार वकाछूत और उससे भी अधिक उनकी ओजस्विनी 
वक्‍्तृत्वशक्तिके बारेमे सुनता रहा था। वे अपनी मोटरमे वैठकर सपत्नीक -- 
सपरिवार --- आये थे। वे राजाओकी-सी शान-शौकतसे रहते थे। मेरा पहला अनुभव 
तो कुछ अच्छा न रहा। हम लोग हटर-समितिकी तहकीकातमे गवाहियाँ दिलातेके प्रइनपर 
विचार करनेके लिए बैठे थे। मेने देखा कि वे तमाम कानूनी वारीकियोसे परिचित 
थे और उनमें गवाहकों जिरहमे परास्त कर देनेके साथ ही फौजी-कानूनसे सचालित 
शासन-व्यवस्थाकी अनेक शरारतों या कुचेष्टाओकी कलई खोल देनेकी वकीछोचित तीत्र 
छालसा भी थी। मेरा प्रयोजन भिन्न था। मैने उन्हे अपना मन्तव्य वताया। दूसरी 
मुलाकातके बाद मेरे दिलको तसल्ली हुई और मेरा तमाम डर दूर हो गया। मैने 
जो-कुछ उन्होने कहा उसे गौरके साथ सुना। भारतवर्षके बहुतेरे, देशसेवकोके घनिष्ठ 
सम्पकंमे आनेका मेरा यह पहला अवसर था। तवतक काग्रेसके किसी काममे मेने 
व्यवहारत. कोई हिस्सा नहीं लिया था। वे मुझे दक्षिण आफ्रिकाके एक योड्धाके रूपमें 
ही जानते थे। पर इस समितिके मेरे तमाम साथियोने सेरा संशय और संकोच दूर 
करके मुझे अपना दोस्त-जेसा वना लछिया। और देशके इस विर्यात सेवकका नम्बर 
इसमे सबसे आगे था। में उस समितिका अध्यक्ष माना जाता था। “जिन बातोमे 
हमारा मतभेद होगा, उनमें में अपना मत आपके सामने उपस्थित कर दूँगा, फिर 
जो फैसला आप करेगे उसे मान छूँगा, इसका यकीन में आपको दिलाता हूँ।” उनके 


२८० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इस स्वयस्फूर्त आश्वासनके पहले ही हममें इतनी घनिप्ठता स्थापित हो गईं थी कि 
मुझे अपने मनका सजय उनपर प्रकट कर देनेका साहस हो गया। उनकी ओरसे 
उपर्युक्त आव्वासन मिल जानेके पण्चात्‌ मुझे इस वफादार सहयोगीपर अभिमान तो 
हुआ, किन्तु साथ ही मुझे कुछ जर्म-सी आई, क्योकि में जानता था कि में तो भारत- 
की राजनीतिमें एक नौसिखिया हूँ और कदाचित्‌ ही ऐसे पूर्ण विश्वासका अधिकारी 
हूँ। परन्तु अनुशासन छोटे-बडेका भेद नहीं जानता। वह राजा जो अनुशासनके मूल्यको 
जानता है, अपने खिदमतगारकी भी बात, उस मामलेमे जिसका पूरा भार वह उसीपर 
छोड़ देता है, मान लेता है। इस जगह मेरा स्थान एक खिदमतगार-जैसा था। और 
मैं इस वातका उल्लेख कृतनता और अभिमानके साथ करता हूँ कि मुझे जितने 
वफादार सहयोगी वहाँ मिल्ले थे, उनमें कोई इतना वफादार न था जितने चित्तरजन 
दास थे। 

अमृतसरमें काग्रेस अधिवेशनके अवसरपर अनुशासन चलानेका अधिकार मुझे 
नही मिल सकता था। वहाँ हम सभी योद्धा थे, हममें से हरएककों अपनी-अपनी 
योग्यताके अनुसार राष्ट्रहित-हूपी अपनी थातीकी रक्षा करनी थी। वहाँ थुद्ध तक॑ अथवा 
पक्षेके हितके अलावा अन्य किसीके सुझावके सामने सिर झुकानेका सवाल ही न 
था। काग्रेसके मचपर पहली लछडाई लडना मेरे लिए बहुत आनन्दका विपय था। 
परम विनयी, परन्तु वैसे ही दुढ, महान्‌ मालवीयजी दोनों पक्षोमें सन्तुझन रखनेकी 
कोशिश कर रहे थे। राजी करनेके खयालसे वे कभी एकके पास जाते थे, कभी 
दूसरेके पास। काग्रेसके अध्यक्ष पण्डित मोत्रीछाकूजीनें सोचा कि खेल खत्म हो चुका 
है। लोकमान्य और देगवन्बुके साथ इस वार मेरा समय जैसा वीता, वह मेरी 
स्मृतिमे एक विरक अनुमवके रूपमें कायम रहने वाला है। उन दोनोने सुधार सम्बन्धी 
प्रस्तावका एक ही सूत्र बता रखा था। हम एक दूसरेके गछे अपनी-अपनी बात' उतार 
देना चाहते थे। पर कोई किसीका कायछ न होता था। बहुतोने तो सोचा था 
कि अब कोई चारा नहीं है और वात विगड ही चुको है। अलीभाई, जिन्हें मे 
' जानता जरूर था, और जिनके प्रति मेरा प्रेमभाव था, परन्तु जिनके साथ आजको 
तरह घनिप्ठ परिचय नही था, मुझे देगवन्धुके प्रस्तावके पक्षमें छानेकी कोशिंग 
करने लगे। मुहम्मद अलीने अपनी आग्रहपूर्ण विनम्रताके साथ कहा, “जाँच-समिति- 
मे आपने जो महान्‌ कार्य किया है, “कृपया उसे नष्ट न कीजिए।” पर उनको 
बात मुझे न जेंची। तव जयरामदास, उस ठटे दिमागवाले सिन्‍्वीनें, पतवार थामी, 
उन्होने समझौतेसे सम्बन्धित अपने सुझाव, मय अपने तकके, एक कागगजपर लिखकर 
मेरे पास भेजें। में उन्हे बहुत कम जानता था। पर उनके नेत्रो और चेहरेमे कोई 
'ऐसी वात थी, जिसने मुझे छुभा लिया। मैने उस पुर्जीको पढ़ा, सुझाव अच्छा था। 
मैने उसे देशवन्थुको दिया। उन्होने जवाब दिया--“ ठीक है, वशातें हमारे पक्षके छोग 
इसे मान छे।” यहाँ अपने दलके प्रति उनकी निष्ठापर गौर कीजिए। अपने पक्षके 
लोगोका समाधान किये विना वे रह नही सकते थे। यही एक रहस्य है, लोगोके 
हृदयोपर उनके आश्चर्यजनक अधिकारका । वह योजना सब लोगोंको पसन्द आई। छोक- 


चित्तर॑जन दास २८१ 


मान्य अपनी गरुडके सदृश तेज नजरसे वहाँ जो-कुछ हो रहा था, सव देख रहे थे। 
व्याख्यान-मचसे पण्डित मालवीयजीकी गगाके सदृश वाग्वारा वह रही थी-- उनकी 
एक आँख सभामचपर लगी थी, जहाँ हम साधारण छोग बैठे हुए राष्ट्रके भाग्यका 
निर्णय कर रहे थे। लोकमान्यने कहा --“ मेरे देखनेकी जरूरत नहीं। यदि दासने 
उसे पसन्द कर लिया है तो मेरे लिए बह काफी होगा।” मालवीयजीने उसे वहाँसे 
सुना, कागज मेरे हाथसे छीन लिया और तीज करतलध्वनिके वीच घोषित कर दिया 
कि समझौता हो गया है। मेने इस घटनाका सविस्तार वर्णन इसलिए किया है कि 
इसमे देशवन्धुकी महत्ता, उनके निविवाद नेतृत्व, उनकी कार्यविषयक दृढता, निर्णय 
सम्बन्धी समझदारी, दलके प्रति वफादारी इत्यादिके कारणोका निचोड आ जाता है। 

अब और आगे बढिए। अब हम जुहू, अहमदाबाद, दिल्‍ली और दाजिलिंगकी 
बात उठाते है। जुहमें वे और पण्डित मोतीछालजी मुझे अपने पक्षमे मिलानेके लिए 
आये। वे दोनो जुडवाँ भाई-जैसे हो गये थे। हमारे दृष्टिकोण जुदा-जुदा तो थे ही। 
पर उन्हे यह गवारा न था कि मेरे साथ मतभेंद रहे। यदि उनके बसकी बात होती 
तो जहाँ में २५ मील चाहता वे ५० मील चले जाते। परन्तु जहाँ देशहितका प्रश्न 
था, वे एक अत्यन्त प्रिय मित्रके सामने भी एक इचतक झुकना नहीं चाहते थे, हमने 
एक किस्मका समझौता कर लिया। हमारा मन तो न भरा, पर हम निराश भी न 
हुए। वात यह थी कि हम एक-दूसरेपर विजय प्राप्त करनेपर तुले हुए थे। वादकों 
हम अहमदाबादमे मिले। देशबन्घु अपने पूरे रगमे थे और परिस्थितियोका अवलोकन 
एक चतुर खिलाडीकी तरह कर रहे थे। उन्होने मुझे शानदार शिकस्त दी।' उनके 
जैसे मित्रके हायो एसी कितनी शिकस्तें में न खाऊँगा ? -- पर अफसोस ! वहू शरीर 
अब दुनियामे नहीं है। कोई यह खयाल न करे कि साहावाले प्रस्तावके' कारण 
हम एक-दूसरेके शत्रु बत गये थे। हम एक-दूसरेकों गलतीपर जरूर समझते थे, पर 
वह मतभेद स्नेहियोके बीचका मतभेद था। वफादार पति और पत्नी अपने पवित्र 
मतभेदोके दृष्योकी याद करे--किस तरह वे अपने मतभेदोके कारण कष्ट सहते है, 
ताकि उनके पुनर्भिलनका सुख हिगुणित हो जाये। हमारी हालत यही थी। सोचता था, 
हमें फिर दिल्‍लीमे उस शिष्ट किन्तु दुर्दात्त पण्डितससे और विनम्र स्वभाववाले दाससे, 
जिसका बाहरी रूप सरसरी तौरपर देखनेवालेको रूक्ष मालूम हो सकता है, मिलना 
होगा। समझौतेका खाका वहाँ तैयार हुआ और पसन्द भी किया गया। वह एक अटूट 
प्रेमवन्‍बन था, जिसपर कि अब एक पक्षने अपनी मृत्युके रूपमे अन्तिम मुहर छगा 
दी है। 

अब में फिलहाल दाजिलिगका जिक्र छोड़ता हूँ। वे आध्यात्मिक होनेका दावा 


छ- 


भी करते थे और कहते थे कि धर्मके विषयमें मुझसे उनका कोई मतभेद नहीं है। 


पर यद्यपि उन्होने कहा नही, तथापि उनका भाव यह रहा होगा कि में इतना रसहीन 
हूँ कि मुझे हमारे विश्वासोकी एकरूपता नहीं दिखाई देती। में मानता हूँ कि उनका 


१, देखिए खण्ड २४, पृष्ठ ३४२-४९ । 
२, देखिए खण्ड २४, एृ४ २१७२-७६ । 


र८२ | सम्पूर्ण गांधी बाडूमय 


खयाल ठीक था। उत बहुमूल्य पाँच दिनोमें मैने उनके प्रत्येक कार्यमें गहरी घर्म- 
भावना देखी। वे न केवल महान्‌ थे, वल्कि नेक भी थे, उनको नेकी उत्तरोत्तर बढती 
जा रही थी। पर इन पाँच दिनोके अनमोल अनुभवोको मुझे किसी अगले दिनके छिए 
रख छोडना चाहिए। कूर दैवने जब लोकमान्यको हमसे छीना था, तव में अकेला 
और असहाय रह गया था। मेरी वह चोट अभीतक नहीं भर पाई है-- क्योंकि मै 
आज भी उनके प्रिय शिष्योकी कृपाका आकाक्षी हूँ। पर देशवन्धुके वियोगने तो मुझे 
और भी शोचनीय अवस्थामे छोड दिया है। जब लोकमान्य हमसे जुदा हुए थे तब 
देश आशा [और उमग |से भरा हुआ था, हिन्दू और मुसलमान हमेशाके लिए एक 
होते हुए दिखाई दे रहे थे, हम युद्धका श्र फूँकनेकी तैयारीमे थे। पर अब? 

, [अग्रनेजीसे 

यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१६६. संरक्षणकी आवश्यकता 


देखा तो यही गया है कि आजतक कोई भी बडा घन्धा संरक्षण या सहायताके 
बिना नहीं चल सका है। सहायता तीन प्रकारसे मिल सकती है। राज्यसे, समाजसे 
अथवा किसी व्यवितेसे। घनी छोग जब स्वयं रुपया कमानेकी इच्छाते किसी भी नये 
घत्घेमे अपनी पूँजी लगाते है तो वे प्रारम्भमे ही मुनाफा मिलपेकी आशा नहीं रक्षते। 
इसी तरह समाजके छाभके लिए आरम्भ किए जानेवाले घन्चेमे समाजको पहले आथिक 
हानि उठाती पडती है। जहाँ राज्यतस्त्र सुब्यवस्थित और छोकोपयोगी होता है वहाँ 
राज्य घन्धोकी सैभाल आर्थिक सहायता देकर, करता है। भ 

खादीका कार्ये किसी एक व्यक्तिके छाभका कार्य नही है, इसलिए उसको कोई 
एक व्यक्तित संरक्षण नही दे सकता। यदि उसे एक व्यक्ति सरक्षण दे भी तो वह 
एक निदिचत सीमासे आगे व्यर्थ सिद्ध होगा, क्योकि खादीअचार केवल घनसे ही 
नही किया जा सकता। यदि हमे ऐसे व्यापक हितके कार्ममे राज्यकी उत्साह 
और पर्याप्त सहायता मिल सके तो फिर कमी ही क्या रहे ? वह तो राज्यका 
हृदय-परिवर्तत माना जाएगा और हम उससे प्रेमपूर्वेक सहयोग करेगे । 

बाकी रही सामाजिक सहायता। इस सहायताके अभावमे जल्दी ही ख्ादीका 
व्यापक प्रचार नहीं हो सकता। हम अभी तीन प्रकारसे सहायता ले रहे है और 

उससे हमारा उद्देश्य खादीको सस्ता और अच्छा बनाना है। 

' सबसे पहुछे तो हम घतिक वर्गेते घनकी सहायताके वछ्पर खादीके दाम हु 
करते है। दूसरे हम कताई-सदस्यताकी मारफत सहायता छेते है। मताधिकारमे कताई- 
को सम्मिछित करनेंके उद्देश्योमे से एक मुख्य उद्देश्य यह है कि छोग सूत कातनेम अपना 
आधा घटेका श्रम मुफ्त देकर खादीके दाम सस्ता करने और खादीको अच्छा पक 
मे सहायता दे। तीसरी सहायता खादी-शास्त्रक ज्ञाताबोकी सद्या वढ़ानेके रुपमे है 


संरक्षणकी आवदध्यकता ” २८३ 


तीनों प्रकार॒की सहायताको प्राप्त करनेका काम साथ-साथ चलता है। मैने अपनी 
यात्रामे यह देखा है कि लोगोमे खादीप्रेम तो बहुत है अथवा यह कहना चाहिए कि 
छोग खादी पहननेके लिए तो तैयार है; किन्तु वे खादी तलाश करनेका कष्ट उठानेके 
लिए अथवा विदेशी कपडेंसे खादीका ज्यादा दाम देनेके लिए तैयार नहीं हैं। इस 
प्रकार अब हम इस स्थितितक पहुँच चुके हे कि यदि हम सस्ती खादी तैयार कर 
सकें अथवा उसे सस्ती बेच सके तो छोग उसका उपयोग करेगे। 

हमें घनी लोगोंकी सहायता पर्याप्त नहीं मिली है। मताधिकारमें सृत कातना 
शामिल तो कर लिया गया है; किन्तु अभी छोगोंने उसे इतना नही अपनाया है कि 
उस मताधिकारके अनुसार तैयार सूतका असर खादीके भावपर पड़ सके। इस प्रकार 
यदि समाज भारत-माताके लिए इतना भी करनतेके लिए तैयार नहीं होता तो हम 
खादीका प्रचार जितना करना चाहते हूँ उतना कैसे कर सकते हूँ ? इसके अतिरिक्त 
जबतक चरखा-शास्त्रमें प्रवीण कार्यकर्ता बहुत बडी सख्यामे नहीं मिलते तबतक सूत 
और खादीकी किस्म नहीं सुधारी जा सकती। ऊपर जो तीन काम बताए गए है वे 
ऐसे है कि उनको मध्यमवर्गके छोग अर्थात्‌ थोडेसे छोग ही पूरा कर डाकू सकते 
हैं। यदि ये काम हो जाएँ तो लोग तुरन्त खादी पहनने छंग जाएँ। इसलिए इस 
दोष या त्रुटिके लिए मध्यमवर्ग जिम्मेदार है। यदि मध्यमवर्ग --अशिक्षितवगं -- खादी- 
की उपयोगिता समझ ले तो फिर खादीकों व्यापक वनानेमें कोई अड़चन नहीं आ 
सकती; तव हम खादीके दाम जितने चाहे उतने कम कर सकेगे। 

यदि हमारे पास पर्याप्त सख्यामे चरखा-शास्त्रके जानकार हो तो हम जितना 
और जैसा सूत अब प्राप्त कर पाते है उतने ही समयमे उसकी अपेक्षा परिमाणमें 
कमसे-कम दुगुना या ड्योढा' और अधिक अच्छे किस्मका सूत प्राप्त कर छेगे। हम 
चरखा-शास्त्रियोके अभावमे जैसे-सैसे चरखे चछाते रहते हे और चाहे जैसा सूत स्वीकार 
कर लेते हें। चरखा-शास्त्री चरखोके दोष दूर कर सकेगे और फलस्वरूप अधिक सूत 
काता जा सकेगा तथा सूतके दोष भी दूर होगे। ऐसा करनेपर खादीकी बुनाई भी 
अपेक्षाकंत सस्ती पडेगी। हाथ-कता सूत कच्चा-पक्का हो तो उसे बुननेमें देर छगती 
है; इसलिए मिलके सूृतकी अपेक्षा उसकी बुनाई महँगी पडती है। दुर्भाग्यसे हमारे 
पास देश-भरमें गिने-चुने चरखा-शास्त्री हे। हमने जितनी कम तैयारीसे चरखेके प्रचार- 
का काम शुरू किया है उतनी कम तैयारीसे किसी दूसरी प्रवृत्तिमे काम चल ही 
नहीं सकता था। कम तैयारी होनेपर भी हमने चरजखा प्रचारमे जो प्रगति की है 
उससे यह मालूम पडता है कि चरखा और खहरकी महिमा कितनी है और वे देशके 
लिए कितने आवश्यक हूँ। मेरा दृढ मत है कि भारतमे जो अनेक प्रवृत्तियाँ चल 
रही है, उनमे खादीकी प्रवृत्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। देशमें खादीके सिवा कोई 
दूसरी ऐसी व्यापक लोकोपकारी प्रवृत्ति नही है, जिसमे पिछले चार वर्षो छोगोके 
हाथोमे इतना पैसा गया हो अयवा जिसमे इतने छोग दिन-रात व्यस्त रहे हो अथवा 
जिसमें आज इतने छोग ईमानदारीसे अपनी आजीविका कमा रहे हो या बिना कुछ 
लिए काम कर रहे हो। इस सबमे दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। इस प्रकारकी 


र८४ सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


शुभ और अल्प प्रयाससे फल देनेवाली प्रवृत्तिको यदि समुचित रूपसे उक्त तीनो प्रकार- 
का संरक्षण मिले तो मेरा निश्चित मत है कि भारत कुछ समयमे हो खादीभय 
हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि धनी इसमें धन दे, हिन्दू, मुतलमान, पारसी और 
ईसाई, स्त्री-पुरुष सब इसमे कमसे-कम आधे घटेका श्रम दे और खादीमप्रेमी इसके 
विद्येषज्ञ बनकर इसे अपने ज्ञानका छाभ दे। इसके फलस्वरूप हिन्दुस्तान खादीमय 
बनेगा, हिन्दुस्तानका साठ करोड रुपया बाहर जानेसे रुकेगा, वह गरीबोमे बेंटेगा 
और उससे हिन्दुस्तानके लोगोमे अपनी शक्तिके सम्बन्धमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २१-६-१९२५ 


१६७. पावककी ज्वाला 


प्रीतमके गौतकी पक्ति है कि “प्रेमपय पावककी ज्वाला है, छोग इसे देखकर 
पीछे भागते है ”।' अस्पृह्यका स्पर्श करता, तिरस्कृतका सत्कार करना प्रेमपय है। 
उसमे बहुतसे सकट आते हू। बाप त्याग दे, माँ घरते निकाल दे, समाज बहिष्कृत 
कर दे और पुजारी देखते ही मन्दिरके द्वार बन्द कर दे, किन्तु जो प्रेम फिर भी 
बना रहे वही सच्चा प्रेम है। 
काठियावाड-जैंसे छोटेंसे प्रदेशमे अस्पृब्यता-निवारण आन्दोछतसे वैष्णव जगतमे 
खलबली मच गई है। जिन्होंने अस्पृश्यताको भ्रष्ट प्रया , मानकर त्याग दिया है, 
उनके लिए वैष्णव मन्दिरोके द्वार बन्द किए जाने छगे है। ऐसे छोग मन्दिरोके विना 
कैसे काम चला सकेगे? उन्हे क्या करना चाहिए? उत्तर एक ही हो सकता है' 
उन लोगोको मन्दिरमे जाए बिना ही काम चछाना चाहिए। मूर्तिकी प्रतिष्ठा करने- 
वाले तो आखिर हम ही है। जिस मूर्तिके आसपास अधरमम फैलता है उप्तते तो हमें 
लाभके बजाय हानि ही होगी। अन्तिम मन्दिर तो हृदय ही है। मन्दिरकी भित्तियाँ 
तो छगडेकी लकडी-जैसी है। वे तो सहारा-मात्र है। जब यह छकडी सहारा न रहू- 
कर बोचज वन जाए तब उसे फेक देना चाहिए। इस वैष्णव मन्दिरके द्वार बन्द हो 
सकते है, किन्तु हृदयरूपी मन्दिरके द्वार तो चौवीसो घंटे खुले रहते है। उसमे वँठा 
हुआ अच्तर्यामी भगवान हमारी रक्षा निरन्तर करता ही रहता है। जो प्रमपथपर 
चलते हूँ उन्हे इस मदिरमे विराजमान भगवानके दर्शन करके क्ृतार्थ होगा चाहिए। 
किन्तु वैष्णव मन्दिर तो सार्वजनिक सस्था है। यदि हम उसमे प्रवेश-निषेषकी 
आज्ञाको न माने तो? अनुचित प्रतिवन्धको माननेकी क्‍या जरूरत हैं ?! इस प्रकार- 
के तक उठाना कि क्‍या इस प्रतिबत्धकों मानना पाप न होगा, अनुचित है। ऐसे अव॒सर- 
की कल्पना की जा सकती है जब किसी प्रतिबत्वकों माननमें पाप हो, किस्तु पुर 
मन्दिरमे प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबन्ध ऐसा नही छगता। जिसे यह प्रतिबन्ध एस लग 
वह तो चाहे कितना ही कंष्ट क्यो न उठाना पडे, वहाँ प्रवेश करेगा ही। ऐसे मामरॉर्म 


१, “प्रेम पन्‍्य पावकनी ज्वाब्य, भाव्यी पाछा भागे जो ने। 


पावकको ज्वॉर्ला २८५ 


सबके लिए कोई एक नियम नहीं होता। सामान्य नियम तो यह होना चाहिए 
कि यदि दो-चार मनृष्य अस्पृश्यताको पाप मानते हो, किन्तु दुसरे सेकडो छोग उसे 
धर्म मानते हो तो वहाँ उन दो-चार लोगोको धीरज रखना चाहिए और प्रतिवन्धका 
पालन करना चाहिए। उन्हे छोकमत प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्हे पुजारीसे विनय- 
पूर्वक मिलना चाहिए, जातिके पचोकों समझाना चाहिए और जबतक उनमें से अधिक- 
तर लोग समझ न जाएँ तबतक स्वय उस प्रतिवन्‍्धकों मानना चाहिए, यही अभीष्ट 
है। यदि छोकमत प्रतिबन्धके विरुद्ध हो तो प्रतिबन्ध छगानेवाले छोगोकों वितयपूर्वक , 
सूचना देकर प्रतिबन्ध तोडा जा सकता है। 

मैं पुजारियोको विनयपुर्वक समझाना चाहता हूँ कि यदि वे धर्मके रक्षक बनना 
और बने रहना चाहते हो तो उनको सावधान हो जाना चाहिए। यदि वे ईदवरीय 
नियमोके विरुद्ध अन्धविश्वास और अधर्मकी दीवारे खडी करनेका आग्रह करेगे तो 
वे टिक नही सकेगे। में मानता हूँ कि वल्लभ सम्प्रदायका, कितना ही तुच्छ सही, 
अनुयायी होनेके नाते मुझे इतना कहनेका तो अधिकार है ही। उनकी वश-परम्परासे 
चली आती हुई गद्दी अब खतरेमे है। में चाहता हूँ कि वे अस्पृश्यताको अपनाकर 
स्वय अस्पृद्य न बने। समाजमे आज जिस अस्पृश्यताका पालन किया जा रहा है वह 
न तो ' भागवत ' मे मिलती है और न गीता” मे। वह ' वेदो ” और “उपनिपदो मे भी 
नही है। और तो और, उसका पालन तो व्यवहारमे भी नही किया जाता। वैष्णव 
अपने कामसे जब जरूरत होती है तब अस्पृश्य माने जानेवाढे छोगोका जान-बूझकर 
स्पर्श करते है। कानूनमे भी अस्पृश्यताको कोई स्थान नही है। जव वैष्णव अदालतोमे 
जाते है या कारखानोमे जाते है तव बे अस्पृश्योको छू छेते है, उसके बाद बिना स्नान 
किए भोजन कर लेते हे और मन्दिरमे चले जाते है। इस प्रकारकी जो अस्पृब्यता 
व्यवहारमे शूल्यवत्‌ ही है, उसे केवल अस्पृश्य माने जानेवाले भाइयों और बहनोको 
सतानेकी खातिर, उनका तिरस्कार करनेके लिए माननेमे विवेक, दीर्घदृष्टि, ज्ञान और 
मर्यादा कुछ भी नहीं है। में अपने आपको वैष्णव कहता हूँ, क्योकि में यह मानता 
हूँ कि वैष्णव धर्ममे इन सब गुणोके लिए स्थान है। बैष्णव धर्मकी उत्पत्ति ही दया, 
ज्ञान और पतितोको भी पुनीत करनेकी भावनासे हुई है, ऐसी मेरी मान्यता है। मे 
वगालमे यही देख रहा हूँ। जो कार्य वल्छभाचार्यने पदिचममे किया है, वही चैतन्यने 
पूर्वमे किया है। बगालमे चैतस्यने अस्पृश्य माने जानेवाले छाखो छोगोका उद्धार किया। 
उन्होने अस्पृश्यताकी जड ही हिला दी थी, इसलिए आज बगालमे अस्पृश्यता बदुत 
कम है। स्पर्दों करनेसे अपवित्र हो जाते है, ऐसा तो कोई वहाँ मानता ही नही। 
वगालमे अस्पृश्यता केवल इतनी ही है कि “ अस्पृद्य ” के हाथसे जल ग्रहण न किया 
जाए और नाई और धोबी उसकी सेवा न करे। अब यह मिथ्या धारणा भी वहाँ 
बहुत क्षीण हो गईं है। आज वहाँ कितने ही अस्पृश्य वकील और डाक्टर है। उनमे 
ज्ञानवुद्धि होती जा रही है। वगालमे ढेढ़वाड़ा-जैसी जगह तो शायद ही कही हो। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २१-६-१९२५ 


१६८. अपील: देशबन्धु स्मारकके लिए 


कलकत्ता 
२२ जूब, १९२५ 

जनताको शायद माहम होगा कि स्वर्गीय देशवन्धु चित्तरंजन दासने रसा रोडपर 
चार बीघेसे कुछ अधिक भूमिपर स्थित अपना विज्ञाक बगछा अपने जीवनकाहमें 
ही विभिन्न सार्वजनिक कार्योके लिए दान कर दिया था और उसका एक ट्रस्ट बना 
दिया था। ट्रस्टियोनें हमको सूचित किया है कि उस सम्पत्तिका वर्तेमान मूल्य 
३,२५,००० रू० आँका गया है और उसपर २,२०,००० रुपयेका कर्ज है। इसलिए 
वास्तवमे दान लगभग १,०५,००० रुपयेका हुआ। 

हम लोगोको, जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये गये है, पूर्ण विश्वास है कि बंगालके 
लोग इस दिवगत देशभक्तके योग्य एक स्मारक अवश्य बनाना चाहेगे। १८ 
तारीखको कछकत्तामें जो अभूतपूर्व श्ोकप्रदर्शत हुआ और दिवग्रत आत्माकों श्रद्धाजलि 
देनेके लिए देश-भरमें जो सभाएँ हुईं उनसे भी इस बातका स्पष्ट प्रमाण मिला 
है। हमारा खयाल है कि उल्लिखित ट्रस्ट बनानेमे देशवन्थुका मुख्य हेतु बगारुकी 
महिलाओका उत्थान था और उसमे हम लोगोंका सहायक होना ही उनके उद्देश्यकी 
फलीभूत करनेका सर्वोत्तम मार्ग है। हमारी समझमे देशवन्युकी अभिलाषा पूरी करनेका 
अच्छेसे-अच्छा तरीका यही होगा कि महिलाओके लिए एक ऐसा अस्पताल बनाया 
जाये जिसमें जातिगत या धर्मंगत कोई भेदभाव न किया जाये और साथ ही नसंकि 
प्रशिक्षणके लिए भी एक संस्था खोली जाये। 

अनुमान है कि इसके लिए दस छाख रुपयेसे कमकी राशिसे काम नही चलेगा। 
हम समझते है कि दिवगत देशबन्धुके स्मारकके लिए दस छाख रुपयेकी राशि किसी 
भी अर्थमे कोई बहुत बडी राशि नहीं है। इसीलिए हम बगालकी जनतासे इतनी 
राशिके लिए अपील करते है। हमारी इच्छा है कि इस स्मारककों दलगत विचारोसे 
अलग रखा जाये, जिससे कि देशबन्घुकी महत्ता समझनेवाले सभी छोग इसमे योगदान 
कर सके, फिर चाहे देशबन्धुके राजनीतिक विचारोसे वे सहमत न भी रहे हो। 
वर्तमान द्रस्टियोके नाम ये हे: 

डा० विधानचन्द्र राय 

श्रीयुत निर्मलचन्द्र चन्द्र 

श्रीयुत तुलसीचन्द्र गोस्वामी 

कुमार सत्यमोहन घोषाल 

श्री नलितीरंजन सरकार हेड 

इन व्यक्तियोने इस ट्रस्टकों निर्दंठीय रूप देनेंके लिए इसमे शामिल होनेंको 
सहमति दे दी है और विश्येषाधिकारके बलपर उन्होने ट्रस्टियोके रूपमे दो और सज्जनो 


अपील : अखिल बंग देशवन्धु-स्मारक कौषके लिए २८७ 


--डा० सर नीलरतन सरकार और श्रीयुत सतीशरजन दास --को शामिर करनेका 
फैसला किया है। 

७, हैरिंगटन स्ट्रीटके सर राजेन्द्र मुखर्जीने कोषाध्यक्षके रूपमे काम करनेके लिए 
स्वीकृति देनेकी कृपा की है। 


मो० क० गांघी 
[भग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्निका, २३-६-१९२५ 


१६९. अपील: अखिल बंग देशबन्धु-स्मारक कोषके लिए 


कलकत्ता 
२२ जून, १९२५ 
मुझे विध्वास है कि जो अपील हछॉर्ड सिन्हा तथा अन्य व्यक्तियोके हस्ताक्षरोके 
साथ अखिल बग स्मारक कोषके सम्बन्धमे प्रकाशित की गई है उसकी ओर बगालकी 
जनता श्ञीघ्र ध्यान देगी “और उसमे उत्साहपूर्वक अपना योगदान करेगी। आशा है कि 
दस छाख रुपयोकी राशि तो सभी बगाली लोगोसे तथा उन छोगोसे जो बगालमे बस 
गये है और जो बगालमे अपनी जीविका उपाजित कर रहे हैँ या धन कमा रहे हे, 
प्राप्त हो जायेगी। मेरी अपील खासकर बगालके नवयुवकोसे है, क्योकि सम्भवत- 
अन्य वर्गोकी अपेक्षा बगालका नवयुवक वर्ग देशबन्धुका अधिक ऋणी है। यो तो दस 
लाख रुपये दस करोड़पतियोसे ही प्राप्त हो सकते हे, परन्तु वाछित यही है कि यह्‌ 
रकम विश्येषत. गरीब तबकेके लोगोसे, जो दो-चार पैसे देनेमे भी समर्थ हो, एकत्र 
की जाये। गत १८ तारीखको देशबन्धुकी शवयात्रामें जो छाखो व्यक्ति शरीक हुए 
थे, वे इस कोषकी पूर्तिके लिए अपना समुचित योगदान दे सकते है और उन्हे देना 
भी चाहिए। 
याद रहे कि जो दस काख रुपये माँगे गये हैँ, आवश्यकताकों देखते हुए वे 
कमसे-कम ही है, अधिकसे-अधिक कदापि नहीं। श्री देशवन्धुकी मिल्कियतपर जो दो 
छाख बीस हजारका कर्ज है उसे अदा करनेके उपरान्त सात छाख अस्सी हजार रुपये 
ही बच रहेगे--यह रकम एक अस्पतालके खोलने और नर्सोकी प्रशिक्षण सस्याके 
लिए कोई बडी रकम नहीं है। 
क्या यह लक्ष्य सामने रखना उचित न होगा कि इस पूरे कोषका एकनत्रीकरण 
पहली जुलाईसे पूर्व समाप्त हो जाये। समय कम है--यह में मानता हूँ परन्तु 
यदि सभी केन्द्र तत्काल ही सगठित हो जाये और ठीक ढंगसे चन्दा इकट्ठा करना 
शुरू कर दे तो इस रकमको एकत्र कर छेता बगालके सामथ्येंके वाहरकी बात नही 
है। मुझे कोष इकट्ठा करनेका थोड़ा-बहुत अभ्यास है। इसी नाते में जनतासे यह 
कहना चाहता हूँ कि छोग चन्दा उन्हीको दे जिनसे वे परिचित हो या जिनपर उनका 


रै८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


भरोसा हो ---अन्योको नहीं। यूदि इन्ही आठ दिनोमे कोष एकत्र कर लेता है तो 
एक क्षण भी जाया नहीं होने देना चाहिए और यह तभी सम्भव है जब--- 
१ वे सवके-सब जो चन्दा देनेकी स्थितिमे हो, स्वय दे और दूसरोको ऐसा 
करनेके लिए प्रोत्साहित करे; 
२ यदि चन्दा देनेकी- तिथि टालनेके बजाय सभी छोग अभी दे डाले, 
३ यदि सब लोग अपने सामथ्येके अनुसार अधिकसे-अधिक दे, 
४. यदि मुफस्सिल केन्द्र इस कार्यको तत्काल ही हाथमे ले ले। ' 
जनताको याद रखना चाहिए कि 
१ यह स्मारक अखिल बगाल स्मारक है--किसी विशेष जाति, घर्म, वर्ण , 
था दलसे सम्बन्धित नही, 
२ इसका आयोजन भारतके एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिकी यादगारकों हमेशाके लिए 
बनाये रखनेके उद्ेश्यसे किया गया है; 
३. इसका उद्देश्य मानवीय सेवाओके अतिरिक्त और कुछ नही है; 
मुझे यह भी मालूम है कि कलकत्तेमे एक ऐसे गैरसरकारी अस्पतालकी जरूरत 
है जिसमें केवल स्त्रियोका इलाज हुआ करे और जिसमे नसोंको प्रशिक्षण मिला करे। 
मुझे अब यह कहनेकी जरूरत नहीं रह गई है कि दानदाताओके द्वारा प्रदत्त 
रकमोका उचित उपयोग होगा, इसकी गारटी न्यासियोके नामोपर से ही हो जाती है। 
[अग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, २४-६-१९२५ 


१७०. पत्र: देवचन्द पारेखको 


आषाढ सुदी १ [२२ जून, १९२५] 
भाईश्री ५ देवचन्दभाई, 
राजाओसे पैसेकी सहायता लेनेकी बात में समझता हूँ। किन्तु सारा काम उनके 
अमलदारोके मार्फत करवानेमे सकोच होता है। फिर भी जब आप सव इकटूठे होकर 
विचार करेगे तब में अधिक ठीक निएचय कर सकूँगा। हमे यह सोचना है कि हर 
साल खर्चमे कमी कैसे करते जा सकते हैँ और कैसे लछोगोको स्वावलम्बी बनाया जा 
सकता है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६२०५) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य नारणदास' गाघी 


१. डाककी सुदरमें कलकता, २३ जून, १९२७ है। आपाढ सुदी पढ़वा २२ जून की भी। 


१७१. पन्न: वसुसती पण्डितकों 


आषाढ सुदी १ [२२ जून, १९२५] 
चि० वसुमती, 
मुझे 'तुम्हारे दोनो पत्र लगभग साथ-साथ मिले। अभी तो मुझे एक मास करू- 
कत्तामे ही रहना होगा। तव फिर भ्रमण आरम्भ करूँगा। में चाहता हूँ कि तुम 
अपना मन पक्का कर लो और रहनेकी जगह भी स्थिर कर लछो। तुममे कार्ये करनेकी 
योग्यता है या नही, यह देखना तो मेरा काम है न? किन्तु यह तो पीछे सोचेगे। 
में यद्यपि इस समय एक जगह टिका हुआ हूँ, किन्तु फिर भी काममे वहुत अधिक 
व्यस्त हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६४) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : बसुमती पण्डित 


१७२. पत्र: नारणदास गांधीकों 


आषाढ सुदी १ [२२ जून, १९२५ 

चि० नारणदास, 

सव शालखाओके कार्य-विवरण सम्बन्धी पत्र मिल गया है। जान पडता है देवचन्द 
भाईने दूसरोपर अधिक भरोसा किया है। जहाँ हिसाब बहुत ठीक-ठीक न रखा जायेगा, 
वहाँ हमे पछताना होगा। मैने . . . को लिखा है कि वे जिन बहियोको खानगी 
मानते हूँ वह भी उन्हे दिखा देनी चाहिए। तुमने सभी शाखाओके विवरण भेजे 
है। उनमे से ऐसा सक्षिप्त विवरण तैयार करके प्रकाणित करनेके लिए भेजना जिसे 
पढ़नेमे लोगोको रस आये और जानकारी भी मिले। 

इस प्रवृत्तिमें लगे हुए कितने लोग अपना खर्चे स्वयं उठाते हैँ, कितने कम 
वेतन लेकर काम करते है, कितने बाजार दरसे पारिश्रमिक लेकर काम करते हूँ और 
सबको कुल मिलाकर कितना रुपया दिया जाता है, यह भी उस सक्षिप्त विवरणमे 
लिखना। यह बात भी उसमें अवश्य हो कि कुल कितने चरखे चलते हूं। 
जमनादासको क्या हो गया था ? खुशालूभाई और देवभाभीको मेरा दण्डवत्‌। 


बापूके आशीर्वाद 


१ व्‌ २. डाककी सुहरमें कल्कता २३ जून, १९२० है। १९२७० में आाषाढ़ सुदी पढ़वा २१ जून की थी। 
३- यहाँ साधनसतमें ही स्थान खाली दै। 


२७-१९ 


२३९० संम्पूर्ण गाघी वाड्म॑य॑ 
[ पुनरच . ] 
अभी में यहाँ कलकत्तामे ही रहूँगा। 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१९३) से। 
सौजन्य : नारणदास गाघी 


१७३ प्राप्त चन्देकी स्वीकृति 


कलकत्ता 

२३ जून, १९२५ 

मुझे जनताकी जानकारीके लिए यह घोषित करते प्रसन्नता हो रही है कि 
चन्देकी ये राशियाँ सर राजन्द्व मुखर्जीके! हवालेकी जा चुकी हें 





रुपये 

एन० एन० सरकार १०,००० 
एस० आर० दास ५००० 
राय ए० एन० बोस १,००० 
सी० सी० छा १,००० 
एस० १,००० 
के० १,००० 
ए० १,००० 
सुप्रभा देवी १०० 
गुप्त दान १० 
मौलवी अब्दुल हकौम १०० 

कुल २०,२१० 


मेरे पास एक हजार रुपयेका एक चेक और सोनेकी एक अँगूठी भी सर मुखर्जी- 
को देनेंके लिए रखी हुई है। में जानता हूँ कि सर मुखर्जीके पास कुछ छोटी-मोटी 
रकमे भी भेजी गई हूं। 

इस प्रकार आरम्भ काफी अच्छा हुआ है। 

पहली जुलाईसे पहले दस लाख रुपये इकटूठे करनेका मतलूव हुआ रोजाना 
सवा छाख रुपये इकट्ठा करना। यह औसत तभी कायम रह सकेगा जब अ्रत्यक 
कार्यकर्त्ता मुस्तैदीके साथ जुट जाये। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई भी कार्यकर्ता 


१. मख्िल भारतीय देशवन्घु स्मारक कोषके कोपाध्यक्ष । 


भेट 'स्टेट्समैन ' के प्रतिनिधिसे ९१ 
इसका इन्तजार नही करेगा कि उससे कहा जाये, बल्कि वह स्वय ही अपने मित्रोसे 
चन्दा माँगना शुरू कर देगा। 

लोग जिस उत्साहसे १८ तारीखकी सभामे शामिल हुए थे, चन्दा देनेके मामलेमे 
भी उन्हे स्वेच्छापुर्वंक उसी उत्साहसे आगे आना चाहिए। मुझे आज रात म्युनिसिपल 
मार्केटकी सभामे शरीक होनेके लिए बुलाया गया था। काफी बडी सभा थी। में तो 
स्मारकके लिए चन्दा इकट्ठा करनेके ही उद्देश्यसे वहाँ गया था। लेकिन वह सभा 
इतनी विशाक्ू थी और उसे नियन्त्रित रखना इतना कठिन था कि वहाँ चन्दा इकट्ठा 
करना मुशिकिल था। यदि कोष एकत्रित करनेकी अवधिमे सभाओका आयोजन करने- 
वाले छोग मुझे ऐसी एक भी सभामे न बुलाये जहाँ चन्दा इकट्ठा न किया जा 
सकता हो तो वह मेरे ऊपर अनुग्रह ही होगा। 
कलकत्ताके आसपासके गाँवोसे हम काफी उम्मीद रख सकते हूँ | विभिन्न जिलोके 
प्रमुख व्यक्तियोके पास तार भेजे जा चुके हे। मुझे भरोसा है कि वे सब पहली 
जुलाईसे पहले ही चन्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्षके पास भेज देगे। 
[अग्नेजीसे 
अमृतवाजार पत्रिका, २४-६-१९२५ 


१७४. भेंट: “स्टेट्समेन ' के प्रतिनिधिसे 


[२४ जून, १९२५ से पू ] 
कलकत्तेमें गांधीजीने ' स्टेद्समेन ' के एक प्रतिनिधिसे की गई भेंटके दौरान कहा: 
मे यहाँ तबतक ही रहूँगा जबतक मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ मेरी उपस्थिति 
अपेक्षित है या फिर जबतक श्री दासके विद्वस्त साथी-सहयोगी मुझे यहाँ रखना 
चाहेगे। मैने बिना किसी शत्तेके अपनी सेवाएँ उनको अपित कर दी है। 

में पहले ही इस आशयका सुझाव दे चुका हूँ कि पहली जुलाईको सारे भारतमे 
श्रद्धाजलि-सभाएँ की जानी चाहिए। में आशा करता हूँ कि भारतके प्रत्येक बड़े 
केन्द्रमें सभी मतोका प्रतिनिधित्व करनेवाढे छोग इनमें शामिल होगे। में कमसे-कम 
उक्त तारीखतक तो शायद यही रहेंगा। 

भविधष्यके सस्बन्धर्में राय पुछो जानेपर श्री गांधीने कहा: 

एक सासारिक व्यक्तिकी हैसियतसे मेरे किए यह कह सकना बहुत कठिन है 
कि भविष्य क्‍या होगा, लेकिन एक आस्थावान व्यक्तिके नाते में कह सकता हूँ कि 
श्री दासमें जिन सदगुणोकों देखनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, वे लाभप्रद सिद्ध 
होगे और उन्तका परिणाम अच्छा ही निकलेगा। यह लाभ किस रूपमे प्रतिफलित 
होगा सो में लही जानता। 

उन्होंने पहले जो यह सुझाव दिया था कि श्री दासको अपित की जानेवाली 
श्रद्धांजलियोंका परिणाम सभो दलोंकी एकता-स्यापनाके रूपमें प्रतिफलित होना चाहिए; 
उसका उल्लेख करते हुए श्री गांधोने कहा: 


२९२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यदि एकता स्थापित की जा सकती है, औपचारिक नही वास्तविक एकता, तो 
फिर कोई माँग उस सयुकत दल द्वारा ही एक निद्चित रूपमे सामने रखी जानी 
चाहिए। व्यक्तिगत रूपसे मेरा यह बताना कि वह मॉँग क्‍या होनी चाहिए, निरथंक 
होगा; लेकिन में यह जरूर कहता हूँ कि मेरी दिलो र्वाहिश चाहे कुछ भी हो, 
बहुमत जो चाहेगा उसके रास्तेमे में रुकावट नही डाढूंगा। 

श्री गांधीसे पुछा गया, आपको स्वराज्यकी क्या परिभाषा है?! 

स्व॒राज्यकी मेरी अपनी परिभाषा है--तत्कालीन जनताके प्रतिनिधियों द्वारा 
व्यक्त भारतीय जनताकी इच्छा। स्वराज्यकी कोई बिलकुल ऐसी नपी-तुली परिभाषा 
हो ही नहीं सकती, जैसी कि ज्यामितिमे सीधी रेखाकी होती है। विभिन्न परिस्थिति- 
योके फलस्वरूप जनताकी मनोवृत्तिमे होनेवाले परिवरतेनोके साथ-साथ जनताकी इच्छा- 
का आग्रह भी बदलता रहता है। इसलिए स्वराज्यकी तात्कालिक परिभाषा है 'औप- 
निवेशिक स्वराज्य। 

श्री गांधोसे पुछा गया कि क्या आप अडंगा-नीतिका परित्याग करनकी सलाह 
देंगे, विशेष रूपसे बंगालके सन्दर्भमें। 

यदि बंगाल कौंसिलकी आगामी बेठकर्मों मन्त्रिमण्डल बनानेकी इच्छा स्पष्ट 
रूपसे प्रकट की गई तो क्या आप कौसिल्‍लको एक स्वरसे उसका विरोध करनेकी सलाह 
देंगे? गांधीजीन मुस्कराकर उत्तर दिया: 

में इस प्रश्नका उत्तर ल देना ज्यादा पसन्द करूँगा। में चाहूँगा कि बंगाल 
निराश न हो, विश्वास न खो बैठे, क्योकि ऐसा करना उस महान्‌ दिवगत नेताके 
प्रति विश्वासघात करना होगा। में जानता हूँ कि बहुधा जब विश्वासका कोई समु- 
चित कारण भी नही होता तब भी में विश्वास बनाये रखता हूँ और फिर मेरा विद्वास 
बादमे घटनाओसे सही भी सिद्ध हो जाता है। 

बगालके पास कल्पनाशवित प्रचुर मात्रामे है और उसकी सहनशक्ति भी अपार 
है। यह बात मै अपने दौरेके समय देख चुका हूँ। में बगालियोसे कहूँगा कि यदि वे 
अपनेमे इन गुणोके साथ अक्षुण्ण विश्वास भी रखे तो सब ठीक हो जायेगा। 

श्रो गांधोने कहा कि इस कठिव घड़ोमें श्रोमतो दासके पास हूँ। इसे में अपना 
सौभाग्य मानता हूँ। वे अपना दुःख बड़े घैपेंके साथ सहन कर रहो हे। 

उन्होंने उन नवयुवकोंकी प्रश॑प्ता को जिन्होंने भ्रो दासकी अन्त्येष्टिके समय भीड़मे 
उनकी रक्षा की थी। 

यदि उनकी मजबूत बाहे मुझे साथे न होती तो में शायद पिसकर चूर हो 
गया होता। एमशान घाटपर खासकर ऐसी ही हालछत थी। 

[ अग्नेजीसे ] 
सर्चेछाइट, २४-६-१९२५ 


१७५. भेंट: ' सचचेलाइट ' के प्रतिनिधिसे 


[२४ जून, १९२५ से पूर्व ] 
लॉर्ड रोडिंग और लॉड बकंनहेडके बीच इंग्लेंड्में हुई बातचीतके परिणामसे जब 
श्री गांधीकों अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा: 
मुझे तो छूगता है कि यह विवरण ठीक ही होगा। क्यो कि मैने इससे बेहतर 
किसी चीजकी आशा ही नहीं की थी। फिर भी, इससे भारतमे खलबली मचेगी 
और न केवल स्वराज्य दल, वरन्‌ सभी दलोकी भावनाओकों गहरी चोट पहुँचेगी। 
व्यक्तिगत रूपसे मेरी समझमे नहीं आता कि भारतीयकरण काफी आगे बढ गया है, 
इसका अर्थ क्‍या है। 
[भग्नेजीसे | 
सर्चेछाइट, २४-६-१९२५ 


१७६. तार: सुशीलकुमार रुद्रको 


२४ जून, १९२५ 
सुशीलकुमार रुद्र, 
सोलन 


आपकी पूर्ण मानसिक शान्तिके लिए मेरी दुआएँ और मेरा हादिक स्नेह 
| आपके साथ हूँ। कितनी खुशीकी वात है कि चार्ली आपके साथ हे।' 


गांधी 


| मूल अग्नेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०४८) से। 
सौजन्य : श्रीमती सुशीलकुमार रुद्र 


१. प्रिंसिपछ रुद्रका ३० जूनका देहावप्तान हो गया था। देखिए “ एक खामोश समाज सेवी”, 
९-७-१९२०। 


१७७. भेंट: “इंग्लिशसंत ' के प्रतिनिधिसे 


कलकत्ता 
२४ जून, १९२५ 

महात्मा गांधोने “इंग्लिशमेन' के प्रतिनिधिके पुछनेपर कहा: 

स्वराज्य दकमे कोई फूट न तो है और न होगी ही। 

उन्होंने आगे कहा कि स्वराज्य दरके भविष्यके सम्बन्धर्म बहुत-सी अठकल्ले 
लगाई जा रहो है और अफवाह उड़ रही हे, परन्तु वह सब लोगोंका अनुसान-हौ- 
अनुमान है और उनका कोई आधार नहीं है। 

पत्र-प्रतिनिधिन पूछा कि यदि आपको स्व॒राज्य दलरूका नेतृत्व दिया जाये तो 
आप उसे स्वीकार करनेके लिए तंयार होंगे? महात्मा गांधीने उत्तर दियाः नहीं। 
यह सर्वंथा आवश्यक है कि बंगालमें स्वराज्य दकका नेता बंगाली ही हो। इस उच्च 
सम्मानके लिए एकसे अधिक बंगाली उपयुक्त हे, परन्तु जहाँतक योग्यता, अनुभव 
और स्व॒राज्य दरूकी कार्यप्रणालीके ज्ञानका सम्बन्ध है, मेरे मतसे स्वर्गीय देशबन्धु 
चित्तरंजन दासके सहायक श्री जें० एम० सेनगुप्त सबसे अधिक उपयुक्त हे। 

राष्ट्रवादियों और स्वराज्यवादियोके एकीकरणकी जो बात कही जाती है उत्तके 
सम्बन्ध पूछे जानेपर महात्मा गांधोने कहा कि अगर ये दोनो दरू सस्मानयुकत झर्तों- 
पर संयुक्त हो जायें तो यह देशके लिए सबसे अधिक हितकर बात होगी। 

महात्माजीने कहा कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। में कलकत्तेमें अभी एक 
महीना और ठहरूँगा। 

[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २६-६-१९२५ 


१७८. टिप्पणियाँ 


अन्याय इष्ठ न था 


आप कहते हे कि शिक्षित भारतीय आपके सन्देशकी ओर आकर्षित नहीं 
हुए हैें। क्या आप इससे उनके प्रति अन्याय नहीं करते? आप अपने दायें 
हाथ राजगोवालाचारीजीको ही हे। फिर निःस्वार्थ शिक्षित कार्यकर्ताओंका एक 
समुदाय समस्त देझ्में फेला हुआ है। आप इनकी चर्चा यंग इंडिया ' में बहुत 
कम ही करते हें। यदि ये न होते तो आज आपकी हाल्‍रूत क्या होती? आप 
गाँवोंके कामकी बात करते हें। यह सब तो बहुत अच्छा है; लेकिन आप 
उप्ते भी तो इन्होंकी सहायतासे कर रहे हे। 
इससे एक मिथ्या प्रश्न उपस्थित होता है। अकेला चना भाड नहीं फोड सकता। 
जो मुद्ढी-भर शिक्षित छोग चुपचाप सेवा कर रहे हे और चरखेका पैगाम पहुँचा 
रहे हैँ उनसे वास्तवमे उनका और देशका गौरव वढ रहा है। उनके विना में विल- 
कुछ मजबूर हो जाऊँगा। परन्तु मेरी ही तरह वे भी भारतके शिक्षित जनोके प्रतिनिधि 
नही हैं। एक वर्गेके रूपमे शिक्षित भारतवासियोका चरखेसे कोई सम्बन्ध नही है; 
इसलिए नही कि वे उसे चाहते नही है, वल्कि इसलिए कि वे अभी उसके कायल 
नही हुए हैँ। जब मैने यह बात लिखी थी” तब मेरे ध्यानमें सर्वेश्री शास्त्री, जिन्ना, 
चिन्तामणि, सत्रू और देशके शिक्षित समुदायके समस्त प्रसिद्ध छोग थे। सामान्य छोग 
व्यक्तिगत रूपसे मुझे भछे ही चाहते हो, परन्तु वे मेरे विचारो और मेरी कार्यप्रणालियोसे 
भयभीत हेँ। कुछ लोग तो कभी-कभी मुझे सचाईके साथ यह भी समझाते हूँ कि में 
अपना ढंग सुधाझें जिससे वे मेरे साथ होकर काम कर सके। यह अब मेने बतौर 
शिकायतके भी नही लिखा था। मेने तो सिर्फ वस्तुस्थितिका वर्णन किया है--इस 
उद्देश्यसे कि में अपनी मर्यादाये बता दूँ और यह भी दिला दूँ कि राष्ट्रीय उत्थानमे 
उनकी भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि चरखेके सभी फलितार्थोको समझने- 
वाले और उनका प्रतिनिधित्व करनेवाले वडेसे-वर्ड नेताओकी है। में यह भी मानता 
हूँ कि काग्रेसका उन्हीके द्वारा नेतृत्व होना ठीक है, और मुझे महज मतोके वलपर 
इस प्रइनको तय करानेकी उतावली न करनी चाहिए; वल्कि उल्टा मुझे तवतक 
घीरज रखना चाहिए, जवतक में उन्हे यह विश्वास नहीं करा देता कि भारतके 
राजनैतिक उद्धारके लिए भी चरखा और खादी अत्यन्त आवश्यक हे। 
साता-पितासे पहले संस्था 
अपने वगालके दौरेमे मेने यह भी चिस्मयकारी वात सुनी कि एक सार्वजनिक 
संस्थाके सदस्य अपने माता-पिताके भरण-पोषणकी अपेक्षा अपनी सस्थाका निर्वाह करना 


१. सम्भवतः यहाँ उल्लेख “वया हम तैयार है १”, १८-६-२९२७ शीर्षक छेखका दै। 


२९६ सम्पूर्ण गाबी वाइमय 


अधिक ठीक मानते हँँ। यह भी कहा गया कि इस सम्बन्धमे उन्हे मेरा समर्थन प्राप्त 
है। यदि इस अखवारमे मेने कोई ऐसी वात लिखी हो जिससे इस प्रकारका खबारू 
2:९8 हुआ हो, तो मे पाठकोसे क्षमा माँगता हूँ। मुझे जान-बुझ्कर कोई ऐसा बपराव 
करनेकी याद नही हैं। में जो-कुछ हूँ उस सवका श्रेय मेरे माता-पिताकों है। उनके 
प्रति मेरी भावना वैसी ही थी, जैसी श्रदणकी अपने माता-पिताके प्रति वत्ताई जाती 
है। इसलिए यह बात सुतकर मेरे मनमे जो क्रोव उमड़ा, उसे में बहुत ही कठिनाईसे 
रोक सका। जिस युवकने यह वात कही थी, वह इस विययमे गम्भीर नही था। परन्तु 
आजकल कुछ नौजवानोका यह रवैया ही हो गया है कि वे अपनेकों सर्वश्रेष्ठ सम- 
झते हे और पृर्णताकी प्रतिमूत्त होनेका ढोग करते है। मेरी राबमे वालिग पुत्रोका 
प्रथम कर्तव्य बूढे और दुर्बेछ माता-पिताओंका भरण-प्रोपण करना है। यदि वे अपने 
भाता-पिताओंका भरण-पोषण करनेकी स्थितिमे न हों तो विवाह न करें। तबतक 
यह पहली जर्ते पूरी न हो, वे सार्वजनिक काम हाथमे न छें। उन्हें स्वयं भूखो मर 
कर भी अपने माता-पिताके लिए अन्न-वस्त्र जटाना चाहिए। परल्तु नौजवानोंने यह 
आजा नही रखी जाती कि वे माता-पिताओोकी विचारहीन या अन्नानपूर्ण माँग पूरो 
करें। ऐसे माता-पिता होते है जो गुजारेके छिए नही वल्कि झूठे दिखावे या लड़कियोंके 
विवाहके अनावग्यक खर्चके छिए रुपया माँगते है। मेरी रायमे सार्वजनिक कार्येकर्ता- 
ओका कतेंव्य है कि वे विनययू्वक ऐसी मॉगोंको माननेसे इनकार कर ढें। असलमें 
मुझें जहाँतक स्मरण है, कोई ऐस। योग्य सार्वजनिक कार्येकर्ता नही मिक्ता है जो भूत्रों 
मरता हो। मुझे कुछ छोग तंगदस्त जरूर मिले हैं। मुझे कुछ छोग ऐसे भी मिल्ठ 
हैं, जिन्हे जितना मिल रहा है उससे अधिक मिलना चाहिए। किन्तु जब उनका काम 
वढ़ जायेगा और उनकी योग्यता प्रकट हो जाग्रेगी, तव उन्हें तगी नही उठानी पड़ेगी । 
मनुष्य कठिनाइबों और कण्ठोसे ही बनता है। ये तो स्वस्थ विकासके चिह्न हैं। 
यदि सभी नवयुवक्त सम्पन्नताका उपभोग करें और आवश्यक वस्तुओंका अभाव किस 
चिड़ियाका नाम है यह भी न जानें तो वे कष्टोंके आनेपर उनके सामने कभी नहीं 
टिक सकेगे। आह्लाद त्यागसे ही मिलता है। ॥॒ 
इसलिए सरेआम अयने त्यागका ढिढोरा पीटना ठीक नहीं है। कई कार्मेकर्ता- 
ओने मुझे बताया कि वे किसी भी प्रक्ारका त्याग करनेके लिए तैयार हैं। पूछवेतर 
मालूम हुआ कि त्यागसे उनका अर्थ माँगकर या दान प्राप्त करके निर्वाह करना 
है। मैने उन्हे बताया कि दानसे जीवन-निर्वाह करनेमे त्यागकी कोई वात नही है। 
कई सार्वेजनिक कार्यकर्ता ऐसा करते है, पर इस कारण वे त्यायका दम नहीं मर 
सकते। कई युवकोंने अच्छी-ासी आमदनी देनेवाली अपनी आजीविकाएँ छोड़ दी हूं। 
वेशक यह उनके लिए श्रेयकी वात है, पर यहाँ में नम्नतापूर्वक इतना जहूर कह देना 
चाहता हूँ कि त्यायकी प्रगंसामें अति कर देनेकी आशंका भी वरावर रहती है, जो 
प्रसन्‍नतापूर्वक न किया जाये, वह त्यग त्याय नही है। त्याग करके मुंह उतार व 
कोई वड़प्पन नही है। त्याग “पवित्र वननेकी अक्रिया” है। जो व्यक्ति किये गये 
त्यागके लिए दूसरोंकी सहानुभूति चाहता है, वह बहुत हो घटिया वृत्तिका 


टिप्पणियाँ २९७ 


कहलायेगा। बुद्धने अपना सर्वेस्व त्याग दिया क्योंकि ऐसा किये बिना वह रह ही 
नही सकते थे। किसी भी चीजका सग्रह उन्तके लिए पीडाकारक था। लोकमान्य 
निर्धन वने रहे क्योंकि घनका भार उन्हे असह्य था। एन्ड्रयूज चन्द रुपयोको भी 
बोझ मानते हैँ। यदि कहीसे कुछ धन उत्तके पास आ जाता है तो उन्हें उसे खत्म 
कर देनकी चिन्ता पकड छेती है। में अकसर उनसे कहता हूँ कि तुमपर एक निगाह 
रखनेवाला आदमी चाहिए। सुनकर वह हँस देते हे और बिना किसी खिन्नताके उसी 
तरह घन लुटाते चले जाते हे। मादरे-हिन्द ऐसी-वैसी देवी नहीं है। वह शायद 
इच्छुक और अनिच्छुक अनेक युवको और युवतियोसे वलिदान करवानेके वाद ही कहेगी 
“ शाबाश् मेरे बच्चो! तुम अब स्वतन्त्र हो।” अभी तो हम त्यागका नाटक कर 
रहे है। सच्चे त्यागका समय अभी आया नही है। 
तम्बद्ध स्कूलॉमें कताई 

मुझे अपने बगालके इस दौरेके दरम्यान कई नई बातोका पता लग रहा है। 
इनमें बहुत-सी सुखद तथा कुछ दु खद भी हे। मदारीपुरसे कुछ ही दूरीपर एक ग्राम 
है, जिसका नाम उपसी है। इस ग्राममें एक हाईस्कूल चलाया जा रहा है। यह शिक्षा- 
विभागसे सम्बद्ध है, छेकिन कोई सहायता सरकारसे नही लेता। कताईके पुनरुज्जीवित 
होनेके बाद इसमे सभी छात्रोके लिए एक घटा कताई करना अनिवार्य कर दिया गया 
था। सन्‌ १९२१मे मौरछाना मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारीपर बुनाई भी ऐच्छिक विषयके 
रूपमे आरम्भ की गई थी। यहाँ अभी हारूतक बुना जानेवाछला कपडा अर्ध-खहर 
होता था। कुछ माह पहले ही पूर्ण खादीकी बुनाई शुरू की गई है और प्रवन्धकोंने 
निदचय किया है कि अब अधे-खट्टके बजाय केवल शुद्ध खादीपर ध्याव केन्द्रित किया 
जाये। रगभग सौ लकड़कोको एक साथ सूत कातते देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। 
पूछनेपर यह भी मालूम हुआ कि कताई अनिवायें होनेपर छडकोकी सख्यामे कोई 
कमी नही हुई है। मुख्याध्यापकन कहा कि यदि माता-पिता सूत कातना अस्वीकार 
करते अथवा लऊूडके आपत्ति उठाते तो इसे जारी नही रखा जा सकता था। 

मुख्याध्यापकने मेरे सम्मुख दशेक-पुस्तिका रखी ताकि में उसमें अपनी सम्मति 
लिख दूँ।' इसमे सफे पलटनेपर मेने स्कूलोके इन्स्पेक्टरकी एक लम्बी रिपोर्ट पढी। 
उसने लिखा था, "मुझे कताईसे कोई द्वेप नही किन्तु इस प्रयोगके सम्बन्धमे मेरा अनु- 
भव यह है कि वह प्रयोग जहाँ-कही किया गया है वही वह इसी स्कुलकी तरह 
असफल रहा है। मेरे खयालसे, यह प्रयोग तभी सफल हो सकता है जब वह स्वाव- 
लम्बी हो।” में समझ नहीं पाता कि जब ज्यामितिकी कक्षा स्वावलम्बी नहीं होती 
तब कताईकी कक्षा ही स्वावलरूम्बी क्यो होनी चाहिए। ज्यामितिकी कक्षाकी सफलता 
लड़कोकी ज्यामितिकी प्रगतिसे नापी जाती है। कताई कक्षाकी सफलता छडको द्वारा 
क॒ताईमे प्राप्त की गई दक्षतासे नापी जानी चाहिए। और हाईस्कूलके लड़के दक्ष 
होकर तो दिखा ही सकते हैँ। लेकिन में इन्स्पेक्टरकी चुनौती स्वीकार करने तया 
यह दिखानेके लिए भी बिलकुल तैयार हूँ कि कुछ अपवादोको छोड़कर साहित्यिक 


१. देखिए “ सम्मति : दर्शक-पुस्तिकामें ”, १२-६-१९२०। 


२९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कक्षाएँ स्वावहम्बी नहीं बनाई जा सकती, किन्तु कताईकी कक्षा सदैव स्वावरुम्वी 
बनाई जा सकती है। पहले तो उसके लिए अछहूग कताई-अध्यापककी आवश्यकता 
नही है। थोड़ी-बहुत प्रेरणाके द्वारा विद्यमान अध्यापक वगगेकों कताईमे यथेष्ट ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और वे अपनी-अपनी कक्षाओकों 
कताई सिखा सकते है। वैसे, स्कूछके जो छात्र इस कलाको सीखनके लिए तैयार हो, यदि 
उन्हीको द्ूसरोको कातना सिखा सकतनेके लिए प्रशिक्षण दिया जाये तो इतना भी 
काफी है। शिक्षकोको इसके लिए जो अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा वह पहले महीनेकी 
कताईकी फीससे आसानीसे निकाछा जा सकता है। लडके प्रति घटा कमसे-कम 
औसतन एक घेला कमायेगे। वास्तवमे तो प्रत्येकको एक पैसेके हिंसावसे कमाना 
चाहिए। बत्तीस छात्रोकी कक्षा चार आने प्रतिदिन कमा सकेगी। इसका मतलब 
है ७३ रुपये प्रतिमास। अध्यापककी वेतन वृद्धि २६ रुपये प्रतिमाससे अधिक न 
होगी। इस प्रकार शेष ५ रुपया प्रतिमासकी बचत होगी। में यह अवद्य मान रहा 
हैँ कि लछडकोंका काता हुआ सूत बिक जायेगा। अच्छे कते सूतको बेचनेमें कोई 
कठिनाई नहीं है। तथा किसीकी देखरेखमे कातनेवाले लड़के अवश्य ही अच्छा सृत 
कातेगे। निश्चय ही, जहाँतक इस सस्था-विशेषका प्रश्न है, खादी प्रतिष्ठानने वचन 
दिया है कि वह जरूरतकी रुई उधार दे देगा तथा निर्धारित मूल्यपर कता सूत खरीद 
लेगा। सच तो यह है कि अध्यापक इस राष्ट्रीय कलामे पर्याप्त रुचि ही नही लेते। 
इन्स्पेक्टरके मापदण्डके अनुसार जो असफलता दिलाई देती है, उसका कारण यही है। 


हर एक गॉँवका प्रयोग 


सेलम जिलेके पुदुपालयम गाँवमे जो काम किया जा रहा है उसके सम्बन्धमे 
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लिखते हँ ' 

पाठक देखेंगे कि वहाँ वास्तविक कार्य पिछले अगस्तमे आरम्भ किया गया था। 
नौ मास एक अल्प अवधि ही है, किन्तु उसमे जो उन्नति की गई है वह अति 
उत्साहवर्घक है। पाठक यह भी देखेंगे कि यद्यपि केन्द्र एक गाँवमे रखा गया है, किन्तु 
सेवाका विस्तार वस्तुत बीस गाँवोमे है। इस आश्रममे अवतक दस परम वालकोको 
दिक्षा मिल चुकी है, यह कोई छोटी-मोटी बात नही है। यह स्मरण रहे कि भारतमे 
इस प्रकारकी यही एक भ्रवृत्ति नहीं है। मैने देखा है कि बंगालमे ऐसे अगाल कई 
जगह किये गये हे। मैने पत्रमे से रुपये-पैसेका हिसाव और जि किया हुआ आय- 
व्यय पत्रक निकाल दिया है। इनको दो अधिकृत हिसाब-परीक्षकोने प्रमाणित किया है। 
आँकड़ोसे जाहिर होता है कि खद्दर विभागकों चलानेमे कोई नुकसान नही हुआ है। 

+कदनेको तत्पर १९ 

मैने आपके घने लिखे पन्द्रह सफे पढ लिये है। मैं उत्तरके रूपमे आपको यही 

सलाह दे सकता हूँ कि आप इस सम्बन्धमे दिये गये मेरे उत्तरोको बार-बार पढें) 


१. यहाँ नहीं दिया गया है। 
२, देखिए " कूदनेकों ततर”, २१-७-१९२०। 


टिप्पणियाँ २९९ 


तब आप देखेगे कि आपने जो भी मुद्दे उठाये हे उनके उत्तर मेरे पहले दिये गये 
उत्तरोमे आ जाते है। यदि उनसे आपका समाघान न हो तो मुझे प्रतीक्षा और प्रार्थना 
ही करनी होगी। में अव कुछ भी क्‍यों न लिखूँ, उससे ससम्भवत* आपका समाधान 
तही होगा। मैने देखा है कि हमारे जीवनमे एक समय ऐसा आता है जब तर्क हमे 
नही छूतें; जब हर तकंपर हमारा एक प्रति-तर्क तैयार रहता है। मेरे जो मित्र 
बहुत-सी वातोमे मुझसे सहमत है, मेने उनके विषयमे भी यही वात देखी है। किन्तु 
कुछ बातोके वारेमे हमे अपने सतभेदकों स्वीकार करके चलना होता है। मुझे आपके 
सम्बन्धमे भी ऐसा ही करना होगा। लेकिन में आपकी रूगनकी सराहना करता हूँ। 
आप मेरे प्रवासमे कही मुझसे मिल ले। में तब आपसे आपकी इस समस्त विचार- 
घाराके सम्बन्धमे प्रसन्नतापूर्वक चर्चा करूँगा। कभी-कभी जहाँ छपे शब्दसे काम नहीं 
चलता, बातचीत वहाँ काम दे जाती है। किन्तु में यहाँ एक बात कह दूँ। आप यह 
क्यो सोचते है कि हमे जबतक स्वराज्य नहीं मिलता, हम तबतक सूत नहीं कात सकते 
और ख़हर नहीं पहन सकते या अस्पृश्यता-निवारण नहीं कर सकते या मुसलमानोसे 
हमारी एकता नहीं हो सकती? अग्रेजोके चले जानेसे हिन्दुओको मुसलमानोका या 
मुसलमानोको हिन्दुओका विश्वास करनेमे या घर्मान्ध रूढिवादियोकी आँखे खोलने 
और दलित वर्गोकी दशा सुधारनेमे या काहिल छोगोको चरखा चछानेके लिए और 
बिगडी हुई रुचिके छोगोकी रुचि सुधारने और उन्हे खद्दर पुन पहिननेके लिए तैयार 
करनेमे किस तरह मदद मिल जायेगी? निरचय ही यदि हम इस समय मुसीवतोके 
दबावसे इन कामोकों नही कर सकते तो हम नाममात्रके स्वराज्यकी झूठी स्वतन्त्रताकी 
भावनासे आइवस्त होनेपर तो उन्हे शायद करेगे ही नहीं। यदि हम इन कार्योको 
या इनमे से किसी कार्यकों इस समय पूरा नहीं करते या पूरा करनेका प्रयत्न नही 
करते तो इसका कारण हमारी अनिच्छा, काहिली या इससे भी निक्षष्ट किसी अन्य 
अवगुणके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। में आपको और आपके मित्रोको आमन्त्रित 
करता हूँ कि आप अपनी योग्यता और शक्तिको, जो आप मे अवश्य ही है, इस रचना- 
त्मक कार्यमे छूगाये और तब आप देखेगे कि स्वराज्य निकट आता जा रहा है। 
आपको यह दिखाई देता हो या न दिखाई देता हो; किन्तु आप इन तीनो उद्देश्योको 
जिस हृदतक पूरा कर रहे हैं, वह उसी अनुपातसे हमारे समीप आता जा रहा है। 
अछूतपनके दुर्गकी नीव दिन-अ्रतिदिन खोखछी हो रही है। चरखेकी आनन्द ध्वनि 
अधिकाधिक सुनाई देती चली जा रही है और यद्यपि प्रत्यक्षत हिन्दू और मुसलमान 
जमकर लडनेकी तैयारियाँ करते दिखते हे, किन्तु वस्तुत वे यह अनुभव कर रहे 
है कि ऐसा करनेसे कोई छाभ नहीं होगा। फिर भी सम्भव है यह लड़ाई न रुक 
सके। लड़ाई हो ही गईं तो उसके बाद शान्तिका सुर्योदय होगा। 
| विजित अभिसान 
काग्रेस-महामन्त्री लिखते है ' हा 
मुझे खेद है कि मेने आपको १६ तारीखको सदस्थताकी जो सूची भंजी 
थी उसमें एक गलती रह गई है। बर्माका पिछले मासका कुल जोड़ ७०के 


है०० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बजाय ७५ होना चाहिए। लेकिन धर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटोने वादकों संस्या 
७५ देते समय “क” ओर “ख' श्रेणोके अन्तर्गत कोई विवरण नहीं दिया है। 
इस तालिकासे स्पष्ट देखा जा सकता है कि २० प्रान्तोमें से फेवल 
६ ने चालू माहमें जानकारी भेजी है। केरलने कोई भी जानकारी नहीं 
भेजी। शेष १३ प्रदेशोंकी केवछ पिछले मासकी संख्याएँ उपलब्ध हे। इन १३ 
भदेशोंकी पिछले मासकी तथा ६ प्रास्तोंकी चालू सासकी कुल सदस्य संख्या 
१५,३५५ है ॥ 
में इस पत्रकों केवल भूल-सुघारके लिए नही छाप रहा हैँ, बल्कि यह स्वीकार 
करनेके लिए छाप रहा हूँ कि में भासिक तालिकाएँ मेंगाने-जैसे सीधे-सादे मामहेमें 
भी अनुशासनका पाकूत नही करा सका हूँ। मै बेलगाँवमे' कहा करता था कि में 
अनुशासनका पालन करानेमे वहुत सख्त हूँ। में देखता हूँ कि में प्रादेशिक कमेटियोका 
सहयोग प्राप्त करनेमे असफल रहा हूँ। काग्रेसके सविधानमे अनुशासनहीन कमेटियोके 
लिए कोई सजा नही रखी गई है। यदि रखी भी गई हो तो मै उसे लागू करना 
नही चाहता। यद्यपि मेरा घमण्ड चूर-चूर हो गया है, फिर भी मुझे प्रभुसे प्रार्थना 
करनी चाहिए और आशा रखनी चाहिए। क्‍या कमेटियाँ अपने कर््त॑व्यके प्रति सजग 
होकर महामन्त्रीकी ताछिकाएँ भेजनेकी प्रार्थनाका उचित उत्तर देगी? 
[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१७९. नम्नताकी आवश्यकता 


वगालमे कार्यकर्त्ताओसे वातचीतके दौरान मेरा एक नवयुवकसे साबका पडा। 
उसने अपनेको ब्रह्मचारी कहा और कहा कि लोग मुझे मेरे अन्य गुणोके अतिरिक्त 
' इसलिए भी माने कि मे ब्रह्मचारी हूँ और मेरे साथी ब्रह्मचारी है। उसने यह 
बात इस तरह कही और ऐसे यकीनके साथ कही कि मेरे मनमे उसके प्रति अरुचि 
होने छगी। मेने अपने मनमे कहा कि यह व्यक्ति ऐसे विषयोके बारेमें बोल रहा है 
जिनका जरा भी ज्ञान इसे नहीं है। उसके साथियोने उसके दावोका खण्डन किया। 
और जब मैने उससे जिरह की तब तो खुद उसने भी मान लिया कि उसका दावा 
निराघार है। जो व्यक्ति शारीरिक पाप न करते हुए भी मानसिक पाप करता है 
तो वह ब्रह्मचारी नहीं है। जो व्यक्ति किसी रमणीको देखकर, फिर वह कितनी ही 
सुन्दर क्यो न हो--डिग जाता हो, वह ब्रह्मचारी नहीं है। जो केवल विवशतासे 
अपने शरीरको अपने वश्मे रख रहा है, वह काम तो अच्छा कर रहा है, पर वह 
ब्रह्मचारी नहीं है। हमे अनुचित अग्रासगिक प्रयोग करके पवित्र शब्दोका मान ने घठाना 


-१. दिसम्बर १९२४ के भारतीय राष्ट्रीप का्गेसके वाषिक अध्विशनमें; देखिए खण्ड २५ पृष्ठ ४८६-८७॥ 


न॑म्नताकी आवद्यकतां ३०१ 


चाहिए। वास्तविक ब्रह्मचर्यका फल अद्भुत होता है और वह पहचाना भी जा सकता 
है। इस सदगुणका पालन करना कठिन है। प्रयत्न तो बहुतेरे करते हे, पर सफल 
विरले ही हो पाते है। जो लोग देशमे गरुआ वस्त्र पहनकर सन्यासियोके वेपमे घूमते- 
फिरते हू, वे प्राय. किसी सामान्य व्यक्तिसे अधिक ब्रह्मचारी नही होते। अन्तर इतना 
ही है कि मामूली आदमी उसकी डीग नही हाँकता। इसलिए अकसर उस सन्यासीसे 
बेहतर होता है। वह इसी विचारसे सन्तोप मान बैठता है कि परमात्मा उसके 
सकटकी घडियोको, उसके मार्गके प्रलोभनोको जानता है; वह प्रछोभनोपर उसके 
विजयके अवसरो तथा उसके भगीरथ प्रयत्नोके वावजूद उसके कुछ स्खलनोको जानता 
है। यदि दुनिया उसके पतनको देखें और उससे उसे तोले तो वह असन्तुष्ट नही होता 
और अपनी सफलताओको वह कजूसके धनकी तरह छिपाकर रखता है। वह इतना 
विनयी होता है कि उन्हे प्रकट नहीं करता। ऐसा मनुष्य उद्धारकी आजा रख सकता 
है। परन्तु वह कंदापि नही, जो सयमका ककहरातक नही जानता, परन्तु अपनेको 
सन्‍्यासी माननेका ढोग रखता है। ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जो सन्‍्यासीका बेष नहीं 
बनाते, पर अपने त्याग और ब्रह्मचयंका ढिढोरा पीठते फिरते हैँ, दोनो गुणोका मान 
घटाते हैँ और अपनेको तथा अपने सेवाकार्यको बदनाम करते है। उनसे सावधान रहना 
ही उचित है। उनसे समाजकों हानि हो सकती है। 

जब मेने अपने साबरमती आश्रमके लिए नियमावली तैयार की, तव वह मित्रो- 
के पास सलाह और समालोचनाके लिए भेजी। उस नियमावलछीकी एक प्रति स्वर्गीय 
सर गुरुदास बनर्जीको भी भेजी। उस प्रतिकी पहुँचकी सूचनाके साथ उन्होने सलाह 
दी कि नियमोमे उल्लिखित ब्रतोमे नम्रता भी एक होनी चाहिए। उन्होने अपने पत्रमे 
लिखा था आजकलके नवयुवकोमे नम्नताका अभाव पाया जाता है। मेने उनसे कहा 
कि में आपकी सलाहके मूल्यको तो स्वीकार करता हूँ, नम्नताकी आवश्यकताको भी 
पूरा-पूरा समझता हूँ, पर एक ब्रतके रूपमें उसको स्थान देना उसके गौरवकों घटाना 
है। यह वात तो हमे गृहीत ही करके चलना चाहिए कि जो लोग सत्य, अहिसा और 
ब्रह्मच्यंका पान करेगे, वे नम्र अवह्य रहेगे। नज्जताविहीन सत्य एक उद्धत व्यगचित्र 
होगा। जो व्यक्ति सत्यका पान करना चाहता है, वह जानता है कि यह कितना 
कठिन है। दुनिया उसकी कथित सफलताओपर भले ही हप॑ प्रकट करे, पर उसे उसकी 
गिरावटका पता बहुत ही कम लग पाता है। सत्यपरायण व्यक्ति बडा ही नियन्त्रित 
व्यक्ति होता है। उसे नम्न वननेकी आवश्यकता है ही। जो शख्स सारे ससारके साथ, 
यहाँतक कि उसके भी साथ, जो उसे अपना छात्रु कहता हो, प्रेम करना चाहता है, 
वह जानता है कि केवछ अपने बलपर ऐसा कर पाना कितना कठिन है। जबतक वह 
अपनेको एक रजकणके समान तुच्छ न समझने लगेगा तबतक वह अहिंसाके तत्त्वको 
ग्रहण नहीं कर सकता। जिस प्रकार उसके प्रेमकी मात्रा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार 
यदि उसकी नम्नताकी मात्रा न वढी तो वह किसी कामका नही। जो मनुष्य अपनी 
आँखोमे ठेज छाना चाहता है, जो स्त्री-मात्रको अपनी सगी माता या वहन मानता 
है, उसे तो रजकणसे भी तुच्छ वनना पड़ेगा। उसे एक ऊँचे कगारके किनारेपर खडा 


३०९ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


समझिए। पाँव जरा इधर-उधर हुआ कि वह नीचे आया। वह अपने मनमे भी अपने 
गुणोके सराहनासूचक शब्द कहनेका साहस नहीं करता, क्योकि वह नही जानता कि 
अगले क्षणमें क्या होनेवाला है। उसके मनमे पहले अहकार उत्पन्न होता है और 
उसके फलस्वरूप उसका विनाश होता है, उसके हृदयमे दर्प आता है फठत उसका 
पतन होता है। ॒ 

“गीता मे सच कहा है-- 


विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिन । 
रसवर्ज॑रसोध्प्यस्य पर दुप्ट्वा निवतंते।॥' 


अर्थात्‌ जबतक मनुष्यके मनमें अहभाव भौजूद है तवतक उसे ईरवरका साक्षात्कार 
नही हो सकता। यदि वह ईश्वरमे मिलना चाहता हो तो उसे शून्यवत्‌ हो जाना 
चाहिए। इस प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगतमे ऐसा कहनेका साहस कौन कर सकता है 
कि “ मैने विजय प्राप्त की” ? हम विजय प्राप्त नही करते; ईद्वर प्राप्त कराता है। 

हमे इन गुणोका महत्त्व कम नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो हम सब यह 
कहने लगेगे कि ये गुण हममे मौजूद है। जो बात भौतिक वातोके वारेमें सच है 
वही आध्यात्मिक बातोके बारेमे भी सच है। यदि एक सासारिक सग्रामस्थलमे विजय 
पानेंके लिए यूरोपने गत महायुद्धमे--जो स्वय ही नाशवान्‌ है--कितने करोड 
लोगोका बलिदान कर दिया, तब यदि आध्यात्मिक युद्धमें करोड़ो लोगोको इसके 
प्रयत्ममे मिट जाना पडे, जिससे कि ससारके सामने एक पूर्ण उदाहरण रह जाये, तो 
यह कौन-सी बडी बात है” हमारे हायमे तो इतना ही है कि हम अत्यधिक नम्नताके 
साथ उद्योग करते जाये। 

इन उच्च गुणोकों अपनेमे विकसित करना ही उनके लिए किये परिश्रमका 
पुरस्कार है। जो इनमे से किसी एकको प्राप्त कर लेनेपर उसके बदलेमे भौतिक सुख 
चाहता है वह अपनी आत्माका नाश करता है। सदगुण कोई व्यापारकी चीज नहीं 
है। मेरा सत्य, मेरी अहिंसा, मेरा ब्रह्मचर्य ये मेरे और मेरे कत्तसि सम्बन्ध रखनेवाले 
विषय हैँ। ये तिजारतकी चीजे नहीं हें। जो भी युवक उनकी तिजारत करनेकी 
कोशिश करेगा, वह अपना ही नुकसान करेगा। जगत्‌के पास कोई ऐसा मापदण्ड नहीं 
है, कोई ऐसा साधन नही है जिससे इन बातोकी नापतौल की जा सके | वे छानवीन 
और विहलेषणसे परे हैं। इसलिए हम कार्यकर्त्ताणोको चाहिए कि हम उन्हे केवल 
अपने खुदके शुद्धीकरणके लिए प्राप्त करे। हम दुनियासे कह दे कि वह हमारे कार्यत्रि 
हमारा मूल्याकन करे। जो सस्था या आश्रम अपनेको छोगोसे सहायता पानेका अधि- 
कारी मानता हो उसका लक्ष्य भौतिक -- सासारिक होना चाहिए -- जैसे अस्पताल, पाठ- 
शाला, कताई और खादीप्रचार। सर्वसाघारणको इन गतिविधियोकी उपयोगिता-अनुप- 
योगिता परखनेका अधिकार है और यदि जनता उन्हे पसन्द करती है तो सहायता 
कर सकती है। शर्तें स्पष्ट है। व्यवस्थापकोमे नेकनीयती और योग्यता होनी चाहिए। 


२. भ्ध्याध २, इलोक ५९। 


पतित बहनें ३०३ 


वह प्रामाणिक मनुष्य जो शिक्षाशास्त्रसे अपरिचित हो, शिक्षक कहलाकर लोगोसे सहा- 
यता पानेका हक नहीं रखता। इन सार्वजनिक सस्थाओमे हिसावब-किताब ठीक-ठीक 
रखा जाना चाहिए जिससे लोग जब चाहे तब निरीक्षण कर सके। इन जर्तोकी पूर्ति 
सस्थाके संचालकोको करनी चाहिए। लोगोसे आदर और आश्रय पानेकी दृष्टिसे उन्हे 
सच्चरित्रताका दिखावा नहीं करना चाहिए। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१८०: पतित बहनें 


मदारीपुरमे स्वागत समितिने पतित बहनोके द्वारा एक कताई प्रदर्शनका आयो- 
जन किया था। उस दृश्यको देखकर तो मुझे आनन्द हुआ, परन्तु मेने इस बातकी 
ओर व्यवस्थापकोका ध्यान खीचा कि इस प्रश्नको हाथमे लेनेमे क्या-क्या खतरे खड़े 
हो सकते हूँ। बारीसालमे उनके उद्धारकार्यंको पहले-पहल एक निश्चित रूप मिला था। 
परन्तु उसने जो पद्धति पकडी है, वह शोभनीय नही, निश्चित ही भद्दी है। वहाँ इन 
अभागिनी बहनोकी एक संस्था कायम की गई है। उस सस्थाको एक भ्रमोत्पादक नाम 
दिया गया है। उसके “वर्तमान ध्येय और उद्देश्य” इस प्रकार बताये गये है 
१. गरोबोंकी मदद करना और बीमार भाई-बहनोंकी सेवा-शुअषा करना। 
२. अपने बीच शिक्षाका प्रसार करना। 
(ब) एक नारी शिल्पाश्रमफी स्थापना करके कताई, बुनाई, सिलाई, 
दस्तकारी, तथा अन्य हस्तकौद्यलकी उन्नति करना। 
(क) उच्च संगीत की शिक्षा देना। 
हे. उन तसास संस्थाओंमें शरीक होना, जिनका धर्म सत्याग्रह और 
अहिंसा है। 
यदि और कुछ भी नही तो यह घोड़के आगे गाड़ी रखने जैसा है। इन बहनो- 
को खुद अपना सुधार करनेके पहले ही जनसेवा करनेकी सलाह दी गई है। उच्च 
सगीतकी शिक्षा देनेके विचारका परिणाम यदि दुखद न हो तो वह कमसे-क्म एक 
बडे मजाक-जैसा तो छगेगा ही। क्योकि यह मानना होगा कि ये स्त्रियाँ नाचना और 
गाना तो जानती ही हैं। और फिर वे अपने व्यवसाय द्वारा सारे समय सत्य और 
अहिसाको भग करते हुए भी सत्य और अहिंसाको अपना धर्म माननेवाली सस्थाओमे 
शरीक हो सकती है| 
भेरे सामने जो कागज पडा हुआ है वह तो यह भी कहता है कि वे काग्रेसकी 
सदस्या भी वनाई गई हूँ और “ उनकी तुच्छ स्थितिके योग्य राष्ट्रीय काम करनेकी ” 
छूट भी उन्हे दी गई है! वे काग्रेसकी प्रतिनिधि भी चुनी गई हे। मेने उनके नामसे 
लिखा गया एक घोषणापत्र भी देखा है, जिसे कि में भद्दा और गन्दा समझता हूँ। 


०४ संम्पूर्ण गाधी वाडमय॑ 


इसमें हेतु कुछ भी हो, में इस पुरे प्रकरणको लज्जाजनक माने विना नहीं रह 
सकता। हाँ, कताईको में जरूर चाहता हूँ, परन्तु उसे पापका परवाना नही वनने 
देना चाहता। में जरूर चाहता हूँ कि हर शख्स सत्याग्रह घर्मको स्वीकार करे। प्रन्तु 
एक ऐसे झख्सको, जिसका कि घघा ही खून करनेका रहा हो और जिसपर उसे 
पश्चात्तापतक न हो, प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर करनेसे रोकनेमें अपनी सारी शक्ति छगा 
दूँगा। मेरी पूरी सहानुभूति इन वहनोके साथ है। लेकिन वारीसालवालोने जो तरीके 
अख्तियार किये है उन्हे में कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। इन वहनोको वहाँ 
ऐसा सामाजिक दर्जा मिल गया है जो कि समाजके नैतिक कल्याणकी दृष्टिसे उन्हें 
हरग्रिज न मिलना चाहिए। जिस प्रयोजनको लेकर इन वहनोंने अपनी सस्या बनाई 
है, क्या उसे छेकर हम जाने-माने चोरोका एक सघ वबलनायेंगे? और ये वहने तो 
चोरोसे भी ज्यादा खतरनाक हँँ। इसलिए उनकी ऐसी सस्थाकी स्थापनाका आधार 
और भी अधिक कमजोर है। चोर तो रुपया पैसा ही चुराते हें, पर ये तो मनुष्यके 
सद्गुणोंको चुराती है। हाँ, यह बात सच है कि समाजमे इन अभागिनी स्त्रियोंके 
अस्तित्वके लिए पुरुष ही बुनियादी तौर॒पर जिम्मेदार है। परन्तु हमे यह वात हरग्रिज 
न भुला देनी चाहिए कि इन्होने समाजमें बुराई फैलानेकी महाभयकर शक्ति प्राप्त 
कर ली है। वारीसालमे मुझे मालूम हुआ कि वहाँ इन स्त्रियोके सामाजिक कार्यके 
फलस्वरूप ये इतनी आगे वढ गई है कि जिसका असर बहुत बुरा पड रहा है। 
और फलत वारीसालके युवकोका सदाचार भी उनके प्रभावसे नही वचा है। अच्छा 
होता यदि यह सस्था तोड दी जाती। मेरा दृढ मत है कि जबतक वे इस शर्मनाक 
जिन्दगीको अछ्तियार किये हुए है, तवतक उनसे किसी किस्मका चदा या सेवा लेना 
या उन्हे काग्रेसका प्रतिनिधि चुनना और सभासद वननेके लिए प्रोत्साहित करना 
वेजा है। काग्रेसका कोई नियम ऐसा नही है जिसके अनुसार वे काग्रेसमे आनेसे रोकी 
जाये, परन्तु मुझे यह आशा थी कि लोकमत ही उन्हे काग्रेससे दूर रखेंगा और खुद 
उनमें भी इतना सकोच तो जरूर होगा कि वे अपनेको स्वयं ही दूर रखेगी। 

मैं चाहता हूँ कि मेरे ये शब्द उनतक पहुँचे। में उनसे आग्रह करूँगा कि 
वे काग्रेसके रजिस्टरसे अपने नाम कटवा छे। भूल जाये कि उनकी कोई सस्या है। 
और शीघ्र ही, निशचयपूर्वक अपने इस अनीतिपूर्ण व्यापारको त्याग दे। वे चरखेको 
वतौर साधनाके और बुनाई या दूसरे किसी अच्छे रोजगारकों अपनी रोजीके तौरपर 
उसी हालतमे अख्तियार करे, इससे पहले नही। 

[ बंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१८१. तीन सवाल 


एक सज्जनने वारीसालमे मुझसे तीन सवाल पूछ थे। उनको उत्तर सहित नीचे 
दे रहा हूँ: 

१. क्या हमारी 'पतित बहनें” जिला या प्रान्तोय सम्मेलनों तया अन्य प्राति- 
निधिक भण्डलोंके लिए प्रतिनिधि चुनो जा सकती हे? यदि नहीं तो फिर ये प्रति- 
निधिके रूपमें वारीसारसे पिरोजपुर और जंसोरके सम्मेलनोंमें कंसे भेजी गईं? 

काग्रेसके मौजूदा विवानके अनुसार एक चरित्रहीन व्यक्ति भी, यदि उसे चुनकर 
भेजनेवाले मतदाता मिल जाये, काग्रेसका प्रतिनिधि बननेका अधिकारी है। परन्तु वे 
सदस्य जो पतित बहनोको, उन्हे उस रूपमे जानते हुए और उनके द्वारा उस पापमय 
धन्बेका त्याग न होनेपर भी चुनते हैँ, मेरे नजदीक वहुत अच्छे आदमी नही हैँ। जिन 
सम्मेलनोका जिक्र किया गया है, उनकी मुझे कोई जानकारी नहीं। 

२. यदि कोई एक व्यक्ति या सुसंगठित सण्डल कांग्रेसका रुपया खा जाये या 
रसीद बुकें, बहो-खाते आदि और जिला कांग्रेस कमेटीके रुपये तथा अन्य सम्पत्ति, नयी 
चुनी कार्य-समितिको, जिसे कि बंगारू प्राल्तीय कांग्रेस कमेटी विधिवत्‌ मान्यता दे चुको 
है, न दे तो रुपये-पैसे बसु करने तथा किताबें और कांग्रेसकी अन्य सम्पत्ति प्राप्त 
करनेके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? 

यद्यपि में अब भी एक दृढ असहयोगी हूँ तो भी यदि मेरी मिन्नत-खुशामदसे 
काम न निकला तो में उसपर दीवानी या फौजदारी दावा करनेमें न हिचकूँगा --- फिर 
वह चाहे मेरा पिता या पुत्र ही क्यो न हो। काग्रेसका विधान और प्रस्ताव उसके 
उद्देग्यको विफल करनेंके लिए नही हैं। 

३. जो हिन्दुस्तानी और यूरोपीय छोग, जिनमें सरकारी उच्च अधिकारी भी 
शामिल हूं, अवतक आपके लोकोपकारी कार्यके विरोधी रहे हे, अब भी हे और जो 
आपकी पिछली बंगालू-यात्राके समय जिन समारोहोमें आप जाते थे, शरीक नहीं होते 
थे और होते भो थे तो बाधा डालनेके लिए ही, वे ही अब आपके स्वागतमें इतना 
उत्साह क्‍यों दिल्ला रहे हे? आपकी समझसमें इसका कारण क्या है? क्‍या ऐसा माननेका 
कोई कारण है कि उन लोगोंमें अब अहिसात्मक असहयोगकों उच्च भावना पेदा हो 
गई है या इससे यह साबित होता है कि देशके सबसे बड़े राजनीतिक नेताके रूपमें 
आपकी हवित यदि बिल्कुल नष्ट नहीं हो गई तो क्षीण अवदय होती जा रही है? 

मुझे पता नहीं कि सरकारने मेरे पिछले वगालके दौरेके समय क्या-क्या वाघाये 
डाली थी। परन्तु यदि सरकारी कर्मचारी आज मेरे स्वागतमे उत्साह दिखा रहे है 
--तो पत्रलेखक उक्त अनुमान निकालनेके लिए स्वतन्त्र हे। में आगा करता हूँ कि 
पत्रेखक महोदय स्वयं उस गलतीके शिकार न बनेगे, जिसके शिकार उनके खयालूके 


२७-२० 


३०६ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


मुताबिक, सरकारी अधिकारीगण बने हुए प्रतीत होते है। क्योकि सत्याग्रहीकी 
आख्यानोंमे वर्णित उस पक्षीकी' शक्तिकी तरह है जो कि अपनी राखमे से पुन कह 
हो जानेकी क्षमता रखता है। 

[अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


१८२. सत्याग्रहियोंका कत्तंव्य 


कलकत्ता 
२५ जून, १९२५ 
हुगलीकी जिला अदाछतने हाछमे एक फैसला सुनाया है। उसके अनुसार तारके- 
इवरके मन्दिर और साथ-साथ महन्तकी मानी जानेवाली सारी सम्पत्तिके छिए एक 
“रिसीवर' तैनात किया जानेवाला है! इसे देखते हुए सत्याग्रहियोका क्या कत्तंव्य 
है-- यह वात हमसे पूछी गई है। 
हमारी राय तो यह है कि जब “रिसीवर” उस सम्पत्तिको अपने अधिकारमे 
करने आये तब सत्याग्रही अधिग्रहणका विरोध नहीं कर सकते और न “रिसीवर” 
द्वारा उस जायदादका कब्जा लेनेका विरोध कोई अथ ही रखता है। संत्याग्रह तो 
महन्तके खिलाफ, बल्कि उसके तौर-तरीकोके खिलाफ, किया गया था। अब वह महत्त 
काबिज नही है और न्यायाल्‍हूयके निर्णयते महन्तको कब्जा नहीं दिया है। इसके विप- 
रीत, उस निर्णयसे यह भी साफ हो जाता है कि यद्यपि महन्तने सारी मिल्कियतका 
पूरा या आशिक कब्जा प्राप्त करनेकी कोशिश की थी लेकिन उसे सफलता नहीं 
मिली । 
सत्याग्रहका उद्देश्य था मन्दिरसे सम्बन्धित समस्त अनुचित व्यापारकों समाप्त 
करवाना और छरूक्ष्मीनारायण मन्दिरको आम जनताके प्रवेशके लिए खुलवाना। अब 
अदालतके फैसलेके अधीन पहलेके दोषोका फिरसे प्रारम्भ या मन्दिर-पवेश-नि्षधका 
पुन. रूढ होना सम्भव नहीं रह गया है। जबतक मन्दिरका प्रबन्ध निर्दोष रहता है 
और महन्तके हाथमे प्रबन्ध नहीं होता, तबतक सत्याग्रहियोको इस बातसे कोई प्रयोजन 
नही कि कब्जा किसके पास है। 
इसलिए सत्याग्रहियोका यह कत्तंव्य होगा कि माँगनेपर “रिसीवर को कव्जा 
दे दिया जाये। यदि फिर कभी प्रबन्धमे बुराइयाँ पैदा होते छूग्रे तो उस समय स्थिति 
पर फिरसे विचार किया जा सकता है। जबतक न्यासकी व्यवस्था सही ढगसे चलती 
रहे तबतक न्‍्यासी कौन-कौन व्यक्ति बनते है, यह सोचनेकी जरूरत नहीं है। यदि 
आगे चलकर वादी महन्तसे साठ-गाँठ कर छेते है त्तो भी यह एक विचारणीय विषय 
होगा कि सत्याग्रहियोको क्या करना चाहिए। 


१. फीनिक्स । 


पत्र - महाराजा वर्दवानकों १०७ 


गत ८ जूनको दार्जिलिगमे देशवन्बुने उक्त वात्तोपर अपनी अन्तिम सहमति दे 
दी थी और जरूरी माने जानेपर यह सब हमारे सयुक्त हस्ताक्षरो-सहित प्रकाशित 
किया जाना था। मुझे बताया गया है कि इस वक्तव्यका प्रकाणन जरूरी है। इसलिए 
हमारे सयुकत वकक्‍तव्यके रूपमें इसे प्रकाशित करनेमे मुझे कोई सकोच नही हो रहा 
है। इसके वाद मेने ऐसा कुछ नहीं पाया कि मुझे अपनी राय वदलनी पड़ती। 
[अग्नेजीसे ] 
अमृतवाजार पत्रिका, ९-७-१९२५ 


१८३. पन्न: महाराजा बर्देवानको 


२६ जून, १९२५ 
में यदि आपको यह न वतलाता कि आपके उस पत्रसे मेरा हृदय छुब्ब हुआ 
है जिसमें आपने स्मारक कोपके लिए अपने दान सम्बन्धी निर्णयकी वात लिखी थी 
तो में राजाओं और महाराजाओका सच्चा मित्र --जैसा कि मेरा खयाल है कि में 
हें“ नही कहला सकता था। में कहँगा कि इससे आपका अपने देश भाइयोमे क्षीण 
विश्वास और उनके प्रति एक गरूत मनोवृत्ति व्यक्त होती है। आप उस अपीलके 
हस्ताक्षरकर्त्ताओंमे अपना नाम प्रकाशित करानेकी अनुमति उदारतापूर्वक दें चुके हूँ। 
यदि उसका कुछ भी आयें होता है तो वह यही होना चाहिए कि आप घन-संगहको 
सफल वनानेका दृढ़ सकल्प कर चुके हे। लेकिन आप जो शर्तें छगा रहे हें, 
परिणामस्वरूप धन-सग्रहमे वावाएँ उत्पन्न होगी। यदि आपको --- एक महाराजा हस्ता- 
क्षरकर्ताको --- यह अधिकार हो कि आप दानकी अदायगी इस शर्तंपर करेगे कि कोपकी 
राशि एक निदिचत रकमतक पहुँच” जाये तो फिर अदना हस्ताक्षरकर्ताओके हकके 
बारेमे क्या होगा? और यदि वे सभी ऐसी शर्तें लगाएँ तो भरा सम्रह किस तरह 
एक कदम भी जागे वढ सकता है? जिन अनेक चंदोंकी उगाहीका सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ है, उन सबमे मैने कोषोंके प्रारम्भकर्त्ताओंके रूपमें हस्ताक्षर करनेवाले 
लोगोंकों ही सम्बन्धित कोषोकी सफलताके जमानतदारोके रूपमे पाया है। मेरा खयाल 
है कि आपने यह सर्वथा अनुचित रुख किसी गलतफहमीके कारण अपनाया होगा, 
क्या आप उसको वदलनेकी कृपा करेगे? 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य . नारायण देसाई 


१८४. पत्र: शुएब क्रेशीको 


२६ जून, १९२५ 
, पुम हिन्दू-मुस्लिम झगड़ोके बारेमे जो भी कुछ कहते हो वह विलकुछ सही 
है। में वही रास्ता अपना रहा हूँ जो उस्मानके जमानेमे पैगम्बरके साथियोने अपनाया 
था। इस्लाम विरोधी गुटोमे वँटकर टूट-विखर गया तो वे गुफाओमे चले गये थे। 
तो हम यो कह सकते है कि जबतक हिन्दृ-मुसलमान कुत्ते-विल्लीकी तरह झगते है 
तबतकके लिए हम अपने ही अन्दर सिमटकर आत्मचितनमे छग जाये। 
[अग्रजीसे 


भहादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१८५. भाषण|ः कलकत्ताकी शोकसभासें' 


२६ जून, १९२५ 

इसके बाद गांधोजोने कहा कि प्रस्ताव तैयार करके गुजराती समाजने अपना 
कर्तेंव्य-मात्र निभाया है, अधिक कुछ नहीं। १८ जूनका दिन देशबन्धुकी मृत्युपर शोक 
व्यक्त करनेका दिन था और में समझता हूँ कि इस सभामें उपस्थित छोगोंमें से अधि- 
कांद देशवन्धुकी धावयात्रा्में शरीक हुए थे। में पहले भी अपील कर चुका हूँ कि 
देशबन्धुका स्थायी स्मारक बनानेके लिए फमसे-कम दस राख रुपयोका कोष जमा 
किया जाये और स्मारक उसी तरहका हो जेसा कि उस कागजमें उन्होंने छिला है 
जिसे हम वेशबन्धुकी वसीयत कह सकते हे। में इस समय उसी काममें संलूनन था 
और जब सेठ आनन्‍्दजी हरिदास तथा अन्य मित्र मेरे पास यह कहनेके लिए पहुँचे कि 
इस उत्सवकी अध्यक्षता आप कीजिए तब मेने उनसे साफ कहा कि गुजराती समाजकी 
ओरसे मे अपनी अपीलके उत्तरमें समुचित योगदानकी आज्ञा रखता हूँ। मेने उनसे 
यह भी पूछा कि क्या अपने हिस्तेकी रकम कोबमें देनेके लिए आपने कोई राशि 
इकद्ठी की है, लेकित मुझे यह देखकर निराक्षा हुई कि ऐसा कोई प्रबन्ध पहलेते 
सहीं किया गया था। में कामकाजी व्यक्ति हे और मेरे पास कोषके लिए संग्रह 
करनेको जितना भी समय है उप्तमें से एक भी मिनट नष्ड करना से पसन्द नहीं 


१. चिंत्तरजन दासकी सृत्युपर शोक मनानेके लिए शामकों जत्केड वियेटरमें एक सभा की रई। 
गाधीजीने अध्यक्षता की और शोऊ श्रत्ताव सर्वसम्मतिसे पास दो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने यह भाषण दिया! 


अपील . देशवन्धु श्रद्धाजलि-सभाके सम्वन्धमे ३०९ 


करता। मेने तो समझा था कि देवाबन्धु-सप्तारक कोषके लिए गुजरातो समाजके हिस्से- 
का चन्दा लेनेके लिए हो से इस सभामें आया हूँ। और अपने गुजरातो भादयोसे 
तो साफ और यहाँतक कि कड़ी बात बोलनेकी मेरी हमेशासे आदत रहो है। मुझे 
इस बातकी प्रसन्नता है कि सेरे निवेदनोंका उत्तर गुजरातियोंन हमेशा ही उदारतापूर्वक 
दियां है। बुरे काम्मोंक लिए नहीं, बल्कि अच्छे का्मोंके लिए विभिन्न प्रान्तोंमें प्रति- 
हन्द्रिता पैदा करना भेरी आदत रही है। में पक्की तौरसे नहीं कह सकता कि जब 
स्व॒राज्य कायम होगा तब स्वराज्यका झण्डा फहुरानेमें कौन-सा प्रान्त प्रथम रहेगा। 
लेकिन मुझे विश्वास है कि जो भी प्रान्त सच्चे अर्थोर्में समृचे देशके प्रति अपना कत्तंव्य 
निभाता रहेगा, उसीको यह श्रेय प्राप्त होगा। जब सेने तिलक स्वराज्य कोषके लिए 
एक करोड़ दपयेकी अपील की थी तो गुजरातियोंने बहुत ही सराहनीय उदारता प्रवर्शित 
की थो। और मुझे यह सोचकर खुशो हो रही है कि जाज शाम कलकत्तेके गुजरातियोंसे 
को गई मेरी अपील व्ययें नहों जायेगो। आज व्यापारमें बहुत अधिक मन्‍्दी है, सो 
में जानता हूँ, तथापि सुझे गुजराती समाजसे कमसे-कम दस लाख रुपये माँगने हे; 
और भुझे आजा है कि जो कमी अभी रह गई है वह कोष संग्रहके लिए बचे आगामी 
तोच चार बिनोंमें पुरी कर दी जायेगी।' 

[अग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, २७-६-१९२५ 


१८६० अपील: देशबन्धु श्रद्धांजलि-सभाके सस्बन्धमें 


मुझे आशा है कि जनता पहली जुराईकी तिथि याद रखेगी। जो छोग कलकत्ता- 
में देशवन्धु श्रद्धाजलि-सभाओका आयोजन कर रहे है, वे इस निष्कर्पपर पहुँचे हे कि 
तीन सभाएँ करना आवश्यक है-- एक तो विक्टोरिया मेमोरियरके उत्तरवाले मेदानमें 
सार्वजनिक सभा, दूसरी मिर्जापुर पारकमे केवल महिलाओके लिए और तीसरी टाउन 
हॉलमे, जहाँ टिकटो द्वारा प्रवेश हो। चूँकि पहलछी जुछाईको सारे भारतमे होनेवाली 
सभाएँ, किसी एक दलसे सम्बन्धित न होकर निर्देलीय किस्मकी रखी जा रही हैं, 
और चूँकि बहुतेरे छोगोने जो देशवन्बुके राजनीतिक विचारोसे सहमत नही थे, श्रद्धा- 
जलि-सभाओमे उपस्थित होकर उनकी यादगारके प्रति आदरमाव व्यक्त करनेका अपना 
निश्चय प्रकट किया है, उचित यही समझा गया कि सार्वजनिक सभाके अछावा टाउन 
हॉलमे भी एक सभा ऐसी की जाये, जिसमे विभिन्न दछोके लोग शरीक हो और 
जहाँ उपयुक्त भाषण दिये जाये। सयोजकोके सामने कठिनाई यह है कि टाउन हॉलमें 
प्रवेशके लिए टिकट किसे-किसे भेजे जाये। मुझे माछूम हुआ है कि टाउन हॉलमे केवल 


१. सापणके बाद देश्ववन्पु-स्मारक कोषके छिए ऋन्दा किया गया। नकद राशि और दानके वादेकि 
रूपमें कुछ मिलाऊर करीव ७,००० रु० जाये। 


३१० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


१२०० छोगोंके बैठनेके लिए स्थान है। कुछ स्थान अवश्य ही सुरक्षित रखने होंगे 
बाकीके लिए श्रीयुत एन० सी० सेनके पास ९८, वेलतला रोड, भवानीपुरके पत्तेसे 
अर्जी भेजी जानी चाहिएं। वे आगामी इतवारतक ली जा सकेंगी। और यदि अंजियों- 
की संख्या उपलब्ध स्थानोंसे अधिक हुई तो लाठरी द्वारा उन छोगोंके नाम निश्चित 
किये जायेंगे, जिन्हें प्रवेशपत्र दिया जाना चाहिए। ऐसी सार्वजनिक सभाओं में उपस्थिति 
नियंत्रित रखनेके सम्बन्ध्में जो आशंकाएँ हैं, उनको में जानता हूँ। लेकिन में आशा 
करता हूँ कि जनता बेचारे संयोजकोंकी कठिनाईको महसूस करेगी। वे चाहते हें 
कि टाउन हॉलमें सभी विचारोंके छोगोंका प्रतिनिधित्व हो। सार्वजनिक सभामें शायद 
अधिक भाषण न हो सके या सम्भव है, वहाँ एक भी भाषण न हो। फिर भी उन 
लोगोंको जो अपनी भावनाएँ व्यक्त करना चाहते हैं, इसका कोई अवसर न मिल - 
पाना खेदजनक होगा। ऐसा अवसर टाउन हालमें मिल सकता है। 
इसलिए मैं आशा करता हूँ कि टाउन हॉलकी सभाकों सफल बनानेगें जनता 

प्रबन्धकोंके साथ हादिक सहयोग करेगी। टाउन हॉलकी सभाकी अध्यक्षता करनेके लिए 
महाराजाधिराज बद॑ंवानने स्वीकृति देनेकी कृपा की है। 

[अंग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, २७-६-१९२५ 


१८७ पहली जुलाई 


मैंने यह सलाह दी है कि देशबन्धुकी स्मृतिममें उनके श्राद्धक दिन हिन्दुस्तानके 
प्रत्येक गाँव और शहरमें सार्वजनिक सभा की जाएं। उस दिन धामिक भावनावाले 
लछोग उपवास या एकाहार भी करें। देशबन्धुके घरमें तो ये सब हो ही रहा है। उन्हें 
कीतन प्रिय था, इसलिए नित्य रातको कीतन भी किया जाता है। जो स्तानादि 
[धामिक विधियाँ ] करना चाहें, वे. उन्हें भी कर सकते हैँ। मुख्य बात तो ठीक पति 
बजे सभा करना और उसमें प्रस्ताव स्वीकृत करना है। गृजरातमें जहाँ-जहाँ कांग्रसका 
सन्देश पहुँच सकता है वहाँ-वहाँ सभाएँ करना वांछत्तीय है। इन सभाओं में स्वीकृत 
प्रस्तावकी नकल गंगास्वरूप बासन्‍्ती देवीको डाकसे भेज देना पर्याप्त होगा। प्रान्तीय 
कमेटी भी अपनी ओरसे एक तार द्वारा गाँवोंकी सूची भेजे, जिससे यह पता चल 
जाएगा कि किन-किन जगहोंमें सभाएँ हुई हैं। सभाओंमें शोक-पस्ताव और देशबन्धुके 
गुणोंका कीर्तन तो हो ही, किन्तु प्रत्येक सभामें उसके अछावा दूसरे कार्य भी किए जा 
सकते हैं। हम देशबन्धुकी पूजा उनके स्वराज्य प्राप्तिके लिए किए गए कार्योके कारण 
करते हैं। यदि इस स्वराज्यकी स्थापना आज ही हो सके तो देशबन्धुकी आत्माको 
पूर्ण शान्ति मिलेगी। यह कार्य इस समय हमारी शक्तिसे बाहर है। किन्तु स्वराज्यकी 
समीप लाना हमारी शक्तिसे बाहर नहीं है। 

राजा और रंक, मजदूर और मालिक, बूढ़े और बालक, स्त्री और पुरुष, हिन्दू 
और मुसलमान सब स्वराज्यकों समीप लातनेके लिए क्या कर सकते हूँ ? ऐसा कौन-सा 


कुछ संस्मरण ३११ 


कार्य है, जिसे सव लोग कर सकते है। ऐसा कार्य एक है, और वह है खादीका प्रचार | 
सव लोग शुद्ध खादी पहननेका निरचय कर सकते हैँ और यज्ञार्य अर्थात्‌ देशके निमित्त 
आधा घटा नित्य चरखा चलानेकी प्रतिजा कर सकते हैं। इसमे किसीको कोई कठिनाई 
नही हो सकती। इस प्रकार लोग नित्य देशवन्बुका स्मरण कर सकते हैँ। यदि इस 
प्रकारकी प्रतिज्ञा छाखो लोग लें तो क्या नहीं हो सकता। हम विदेशी कपडेका सर्वेथा 
त्याग कर सकते है। इससे हममे आत्मविश्वास पैदा होगा। देजवन्धु चाहते थे कि 
लोगोमे आत्मविश्वास आए। वे चाहते थे कि हम छोग स्वावरूम्बी वने; इसलिए हमें 
स्वावलूम्बी वनना चाहिए। वे चाहते थे कि हम हिन्दू, मुसलमान और पारसी आदि 
सब छोग सग्ठित हो। हम चरखेंके द्वारा ऐसा सगठन साध सकते है । इसी कारण में तो 
चाहता हूँ कि सभी लोग खादी पहनने और चरखा चलानेकी प्रतिज्ञा अवश्य करे। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, २८-६-१९२५ 


१८८. कुछ संस्मरण 


इस अकमे लिखनेके लिए और क्या वात सूझ सकती है? 

पहाड-जैसे देशबन्धु उठ गये, अखवार उन्हीकी चर्चासे भरे हुए है। देभवन्बुकी 
छोटी-छोटी वाते भी उनमे बहुत चावसे छापी जा रही है। 'सर्वेट ने विशेषांक 
ही निकाछा है। वसुमती” बगारूका सबसे बड़ा समाचारपत्र है। वह विद्येषांक 
निकालनेकी तैयारियाँ कर रहा है। श्रीमती वासन्ती देवीके पास हजारसे ज्यादा 
शोक-सूचक तार आ चुके हे; और अभी सुदूर देशोसे आते जा रहे है। जगह-जगह 
जोक-सभाएँ हो रही है। जायद ही ऐसा कोई गहर, जहाँ काग्रेसका झण्डा फहराता 
है, बचा होगा जहाँ सभा न की गई हो। 

कलकत्ता गत १८ तारीखको पागल ही हो गया था। अक-शास्त्री कहते हैँ कि 
वहाँ दो छाखसे कम आदमी इकटूठे न हुए होगे। इसके अलावा स्त्री-पुरुष रास्तोपर 
या द्वामोकी छतोपर खड़े थे, तारके खम्वोपर चढे हुए थे और झरोखोमे प्रतीक्षामे 
बैठे थे। 

साथ भजन-कीतंन तो था ही। पुष्पोकी वृष्ठि हो रही थी। शव खुला हुआ 
था, परन्तु उसपर फूछोके हारोका ढेर लगा था। 

शवयात्राके आगे स्वयंसेवक फुलवारी छेकर चल रहे थे, जिसमे फूलोसे सज्जित 
चरखा रखा था। शवयात्रा स्टेशनसे साढें सात बजे चलकर तीन वजे इ्मशानमें पहुँची 
और साढ़े तीन बजे शवका अग्नि-सस्कार आरम्भ किया गया। 

इमशान घाटपर भीड़ उमड़ पड़ रही थी। भीडके रेलेको रोकना बहुत ही कठिन 
हो रहा था। में समझता हूँ कि यदि मुझे हटूटे-कट्ठे लोगोने अपने कन्धोपर विठाकर 
इस उमड़ती हुईं भीड़के आगे ऊँचा न कर दिया होता तो भयकर दुर्घटना हो जाती | 


१२१२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मुझे दो-तीन सशक्त भनुष्योनें वारी-वारीसे अपने कन्धोपर उठाया। मैं कन्बोपर बैठे- 
बैठे ही छोगोको आगे वहनेसे रोकता और अपनी-अपनी जगह वैठनेके लिए समझाता। 
लोग जबतक मुझे देख सकते थे तबतक तो बैठे रहते, किन्तु अन्यत्र अथान्तिकी 
आशका होनेपर, मेरे उस ओर छे जाये जानेपर, भेरी पीठ फिरते ही फिर खडे हो 
जाते। वे सभी आपेसे बाहर हो रहे थे। हजारो आँखे अर्थीपर छगी हुई थी। जब 
अग्निदाह शुरू हुआ तब वे अधीर हो उठे। सब वरबस खडे हो गये और चिताकी 
ओर अग्रसर हुए । यदि एक भी क्षणका विलसम्ब होता तो सबके चितापर आ गिरने- 
का अउन्देशा था। अब क्या करे? मेने छोगोंसे कहा--' अब काम पूरा हुआ, अतः 
आप सब अपने-अपने घर चले जाये', और जो भाई मुझे उठाये हुए थे उनसे कहा 
“अब आप मुझे इस भीडमे से निकाल ले चले।” में लोगोसे पुकार-पुकारकर और 
इशारेसे कहता गया कि वे मेरे पीछे-पीछे चले आये। इसका असर बहुत अच्छा हुआ, 
हजारोकी वह भीड वापस चल पडी और इस तरह दुर्घटनासे बच गई। चिता चन्दनकी 
लकडीसे रची गई थी । 

ऐसा मालूम होता था मानों लोग वन-भोजके लिए आये हो ।गम्भीरता तो 
सबके चेहरेपर थी, परन्तु ऐसा नही मालूम होता था कि वे शोकमर्न है । कुंटुम्बियोका 
और मेरा शोक स्वार्थभय लगता था । हमारा तत्त्वज्ञान खत्म हो गया था, छोगोका 
कायम रहा, क्योकि वे तटस्थ थे । उनमे देशबन्बुके प्रति सम्मानका भाव तो पूरा था, 
किन्तु उनकी पूजा नि स्वार्थ थी। वे तो इस भारतपुत्रकों, अपने इस वन्धुको, प्रमाण- 
पत्र भेट करनेके लिए आये थे। वे अपनी आँखोसे और चेष्टासे ऐसा कहते हुए दिखाई 
देते थे -- दास, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे जैसे हजारो हो।' 

देशबन्धु-जेसे भव्य थे, वैसे ही भले भी थे। मुझे दाजिलिंगमे इसका पूरा अनु- 
भव हुआ। वहाँ उन्होने धर्म-सम्बन्धी बाते की। जिन बातोकी छाप उनके ऊपर गहरी 
पडी थी, उनकी चर्चा की । वे धर्मका अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उत्सुक 
थे। “दूसरे देशोमे कुछ भी हो, परन्तु इस देशका उद्धार तो अहिसाके मार्गेसे ही 
सम्भव है। भें यहाँके नवयुवकोको दिखा दूँगा कि हम अहिसाके मार्गपर चलकर स्वराज्य 
प्राप्त कर सकते हैँ।” “यदि हम नेक बन जायेगे तो अग्रेजोको नेक बना छेगे।' 
इस अन्धकार और दम्भमे मुझे सत्यके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता | 
दूसरेकी हमे आवश्यकता भी नही है।” “में तमाम दलोमे मेल कराना चाहता हूं। 
बाघा सिर्फ इतनी ही है कि हमारे छोग भीरु हैँ। उनमें एकता करानेके प्रयत्तमे होता 
यह है कि स्वय हमारे भीरु बन जानेका भय रहता है। आप जरूर सबको मिलाने- 
की कोशिश करे और--से' मिले,--पत्रके सम्पादककों समझाये कि मेरी और 
स्वराज्यदलकी निन्‍्दा करनेसे क्या लाभ? मैने भूछ की हो या अनुचित कार्य किया 
हो तो वे मुझे बताये। में उनका समाघान न कर सकूँ तो वे मेरी जी-भर कर निन्‍्दा 
कर सकते हे।” “आपके चरखेका रहस्य में दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक समझता जाता 
हैं। मेरा कन्चा दर्द न करे और कताईके सम्बन्धमें बिलकुल जड़ न होऊ तो में सूत 


१ व २ मूलमें यहाँ दो नाम छोड़ दिये गये दे। 


कुछ संस्मरण ३१३ 


कातना तुरन्त सीख लूँ। एक वार सीखनेपर फिर नियमपूर्वक कातनेमे मेरा जी न 
ऊवेगा। परन्तु सीखनेमे तो जी ऊब जाता है। देखो न, तार वार-बार टूट जाता है।' 
परन्तु आप ऐसा किस तरह कह सकते हूँ कि स्वराज्यके लिए क्या नहीं किया जा 
सकता ” ” 'हाँ, हाँ, यह तो ठीक ही है। में सीखनेसे इनकार कव करता हूँ? में तो 
अपनी कठिनाई बताता हूँ। पूछे न वासन्ती देवीसे कि मैं ऐसे कामोमे कैसा जड हूँ? ' 
चासन्ती देवीने उनकी हाँ-मे हाँ मिछाई और कहा, “यह बात सच है। उन्हें अपना 
सनन्‍्दूक खोलना हो तो ताली छगाने मुझे आना पडता है।” मेने कहा, ' यह तो आप- 
की चालाकी है। इस तरह आपने देशवन्धुकों अपग वना रखा है, जिससे उन्हे सदा 
आपकी खुशामद करनी पडे और आपका मुँह ताकना पडे।' हँसीसे कमरा गूज उठा। 
देशवन्धु बीचमे ही बोले, “आप एक महीने वाद मेरी परीक्षा ले। उस समय मैं मोटा 
सूत कातता न मिलूँग।' मैने कहा--“ठीक है। आपके छिए सतीश वावू शिक्षक 
भी भेज देगे। आप पास हो जायेंगे तो समझ ले कि स्वराज्य नजदीक भा गया।'* 
ऐसे सब विनोदोका वर्णन करने लगूँ तो अन्त नहीं आ सकता। 
कुछ सस्मरण तो ऐसे है जिनका वर्णन हो ही नहीं सकता। 
फिर भी म॑ जिस प्रेमका अनुभव वहाँ कर रहा था उसकी कुछ झलक यहाँ न 
दूँ तो में कृतध्न माना जाऊँगा। वे मेरी छोटी-छोटी-सी बातकी सँभाल रखते थे। 
मेवे कलकत्तेसे खुद मेंगवाते। दाजिलिगमे बकरी या बकरीका दूध मिलना मुदिकल 
होता है, इसलिए उन्होने ठेठ तलहटीसे पाँच बकरियाँ मेंगवाकर अपने घर चाँच रखी 
थी। वे मेरी जरूरतकी एक-एक चीजका इन्तजाम किये बगैर न रहते थे। हमारे 
कमरोके बीच तो सिर्फ एक दीवार ही थी। वे सुबह होते ही नित्यकमंसे निवृत्त 
हो मेरी राह देखने लगते। वे स्वय चारपाईपर ही बैठते थे, क्योकि उनकी चारपाई 
अभी छूटी नहीं थी। वे मेरी पाकथी भरकर बेठनेकी आदतसे वाकिफ थे। इसलिए 
वे मुझे कुर्सीपर नहीं बैठने देते थे और अपने सामने अपनी चारपाईपर ही बैठते 
थे। वे गद्देपर भी खास तौरपर कुछ विछवाते और तकिया भी लगवाते। में उनसे 
विनोद किये बिना न रह सका। मेने कहा, “यह दृश्य तो मुझे चालीस बरस पहलेकी 
याद दिलाता है। जब मेरी शादी हुई थी तव हम दोनो वर और वधू इस तरह बैठ थे। 
अब यहाँ पाणिग्रहणकी कसर रहती है।” मेरे इतवा कहते ही देशवन्धुकी मुक्त हँसीसे 
सारा घर गूंज उठा। देशबन्बु जब हँसते तो उनकी आवाज दूरतक गूँज जाती थी। 
देशवन्धुका हृदय दिनपर-दिन कोमल होता जाता था। उनके लिए मास-मछली 
खाना रिवाजके खिलाफ न था। फिर भी जब असहयोग शुरू हुआ तब उन्होने मासा- 
हार, मद्यपाव और धूमपान तीनो चीजे छोड़ दी थी। कुछ दिन वाद वे फिर आरम्भ 
हो गई थी। परल्तु उनकी वृत्ति इनको छोडनेकी ही रहती थी। अभी कुछ दिनसे 
उनका सम्पर्क राधास्वामी सम्प्रदायके एक साधुसे हुआ था। तबसे उनकी निरामिष 
भोजनकी उत्सुकता बढ़ गई थी। अत. जब में दाजिलिंग गया तब उन्होने निरामिप 
भोजनका प्रयोग पुन. प्रारम्भ कर दिया था और जवतक मैं वहाँ रहा, तवतक घरमें 
मांस-मछली नही आने दिया। उन्होने मुझसे अनेक वार कहा था--' यदि मुझसे हो 


३६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सका तो अब में मास-मछली छुजेंगा भी नही। वे मुझे पसन्द भी नही और मैं सम- 
झता हूँ कि उनसे हमारी आध्यात्मिक उन्नतिमे बाधा आती है। भेरे गुदने मुझसे 
खास तौरपर कहा है कि मुझे साधना करनी हो तो मासाहार छोड ही देना चाहिए।' 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २८-६-१९२५ 


१८९. काठियावाड़का प्रयोग 


इस समय काठियावाडमे जो प्रयोग चछ रहा है, उसके सम्बन्धमे सम्मेल्नके 
मन्‍्त्रीने लिखा है ' 
में बगालमे हुए अनुभवसे देखता हूँ कि यदि काठियावाड-जैसा प्रयोग बगालमे 
करनेके साधन उपलब्ध हो तो वहाँ काठियावाडकी शर्तोंवर पूनियाँ छेनेवाले छोगोकी 
भीड़ छग जाए। किन्तु में तो भूल गया कि वयालमे तो पूनियाँ देनेकी जरूरत ही 
नही होगी, क्योकि वहाँ तो कातनेवाक्ले अपने हायसे रुई पीज छेते है और पृनियाँ 
बना छेते हैँ। वहाँ तो केवछ सस्ती रुई मिलनी चाहिए और वुनाईकी दर आधी 
कर दी जानी चाहिए। वहाँ तो बहुत-से लोग रुई तो रुई कपास छेकर भी सूत कात 
देनेके लिए तैयार हो जाते है, क्योकि वे स्वय कपासको ओटना जानते है और ओोटते 
भी हें! काठियावाडमे पूनियाँ तो खप गई है, किन्तु इसका परिणाम क्या निकलता 
है, अभी यह देखना बाकी है। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीबन, २८-६-१९२५ 


१९०. देशबन्धु चिरंजीव हों! 


जब लोकमान्यका देहावसान हुआ तब में सौभाग्यसे वम्बईमे मौजूद था। जब 
देशबन्धुके देहका अग्नि-सस्कार हुआ तब भी दैवने मुझपर ऐसी ही कृपा की, अथवा 
यह कहूँ कि विधाता तबतक रुका रहा जबतक मेरी यात्राका प्रथम चरण [रा 
न हो गया, क्योकि यदि अग्नि-सस्कार एक दिन पहले हो जाता तो मेने जो दृश्य 
कलकत्तेमे देखा, में उसे न देख पाता। 
, जिस तरह लोकमान्यके अवसानके समय बम्बई शोकसे पागल हो गई थी, उसी 
तरह देशबन्धुके समय कलकत्ता जोकसे पागछर हो गया था। जेसे वहाँ अगणित स्त्री- 
पुरुष दर्शन करने, आऑसू बहाने और प्रेम प्रदर्शित करने उमड पडे थे वैसे ही वे यहाँ 


१. यहाँ नहीं ढिया गधा है। उतमें काव्यावाड़ राजनैतिक परिपदकी खादी उत्ादनकी गोजतोंगी 
प्रगतिका विवरण दिया गया था। 


देशवन्बु चिरंजीव हों! ३१५ 


भी उमड पड़े। उस समयकी तरह इस समय भी एक भी जाति या प्रजाति ऐसी न 
थी जिसके छोग उनके प्रति आदरभाव दिखानेंके लिए जमा न हुए हो। जब गाडी 
स्टेशनपर आई तब वहाँ एक अगुल-भर भी जगह खाली नही थी। जैसे छोकमान्यके 
मृतदेहको कत्धा देनेके लिए लोग एक-दूसरेकी स्पर्धा करते थे वैसे ही वे इस समय 
भी इसके लिए अघीर थे। 

दोनों समय जनताका अपना राज्य हो गया था। लोग पुलिसके नियन्त्रणमें नही 
रहे थे, वल्कि कहना चाहिए पुलिस स्वेच्छासे लोगोके नियल््रणमें आ गई थी। सर- 
कारी अमल जान-बूझकर मुल्तवी कर दिया गया था, और छोगोका अमरू चल रहा 
था। उस दिन लोगोने जो चाहा वह किया। जिस वातको देशवन्धु अपनी जीविता- 
वस्थामे करना और देखना चाहते थे, उसे छोगोने उनके परछोक गमनके समय कर 
दिखाया था। 

यह घटना क्‍या कोई छोटा-मोटा पदार्य-पाठ हमें सिखाती है? प्रेमपाश क्या 
नही कर सकता ? लोगोने उस दिन भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी --सबको भुला दिया था, 
और उस कष्टकों सहनेके लिए उनसे किसीको प्रार्थना नहीं करनी पडी थी। 

किसी छत्रपतिके देहान्तके समय भी इस तरह जन-समुद्र नहीं उमड़ता। जिन्हें 
समाज संन्यासी मानता है, उनके देहान्तपर भी छोग' ध्यान नही देते, अखवारोमे छेख 
नही लिखते और उनके वारेमें तार नही भेजते, परन्तु किस घमंके अनुसार यहाँ छोटे- 
बडे, स्त्री-पुरुष, राजा-रक और हिन्दू-मुसठमान बिना बुराये पछक मारते ही एकत्र हो 
गये ? वह धर्म है राष्ट्रध्मं। जो मनुष्य इस घर्मका अवलम्बन करता है, आज लोग 
उसीको घमेवान माननेके लिए तैयार हे और जो मनुष्य इसी एक घमेका पालन 
करता है वे उसके दोष भी भूछ जानेंके लिए तैयार हूँ। इसमें एक रहस्य है। लोग 
ऐसा मूर्खतावश नहीं करते। निविकार तो एक ईर्वर है। मनुष्य-मात्रमे दोष होना 
सम्भव है। पर मनुष्य भी यदि पूरी तरह स्व-घमंका पालन करे तो उसके दोष छिप 
जाते हैँ और अन्तर उनका क्षय हो जाता है। 

इस समय राष्ट्रवर्म ही घर्म हो गया है, क्योकि उसके विना अन्य धर्मोका 
पालन ही असम्भव है। आज राजसत्ताने सर्वत्र लोकजीवनके प्रत्येक अंगको आच्छादित 
कर लिया है। जहाँ राजसत्ता लोकसत्ता है, वहाँ लोग कुल मिलाकर सुखी हूँ। जहाँ 
राजसत्ता प्रजाके प्रतिकूल है, वहाँ छोग दुखी है, निसत्व है और धर्मके नामपर 
अधर्मका आचरण करते है, क्योकि भयके वश रहनेवाला मनुष्य धर्मांचरण कर ही 
नही सकता। इस महाभयसे मुक्त होना अर्थात्‌ आत्मदर्शन करनेका पहला पाठ सीखना 
यही राष्ट्रधर्म है। राष्ट्रपेमी हमें क्या शिक्षा दे रहे हे ? आप लोग चक्रवर्तीसे भी न 
डरे। आप मनुष्य है। मनुष्यका घर्म है कि वह ईश्वरके सिवा किसीसे न डरे। उसे 
न तो पचम जॉर्ज डरा सकते हूँ और न उनके प्रतिनिधि। लछोकमान्यने राजदण्डका 
भय सव्वेथा त्याग दिया था। इस कारण क्‍या सामाल्य जन और क्या पण्डित, सभी' उन्हें 
पूजते थे, क्योकि उनसे उन्हे वछ मिलता था। देशवन्चुने भी राजसत्ताका डर विलकुल 
छोड दिया था। उनके नजदीक वाइसराय और दरवान दोनो एक-जैसे थे। उन्होने 
अन्त चक्षुओसे देख छिया था कि अन्तत दोनोमे कोई अन्तर नहीं है। जिस प्रकार 


३१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वाइसरायसे डरना कायरता है, उसी तरह दरबानकों डराना भी कायरता है। 
इसमें सूक्ष्म आत्मदशेत आ जाता है। यही राष्ट्रवर्म है। इस कारण लोग जाने या 
अनजाने, अनिच्छापे भी, राष्ट्रवमंके पाकूनकर्ताओको पूजते है। छोकमान्य ब्राह्मण थे। 
उनका घमं-ग्रन्थोका ज्ञान पण्डितोके लिए भी गर्ववाशक था। परन्तु उनकी पूजा की 
जाती थी, इसका कारण उनका वह ज्ञान न था। देशबन्धु ब्राह्मण नही थे। वे वैद्य 
समाजमे जन्मे थे। परन्तु लोगोको उनके वर्णसे कोई सरोकार न था। देशवन्घुको 
संस्कृतका ज्ञान नही था। उन्होने धर्मग्रल्थोंका अध्ययन भी नहीं किया था। उन्होने सिर्फ 
राष्ट्रधमंका पालन किया था। उन्होने निर्ममता साथी थी! इस कारण उनके आगे 
शास्त्रज्ञ भी झुकते थे। इसीलिए इस अविस्मरणीय दिन लोगोके साथ उन्होने भी अपने 
आऑसू बहाये। राष्ट्रपर्मका अथे है --व्यापक प्रेम | वह विश्व-श्रेम नहीं है, परन्तु उसका 
एक बडा भाग है। वह प्रेमका धवरूगिरि नहीं, परन्तु प्रेमका दाजिलिग है। वहाँसे 
धवलगिरिकी सुवर्णकान्ति दिखाई देती है, और देखनेवाछा मतमे सोचता है--यदि 
प्रेमका दाजिलिंग सुहावना है तो यह प्रेमका घवरूगिरि जो यहाँ मेरे सामने जगमगा 
रहा है, कितना सुहावना होगा? राष्ट्रप्रेम विश्वप्रेमक विरोधी नही, वल्कि उसका 
नमूना है। राष्ट्रप्रेम अन्तमे मनुष्यकों अवश्य ही विश्वप्रेमके शिखर॒पर ले जाता है। - 
इसीलिए लोग राष्ट्रप्रेमिकी बलिहारी जाते हैँ। लोगोने क्ुटुम्व प्रेमका स्वाद तो चस 
छिया है! इसलिए उनके हृदयमे उसके लिए मोह नही है। वे ग्राम-प्रेमको कुछ-कुछ 
समझते है। परन्तु राप्ट्रमेमको तो लछोकमान्य या देशबन्बु-जैसे ही समझ सकते हँ। 
चूँकि लोग खुद भी ऐसा बनना चाहते है, वे इसीलिए उन्हें पृजते है। 

देशबन्धुकी उदारता असीम थी। उन्होनें छाखो कमाये और लाखो खरवे। 
उन्होने किसीको भी रुपयेकी सहायता देनेंसे इनकार नहीं किया; यहाँतक कि कर्ज 
करके भी सहायता की। उन्होने गरीबोंके भुकदमे विना फीस लिए छडे। कहते है 
कि उन्होंने श्रीयुत अरविन्द घोपके मुकदमेमे तो महीनेतक परेशानी उठाई। अपनी 
गाँठ्से रुपये खरचे और एक पाई भी फीस नहीं छी। इस उदारतामे उतके राष्ट्र 
प्रेमकी अभिव्यक्ति है। 

वे मुझसे भी छडे; परल्तु क्या मुझे परेशान करने या गिरानेके लिए ? नही, 
वे लडे तो देशसेवाके छिए और उसीके सिलसिलेमें। जो वाइसरायसे नहीं डरता था 
वह मुझसे क्या डरता? उनकी विचारसरणी थी यदि सगे भाईका भी काम मुझे 
राष्ट्र-प्रगतिके खिलाफ दिखाई देगा तो में उसका भी विरोध करूँगा । सबकी विचार- 
सरणी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारा आपसी विरोब सगे भाइयोके विरोधकी तरह 
था। हम दोनो ही एक-दूसरेसे अछग होना नहीं चाहते थे। चाहते तो बह एड 
प्रेमकी न्यूतता होती। इस कारण यद्यपि ऐसा दिखता था कि हम एक-डूुसरेंसे अछग 
हो रहे है फिर भी हम एक-दूसरेके नजदीक आते जा रहे थे। यह हमारे हृदयकी 
परीक्षा थी। देशबन्धु इस परीक्षामे उत्तीर्ण हो गये किन्तु मुझे अभी उत्तीर्ण होना 
है। अभी मुझे देगवन्धु और उनके अन्य साथियोसे वह प्रेम निभाना हैं। यदि में 
उसमे विफल हो जाऊँ तो आप मुझे परीक्षामे अनुत्ती्ण समझे। 


दैशवन्धु चिरजीव हो! ३१७ 


देशवन्धुकी पिछले तीन-चार मासकी प्रगति अद्भुत थी। उनकी उमग्रताका अनुभव 
तो बहुतोने किया होगा, किन्तु उनकी नम्जताका अनुभव मुझे फरीदपुरसे' जो होने 
लगा सो वढ़ता ही गया। उनका फरीदपुरका भाषण बिता विचारे नहीं छिखा गया 
था। वह विचारोकी परिपक्वताका सुन्दर पुष्प है। मेने उसमे भी इस परिपक्वताकी 
प्रगति होती हुई देखी है और यह प्रगति दाजिलिगमे चरम अवस्थाकों पहुँच गई 
थी। में इन पाँच दिनोके सस्मरणोका वर्णन करते हुए थकता ही नही हूँ। उस समय 
उनके हर कार्यस्रे, हर वातसे, प्रेम ही प्रेम टपकता था। उनका आजावाद वढता जाता 
था। वे अपने प्रतिपक्षियोपर कठाक्ष कर सकते थे, परन्तु उन पाँच दिनोमे मुझे उसका 
तनिक भी अनुभव न हुआ। उलछटा उन्होने बहुतोके सम्बन्धमे जो बातें कही मेने 
उनमे से एकमे भी तनिक भी कदुता नहीं देखी। सर सुरेन्रनाथ उनका विरोध वरावर 
कर रहे थे। फिर भी श्री दासको उनके प्रति अपने व्यवहारमे मिठास ही बरतनी 
थी। उन्हे उनके हृदयपर विजय प्राप्त करनी थी। वे मुझसे यही काम छेना चाहते 
थे। उनकी सलाह थी कि में जितनोको मिला सकूँ उतनोकों मिलानेकी कोशिश करूं। 

अब आगे लडाई किस प्रकार लडे, स्वराज्य-दकूको क्या करना चाहिए और 
उसमें चरखेका क्या स्थान है, इत्यादि बाते भी विस्तारसे हुईं। हमने बगालके लिए 
एक योजना भी तैयार की। शायद वह कभी कार्यान्वित की जाये; किन्तु कार्यकर्ता 

है ? 

मैं दाजिलिगसे हकका मन छेकर चला था। मेरा भय दूर हो गया था। मुझे 
अपना मार्ग --स्वराज्यका मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। किन्तु अब क्षितिजपर 
वादल घिर आये है। छोकमान्यके देहावसानके समय में चिन्तित हो गया था। तब 
एकसे प्रार्थना करनेंके वजाय अनेकोसे प्रार्थना करनेकी स्थिति आ गई थी। में छोक- 
मान्यको अपना दुख सुनाकर उनसे उसकी निवृत्ति करा सकता था। उसके वजाय अब 
मुझे अनेकोके सामने दुख रोना था, किन्‍्तु फिर भी में जानता था कि वे उसे दूर न 
कर सकेगे और अब एसा समय आ गया है जब उलटे मुझे उनके आँसू पोछने होगे। 

मे देशवन्धुके अवसानसे अधिक विपत्तिमें पड गया हूँ। देशवन्बुका अर्थ था सारा 
बगालरू। भेरे छिए उनकी सही मिलनेका अर्थ था मेरे हाथ दरशनी हुण्डीका आना। यहाँ- 
तक तो दोनोके वियोगका दुख वरावर है। परन्तु लोकमान्यके अवसानके समय रास्ता 
सीधा था। लोगोके मनमे नई आशाएँ थी। उन्हे अपनी शक्ति आजमानी थी और 
नये प्रयोग करने थे। तव हिन्दू और मुसछमान भी एक हो ग्रये माढूम होते थे। 

परन्तु अव? अब तो सिरपर आकाश है और पाँव तले घरती। नये प्रयोग 
मेरे पास है नहीं। हिन्दू और मुसलमान तो छड़नेकी तैयारियाँ कर रहे हूँ। ऐसा 
रूगता है मानो लोग धम्मोके लिए राष्ट्रव्मको छोड बैठे हो। ब्राह्मण और अब्राह्मण 
भी लड़ रहे है। सरकारने मान लिया है कि वह अब हिन्दुस्तानमे मनमानी कर 
सकती है। लगता है मानो सविनय-अवज्ञा दूर चली गई है। ऐसे समयमे जब एक 


१. यहाँ १९२७ में २ से ४ मईतक चित्तरणन दासकी अध्यक्षतामें बंगाल आन्तीय कृषि परिषद्‌ 
हुईं थी। 


३१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मामूली योद्धाका भी उठ जाना खलता है; दस हाथवाले दासका उठ जाना तो असच्य 
ही हो गया है। 

फिर भी में ठहरा आस्तिक, इससे मेरी हिम्मत नही टूटी है। ईदवर जैसा 
चाहे वेसा खेल खेल सकता है। उसका क्या दु.ख और क्‍या सुख? जिन घटनाओपर 
अपना नियन्त्रण नही हें वे अनुकूछ या प्रतिकूछ कोई भी रूप ले, इससे कोई अन्तर 
, नहीं पडता। मुझे अपने कत्तंव्यका ज्ञान है; भले ही वह गछत हो। जबतक वह मुझे 
उचित मालूम होता है तबतक यदि में उसका पालन करता हूँ तो में अपनी जिम्मे- 
वारीसे मुक्त हो जाता हूँ। में ऐसे तत्त्वज्ञानका सहारा छेकर अपने मनको आइवासन 
दे रहा हूँ। मेरा स्वार्थ मुझे देशबन्घुके वियोगकी भूलने ही नही देता। 

परन्तु देशवन्धुके लिए मृत्यु ही कहाँ है? देशवन्धु दासका देहावसान ही तो 
हुआ है। इससे क्या उनके गुृणोका अन्त हो सकता है? उनके गुण तो मौजूद ही है। 
हम उन गुणोंको अपना ले तो देशबन्घु हम सबके भीतर जीवित ही है। जिस मनुष्यने 
इस ससारकी सेवा की हो वह नहीं मरता। राम और कृष्ण चले गये, यह कहना ही 
मिथ्या है। राम और कृष्ण तो इस समय भी अपने असर्य पुजारियोके हृदयोमे जीवित 
हैं। इसी तरह हरिदचन्द्र भी। हरिश्चन्द्रका अर्थ उनका शरीर नही, उनका सत्य है। वे 
सत्यके अनेक पुजारियोके भीतर जीवित है । यही बात देशबन्धुके सम्बन्धर्में भी सत्य है। 
देशबन्घुका क्षणिक देह गया, क्या इससे उनके सेवाभाव, उदारता, देशप्रेम और निडरता 
आदि गुण भी चले गये ? थोड़े या बहुत अशमे ये गुण समाजमे बढते ही जायेंगे। 

इसलिए देशवन्धु मर जानेपर भी जीवित हैँ। जबतक हिन्दुस्तान है तबतक 
देशबन्घु भी है ही। इसीलिए आइए, हम कहे: “देशबन्धु चिर॒जीव हो | “ 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २८-६-१९२५ 


१९१. गंगा-स्वरूप बासनन्‍्ती देवी 


मैने कुछ वर्ष पूर्वे स्वर्गीया रमाबाई रानडेंस अपनी भेटका वर्णन किया था। 
जहाँतक मुझे उनका परिचय मिला है, वे एक आदर्श विधवा थी। 

इस बार मेरे नसीबमे एक महान्‌ वीरकी पत्नीके वेघव्यकी आरम्भिक दगाका 
चित्र देना बदा है। 

बासन्ती देवीसे मेरा सामान्य परिचय १९१९ से था, किन्तु उनसे मेरा प्रगाढ 
परिचय १९२१ में हुआ था। मैने उनकी सरलता, चतुराई और उनकी अतिथि-सेवाकी 
बाते वहुत सुनी थी और मुझे उनका कुछ अनुभव भी हुआ था। दाजिलिगर्म मेरा 
सम्बन्ध जैसे देशबन्धुसे बढ़ा था वैसे ही बासन्‍्ती देवीसे भी बढा था, किन्तु उनके 
विधवा हो जानेंके बाद तो उनसे मेरा यह परिचय बहुत ही वढ गया है। कहा जा 


१. देखिए खण्ड १७, प्रष्ठ ४६३-६४ । 


गंगा-स्व॑रूप' वासनन्‍्तीदेवी ३१९ 


सकता है कि वे जब दाजिलिंगसे श्री दासका जव लेकर कछकत्ता आईं तभीसे मैं 
उनके पास रहा हूँ। उनके विधवा होनेके बाद उनसे मेरी पहली मुलाकात उनके दामाद- 
के घर हुई थी। वे बहुत-सी स्त्रियोसे घिरी बैठी थी। वे सववा थी तब मेरे कमरे- 
में पहुँचनेपर वे स्वयं सामने आती और मुझसे वात करती थी। किन्तु अब विववा 
होनेपर वे मुझसे क्या बात करती ? वे काठकी पुतलीकी तरह बहुत-सी बहनोमे स्तव्ध 
बैठी थी। मेरी आँखे एक मिनव्तक तो उन्हे ढूंढती ही रही। माँगमे सिंदुर, छछाटपर 
कुकुमका टीका, मूँहमे पान, हाथमें चूडियाँ और साडीपर छेस और हँस-मुख चेहरा --- 
जब मुझे इनमें से एक भी चिह्न न दिखा तब में वासन्ती देवीको कैसे पहचानता? 
अतः जहाँ उनके होनेका अनुमान लगाया था, में वहाँ जाकर बैठ गया। और उनका 
मूँह ताकने छगा। उन्हे देखना असह्य हो गया। पहचानमे तो वे आ गयी, किन्तु 

मुझे अपना रोना रोकना मुश्किक हो गया। ऐसी अवस्थामे छातीको पत्थर वनाकर 
मे आव्वासन कैसे देता? 

उनके मुखपर सदाकी भाँति सहज हास्य आज कहाँ था? मैने उन्हे सान्त्वना 
देने, प्रसन्न करने और उनसे कुछ शब्द पानेके बहुत प्रयत्न किये। तब कही बहुत 
समय बाद में कुछ सफल हुआ। 

वासन्ती देवी कुछ मुस्कराईं। 

मुझे कुछ हिम्मत हुई और मेने कहा, 

“आपको रोना नहीं चाहिए। आप रोयेगी तो सव रोयेगे। मोना (वडी छडकी) 
बडी मुश्किलसे चुप की जा सकी है। बेबी (छोटी छडकी) की हालत तो आप जानती 
ही हूँ। सुजाता (पृत्रवधु) फूट-फूटकर रो रही थी, वह गायद अब चुप हो गई 
है। आप दया करे। हमे आपसे तो अभी बहुत काम छेना है।' 

उस वीरागनाने दृढतापूर्वक उत्तर दिया. “में नहीं रोऊँगी। क्या कडें, मुझे 
रोना आता ही नहीं।” में इसका मर्म समझ गया और उससे मुझे सतोष हो गया। 
रोनेंसे मोकका भार हलका होता है। इस विधवा बहनको भार तो हलूका नहीं करना 
था, वल्कि वहन करना था, फिर वे रोती क्यो? अब मैं कैसे कह सकता था-- 
४“ छो चलो, हम भाई और बहन जी-भर कर रो ले और अपना शोक कम कर छे ? ” 

हिन्दू विधवा दु.खकी प्रतिमा है। उसने ससारके समस्त दु खका भार अपने 
ऊपर ले लिया है। उसने दु खको सुख माव लिया है और उसे अपना धर्म बना 
लिया है। 

बा देवी सब तरहके भोजन करती थी। १९२० तक तो उनके यहाँ छप्पन 
भोग तैयार होते थे और सैकडों छोग भोजन करते थे। वे पानके बिना एक मिनट 
नही रह सकती थी और अपनी पानकी डिविया सदा पास रखती थी। 

किन्तु अब उनकी दशा यह थी, श्गार-मात्रका त्याग, पानका त्याग, मिष्टान्नोका 
त्याग और मास-मछल्ीका भी त्याग। शेष था केवल पतिका ध्यान और परमात्माका 
ध्यान । 

मैं कितनी ही बहनोसे प्रार्यंना करता हूँ कि वे अपना श्वुगार कम करे। बहुत- 
सी बहनोसे कहता हूँ कि वे व्यसनोको छोड़ दे। किन्तु कोई विरलो ही छोड़ती है। 


३३१० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


परन्तु विधवा होनेपर ? हिन्दू स्त्री विधवा होते ही अपने व्यसनो और श्ंगारको ऐसे 
ही छोड देती है, जैसे साँप केचुलीको छोड देता है। इसके लिए उसे न तो किसीके 
कहने-सुननेकी आवश्यकता है और न किसीकी सहायताकी। रिवाज ! तुम क्या नही 
करा सकते ? 

इस दु खको सहन करना घर्म है या अघर्म ? हमने यह वात अन्य घम्मोमे तो 
देखी नहीं। इस बारेमे हिन्दू-धर्मशास्त्रियोने कही-कुछ भूछ तो नही की? मुझे तो 
बासन्ती देवीको देखकर इसमे भूल दिखाई नहीं देती, वल्कि धर्मकी शुद्ध भावना 
दिखाई देती है। वैधव्य हिन्दू-धर्मका श्वुगार है। धर्मका भूषण वैराग्य है, भोग-विलास 
नही, फिर दुनिया और कुछ कहे तो कहती रहे। 

परन्तु हिन्दू-शास्त्र किस वैधव्यका गुण-कीतन और स्वागत करते है ? उस पत्धह 
वर्षकी मुग्धाके वैधव्यका नहीं, जो विवाहका अर्थ भी नही जानती। वैधव्य वाल- 
विधवाओके लिए धर्म नहीं है, वल्कि अधर्म है। कामदेव बासन्ती देवीको स्वयं आकर 
ललचाये तो वह भस्म हो जाये। बासन्‍्ती देवीके शिवकी तरह तीसरी आँख है। परन्तु 
पन्द्रह वर्षकी बालिका वेधव्यकी महिमाकों क्या समझ सकती है? उसके लिए तो 
वह अत्याचार ही है। मुझे वाल-विधवाओकी वृद्धिमे हिन्दू-धर्मकी अवनति दिखाई देती 
है। में बासन्ती देवी-जेसी नारीके वैधव्यमे शुद्ध धर्मका पोषण देखता हूँ। वैधव्य सब 
तरह, सब जगह और सब समय अनिवायें सिद्धान्त नही है। वह उसी स्त्रीके लिए 
धर्म है जो उसका पालन कर सके। 

रिवाजोके कुएँमे तैरना तो अच्छा है, किन्तु उसमे डूब मरना आत्महत्या है। 

जो नियम स्त्रियोके लिए हो वही पुरुषोके लिए भी होना चाहिए। रामने यह 
व्यवहारमे कर दिखाया। वे सत्ती सीताका त्याग न सह सके और वे अपने किये 
त्यागसे स्वयं ही जले। जबसे सीता गई तबसे उनका तेज घट गया। उन्होने सीताकी 
स्थल देहका तो त्याग किया, किन्तु उसे अपने हृदयकी स्वामिनी बनाकर रखा। उस 
दिनसे उन्हे न तो श्वगार भाया और न दूसरा वेभव-विलास ही; और वे कत्तंव्य 
समझकर तटस्थ वृत्तिसे राज्यकार्य करते हुए शान्त रहे। 

जबतक पुरुषवर्ग बासन्ती देवीकी तरह कष्ट नहीं सहता और विविध भोग- 
विलासोको नहीं छोडता तबतक हिन्दू-धर्म॑ अधूरा है। “एकको मधु और दूसरेको 
माहुर ”, ईश्वरके दरबारमें ऐसा उलठा न्याय नहीं हो सकता और नही होता। परल्तु 
आज तो हिन्दुओमे पुरुषोने इस ईदवरीय कानूनको उलट दिया है। उन्होने स्त्रीके 
लिए वेधव्यका विधान करके अपने लिए श्मशान-भूमिमे ही दूसरे विवाहकी योजनाका 
अधिकार रखा है। 

बासन्ती देवीने अवतक किसीके सामने आँसूकी एक वूँदतक नही गरिराई है। 
फिर भी उनके चेहरेपर खुशीकी चमकका कही पता नही है। उनकी मुखाकृति देखकर 
रूगता है मानो वे लम्बी बीमारीसे उठी हो। मैने यह हालत देखकर उनसे निवेदन 
किया कि वे मेरे साथ कुछ समयके लिए बाहर घूमने चले। वे मेरे साथ मोटरमे तो 
बैठ गईं, परन्तु बोलती क्‍या? मैने वहुत-सी वाते चलाईं। वे उन्हे सुनती रही, परन्वु 
उन्होने उनमे भाग नहीं लिया। वे घूमने तो गईं, परन्तु पछताईं। उन्हे सारी रात 


दोप किसका ? 9२१ 


नींद नहीं आई। “जो भोग मेरे पतिको अतिप्रिय था वह आज मुप्त अभागिनीने 
भोगा। क्‍या यह कोई शोक मनाना है? ' उनकी सारी रात ऐसे ही विचारोमे गई। 
भोवकू (उनका लड़का) मुझे यह बात बता गया। आज मेरा मौन-दिवस है। मैंने 
कागजपर लिखा है-- हमे माताजीके दिमागमे से यह पागरूपन निकालना ही होगा। 
अपने प्रियतमको प्रिय रूगनेवाली बहुत-सी वाते हमे उसके वियोगके बाद करनी ही 
पडती हें। माताजी विछासके लिए मोटरमे नही बैठी थी, केवछ आरोग्यके लिए बैठी 
थी। उन्हे स्वच्छ हवाकी बहुत जरूरत थी। हमे उनका वल देना है और इस तरह 
उनके शरीरकी रक्षा करनी है। पिताजीके कामको चमकाने और वढानेके लिए हमें 
उनके शरीरकी आवश्यकता है। तुम यह वात मात्राजीसे कह देना।* 

भोवलने कहा, “'माताजीने तो मुझसे कहा था कि आपसे यह बात ही न कही 
जाये। परन्तु मुझसे रहा नहीं गया, में इसलिए यहाँ आया हूँ। अमी तो यही उचित 
भालठ्म होता है कि आप उन्हें मोटरमे वैठतेके लिए न कहे। 

बेंचारा भोवछ ! जो किसीकी मानता ही ने था आज बकरी-जैसा बन गया 
है! प्रभु, उसका कल्याण करे। 

पर इस साध्वी विघवाका क्‍या? उन्हे वैधव्य प्यारा लगता है, फिर भी मुझे 
असझ्य मालूम होता है। सुघन्वा खौलते तेलके कडाहेमे पड़ा नाचता था और मुझ-जैसे 
दूरसे देखनेवाले उसके दु खकी कल्पना करके काँपते रहे। सतियो! तुम अपने इस 
दु.ख-सहनमे दृढ़ रहना ! वह दुख नही, सुख है। तुम्हारा पुण्य स्मरणकर बहुत-से पार 
उतर चुके हैँ और वहुत-से पार उतरेगे। 

वासन्ती देवीकी जय ! 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २८-६-१९२५ 


१९२. दोष किसका ? 


एक स्वयसेवक लिखता है:' 

मुझे इन शव्दोकी सचाईका अनुभव यहाँ वगालरूमें सब जगह होता है। हमने 
गाँवोमे जानेंका विचार अभी-अभी किया है। पहले तो छोग गाँवोके लोगोंसे चीजें 
लेनेकी नीयतसे वहाँ जाते थे। उनको कुछ देनेके विचारसे उनके पास जाना तो 
अभी शुरू हुआ है। इतने कम समयमे हम उनका विदवास कंसे श्आप्त कर सकते 
है? कई वार तो बेटेकों बापका विश्वास प्राप्त करनेमे वर्षों छग जाते हैं । हमे अपनी 
खोई हुई साख फिर जमाती है। इसलिए अधीर होनेसे कुछ हासिल न होगा। कुछ, 
लोग सेवाके नामसे अपना उदर-निर्वाह करते हूँ । गाँवोके छोगोके पास अनुभवके सिवा 


२. पद्वाँ उद्धृत नहीं किया गया है। इसमें छेखकने अपने अनुभवंके आधारपर कद्दा है कि यदि 
ग्रामीण-जन कार्यक्र्ताओंका विश्वास नहीं करते तो इसमें दोष कार्यकर्ताओोंका ही है। 


७-२६ 


३२२ सम्पूर्ण गांधी वोडूसय 
ऐसा दूसरा कौन-सा साधन है, जिससे वे ऐसे छोगों और सच्चे कार्यकर्तताओमें अन्तर 
कर सके ? इसीलिए स्वयसेवकोको अपने भीतर घीरज, ज्ञान्ति, स्वार्थहीचता आादि 
गुणोका विकास करना पड़ता है। जनताके पास तो अनुभवके सिवा कोई दूसरा ज्ञान 
नही होता। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २८-६-१९२५ 


१९३. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


२९ जून, १९२५ 
प्रिय चार्ली, 
तुम्हारा पत्र और 'फादर फरगिव देम” अनुच्छेदपर तुम्हारा छेख मिला। 
तुम्हारे लेखका में इस्तेमाल कर सकू उससे पहले मेरे पास मूल पत्रका आ जाना जरूरी 
है। कृपया उसे खोजकर भेजो। मुझे जुलाईके अन्ततक बंगालमे ही रहना होगा। 
आशा है कि बड़े साहबका' कष्ट कुछ हलका हुआ होगा। उन्हे मेरा स्नेह-सन्देवा 
दें और कहे कि में उनकी बराबर याद करता रहता हूँ। 


तुम्हारा, 
मोहन 
श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज 
द्वारा प्रिसिपलछ 
सु० रद 
सोलन 
शिमला हिल्स 


अग्नेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०४९) से। 


4. झानाधानत* ध्रशवीत्कमार शरद, जो बीमार थे। 


१९४. पत्र: देवदास गांधीकों 


सोमवार [२९ जून, १९२५] 

चि० देवदास, 

यदि में यह कार्ड न लिखूं तो फिर शायद पन्न ही न लिख सकूँ। तुम्हारा 
सुन्दर पत्र मुझे मिल गया है। उसकी शैली और गुजराती दोनो बहुत अच्छी हूँ। 
अब तुम 'यग इडिया' और नवजीवन ' में कुछ लिखना आरम्भ कर दो तो अच्छा 
हो। में तो धनसग्रेहमे व्यस्त हूँ। क्ृष्णदासको पत्र नहीं मिला। वा कातती है, यह बहुत 
अच्छी वात है। ओता गाघीकी सारी सन्तानके नाम-धाम तो में भी नही बता सकता। 
तुमने इस सम्बन्धित सामग्रीका सम्रह आरम्म किया है, सो ठीक ही है। उत्तमचन्द 
बापाके पुत्र तो छ. थे, यह सुना है। खुशालभाई अधिक वता सकेगे। वालगगाघर 
आ गया, इससे मुझे प्रसन्नता हुई है। उससे यह कह देना | उसके सम्बन्धमे मुझे भय 
तनिक भी नहीं है। कल्याणकृतकी दुर्गति होती ही नहीं।' वालक्ृष्णकी भूले भी 
आखिरकार उसके विकासमें ही सहायक हे । 

में देशवन्धुका श्राद्ध यथोचित रूपमे कर रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० २०४५) की फोठो-तकलसे। 


१९५. पन्न: जसनालाल बजाजकों 


सोमवार [२९ जूब, १९२५ 
चि० जमनालाल, 
तुम्हारा पत्र मिल्ला। मेने इस वार अलवरके सम्बन्धमे कुछ अलग ढगसे लिखा 
तो है। मुझे आशका है कि वहाँ जानेके सम्वन्धमे कोई निश्चय करनेमे कुछ समय 
रंगेगा। ऐसा लगता है कि मे तो अगस्त शुरू होनके पहले तो नही ही जा सकूँगा। 
में जुलाईका आखिरी हफ्ता आश्रममें ही बिताना चाहता हूँ। और उसके वाद भ्रमण 
करूँगा। तुम १६ तारीखको तो आ ही रहे हो। मेने वहाँसे सावरमती तार दिया 
था, वह तुम्हे मिल गया होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० २८५४) की फोटो-नकलसे। 


१. ढाककी मुहरमें कल्कता, ३० जून, १९२५ है। सोमवार २९ जूतका था। 
२, गीता, अध्याप ६-४० | 
३. ढाककी मुदरमें कलकता, ३० जून, १९२० दे! 


१९६. पत्र: मणिबहन पढेलको 


[ कालीघाट 
कलकत्ता ] 
सोमवार [२९ जून, १९२५]' 
चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। पिताकी सेवा करनेके प्रसंग ढूंढती रहना। वस्तुत वे 
ढदूँऊने नहीं पडते। फिर भी तुमने जो लिखा है सो मेरी समझमे आ गया है। 
डाह्याभाई 'नवजीवन ' में जाता ही है तो उसे वहाँ चित्त लगाकर काम करना 
चाहिए। स्वामीका' अनुशासन माननेमे बहुत छाभ है। वह सुन्दर तालीम है। वे 
मजदूरीका ही काम क्यो न सौपे, वह उसे भी दिल लगाकर करे। में कभी थोड़े वक्‍तके 
लिए आ जाऊंगा, परन्तु कब आ सकूँगा यह तो ईश्वर ही जाने। वापूके स्वास्थ्य-समा- 
चार मुझे देती रहना। बापूके अग्रेजी हिज्जे कच्चे है, अत. तुम्हारे भी वैसे ही 
रहे, यह क्या जरूरी बात है”? बापके गुणोका अनुसरण किया जाता है, दोषोका 

कदापि नही। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों -४: मणिवहेन पटेलने 
१९७. तार: सुधीर रुद्रको' 
कलकत्ता 
३० जून, १९२५ 


आपके दुखमें मेरा हृदय और मेरी दुआएँ आपके साथ है। ईइवर 
आपको क्षति सहनेकी भरपूर शक्ति देगा। स्नेह। 
गांधी 
अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०५०) से। 
सौजन्य : श्रीमती रुद्र, इलाहाबाद 


२. सापन-पृत्तके अनुसार । | 
२, स्वामी आनन्दानन्द | 
३. पद्द तार गाधीजीने प्रोफेसर सुशीछ कुमार रुके देहान्तपर कल्कपासे ३० जूनकों भेजा था। 


१९८. भाषण: यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट, कलकत्तामें' 


३० जून, १९२५ 

महात्माजीने . . . देशबन्धुकोी भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देशबन्धु 
जीवन-भर एक सरापा योद्धा ही रहे। उन्होने अनेक संघर्षों्नें भाग लिया और प्रति- 
इन्द्रियोंको कभी नहों बल्या। किन्तु जहाँतक मुझे याद है, उन्होंने कभी किसोकी 
परेशानीका अनुचित लाभ नहीं उठाया। दाजिलिगमें उनके सहवासमें बीते मेरे. अन्तिम 
पाँच दिन कभी भुरामे नहीं जा सकते, क्योकि उत्त दिनोंमें में उनके जीवनके श्रेष्ठ 
गुणोंकों जान सका था। उन्हें अपने किसी विरोधीके प्रति कोई हेष नहीं था। वे 
अपने देशके हितके काममें लगे हुए हर व्यक्तिसे सहयोग करनेको सदेव तत्पर रहते 
थे। चित्तरंजन दासने समूचे देशकों अपने सच्चे प्रेमसे जीत लिया था; इसीलिए उन्हें 
देशबन्धुकी उपाधिसे विभूषित किया गया था। उन्हें यह उपाधि देशवासियोंने देदाके 
हितमें किये गये उनके महान्‌ त्यागके प्रति आदरभाव व्यक्त करनेके उद्देश्यसे दी 
थी। पूर्वी बंगालूके अपने दौरेसें में हजारों युवा और वुद्ध लोगोंके सम्पर्क्मं भाया। 
उनकी भावनाओंसे मेने समझ लिया है कि उनके दिलोमें देदबन्धु दास॒के प्रति कितना 
स्नेह, प्यार और आदर है। मेरे पास अब भी रोजाना विद्याथियोके ऐसे सेकड़ों 
पत्र आ रहे हे जिनमें उनकी पवित्र और प्रेमपूर्ण स्मृतिके प्रति श्रद्धांजलि अपित हुआ 
करती है। देशबन्धु बंगाल़के नवयुवकोंके लिए पिता-तुल्य थे। उनकी छत्रछाया प्रत्येक 
नवयुवकको संरक्षण प्रदान करती थी। मेरा तो खयाल है कि उनकी मृत्युसे सम्पूर्ण 
विद्यार्यो समाजने अपना सच्चा नेता खो दिया है। यदि ईव्वर उन्हें कुछ दिन और 
जीवित रखता तो वे नवयुवकोंको उनके लृक्यतक पहुँचानेमें उनके भार्गदवोंक बन 
सकते थे। उनकी उदारता और विद्यार्थियोंके प्रति उनका प्रेम भी असीम था। 
में यहाँ भारतमाताके उस महान्त्‌ सपुतका गुणगान करने नहीं आया हूँ बल्कि से 
चाहता हूँ कि बंगालके नवयुवक यहू समझकर कि देशबन्धुने उनके लिए कितना-कुछ 
किया है, उस सबके लिए उनके कृतज्न हों। मुझे विश्वास है कि बंगारके नवयुवक 
देशबन्घु दासके लिए समुचित स्मारक खड़ा करनेमें सेरी सदद करेंगे। मे यह नहीं 
चाहता कि आप लोग अपना पेसा ही मुझे दें, में तो यह भी चाहता हूँ कि जाप 
लोग अपने अभिभावकों, मित्रों और सम्बन्धियोके पास जायें और इस कासके लिए 
उनसे धन सांगें। महात्माजीन अपने भाषणके अन्त्सें कहा कि बंगालके नवयुवकों- 


२. गांपीनीकी अध्यक्षतामें हुईं शत सभामें विद्यायों और कल्कत्ताके प्रमुख नागरिक बहुत वड़ी संस्यामें 
शामिल हुए थे। 


३२६ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


को चाहिए कि वे स्वराज्य-प्राप्तिको खातिर देशबन्धुके अधूरे कामको पूरा करनेका 
प्रयत्न करे।' 

[ अग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, १-७-१९२५ 


१९९. अपील: देहबन्धु-स्मारक कोषके लिए' 


१ जुलाई, १९२५ 
किसी एक ही विषयपर मौलिक लेख लिखते चले जानेकी मेरी क्षमता बहुत 
ही सीमित है। किन्तु सम्पादक महोदयने देशबन्धुके वारेमे मुझसे कुछ लिखनेकों कहा 
है। में उतकी बात मानकर कुछ लिखनेका यह सुअवसर हाथसे न जाने दूंगा। 
देशबन्धुके व्यक्तित्व और ऋृतित्वके जो उत्तम मूल्याकन पहले ही प्रकाशित हो चुके 
है, उनमें अपनी ओरसे कुछ नया जोडनेंकी अपेक्षा मेरे मनमे उन्हीका सर्वोत्तम 
प्रयोग करनेकी वात अधिक उठ रही है। देशबन्धु जो महान्‌ विरासत हमारे लिए छोड 
गये हूँ, हमे चाहिए कि हम अपने कामों द्वारा अपनेको उसके योग्य सिद्ध करे। स्मारक 
कोषके लिए सैकडो स्त्री-पुरुषोने जो चन्दा दिया है उसके लिए में दाताओके प्रति 
आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन यदि हमे थोडे ही समयके अन्दर दस छाख जमा 
कर लेना है, जैसा कि हमे करना ही चाहिए तो हजारो नहीं छाखो छोगोको दान 
देना चाहिए। में आशा करता हूँ कि जो छोग इन पक्तियोकों पढे वे फिरसे किसी 
अपीलकी प्रतीक्षा न करके शीघ्र अपना चन्दा भेजनेकी कृपा करेगे। उन्हे चाहिए कि 
यथासम्भव अधिकसे-अधिक घन भेजे, न कि थोडा-सा भेजकर यह सोचे कि इतना ही 
हो सका। वे अपने मित्रोसे चन्दा मॉँगे, इसके लिए उन्हे किसी प्रमाणपत्रकी आवश्यकता 
न होगी। वे स्वयं अपने-आप स्वयसेवक वन सकते है। इसमे समयकी वचत है और 
अधिकसे-अधिक अच्छे परिणामों और कमसे-कम धोखाघडीकी सम्भावना है। 
मै जानता हूँ कि लोग स्वराज्य हासिल करनेको अघीर हो रहे है। कुछका 
विचार है कि देशबन्धुके स्मारकके रूपमें केवछ एक अस्पताल बनवा देना उस व्यक्ति- 
की स्मृतिका यथोचित सम्मान करना नहीं होगा। जिसने अपना जीवन स्वराज्यके 
लिए अपित कर दिया। ऐसा सोचनेवाले व्यक्ति देशवन्चुको नहीं जानते। उनकी 
नजरोमे किसी भी भारतीय द्वारा किया गया कोई भी श्रेष्ठ कार्य स्वराज्यकी दिश्ञामे 
एक कदस था। प्रत्येक सफल सामूहिक भ्रयत्तन स्व॒राज्यकी दिशामे एक बहुत बडा 
कदम है। हमे राजनैतिक सत्ता तो मिलेगी ही। हम उससे बहुत दिनोंतक वचित 
नही रखे जा सकते। वह सत्ता चाहे जब प्राप्त होगी, होगी--अनेको द्वारा समान 


१. लगमग २५०० ३० तत्काल इकढ़े हो गये भर ये रुपये इस्टीव्यूटके सदस्मोकी तरफते पहली 
किस्तके रूपमें गांधीजीको दिये गये। 
२. पद अपील मूल्त: १-७-१९२० के फॉरवर्डके देशबन्यु-विशेषांकमें ्काशित हुईं थी। 


भाषण . देशवन्धुके श्राद्ध-दिवसपर रे२७ 


उद्देश्यके लिए किये गये परिश्रमके परिपक् फलके रूपमें ही। कोपका चन्दा--विशेप 
करके यदि वह छाखो लोगोसे मिलता है, फिर उस कोषमे एक-एक घेला करके ही धन 
क्यो न आया हो--इस वातका ही नही कि हममें सच्चा प्रेम है वल्कि इसका भी 
द्योतक होगा कि हममे संगठन करनेकी क्षमता भी है। इसलिए कोपके लिए दान 
देना ही फिलहाल देशवन्धुकी सेवाओकी कद्र करनेका सबसे अच्छा तरीका है। 


मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान दाइस्स, १४-७-१९२५ 


२००. भाषण : देदबन्धुके श्राद्ध-दिवसपर 


कलकत्ता 
१ जुलाई, १९२५ 
में आश्रममे अनेकवार प्रवचन देता हूँ, किन्तु देता हुँ अपने ही छोगोके सम्मुख। 
वे मेरी वात समझते है और मुझे निभाते है। इसके अतिरिक्त, प्रसग आनेपर में 
“गीता मे से कुछ अश उद्धृत करता हूँ, फिर भी मेरा भाषण घामिक प्रवचन नही 
कहा जा सकता। मेरे विचारसे घर्मका अर्थ है घर्मका आचरण । प्रवचनकी आवद्यकता 
हो सकती है, किन्तु प्रत्येक घामिक मनुष्य प्रवचन दे सके, ऐसा नही है। यद्यपि 
यह सच है कि प्रवचनकर्त्ताका जीवन घममनिष्ठ होना चाहिए। 
मेरे लिए “गीता” शाइवत मार्गदर्शिका है। में अपने हर कार्यके लिए “गीता में से 
आधार खोजता हूँ और यदि वह्‌ आधार नही मिलता है तो में उस कार्यको नही 
करता हूँ या अनिश्चित रहता हूँ। इसलिए जब मैने घबराहटके बावजूद बोलना 
स्वीकार किया है तव सोचता हूँ कि मुझे मृत्यु और जन्मके रहस्यपर कुछ कहना 
चाहिए। जब-जव मेरे कुटुम्बियोंकी या स्नेहियोंकी मृत्युका अवसर आया है, तब-तब 
मैने गीता का ही आश्रय ढूँढा है। गीता” यही बताती है कि मृत्यु शोक करनेकी 
वस्तु हो ही नही सकती। यदि कभी मेरी आँखोसे किसी समय आँसू निकले हूँ तो 
वे अनिच्छासे ही; और उसका कारण है मेरी निर्वलता। जब मैने देशबन्धुकी मृत्युका 
समाचार सुना तव में स्तब्ध हो गया और मेरी आाँखोमे आँसू आ गये। में इस 
बातपर विचार करता हूँ तो वह मुझे निर्बंछताका ही परिणाम मालूम होता है। 
आइए, आज हम “गीता ' से कुछ आइवासन. प्राप्त करे। 
मैने बहुत बार कहा है कि “गीता” एक महारूपक है। में नहीं समझता कि 
इसमे दो पक्षोके युद्धका वर्णन है। जब मेने जेलमें! “महाभारत” पढा तब मेरी यह 
घारणा और भी पृष्ठ हो गई। मुझे तो महाभारत” स्वत एक महाघमेंग्रन्थ मालूम 


३. परवदा जेलमें। 


३२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


होता है। उसमें ऐतिहासिक घटनाएँ तो है, परन्तु वह इतिहास नहीं। हम सर्प-सत्र- 
जैसी कथाका शब्दार्थ करे तो हमें उससे सनन्‍्तोष कैसे हो सकता है? तब तो अन्च- 
विश्वासोसे हमारा दम ही घुटने छय जायेगा। कवि स्वय डकेकी चोट कहता है, मैं 
इतिहासकार नही हूँ। “गीता 'मे हमारे हृदयके अन्दर चल रहे युद्धका वर्णन है और 
उस युद्धका वर्णन करनेके लिए लछेखनी कितनी ही स्थूछः ऐतिहासिक घटनाओका 
उपयोग करती है; परन्तु उसका उद्देश्य तो है हमारे हृदयमे प्रकाश डालकर हमसे 
उस प्रकाशमे उनकी ऊहापोह करवाना। हम जब दूसरे अध्यायके अन्तमें आते हैँ तव 
ऐसी शका नहीं की जा सकती कि किसी ऐतिहासिक युद्धछकी बात चल रही है। 
अर्जुनका स्थितप्रज्ञके लक्षण जाननेकी इच्छा प्रकट करना और भगवान्‌का युद्धमे प्रवृत्त 
अर्जुनको उन लक्षणोकों बताने छगना विचित्र मालम होता है। 
परन्तु मेरा विषय तो है आपको मृत्युका रहस्य बताना। यदि आप मेरी तरह 

ही यह मानते हों कि 'गीता' एक रूपक है तो आप “गीता ' के अनुसार मृत्युका 
रहस्य भी समझ सकेगे। 

नासतो' विद्यतेभावों नाभावों बिद्यते सतः। 

उभयोरपि वृष्टोपत्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभि:॥। २-१६ 


सारा रहस्य इस इलोकमे भरा हुआ है। अनेक इलोकोमे बार-वार कहा गया 
है कि शरीर 'असतू' है। 'असत्‌' का अर्थ 'माया' नही, ऐसी वस्तु नहीं जो कभी, 
किसी रूपमें उत्पन्न न हुई हो, बल्कि उसका अर्थ है क्षणिक, नाशवान और परिवतेन- 
शीर। फिर भी हम अपने जीवनका सारा व्यवहार ऐसा मानकर ही करते है मानो 
हमारा शरीर शाइवत हो। हम शरीरको पूजते है और उससे चिपट रहते हे। यह 
सब हिन्दू धर्मके विरुद्ध है। यदि हिन्दू धर्ममे कोई बात सुर्येके प्रकाशकी तरह स्पष्ट 
रूपसे कही गई है तो वह है शरीरका और दृश्य पदार्थोका असतू भाव। फिर भी 
हम जितना मृत्युसे डरते है और मरे हुओके लिए जितना रोते-पीटते है, उत्तना शायद 
ही कोई अन्य धर्मावलम्बी डरते या रोते-पीटते हो। महाभारत ' में तो उछटा यह कहा 
गया है कि रुदनसे मृत आत्माकी सनन्‍्ताप होता है और “गीता” इसलिए लिखी गई है 
कि लोग मृत्युकों भीषण वस्तु न मानें। मनुष्यका शरीर श्रवृत्ति करते-करते थक 
जाता है और मृत्यु शरीरको दु खसे मुक्त करती है। में ज्यो-ज्यो देशबन्धुके सतत 
प्रवृत्तमय जीवनपर विचार करता हूँ त्यो-त्यों मुझे छगता है कि वे आज जीवित हैं। 
जब उनका शरीर था तब वे पूर्ण जीवित न थे, किन्तु वे आज सोलहो आने जीवित 
है। हमने अपने स्वार्थके कारण मान लिया है कि उनका शरीर ही महत्त्वकी वस्तु 
थी, जबकि हमे “गीता” यह सिखाती है--और मे प्रतिदिन यह अधिकाधिक, अनु- 
भव करता जाता हूँ कि अक्षाइवत वस्तुके लिए की गई यह सब चिन्ता निरथक और 
व्यथंका कालक्षेप है। 

'असत्‌ ' का भावार्थ है कि असत्‌का अस्तित्व नही होता और जो सत्‌ है उसका 
नाश कभी नहीं हो सकता। शेक्सपियरका यह कहना भारी भूछ है कि मनुष्यका 
किया शुभ कर्म उसके साथ मिट्टीमें दब जाता है; और अशुभ ही ससारम जीवित 


भाषण : देशवन्युके श्राद्ध-दिवसपर ३२९ 


रहता है। शुभ और सत्‌ ही नित्य होता है। ससार भछाई कर जानेवाली आत्माओ- 
का ही नित्य स्मरण करता है। दुनिया असतू और अशुभको आसानीसे भूछ जाती 
है और शुभका ही स्मरण रखती है। हम रामचन्द्रजीका उदाहरण ही छे। में तो 
रामको अवतार मानता हुँ। परन्तु में यह नहीं मानता कि जब वे सणरीर होगे तव 
उन्होने कोई भी दोष नहीं किया होगा। परन्तु आज हम उन्हे “ पूर्ण पुरुप ” मानते 
है। हम कृष्णको भी पूर्णावतार मानते है। आज छाखो-करोडों हिन्दुओमें एक भी 
मनुष्य ऐसा नहीं जो राम या कृष्णके दोष निकाले। इससे भी ' नासतो बिद्यते भावों 
“इस इलोकका रहस्य प्रकट होता है--दुनियाने उनके शाइवत शरीरका अर्थात्‌ 
गुणोका ही सग्रह किया। उनके अशाइवत शरीर -- दोप इत्यादिं--- का ज्ञान किसीको 
नहीं है। हम देद्वन्धुका अनुकरण करना चाहते है। तब क्‍या हम उनके श्रीरका 
अनुकरण करेंगे? क्या हम उनके शरीरको पूजते थे? यदि ऐसा होता तो क्‍या उनका 
प्यारा बेठा उनके शरीरका अग्निदाह कर देता? 

अत. गीता इस इलोकमे पुकार-पुकारकर कहती है कि हम अपने जीवनमे सत्य- 
को धारण करके जिये और माया, असत्य और पाखण्डका त्याग करे। वाणी प्राय” असत्य 
हो जाती है; वह पासण्ड बन जाती है। क्रोध असत्य है, काम, मोह, मद आदि असत्य है । 
हमे इन तमाम सर्पोके विनाश्के यज्ञका अनुष्ठान करना है। स्थूछ सर्प तो बेचारा शरीर- 
को ही कष्ट देता है, परन्तु ये सर्प तो हमारी रग-रगमे प्रविष्ट हो जाते हैं और उनसे 
हमारे आत्माको भी हानि पहुँचनेका भय उत्पन्न हो जाता है। परन्तु आत्माको हानि 
पहुँच ही नहीं सकती। वह तो अविनाशी है। यदि हम इस बातकों समझ ले कि 
सत्‌ क्‍या है तो हम जन्म-मृत्युका रहस्य भी समझ जाये। जिस प्रकार रसायन-शास्त्री 
कहते हूँ कि मोमबत्तीके जलनेसे उसके किसी मूल तत्त्वका नाश नहीं होता है उसी 
प्रकार जब शरीर निष्प्राण होनेपर जला विया जाता है तब उसका कोई तत्त्व नष्ट 
नही होता। जन्म और मृत्यु एक ही वस्तुकी दो दक्षायें हैं। हम अपने स्वजनोकी 
मृत्युपर रोते-घोते है इसका कारण हमारा स्वार्थ ही है। मुझे उस दिन श्मझ्ञान-घाठ- 
पर उस भारी भीडके चेहरेपर शोककी छाया न देखकर पहले तो चिढ मालूम हुई; 
मेने मनमे कहा--इन छोगोको कुछ भी होश नहीं ,है, इन्हें प्रसगकी गम्भीरताका 
भी खयाल नही हैँ --परन्तु पीछे मेरी समझमें आ गया कि वे ही सचाईपर थे। इस 
देहके छूटनेसे उनका स्वार्थ हृत नहीं हुआ था, वे तो एक भव्य जीवनका सन्मान 
करनेके लिए ही आये थे--वे तो उनकी की हुईं सेवाओके साक्षी होनेके लिए और 
“धन्य है ऐसा जीवन! घत्य है ऐसा जीवन! ” कहनेके छिए ही आये थे। हमारे 
शोककी अपेक्षा उनका आवत्द अधिक सच्चा और सार्थक था। गगा-स्वरूप बासन्ती 
देवी, जिन्हे में श्री दासकी मृत्युके बाद देखनेपर पहले दिन पहचानतक नहीं सका 
था, धन्य है। उन्होने तो मेरे सामने एक आँसूतक नहीं गरिराया। हमें तो अपने 
मुखपर भी उदासी नहीं छावनी चाहिए और विषाद भी नही करना चाहिए। हम तभी 
कह सकते हूँ कि हमने शरीरकी क्षणभगुरता समझ छी है। विवाह दो शरीरोका नही 
होता। दो आत्माएँ शारीरिक भोग-विछासके लिए नहीं, वल्कि अपने भव्य विकासके 


332 सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


लिए एकत्र हुई थी। अब उनमे से एकका शरीर छूटनेपर उनका वह सम्बन्ध उल्टा 
अधिक दृढ हो गया। इसलिए आज हम यहाँ आँसू बहानेके छिए एकत्र नही हुए हैं। 
हमें चाहिए कि हम उनके गुणों अर्थात्‌ उनके अमर शरीरका स्मरण करे और उनके 
गुणोका ताना-बाना अपने जीवनमें बुत ले। 

[ गुजरातीसे |] 

नवजीवन, १२-७-१९२५ 


२०१. प्रइन-माला 


रैं४ सई, १९२५ के यंग इंडिया में फरीदवुरके अछूत जातिके किन्हों सज्जनोंके 
साथ आपको भेंदटका जो विवरण' छपा है उसमें आपने उनसे आत्मशुद्धिके विचारसे 
कुछ काम करनेका अनुरोध किया है। किन्तु आत्मशुद्धिति आपका मतलब क्या है? 
आत्मशद्धिके बाहरी लक्षण क्‍या हे? आत्मशुद्धिमें कायिक, मावसिक और वाचनिक, 
तीनों शुद्धियाँ आती हे, अथवा इनमें से कोई एक ही? 

आत्मशुद्धिका मतलब हैं मन, वाणी या शरीरकी समस्त अथशुद्धियाँ हुर करना। 
इन “अछूत” मित्रोसे अनुरोध किया गया था कि वे बुरी वात न सोचे, झूठ न बोले 
अथवा किसीसे गाली-गलौज न करे तथा शरीरको भछी-भाँति स्तान-मज्जन, शुद्ध भोजन 
द्वारा -- मुरदार मांस अथवा अन्य अशुद्ध भोजन, मच्य या अन्य मादक पदार्थोकों त्याग 
कर --- पवित्र रखे। 

२. यदि कोई जाति जयवा व्यक्ति उस स्तरतक पहुँच जाता है तो क्‍या उत्के 
साथ बअछूत-जैसा व्यवहार किया जा सकता है? 

यदि कोई व्यक्ति उस स्तरतक नही पहुँचता--हमर्में से अनेक उस आदर्श 
स्थितितक नही पहुँच सकते, तो भी वह अछूत नहीं माना जा सकता। यदि यह 
मानदण्ड हमपर छागू किया जाये तो हमे भी उसे प्राप्त करनेमे कठिनाई होगी। 

३. हिन्दू जातिके समस्त वर्गोर्में खान-पान अथवा पूजाके विषयमें कोई एकता 
नहीं है। आपके खयालसे उनमें इस तरहकी एकता उत्पन्न करनेंके लिए पहला कदम 
क्‍या है? 

द इस प्रकारकी एकता उत्पन्न करनेका कोई प्रयत्न नही कर रहा हूँ। में जिस 
ऐक्यके लिए छालायित हूँ, वह हृदयोका ऐक्य है। यह सभी वन्धन-वाघाओसे परे है 
तथा उत्तके होते हुए भी कायम रह सकता है। हम उसी एक परमात्माकी विभिन्न 
सूत्रोमे और विभिन्न वामोसे आराधना करते हें। 

४. यह सुमाव दिया गया है कि यदि पूजाके सार्वजनिक स्थानोमें तथा जलपान 
आदिकी दुकानोंमं साफ-सुथरे हिन्दुओको प्रवेशकी अनुमति दे दी जाये तो वह एकता 
उत्पन्न करनेकी दिशा पहला कदम होगा। इस विषयसें आपको सम्मति क्या है? 


१, देखिए “ मस्स्थेके साथ बातचीत ”, ३-५-१९२० या इससे पूर्व। 


प्रदनन्‍्माछा ३३१ 


पुजाके सार्वजनिक स्थान उन सभीके लिए खुले होने चाहिए जो सामान्य विप्टा- 
चारके नियमोका पालन करे। पोगाकर्मे सफाईके स्तरका निश्चय कौन करेगा? ये 
बाते तो कानून द्वारा नही, वल्कि छोकमत द्वारा नियन्त्रित की जाती है। यदि कोई 
जलपान आदिकी दुकान स्वय स्वच्छ है तो वह निस्सन्देह उन छोगोको सौदा वेचनेसे 
इनकार कर देगी जो गन्दे हे। यदि वह ऐसा न करे तो उसकी ग्राहकी टूटने लगेगी। 
लेकिन यदि कोई मिष्टान्नविक्रेता किसी 'अछूत को अपना सौदा बेचनेसे उसके अछूत 
कहे जानेके कारण इनकार करता है तो उसे अपना घन्धा चलछानेका कोई अधिकार 
नही है। 

५. आपका अस्पृश्यताका अर्थ कठित है। उच्च वर्गोके “हिन्दू भी अपने उन बच्चों- 
का, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, छुआ पानी नहीं पीते भौर पकाया हुआ 
खाना नहीं खाते! क्‍या आप इसे अस्पृव्यता कहते है? 

भें इसे अस्पृश्यता नहीं. कहता! मेने वीसियो बार साफ-साफ कहा है कि हिल्दू- 
धर्ममें पचम वर्ण जेसी कोई चीज नहीं है। इसलिए भछूतोकों वे सभी अधिकार मिलते 
चाहिए जो चारो वर्णोकों सामान्यत प्राप्त हूँ। 

६. कुछ लोगोंका सुझाव है कि पानी पोनेपर बहुत ज्यादा जोर देनेके बजाय 
उच्च जातिके सवर्ण हिन्दुओंके मनसे ऊँच-नीचकी भावना दूर करने तथा उनमें आपती 
प्रेम और सहायताका भाव बढ़ानेके लिए प्रयत्त करना बेहतर होगा। क्या आप इस 
सुझावसे सहमत हे? 

में इस सुझावसे वही सहमत हूँ जहाँ उससे पाखण्डपर पर्दा नहीं पडता। आप 
किसी पेडकी परीक्षा उसके फलसे ही करेगे। में खाने और पीनेपर कमी जोर नहीं 
देता। में ऐसा तभी करता हूँ और करना चाहता हूँ जब कोई आदमी किसी अस्पु- 
इयका छुआ पानी पीनेसे इसलिए इनकार करता है कि वह अछूत कहलाता है। क्योकि 
उसका यह इनकार उसके ऊँचेपनके घमण्डका सूचक होता है। 

७. इस ध्प्रयकी प्राप्तिका आसान और सीधा तरीका सामूहिक घामिक कया- 
कीत॑नों तथा घाभिक सेलों हारा, जिनमें लोग चाहे वे किसी भी मत और जातिके 
हों, वैष्णव धर्मकी शिक्षाओंका प्रचार करना है। यह तरीका चार सवियोंसे भी अधिक 
कालसे प्रचलित है। इस सुझावके विषयर्में आपकी क्या सम्मति है? 

मैने कीतंनोके असरके बारेमें पुरी तरह विचार नही किया है। छेकिन में किसी 
भी अच्छे तरीकेका जिससे दम्भपूर्ण उच्चताकी भावनाकी यह दीवार ढहे, स्वागत 
करनेके लिए तैयार हूँ। 

८. यह बात लगभग मानी हुई ही है कि बंगालमें हिन्द जाति नष्ड हो रही 
है। आपके खयालसे उसके इस ऋ्मिक क्वासका मुख्य कारण क्या हे? उसका यह हा 
किन उपायोंसे रोका जा सकता है? यह भो सभी मानते हे कि हिन्दुओंका ऊँचाई, 
शक्ति तथा जीवटकी वृष्टिसे शारीरिक हास हुआ है। उनमें इन गुणोंका उत्कर्ष फिर 
केसे किया जा सकता है? 


३३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मैने भी ऐसे विवरण देखे तो है; लेकिन हिन्दुओके ह्ासका मुझे कोई सबूत 

नही मिला है। फिर भी मुझे इस कथनपर विव्वास करना चाहिए कि हम शारीरिक 
रूपमें दुर्बल होते जा रहे है। इसके कारण स्पष्ट है। हमारी बढती हुई गरीबी तथा बाल- 
विवाह इस ह्ासके दो बड़े कारण है। एकका निराकरण चरखेंसे किया जा सकता है, 
तथा दूसरेका व्यक्तियों द्वारा अपने लड़को और लडकियोके विवाह तबतक न करनेके 
दुढ निरचयसे जवतक उनकी उम्र १६ वर्षसे अधिक तथा २० वर्षके लगभग न हो 
जाये। विवाह जितनी देरीसे किया जाये, उतना ही अच्छा है। में तो इस विचारका हूं 
कि चाहे कितना ही बडा खतरा क्यो न उठाना पडे, छडको या लड़कियोका विवाह 
तबतक न किया जाना चाहिए जबतक वे खासी बडी आयुके और गृहस्थीका बोझा 
उठाने योग्य तथा पूर्ण स्वस्थ न हो। इसका उपाय यह है कि जो लोग सुघारकी 
आवश्यकता समझते हे, वे स्वयं इस विचारपर अमल शुरू करे तथा अपने पडोसियोको 
वैसा करनेके लिए समझाये-बुझाये। जो छोग सुधार करना चाहते है तथा खतरेकी 
सम्भावना कमसे-कम करना चाहते हैं उन्हे अपने बच्चोको, वे आज जैसे बातावरणमें 
रहते है उससे अधिक स्वस्थ तथा शुद्ध वातावरणमे रखना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २-७-१९२५ 


२०२. मेरी अक्षमता 


यदि में सहायताके अभिल्‍लाषी हर व्यक्तिको उसकी इच्छानुसार सन्तुष्ट कर 
पाता तो मेरे गरवंका ठिकाना न रहता। पर मेरी नितान्त अक्षमताका, यह नमूना 
लीजिए . 

यदि आप मुसलसानोंसे गोवध बन्द कराके गोरक्षा नहीं कर सकते तो 
फिर आपका नेतापन और महात्मापन किस मर्जकी दवा है? जरा विचारिय 
तो, अलवरके अत्याचारोंके सम्बन्धर्में आप किस तरह जान-बूझकर चुप्पी साध हुए 
है; और पण्डित मालूवीयजीको निजाम सरकारने अपनी रियासत आनंसे रोक 
कर उनका जो अपमान किया है उत्तके सम्बन्धर्में आपकी चुप्पी तो अक्षम्य ही 
है। पण्डित सालवीयजीको आप अपना आदरणीय बड़ा भाई कहनमे गौरव 
अनुभव करते हे, उन्हें पहले दरजेका छोकसेवक मानते हे और खुद आप ही ने 

उन्हें मुसलमानोंके प्रति किसी प्रकारका वेरभाव रखनेके दोषसे मुक्त बताया है। 
_ एकने नहीं अनकोने यही बाते कही हैँ। पत्रकी यह पहली फठकार भश्राप्त फट- 
कारोमें आखिरी है और यह मेरे लिए कहावतका “अन्तिम तिनका” सावित हुई है। 
मेरे सामने एक तार रखा हुआ है, जिसमे कहा गया है कि में मुसलमानोसे अनुरोध 
करूँ कि वे आगामी वकरीदपर गायकी कुर्बानी न करे। मैने सोचा कि यही समय 
है कि मैं लोगोको कमसे-कम अपनी खामोशीका कारण तो बतला दूं। पण्डितजी 


मैरी अक्षमती ३३९ 


सम्बन्धी आरोपको तो में हजम कर जानेको तैयार था, हालाँकि वह मेरे एक प्रिय 
मित्रने ही छूगाया है। उन्हे मेरी कीतिको घवका पहुँचनेका वडा डर था। उन्होने 
सोचा, इससे मुझे लोग मुसलमानोसे डर जानेका दोषी ठहरायेगे और क्या-क्या 'न 
कहेगे। परन्तु में अपने इस विचारपर दृढ़ रहा कि पण्डितजीके प्रवेद्-निपेधघके सम्ब- 
न्यमे समाचारपत्रोमे कुछ न लिखूँ। मुझे इस वातका जरा भी डर न था कि इससे 
पण्डितजीके मनमे मेरे वारेमे गलतफहमी होगी। और में जानता था कि पण्डितजीको 
मेरी छत्नरछायाकी कोई आवश्यकता नहीं। दुनियावी सत्ता द्वारा जारी की गई सभी 
निषेष-आज्ञाएँ उनके लिए कोई चीज नही है। उनका तत्त्वज्ञान उनका सम्वलू है। 
मैंने कितने ही कठिन अवसरोपर उन्हे बहुत नजदीकसे देखा है। वे उन सभी अवब- 
सरोपर अडिग रहे। वे अपने कामको समझते है और उसे करते हुए न अनुकूल 
समयमे फूल उठते हूँ, न प्रतिकूल समयमे विचलित होते है। इसलिए जब मैने उस 
निषेष आज्ञाके वारेमें सुना तो खूब हँसा। राजाओके ढग अनोखे ही हुआ करते हूँ। 
में जानता था कि में “यग इडिया' में चाहे जितना लिखूँ, श्रीमान्‌ निजाम अपने फर- 
सानको वापस लेनेको राजी न होगे। यदि उनसे मेरी जान-पहचान होती तो में 
हैदराबादके नवाब साहवबकों सीधा पत्र लिखता और उनसे विनयपूर्वक कहता कि 
पण्डितजीपर रोक लछगानेसे आपकी रियासतका कोई फायदा नही हो सकता; 
इस्छामका तो बिलकुल ही नहीं। में तो उन्हे यह भी सलाह देता कि यदि पण्डितजी 
हैदराबादमे आये तो उनको अपना मेहमान बनाइएगा। में हजरत पैगम्वर तथा उनके 
साथियोके जीवनसे ऐसी मिसाल भी पेश- करता परन्तु मुझे उनसे परिचयका सौभाग्य 
प्राप्त नही है। में जानता था कि पत्रोमे लिखी बात शायद उनके कानतक पहुँचे भी 
नही। ऐसी अवस्थामे सिवा मौजूदा मनमुटावकों वढानेके उसंसे और कुछ हासिल न 
होता । और यदि में उस मनमुटावकों घटा नहीं सकता तो बढ़ाना भी नहीं चाहता 
था; अत. मैने चुप रहना ही उचित समझा। इस समय जो में लिख रहा हूँ इसका 
उद्देश्य उन हिन्दुओको, जो मेरी बात सुनना चाहते हो, यह सलाह देना है कि वे इस 
घटनासे चिढ़ न उठे और इसे इस्लामके या मुसलमानोके खिलाफ शिकायत करनेका 
आधार न बनाये। इस निषेधाज्ञाका मूल कारण निजाम साहवकी मुसलमानियत नही है। 
मनमानी कार्रवाई निरकुश शासनपद्धतिका एक लक्षण ही है--फिर शासक हिन्दू हो 
या मुसलमान | देशी राज्योको नष्ट करतेका प्रयत्न न करके हमे उनकी तानाशाहीको 
रोकनेका ही उपाय अवश्य सोचना चाहिए। वह उपाय है, प्रवुद्ध और प्रबल लोकमत 
तैयार करना। जिस तरह ब्रिटिश भारतमे यह कार्य आरम्भ हुआ है, उसी तरह वहाँ 
भी होना चाहिए। यहाँ देशी राज्योसे स्वभावत ज्यादा आजादी है, क्योकि यहाँका 
शासनकायें सीधा सम्नाट्‌ द्वारा होता है, और देशी राज्योकी तरह सम्राट्के ताबेदारो 
द्वारा नहीं। इस कारण वे ब्रिटिश प्रणालीके दोषोको तो अपने यहाँ ले लेते हूँ, पर 
ब्रिटिश शासन अपने लिए हानिसे बचनेकी जो तदबीरे कर लेता है, उन्हे वे नहीं 
अपना पाते। इसलिए भारतके देशी राज्योमें सुव्यवस्थाका आधार ज्यादातर राजाके 
चरित्र और अवसर-विशेषपर उसके मनकी मौजु ही रहती है, वहाँ कोई विधान नही, 


१३४ सम्पूर्ण गाधी वाह्मय 


या यो कहे कि देशी राज्योकी सरकारकों विनियमित करनेवाले विधान नही हैँ इससे 
हम इसी नतीजेपर पहुँचते हूँ कि देशी राज्योमे सच्चा सुधार तभी सम्भव है जब 
ब्विटिश शासनप्रणालीका छौह नियन्त्रण ब्रिटिश भारतमें सुलूम अपेक्षाकत अधिक 
स्वतत्रताके वातावरणसे कुछ प्रभावित तो हो, और इस तरह उसमे कुछ ढिलाई तो' 
आये। इस वातावरणको स्थापित करनेका श्रेय जनताकी अनुज्ञासनवद्ध शक्तिको ही 
है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि सव पत्रकारोको अपनी जवान वन्द कर लेती 
चाहिए। राज्योके दोषोका उल्लेख करना पंत्रकारिताका एक आवश्यक अग है। वह 
लोकमत उत्पन्न करनेका एक साधन भी है। हाँ, में यह जरूर कहूँगा कि मेरा क्षेत्र 
बहुत मर्यादित है। मेने पत्रकारिताको पत्रकारिताकी खातिर नहीं अपनाया है, वल्कि 
जिसे मैने अपना जीवनका ध्येय समझा है उसके सहायकके रूपमे अपनाया है। 
मेरे जीवनका ध्येय है-- अत्यन्त सयमपूर्ण जीवन और सयत उपदेणके द्वारा सत्याग्रहके 
अद्भुत अस्त्रका प्रयोग सिखाना--सत्याग्रह, सत्य और अहिसासे सीवा फलित होने- 
वाला व्यवहार है। में यह प्रत्यक्ष दिखछानेके छिए उत्सुक ही नही, अबीर हूँ कि 
जीवनकी अनेकानेक वुराइयोको दूर करनेका अहिंसाके सिवा कोई उपाय नहीं है। 
यह एक ऐसा प्रबल द्रावक रस है जिसके द्वारा वज् हृदय भी पिघले बिना नहीं 
रह सकता। इसलिए मेरी श्रद्धाका तकाजा है कि मुझे क्रोध या हेपसे प्रेरित 
होकर कुछ नही लिखना चाहिए। मुझे ऐसी कोई बात नहीं लिखनी चाहिए जो 
निरर्थक हो। मुझे छोगोमे रोष उत्पन्न कराने-मरके लिए कोई वात नही कहती 
चाहिए। पाठकोको इस वातकी कल्पनातक नही हो सकती कि प्रति सप्ताह विषयों 
और शब्दोके चुनावमे मुझे कितने सयमसे काम लेना पडता है। मेरे लिए यह एक 
अच्छी खासी तालीम है। इसके द्वारा मुझे अपने अन्त करणमे झाँकने और अपनी 
कमजोरियोको जाननेका अवसर मिलता है। अकसर मेरा मिथ्याभिमान मुझे कोई तेज 
बात लिखने और कोई कडा विजेषण लगानेको प्रेरित करता है। यह एक वडी कठिन 
अग्निपरीक्षा है, पर साथ ही इन गन्दग्रियोको दूर करनेंकी वढिया मव्क भी है। 
पाठक “यग इडिया के पृष्ठोकों सवारे हुए रूपमे देखते हें, और रोमाँ रोलाँकी तरह 
शायद यह भी सोचते हो कि “यह बुड्ढा कितना नेक आदमी होगा ! “ तो फिर 
दुनिया इस वातको जान छे कि अपने भीतर में यह नेकी बड़ी सावधानी और प्रार्थनाके 
बाद छा पाता हूँ। और यदि इसे कुछ लोगोने, जिनकी रायोको मैं अपने हृदयम मान 
देता हूँ, स्वीकार किया है तो पाठक इस वातको समझ छे कि जब यह नेकी मेरे 
लिए एक विलकुल स्वाभाविक वस्तु वन जायेगी अर्थात्‌ जब कोई भी बुरा कात 
करना मेरे लिए असभव हो जायेगा और जब किसी तरहका कठोर या दर्षपूरण 
भाव, फिर वह क्षण-भरके लिए क्‍यों न हो, मेरे विचार-जगतमे नही आने पा 
तभी --- केवल तभी मेरी अहिंसा दुनियाके छोगोके हृदयोको द्रवित कर पायेगी। मेवे 
अपने या पाठकौके सामने कोई असम्मव आदर्श या अग्नि-परीक्षा नही रखी है। यह 
तो मनुष्यका परमाधिकार और एक जन्मसिद्ध अधिकार है। हमने यह स्वर्ग खो दिया 
है तो हमें उसे फिर प्राप्त करना ही है। यदि इसमें बहुत समय छगे तो वह सारे 


मैरी अक्षमता ३१५ 


मन्वन्तरका एक अगु-मरात्र है। गीता” में भगवान कृष्णने यह कहकर कि हमारे 
करोडो दिन ब्रह्माके सिफे एक दिनके बराबर हूँ, इसी भावको प्रकट किया है।' 
इसलिए हमें चाहिए कि हम अधघीर न हो और अपनी कमजोरीके कारण यह न 
मान वैठे कि अहिंसा दिमागकी कमजोरीका लक्षण है। ऐसा नही है। 

पर अब मेरा अधिक लिखना जरूरी नहीं है। अब पाठक समझ गये होगे कि 
में अलवरके विषयमे क्यों चुप था। मेरे पास ऐसे तथ्य भी नही थे कि मैं कुछ लिखता। 
मेरी किसी बात या लेखपर निजाम साहबकी तरह अलछवरके महाराजा भी तिर- 
स्कारपूर्ण भावसे हँस सकते है। अबतक जो वाते प्रकाशित हुई है वे यदि सच हे तो 
उन्हे घोरतम डायरशाही ही समझना चाहिए। पर में जानता हूँ कि फिलहाल मेरे 
पास इसका कोई इलाज नही है। इन बड़े-बड़े आरोपोके सम्बन्धमे पर्याप्त रूपसे सन्‍्तोष- 
दायक सार्वजनिक जाँच करानेके निमित्त पत्रकार छोग जो उद्योग कर रहे हूँ उसे में 
आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। में देख रहा हूँ कि पण्डितजीकी राजनीतिक पटुता धीरे- 
घीरे, चुपचाप अपना रास्ता बना ही रही है। तब फिर मुझे चितित होनेकी- क्या 
आवश्यकता है” जो सज्जन मेरे पास नुस्खोके लिए आते हे, वे इस बातको जान हें 
कि में कोई अमोध औषधि वॉटनेवाला कविराज नही हूँ और न मेरे पास कोई बड़ा 
ओऔषध-भण्डार ही है। में तो टटोछ-टटोलकर चलनेवाका एक विशेषज्ञ हूँ और मेरी 
छोटी-सी जेबमे मुश्किकसे दो रसायन हैँ जो एक-दूसरेसे भिन्न भी नहीं हैँ। और वह 
विशेषज्ञ फिलहाल इन दोषोको दूर करनेकी अपनी सामथ्येहीनता स्वीकार करता है। 

गो-प्रेमियोसे तो मेने पहलेसे ही कह रखा है कि अब में हिन्दुओ और मुसरूमानो- 
पर अपना प्रभाव माननेका दावा नहीं करता जैसा कि कुछ समय पहले करता था। 
जबतक में उस शक्तिको पुन प्राप्त न कर हूँ, गोमाता अपने इस बच्चेको माफ 
कर देगी। में अपनेको उसका विनम्र बच्चा ही मानता हूँ। उसके प्राणके साथ मेरा 
प्राण सम्बद्ध है। वह जानती है कि में उसके साथ विश्वासघात नही कर सकता। 
यदि उसके दूसरे भक्‍त नहीं समझते तो कमसे-कम वह मेरी अक्षमताकों अवश्य ही 
समझती है। 

- अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-७-१९२५ 


१. सहल्लयुगपथन्तमहथंद्लक्षणो विदुः | 
राति युगतदस्तान्ता तेड्दोराजरविंदों जना:॥ 4१७ 


२०३० टिप्पणियाँ 
अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक 


मुझसे कहा गया है कि जिस तरह मेने बंगालके मित्रोकी सछाहसे अखिल बंगार 
देशबन्धु स्मारकका श्रीगणेश किया है उसी तरह में उनके अखिल भारतीय देशबन्धु 
स्मारकका भी सूत्रपात करूँ। में पाठकोकों यकीन दिलाता हूँ कि यह बात मेरे ध्यानके 
बाहर बिलकुल नहीं रही है। में अपने उन मित्रोसे, जो यहाँ मेरे पास है, सलाह 
भशविरा कर रहा हूँ। पर अभीतक हम उसका कोई सूत्र नहीं बना पाये है। अखिल 
वगाल स्मारकके सम्बन्ध निर्णय करनेमें कोई कठिनाई नही हुईं थी। देशबन्धु न्यास- 
पत्रने हमारे लिए ध्रुवतारेका काम दिया था। परन्तु अखिल भारतीय स्मारक बनाना 
इतना आसान नहीं है। उसमे देरी होना अनिवार्य है, किन्तु सम्भवत इस अकके 
प्रकाशित होनेतक कोई निर्णय हो चुकेगा। फिलहाल में हरएक मनुृष्यकों यह विश्वास 
विलाता हूँ कि. इस सम्बन्धमे घोषणा करनेमे अनावश्यक विलम्ब न किया जायेगा। 
मुझे इसमे रत्ती-भर शक नही कि देशबन्घुका अखिल भारतीय स्मारक अवश्य बनाया 
जाना चाहिए। देशके कोने-कोनेंसे जो शोकसन्देश आये हे वे देशबन्धुकी सार्वेत्रिक 
लोकप्रियताके अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण है। 


एक “क्रान्तिकारी का पत्र 


श्रीमती बासन्ती देवीने मुझे किसी क्रान्तिकारीका भेजा हुआ एक गुमनाम पत्र 
लाकर दिया है | उससे में यह अश् देता हूँ: 


इस समय जब से आपको यह पत्र लिखनेका प्रयत्न कर रहा हूँ मेरी 
आँखोंसे आँसू गिर रहे हे और उनसे मेरी वृष्टि धुंधली हो रही है। आपसे 
सिलनेके लिए मेने १४८ नस्बर कोठी जानेका प्रयत्त किया था, किन्तु मे 
आपके सामने खड़ा होनेका साहस ही संचय नहीं कर सका। वहाँका दृष्य तो 
हृदयविदारक है। 

देशबस्घुकी मृत्युसे एक महान्‌ पुरुष, शायद देशका महानतस पुरुष, उठ गया 
है। अब उतकी जगह लेनेवाल्ा कोई नहीं रहा। उन्होंने जब अपनी फछती“फूछतो 
* वकालत और शानदार आमदनी छोड़ी तब तो उनको बहुत लोग जान गये ५; 
लेकिन में तो उन्हें उससे भी बहुत पहलेसे जानता था--तबसे जब दे जलीपुर 
काण्ड सम्बन्धी मुकदमेमें श्रो अर्रावद घोषकों पैरवी करनेके लिए भानो किसी 
एकान्त स्थानमें से निकल आये थे। में उनसे तभीसे प्रेस करने जगा था। में 
उनका अत्यन्त आदर करता था और उनका प्रशंसक तथा भवत था। वे भी, 
यह्षपि हम क्ान्तिकारियोंसे राजनीतिक बातोंमें सहमत नहीं थे तथापि हम सदा 


टिप्पणियाँ ३३७ 


अपने हृदयमें स्थान देते थे। मेरे यह कहनेका आधार यह है कि से उन लोगों- 
में से हूं जो बंग-भंगके दिनोंमें ' अराजकतावादी ' कहे जाते थे और जो अब भी 
'ऋान्तिकारी ” कहे जाते हे। गरद्यपि उनके लिए इन दोतों ही विशेषणोका 
प्रयोग करना अयथार्थ है। वे जानते थे कि हमारे सम्बन्धर्म बहुत अआान्ति है, 
हमें गलत रूपमें पेश किया जाता है और हम बहुत बदनास किये जाते हे, 
इसलिए कि हम अपने वेशकी, जो हम सभीको मातृभूमि है, स्वतन्त्रतासे प्रेम 
करते है। वे हम सभीसे भाईकी तरह प्यार करते थे और हमें सदा ठीक रास्तेपर 
चलानेका प्रयत्न करते थे। आज हमें उनका वियोग बहुत दुःखद हो रहा है। हम 
उनकी मृत्युसे शोक बिल हो रहे हे, क्योकि हम जानते हे कि आज देझमें 
कोई ऐसा सनुष्य नहीं रहा जिससे हम संकटके समयमें सहायता सॉग सके। 
नेता आयेंगे और चले जायेंगे; किन्तु देवाबन्धु दास अब कभी पैदा न 
होंगे। वे लोगोंम आशा और स्फूर्त भरते थे। बे राष्ट्रके पृज्य थे। वस्तुतः 
हम उनसे सदा हो सहायता और सागंदशेन ले सकते थे और वे जानते थे कि वे 
हमसे चाहे जो सेवा हे सकते हे; इतना हो नहीं, बल्कि हम उनके निर्देशपर 
अपने प्राण भी दे सकते हे। मेरी प्यारी बहन, में अब आपको यह विद्वास 
दिलाता हूँ कि हम आपको हर तरह की सेवाके लिए, बल्कि आपकी खातिर 
प्राणतक देनेके लिए तत्पर हे और सदा रहेंगे। 
जिस अशको मेने छोड दिया है उसमे छेखकने फिर सहानुभूतिका आइवासन 
दिया है। यह पत्र देशबन्धुके क्रान्तिकारी --- हरूचलू सम्बन्धी विचारोका स्वयस्फूतें 
प्रमाण है। बगालके युवकोके हृदयपर उनके अधिकारका कारण यह है कि उनके 
दोषोके रहते हुए भी वे एक पिताकी तरह उनकी चिन्ता रखते थे। वे उन्हे इसलिए 
प्रेम नही करते थे कि वे उनके तरीकोंको पसन्द करते थे, बल्कि इसलिए कि वे उन 
तरीकोको उनसे छुडवाना चाहते थे। क्या वे लोग जो कि उनके जीते-जी उनकी 
बात नही मानते थे, उनकी आत्माकी इस आवाजको सुनेगे-- भारतकी मुक्तिका 
मार्ग हिसा नहीं है?” क्या वे अपने विचारोंकी अपेक्षा उनके परिपक्व निर्णयपर 
विद्वास करेगे 
एक गलती? 
हमे मन्त्री जिला काग्रेस कमेटी, पवनाका यह पत्र मिला है।' 
में प्॑रकों पसन्द करता हूँ क्योकि उसमे मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि में 
जो-कुछ कहूँ या लिखूं वह अधिकसे-अधिक शुद्ध तथा पूर्णतः निष्पक्ष हो। जहाँतक 


१, यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें गाधीजीका ध्यान “ खादी प्रतिष्ठान ”, ४-६-१९२५० के शीषेक्े 
छपे छेखक्री एक भूल्की ओर खींचा गया था। छेखमें गाधीजीने पवनाके सत्संग आश्रमके सम्बन्धमें लिखा 
था कि वह कोमिस्छाके भभष माश्रमके ढंगका खादी उत्पादन केद्ध है। पत्रढेखकने लिखा था कि भाश्रममें 
खादीका काम बिलकुल नहीं किया जाता और वह वस्तुतः विदेशी वस्तुकी विक्रीमें सद्दापता देता है। 

२७-२२ 


रे३८ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


भी इन्सानके लिए सम्भव हो सकता है मे इस अपेक्षाके अनुरूप कार्य करनेके लिए 
उत्सुक रहता हूँ। छेकिन पूरी सावधानी रखनेके वावजूद में कुछ छोगोके प्रति अन्याय 
तथा कुछ छोग्रोके श्रति अनुचित रूपसे पक्षपात कर सकता हूँ। अन्तत तो दोनो ही 
अवस्थाओमे अन्याय होता है। यह भी सम्भव है कि उस व्यक्ति अथवा सस्थाकी, 
जिसकी ,अनुचित रूपसे प्रशसा की जाती है उस व्यक्ति अथवा सस्थासे अधिक हानि 
हो जिसकी अनुचित रूपसे निन्‍दा की जाती है। लेकिन इस मामलेमे मे अत्यन्त सचेत 
रहा हूँ तथा मन्त्रीकी कही लगभग प्रत्येक वात कभी सत्य रही हो, पर वह उस समय 
सत्य नहीं थी जब मैने यह छेख लिखा था। में उक्त सस्थाओके गुणोकी तुलनात्मक 
जाँच नहीं कर रहा था और न उनके हिसाव-किताबकी ही तुलना कर रहा था। 
मैने तो केवल यही कहा था कि यह लेख लिखते समय खादी-उत्पादक सस्थाओकी 
संख्या उतनी थी और मेने उनका निरीक्षण किया था। मेने इनमे 'सत्सग आश्रम ' को 
भी सम्मिलित कर लिया, यद्यपि वह इस प्रवृत्तिमे अभी हालमे ही सम्मिलित हुआ 
है। में जब आश्रममे गया तब मैने वहाँ ४०से अधिक चरखे चलते देखे थे। सूत 
कातनेवालोमे सस्थापककी पत्नी और उनके रिह्तेदार भी थे। मुझे वहाँपर बुनी हुई 
खादी भी दिखाई गई थी; लेकिन इस सवके अछावा देशबन्धुने, जिनके कहनंपर में 
आश्रम देखने गया था, मुझे कहा था कि आश्रमके सस्थापकने निश्चय किया है कि 
सूत कातना तथा खादी बुनना इसका एक मुख्य कार्य रहेगा। आश्रमके प्रवन्धकने, 
जिसने मुझे आश्रम दिखाया था, उनके उस' कथनकी पुष्टि की थी। यदि में इस 
सारे सबूतके वाद भी आश्रमकों खादीके उत्पादन केन्द्रोमे शामिल न करता तो में 
अन्याय करता। में यह मानता हूँ कि इस समय सत्सग आश्रम और अभय आश्रमका 
कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता । अभय आश्रम अधिक नही तो उतना ही पुराना 
है जितना पुराना खादी प्रतिष्ठान और उसकी स्थापना मुख्य रूपसे खादी तथा चरखेके 
प्रचारके लिए ही की गई थी। इसका उत्पादन खादी प्रतिष्ठानसे कुछ ही कम है तथा 
उसकी शाखाएँ कई जगह है। लेकिन इस लेखको लिखनेमे मेरा हेतु उनके सापेक्ष 
गुणोको जाँचना न था, बल्कि जनताके ध्यानमें यह बात छाना था कि वगारढूमे खादीके 
प्रचारकी सम्भावना कितनी है तथा इसके लिए मुख्य नमूनेकी खादी सस्‍्या कौन-सी 
है। यदि यह सत्य है कि पबनामे सत्सग आश्रमके तत्त्वावधानमे विदेशी वस्त्रोकी 
बिक्रीके लिए एक गोदाम चलाया जाता है तो मुझे उससे निरचय ही दु ख होगा। 


ऋन्तिकारों बननके लिए प्रयत्नशील 


आपने जो-कुछ लिखा है वह इतना तात्तिविक और जटिल है कि वह मेरी 
समझमे नही आ सकता। अत हमें फिलहाल मान छेना चाहिए कि हममे मतभेद है 
और जबतक आप मुझे मेरी यात्रामे कही मिल नहीं जाते तवतक हमे एक-दूसरेके 
लिए परमात्मासे सुवुद्धि देनेकी प्राथेना करनी चाहिए। आपने सुत कातनेके साथ-साथ 
रुई घुननेका जो विचार किया है वह मुझे ठीक जेंचता है। में आशा करता (2 
आप चरखे और धुनकीकी गुप्त शक्तियोकी खोज कर सकेगे। आपमें सृत कातनेकी 
जैसी घुन है वैसी घुन आप अपने आसपासके छोगोमे पैदा करनेका प्रयत्न कर सकते 


टिप्पणियाँ ३३९ 


हैं। यदि बह प्रयत्न सफल हो जाये और वह सफल हो सकता है और जो करान्ति- 
कारी बन चुके हूँ या बननेवाले हँ या उसके लिए प्रयत्नगीरू हें, वे अपनी सर्वमान्य 
प्रतिभा और जक्तिको इस महान्‌ कार्यमे छगा दे तो उन्हे पता चलेगा कि इस देशकी 
मुक्तिके लिए रक्‍तमय क्रान्तिकी आवश्यकता नही है। मेरे ये मित्र मुझे चरखेको 
गुजित करनेमे सहायता दे, वे भ्रामीणोको कार्यरत और सुखी बनानेमे मेरा हाथ 
बेंटाये और, यदि हम तब भी अग्रेजोको न्‍्यायके कठघरेमें खडा न कर सके तो वे 
मेरी आतिशयिक दुर्बेछताके उन क्षणोमे मुझे घर दवा सकते हैँ और सम्भवतः अपने 
मतमे दीक्षित भी कर सकते हे। उस अवस्थामें वे मुझसे अन्य मत-परिवर्तितोकी 
तरह हिंसात्मक भ्रवृत्तियोमें उनसे भी आगे निकलनेकी अपेक्षा कर सकते हूँ । 


अस्पृब्यताके सम्बन्धर्मं एक प्राचीन मत 


जब में शान्तिनिकेतनमे था, श्री एन्ड्रयूजने मुझे तमिलके यहास्वी कवि वेमनाका 
अस्पृध्यतापर निम्नलिखित उद्धरण दिया था: 


* किताब - २ 

१३५. उसको परिया (पंचम) न मानो जो जन्मतः परिया है। जो अपनी 
प्रतिज्ञा भंग करता है वह उससे भी पतित है। जो परियाको घिक्‍्कारता है, 
बहू उससे भी बुरा है। 

१५६- तुम शूत्रकों देखते हो तो उसे गालियों क्‍यों देते हो? यह केवल 
असभ्य भाषा है। यह आत्मा जो परियामें बोलता है, किस जातिका है? 
फिताब - दे 

१११. “वे चिल्लाते हेः तु अपवित्र तथा अस्वच्छ है, मुझे मत छू! ” 
अपवित्रताकी क्या सीसाएँ हे? इसका ज्ञोत क्‍या है? सभो सावव-शरीर समान 
रूपसे अस्वच्छ हे, अपवित्नता तो शरीरमें हमारे जन्मके साथ ही पेदा होती है। 

१६२. जो जन्सतः शूद्र हे तथा फिर भी शाद्रोंको गालियाँ देते हे; जो 
अपनेको द्विज सानते हे तथा अपनी पदबीसें विश्वास करते हे; यदि वे फिर 
भी अपने सनको वहासें नहीं रख सकते तो बे शूद्रोंसे भी नीच हे। 

. १६४. यदि किसी मनुष्यके हृदयमें अभीतक परियाके संस्कार भरे हे 
और वह फिर भी परिया लोगोंसे घृणा करता है तो वह समस्त शुभ संस्कारोंसे 
हीन होनपर भी हिज कंसे हो सकता है? 

२१७. यदि हम इस सृष्टिकों ध्यानपूर्वक देखें और जाँचें तो हम देखेंगे 
कि उसमें सभी 'वर्ण समान उत्पन्न हुए हे। तभी सब बराबर हे; निदचय ही 
सभी मनुष्य भाई-भाई है। 

२२३. पृथ्वीपर उत्त आदमीसे अधिक अधम दूसरा कोई आदमी नहीं है 
जो इृतरोंकों शूद्र कहकर उनप्ते घृणा करता है। वह बादमें नरक जायेगा। 


३४७० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


२२७. हम परियाकों निरन्तर गालियाँ क्यों देते हे? क्या उसमें वेसा ही 
माँस और रुघिर नहीं है जेसा हममें है? तब वह परमात्मा किस वर्णका है जो 
उस परियामें (तथा अन्य मनुष्योंमें भी) व्याप्त है? 

२३१. कोई सनुष्य भले ही जन्मसे पंचम हो, यदि वह अपने हुदयकों 
शुद्ध रखता है तो वह पंचम नहीं है। जो अपनो वासनाओपर काबू नहीं रख 
सकता वह पतितोंसे भी पतित है। 

२३४. वक्षिष्ठकी माँ वेदया थी तथा पत्नी छोद्रा। फिर भी वक्षिप्ठ भग- 
वान रामके गुरु बनें। वे कठोर तपस्थासे ब्राह्मण बन गये थे। लेकिन यदि 
तुम उनके वर्णकी ओर देखो तो उनका वर्ण क्या था? 


उद्धरणोसे मालूम होता है कि हिन्दुओके हृदय तैंथाकथित अछतोके प्रति 
अमानुषिक व्यवहारसे अति दु.खित थे। वेमनाने अपने ही भाई-वन्दोकों गिराने तथा 
दबानेकी जोरदार और असन्दिग्ध भापामें भर्सना की है। 
| अ्रेजीसे 
यंग इंडिया, २-७-१९२५ 


२०४- वेशबन्धु-स्मारक कोष 


मित्रोने मुझे जोर देकर कहा है कि जो स्मारक-कोष जुटाया जा रहा है, उसके 
हितमे पूर्वनिर्धारित दौरेके लिए मेरा फिलहाल कलकत्ता न छोडना आवश्यक है। 
मैं यहाँ अपनी उपस्थितिकी उपयोगिता जरूर समझता हूँ, छेकिन सतकौडी बाबूसे 
बातचीतके बाद मैं इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि दौरेका पूर्व प्रकाशित कार्यक्रम छोडना 
नही चाहिए। आखिरकार जो चन्दा लगातार चछा आ रहा है, वह उन हजारो छोगोकी 
ओरसे ही तो आ रहा है जो अपने हृदयोमे कृतज्ञता महसुस करते है। व्यक्तिगत 
रूपसे मेरे मनमे यह आशका कभी नहीं उठी कि वगाल उदारतापूर्वक चन्दा न देगा। 
हमारा राष्ट्र कृतष्न नहीं है और ऋृतज्ञतामे कोई दूसरा प्रान्त बगालसे सा 
ही नहीं सकता। समुचित उद्देश्य सामने आनेपर बगारू ऊँचेसे-ऊँचे स्तरतक उठनेकी 
क्षमता रखता है। और देशबन्धुके सम्मानमे स्मारक खडा करनेसे अधिक उचित पवित्र- 
तथा आवद्यक उदय और कौन-सा हो सकता है? इसलिए मैं चन्दोके लगातार 
आते रहनेको निरापदू करनेके लिए कलकत्तमे अपनी उपस्थिति परमावश्यक नहीं 
मानता और इस पूरे विश्वासके साथ दौरा सम्पन्न करूँगा कि दान अटूट ऋमसे तव- 
तक आता रहेगा जबतक दस छाखकी पुरी रकम इकट्ठी नही हो जाती । यह लेख 
लिखते समय मुझे ज्ञात हुआ है कि अभीतक आई हुई रकम २,४०,००० ३० से ऊपर 
है; जिसमे से ६१,००० रु० से अधिक तो आजका ही चन्दा है, जो ञभी कोषाध्यक्षके 
पास पहुँचना है। यदि चन्दा इसी प्रकार आता रहा, और न आते रहनेका कोई कारण 
नही है तो इस महीनेके मध्यतक हम दस छाख जमा कर लेगे। यह वात कि हम 


देशबन्बु-स्मारक कौप ३४१ 


जूनके अन्ततक पूरी रकम जमा नहीं कर पाये, बगालकों दोपी नहीं ठहराती। सम्भा- 
वना थी, लेकिन सम्भावना-भर ही थी कि हमारे पासके बचे हुए आठ दिनोमे चन्दा 
पूरा इकट्ठा कर लिया जाता। इसकी सफछताके लिए सर्वागपूर्ण संगठन अथवा योग्यता 
और थोडे-से लोगोमे पूरी रकम उगाहनेकी प्रवल इच्छा, यही वाते जरूरी थी। में 
नि सकोच कह सकता हूँ कि में जहाँ-कही भी गया हूँ, मैने देनेंकी इच्छा पाई है, 
लेकिन व्यापारमे बहुत मन्दी आ जानेके कारण बडी रकमें देनेकी क्षमताका अभाव 
है। और यह भी स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतमें कही भी हम 
इतने सगठित नहीं हो पाये है कि थोडे-से समयमे ही छोटी-छोटी रकमे देनेवालो तक 
पहुँच सके। यह देशवन्बुकी स्मृतिके प्रति श्रद्धाका चोतक है कि जैस-सैसा सगठन जिसे 
कि समिति खडाकर पाई है, उसके: जरिये भी छोटी रकमे इस तरह आ रही है। 
कमसे-कम ६ कार्यकर्ता तो रुपये प्राप्त करनेमे सुबहसे रातके दस वजेतक और इससे 
भी देरतक जुटे रहते हैे। उन कलकोंकी सूचीका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है 
जिन्हे सर राजन्द्रनाथने चन्दे प्राप्त करने और आने, पैसे और धेछे देनेवालोंके नामोकी 
बहुत लम्बी सूचियोकी नककछ करनेके काममे लगा रखा है। इसलिए में अपने मनमे 
चन्दोकी वसूलीके वारेमे किसी प्रकारसे शक्तित हुए बिना अपना वगालका शेप दौरा 
खतम करनेका काम शुरू कखूँगा। परन्तु मे इस दौरेके कार्यक्रममें उल्छिखित स्थानोमे 
निमन्त्रित करनेवाले सज्जनोको इस बातसे भी अवगत कराना चाहूँगा कि दौरेमे 
मेरा मुख्य कार्य देशबन्बुका जीवन्त सन्देश सुताना और स्मारकके छिए चन्दा इकट्ठा 
करना होगा। में आशा करता हूँ कि वे विशिन्न स्थानोरे मेरे जानेका कार्यक्रम इस 
बातको नजरमे रश्नते हुए बतायेगें कि अधिकृते-अधिक रकम जम की जा सके। मेरा 
विश्वाप्त है कि वे स्त्रागतप्रबन्धोपर अधिक घन खर्च नहीं करेंगे। निवेदन है कि 
किसी प्रकारकी सजावट न की जाये और स्वागतके लिए जमा रकमोको यवात्षम्भव 
अधिकते-अधिक बचाया जाये और वह घन स्मारक कोषमें दे दिवा जाये, जैपा कि 
उत्तरी कलक़तामें पहलेपे ही किया जा रहा हे। में यहाँपर इस बातका क्ृतज्ञतापूर्वक 
उल्लेख करना चाहता हूँ कि बगाऊके सभी हिस्सोते, और भारतके अन्य उन सभी 
भागोतते जहाँ वगाली जा ब्े है, मनीऑर्डर घड़ाधड भा रहे है और अनेक रकमे 
तार द्वारा प्राप्त हो रही हैं। 

में यह, भी वता दूँ कि जो लोग १४८, रसा रोडपर फिहुहाल चन्देकी रकमें 
प्राप्त कर रहे हैं, मेरी कुछ दिनोकी अनुपस्यितिमे, जो आगामी शनिवारके तीसरे 
पहरसे शुरू होकर आलनेवाले वुधवारतक जारी रहेगी, अपना काम जारी रखेगे। में 
इसी माह ही ९ तारीखको बृहस्पतिवारकों --कलकत्ता लौटनेकी आशा करता हूँ और 
उसी दिन सिराजगज तया अन्य स्थानोके लिए चल दूँगा। वहाँसे फिर रविवार बारह 
तारीखकी सुबह लौदूँगा । 

[अग्नेजीसे ] 
अमृतबाजार पन्निका, २-७-१९२५ 


२०५. चड़ियोंकी वर्षा 


मैदानमे आमसभाका दृश्य अनोखा था।' स्वयसेवको द्वारा की गई व्यवस्था 
बहुत ही अच्छी थी। पूर्ण ज्ञान्तिके साथ प्रस्ताव पारित हो जानेतक एक भी व्यक्ति 
अपने स्थानसे नहीं हिछा। इतना विशाल श्रोता-समुदाय साराका-सारा पूरे एक मिनट 
तक मौन खडा रहा। मैने बगालमे पहले कभी इतनी उच्च कोटिकी, इतनी भर्यादा- 
पूर्ण, इतने गाम्भीयपूर्ण वातावरणमे और इतनी श्रद्धापूर्ण कोई सभा नहीं देखी। मैं 
उन लोगोको जो मैदानमे एकत्र हुए और उन स्वयसेवकोको जिन्‍्होने सभाका प्रव॒न्ध 
किया, बधाई देता हूँ। मुझे खेद है कि यद्यपि मेरी इच्छा बहुत थी, में ठाउन हॉलकी 
सभामे शरीक न हो सका। स्त्रियोकी सभामे मुझे एक घटेसे ऊपर रुकना पडा यानी 
वहाँ मैं पौने आठ वजेतक रहा । इस सभाका दृश्य अनोखा ही था! भारतकी इन 
श्रद्धालु बेटियोने अपीलके उत्तरमे सोनेकी चूडियाँ, मेंगूठियाँ और कठहारोकी वर्षा कर 
दी। ५०० २० के अलावा, सोनेकी ६० चूडियाँ, ६ जजीरे, १६ ओेंगूठियाँ, जिनमे कुछ 
जडाऊ थी, और २० से ऊपर बुन्दे प्रदान किये। मुझे आशा है कि कलकत्तेकी महि- 
लाएँ सभामे शुरू किये गये कामको जारी रखेगी और जिन्हे उस सभामे शरीक होनेका 
मौका नहीं मिल पाया, वे अपना हिस्सा भेज देगी। महिलाओसे चन्दा वसूल करनेकी 
इच्छा रखनेवालोके लिए सबसे सरल तरीका यह है कि वे अपने मित्रवर्गमे ही चन्दा 
वसूल करने जायें। मुझे पता चला है कि इससे पहले अवसरोपर अनधिक्ृत छोगोने 
चन्दा इकट्ठा करनेमे घोखेबाजी की है, और चूँकि चन्दा इकट्ठा करनेके प्रमाणपत्र 
भी जाली बना लिये गये थे, इसलिए समितिने महिलाओको अधिकार-पत्र देनेकी 
जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है। इसी कारणसे में इस बातपर जोर दे रहा हूँ कि 
जो छोग' चन्दा इकट्ठा करे वे केवल अपने मित्रोसे ही चन्दा ले, ताकि घोखाधघडीकी 
सम्भावना _न_रहे। 

[अग्नेजीसे]] 
असृतबाजार पत्रिका, २-७-१९२५ 


१. देखिए “ अपील : देशबन्धु अर्दांजलिसभाके सम्नन्थमें ”, २७-६-१९२७ से पूवे। 


२०६. हिन्दुओंको सलाह 


कलकत्ता 
२ जुलाई, १९२५ 
उन हिन्दु बस्तियोंमें जहाँ मांधोनीने हिन्दुओंको सम्बोधित किया सौछाना जाजाद 
भी मौजूद थे। श्रो गांधोने कहा कि आप लोग छाठियाँ फेंक दें, हृदयसे वेरभाव 
निकालकर उसे स्वच्छ बनायें। आप लोगोने मुसलसान भाईयोंको सारा-पीटा 
सो बुरा किया है। मुझे खबर मिलो है कि हिन्दुओंकी आँखोंके सासने कोई कुर्बानी 
नहीं को गई थो ओर यदि कुर्बातों को भो गई थी तो हिखुओंको मनुष्योंकों हत्या 
करनेका कोई अधिकार नहीं था। जिस प्रकार हिन्दू-शास्त्रोंका आदेश है कि गोरक्षा 
को जापे, उत्ती प्रकार यह भो आदेश है कि गोरक्षाको खातिर मानवोंकी रक्षा की 
जाये। उन्हें मनुध्योंके प्राण छेनेका कोई हक नहीं है। गोहत्याकी अपेक्षा मानवींकी 
हत्या करना अधिक बड़ा अपराध है। यदि हिन्दू घ्मका यह अर्थ है कि किसी गरुत 
कासको उससे भो बड़ा अपराध करके सही बनाया जाये तो में ऐसे हिन्दू-धर्ंका अनु- 
यायी नहीं हूँ। श्री गांधोने आगे कहा: 
यदि आपने अपराध किया है तो में आपकी मदद करने नही आया हूँ। में 
अपराघीसे कहूँगा कि वह बागे आये और कहे . “मेने मनुष्योकों जानसे मार दिया 
है या उन्हे जख्मी किया है। वह पुलिसके समक्ष अपना अपराध स्वीकार करे और 
जेल जाये या सूलीपर चढे। 
| अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ३-७-१९२५ 


२०७. वक्तव्य: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाको 


! कलकत्ता 


२ जुलाई, १९२५ 

शामके करीव चार बज जब में स्मारकके हस्ताक्षरकर्त्ताओोकी सभामे था, श्री 

जे० एम० सेनगुप्तने सभाको सूचित किया कि एक आदमी यह सूचना छाया है कि 
खिदरपुर ग्रोदीकी कुली वस्तीमें भीपण दगे शुरू हो गये हैँ । खबर छानेवाला आदमी 
बाहर खडा हुआ है। हमने तत्कार उस आदमीको अन्दर आनेको कहा और उसकी 
बात सुनकर मेने श्री सेनगुप्तको सुझाव दिया कि वे टेलीफोन करके पता लगाये कि 
वास्तवमे मामला क्‍या है। अस्तु उन्होने मोटरसे स्वयं वहाँ जाकर स्थितिका पता 


२. बंकरोदके मौफेपर कल्कतेमें हुए दंगोके अवसतरपर। देखिए अगढा शीर्पक भो। 


रेड४ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


लगाना पसन्द किया। उपद्रवस्थछपर पहुँचकर उन्होने टेलीफोनसे मौलाना अबछ 
कलाम आजादसे कहा कि वे भी वहाँ पहुँचे और मुझे भी साथ छेते आये। मौलाना 
साहब आये और हम तत्कारू मोटरसे खिदरपुर गये। करीब साढे पाँच बज चुके थे। 
रास्तेमे हमने बहुत-से उत्तेजित मुसछमानोको यह कहते सुना कि अनेक मुसलमान मार 
डाले गये हे। उनके पास छाठियाँ थी। मौलाना साहबने उन्हे शञान्त किया और उनसे 
कहा कि वे और में मामलेकी जाँच करने जा रहे हे और हुआ चाहे जो हो उसका 
बदला लेनेकी बात उन्हे नहीं सोचनी चाहिए, जिसे वे हिन्दुओकी ज्यादती मानते है। 
उन्होने मौलाना साहबकी बात सुनी और तितर-बितर हो जानेको राजी हो गये। 
जब हम उसी बस्तीके फाटकपर पहुँचे तब हमे श्री सेनगृुप्त मिले। उन्होने हमे 
बताया कि जब वे वहाँ पहुँचे तब लोग खुलकर लड रहे थे। लडाई बन्द हुई परन्तु 
कठिनाईके साथ। वहाँ पहुँचनेके सभी रास्तोपर तैनात पुलिस किसीको अन्दर नही 
जाने देती थी और ऐसा छगा कि अहातेसे सव बाहरी लछोग हटा दिये गये थे। 
फिर हम कुलियोकी बेरकोकी तरफ गये और रास्तेमे छाठियोसे लैस हिन्दुओकी एक 
बडी भीड देखी। यह पूछनेपर कि आप लोग यहाँ क्यो जमा है, उन्होने कहा कि 
वे वहाँ आत्मरक्षाके लिए जमा हुए है, क्योकि उन्हे मुसलमानोके हमछेका अन्‍्देशा है। 
मेने उनसे कुछ देर बात की और उन्हे बताया कि हमे जो सूचना मिली है, उससे 
जाहिर होता है कि हिन्दुओने ही मुसलमानोको निर्दयतापूर्वक मारा है, जिनकी तादाद 
हिन्दुओकी अपेक्षा बहुत कम थी। और मैने उनसे यह भी कहा कि यदि उन्होने गलत 
काम किया है तो उन्हे क्षमा मॉगनी चाहिए। उनमे से एकने कहा कि प्रथाके विपरीत 
छाइनोमे एक गाय मारी गई है, इसीसे कुली उत्तेजित हो उठे थे। फिर हम उस 
जगह गये जहाँ गायके मारे जानेकी बात बताई गई थी। वहाँ पहुँचनेपर हमने पाया 
कि जहाँ भाय मारे जानेका स्थान दिखाया गया था वहाँ किसी भी गायके मारे 
जानेका कोई चिह्न नही था। कुछ हड्डियाँ वगरह अवश्य पडी थी। वहाँ मोजूद मुसल- 
मानोने हमे बताया कि गाय एक मसजिदमे मारी गईं थी और खाल उतारनेके पर्चात्‌ 
माँस उनके घरोमे गाडी द्वारा छाया गया था। वहाँ कोई खून या गोवध सूचक कोई 
चिह्न नही था। जब हम लोग पूछताछ कर रहे थे उस समय पुलिस कमिइ्नर श्री 
टेगट मौजूद थे। मेरे निष्कर्षके अनुसार दोष सरासर हिल्दुओका ही छगता है। 
मेने वही कहा भी और इसका तीत्र प्रतिवाद नही किया गया। हिन्दुओने है 

क्षमा-याचना भी की थी और उनसे कहा कि हम अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगे। ' 
उस समयतक पुलिस कमिइनरके पास जो ख़बर पहुँची थी, उसके अनुसार कोई 
मौत नही हुई थी, हालाँकि अनेकों आहत मुसलमानोमे से दोकी हालत गम्भीर 
थी। मौलाना साहबने मुसलमानोको ज्ान्त किया और उनको बताया कि उन्हें वढा- 
चढाकर दी गईं खबरोको कोई महत्व नही देना चाहिए और अभीतक कोई मौत 
नही हुईं है। उन्होने उनसे कहा कि आप सब छोग चुपचाप तितर-वितर हो जाय। 
मुसलमान राजी हो गये। हमने जो सुना है और देखा उसे सच माना जाय तो इस 
बातमे कोई सन्देह नहीं रहता कि हिन्दु कुछी सरासर गलतीपर थे और उन्होने बेकब्रूर 


भाषण : खड़गपुरकी सार्वजनिक समामें ३४५ 


मुसक्ूमानोकों चोट पहुँचाई थी और वे कमसे-कम एक मौतके लिए, जिसका अब मुझे 
निश्चित पता चल गया है, जिम्मेदार थे। 'एसोसिएटेड प्रेस ' के प्रतिनिधिने मुझे जो 
खबर भेजी है उसके अनुसार अस्पताल भेजे गये हिन्दुओमे से एक भी जख्मी नहीं 
था। बिना जख्मी हुए छोगोकों अस्पताल भेजना बहुत ही भद्दी और बेजा बात है। 
में तो आशा करता हूँ कि अनाचार करनेवाले अपनेको अधिकारियोके हवाले 
कर देंगे। 

| अग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, ३-७-१९२५ 


२०८. भाषण: खड़गपुरकी सार्वजनिक सभासें 


हे डे जुलाई १९२५ 
महात्माजी इंडियन इंस्टीट्यूटसे इंडियन रिक्रिएशन प्राउंडमें गये। वहाँ करोब 
२०,००० छोग एकत्र थे। वे सभी जमीनपर बेठे थे। बंगाल नागपुर रेलवेके बहुत-से 
यूरोपीय अधिकारी भी सभामें उपस्थित थे और वे उत्सुकतासे महात्माजोको देख रहे 
थे। महात्माजीन हिन्दीमें भाषण द्िया।' उन्होंने बकरीदके दिन खिदरपुरमें हुए खेद- 
जनक हिन्दू-मुस्लिम दंगेका उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें पुरी तरहसे हिन्दुओका 
फसुर है। उन्होंने जोरदार शब्दोंमें हिन्दू-मुस्लिल एकताको वकालतकी और जाद्ा 
व्यक्त को कि हिल्‍्दू मुप्ततधानोंकी धाभिक रस्मो्में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने मुसल- 
सानोंसे भी प्रार्थेन को कि वे अपने हिन्दु भाइयोंकी भावनाओंकों अपने कार्योसे ठेस 
न पहुँचायें। 
अन्त उन्होंने वेशबन्धु स्मारक कोबमें चन्दा देनेकी अपील की और वहाँको-वहीं 
एक बड़ी रकम इकट्ठी हो गई। 
[अग्नेजीसे 
अमुतबाजार पत्रिका, ७-७-१९२५ 


१५ मूल भाषण उपूलब्ध नहीं दे। 


२०९. समस्याएँ 


एक मित्र लिखते हें:' 

इस भाषामे सुधार करनेकी आवश्यकता है। मुझे याद नहीं पडता कि मैने 
ऐसा कहा हो कि गलत तौरपर सत्याग्रह किये जानेगे भी चिन्ताकी वात नही है। 
गलत तौरपर की गई प्रत्येक बात अवश्य ही खतरनाक 'है। मैने यह जरूर कहा है 
कि सत्याग्रहीके आग्रहमे गलती हो तो उसका दुख खुद उसीको भोगना पडेगा और 
यह ठीक है। जिसके प्रति सत्याग्रह किया गया हो उसे दु ख हो तो उसका जिम्मेवार 
सत्याग्रही नही हो सकता। सत्याग्रहीका उद्देश्य प्रतिपक्षीकों दुख पहुँचाना होता ही 
नही है। प्रतिपक्षी अपने आप दुख माने या दुखी हो तो सत्माग्रहीको उसकी चिन्ता 
नही करनी चाहिए। में शुद्ध भावसे उपवास कझें और उससे मेरे साथियोको दुख 
हो तो उसे सहन कर लेना ही मेरे लिए ठीक होगा। 

इस उदाहरणमे कहा गया है कि बापको गुस्सा आ गया था। सत्याग्रही तो 
ऋक्रोधित होता ही नही, अनिच्छासे हो जाये तो जवतक रोष उतर न जाये तबतक 
सत्याग्रही रोषका अवसर देनेवालेके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई न करेगा। फिर बहुत 
विचार करनेके वाद भी उसे ऐसा छगे कि माँ-बापने जो व्यवहार किया है वह दोप- 
युक्त जरूर है तो उसे सुधारनेकी कोशिश करे और उसके ऐसा करते हुए, सोलहो 
आना विनयका पालन करते हुए भी, यदि उसके माँ-बाप आत्मघात कर हे तो सत्या- 
ग्रही इस' सम्बन्ध मि शक रहे। माँ-वाप यदि अज्ञानवश होकर खुदकुशी करे तो 
उसके जिम्मेवार वे खुद है। माँ-वाप जब खुद ही दुख मोल ले तो उसके लिए 
बेटा कैसे जिम्मेवार हो सकता है? मॉ-वाप जब बेटेको पापाचरणके लिए कहे और 
लडका उसके अनुसार आचरण न करे और इसके फलस्वरूप माँ-वाप आत्महत्या कर 
ले तो इसमें छडकेका क्या दोप? प्रह्लादने रामनाम लछेनेका आग्रह किया। इससे 
हिरण्यकशिपु क्रुद् हुआ और अन्तमे उसका नाश हुआ। इसकी जिम्मेवारी प्रल्लादपर 
बिलकुल नहीं आती। रामने पिताके वचनका पालन किया। उसके कारण वशर्यकी 
मृत्यु हुई। उसके दोषी राम नहीं कहे जा सकते। प्रजा दु ख-सागरमें डूब रही थी, 
फिर भी रामने अपना हृदय कठिन करके अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया। सत्यवतीकी 
असीम दुख होनेपर भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहे। इसमे याद रखने लायक 
बात यह है कि सत्याग्रही अपना घर्में किसीके सिखानेसे नहीं सीख सकता। वह तो 
स्वय स्फूरित होना चाहिए। रामने वन जातेसे पूर्व गुरुजनोसे परामणे नही किया था। 
यह कहनेवाले धर्माचार्य मौजूद थे कि वन जाना पाप है और ने जाता पाप नहीं 
है फिर भी उन्होने वत जाकर अपने धर्मका पालन किया और अपना नाम अमर 
किया। हमारे इस दुखी देशमें कायरता इस हृदतक बढ़ गईं है कि लोग वात-बात 


१, यहाँ नही दिया जा रहा है। 


समस्याएँ ३३४७ 


पर आत्मघात करने, अनशन करने आदिकी धमकियाँ देते है। ऐसी घमकियोंकी पर- 
वाह नहीं कौ जा सकती, चाहे हम यह भी क्यो न जानते हो कि घमकीका सच हो 
जाना सम्भव है। में सत्याग्रही-अनशन और दुराग्रही-अनशनका भेद 'नवजीवन ' में 
कई वार स्पष्ठ कर चुका हूं। 

वही मित्र एक दूसरा उदाहरण पेश करते है, जो यहाँ दे रहा हूँ. 

पतिका घर्मं है कि वह्‌ मर्यादाके अनुसार और यथाशक्ति पलमीके रहने, खाने 
और पहलननेका प्रबन्ध करे। धनी अवस्थामें पति जैसा सुखोपभोग करा सका है, वैसा 
गरीब होनेपर नहीं करा सकता। यदि पति अज्ञानवश आमोद-प्रमोद करे, शराब पीए 
और विदेशी वस्त्र पहने एवं अपनी पत्नीको भी ऐसा ही करने दे तो उचित यह है 
कि ज्ञान हो जानेपर वह इन बातोकों स्वयं छोड दे और अपनी पत्लीसे भी छुडवा दे। , 
यहाँ विवेकके लिए स्थान है। दुनियामे सामान्य व्यवहार यह देखा जाता है कि पत्नी- 
को पतिके विचारके अनुकूछ रहना चाहिए। परन्तु पति पत्नीसे अथवा पिता अपने 
पुत्र-पुत्रियोसे कोई काम बलात्‌ नहीं करा सकता। यदि कोई स्वय खादी पहनना 
आरम्भ करनेपर अपनी पत्नीको अथवा वयस्क पुत्रों और पुत्रियोको खादी पहननेके 
लिए विवज्ञ करे तो यह पाप है; परन्तु वह उनके लिए विदेशी वस्त्र खरीदनेके लिए 
वाध्य नही है। यदि यह उसके वयस्क बेटोको उचित न लगें तो वे अलग हो सकते 
हैं। परन्तु पत्नीका मामछा नाजुक है। पत्नी सहसा अलग नहीं हो सकती। उसमे 
सामान्यत अपनी जीविकाजन करनेकी शक्ति नही होती, अत में ऐसे प्रसगोकी कल्पना - 
कर सकता हूँ जब पत्नी समझानेसे न माने तो उसको विदेशी वस्त्र खरीद कर देना 
कत्तंव्य हो जाता है। विदेशी वस्त्रका त्याग एक धर्म छोडकर दूसरा मम ग्रहण करनेके 
समान है। पति जितती बार अपना घ॒र्म बदले पत्नीको भी उतनी ही बार धर्म 
बदलना चाहिए, यह नियम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पतिको पत्नीका और 
पत्नीको पतिका विधरमं सहन करना चाहिए। इसलिए यदि इस स्थितिमे पति पत्नीके 
लिए विदेशी वस्त्र खरीदे तो उसकी धमकीसे डरकर नही वल्कि यह समझकर खरीदे 
कि पत्नीसे जबरदस्ती सही करनी चाहिए। फर्ज करे कि पत्नी स्वय विदेशी कपडा 
पहनना चाहती है, इतना ही नही बल्कि वह यह भी चाहती है कि उन्हें उसका 
पति भी पहने और यदि पति उसकी बात नहीं मानता तो वह आत्महत्याकी धमकी 
देती है, तव पतिको चाहिए कि वह उसकी घमकीकी परवाह हरगिज न करे। 

तीसरा उदाहरण इस तरह है 

भेरे मनमें इस बातमे तनिक भी सनन्‍्देह नहीं है कि पिताको अपार दुख होता 
हो तो भी पुत्रको उचित है कि वह अस्पृश्यता त्याग दे। यहाँ भी वेसी ही साववानी 
बरतनेकी जरूरत है जैसी मेने पहले उदाहरणमे सुझाई है। यह्‌ निप्ठुरताकी बात 


१, यदाँ नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया था कि एक खीने अपने पतिकों धमकी दी है कि ५०० 
स्पयेका विदेशी कपदा खरीदकर न दोगे तो में आत्मघात कर दगी। 

२, यहां नहीं दिया गया है। इसमें कद्ा गया था कि एक पिंताने अपने पुत्रको पद धमकी दी है 
कि यदि तुम भर्पृज्पोंको सै करोंगे या उनके मुहल्छेमें जामोगे तो में प्राण दे देँगा। 


रेंट८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ऐसे छोगोके छिए नहीं लिखी गई है जिन्होने मेरे छेखोको पढ़कर अस्पृष्यताको महा- 
पाप मान लिया है। यह तो केवर उनके लिए ही लिखी गई है जिन्हे यह हादिक 
विव्वास हो गया है कि अस्पृश्यता महापाप है। इसका आर्य यह हुआ कि जवतक हम 
केवल वुद्धिसि इस बातके कायछ हो पाये है तवतक पिताकी आज़ाकी अवहेलूना नही 
की जा सकती, क्योकि उसका पाकृन करना हृदयका गुण है। यदि किसीके कहनेसे 
प्रह्लादने रामका नाम छेनेका आग्रह किया होता तो उसका घर्में था कि वह पित्ाक़े 
मना करनेपर रामका नाम लेना छोड़ देता। 
चौथा और आखिरी दृप्टान्त यह है:' 
में पति-पत्लीका धर्म यह नहीं मानता कि यदि उनमें से एक विकार-वण हो 
तो दूसरा उसकी वासनाकों तृप्त करनेके लिए वाघ्य है। एक विकार-वण होनेपर 
दूसरेको भी उस विकारमे सम्मिलित करे तो वह वलात्कार है। पति या पलोको 
बलात्कारका अधिकार नही है। विकार आगकी तरह है। वह मनुष्यको सूखी घासकी 
तरह जलाता है। सूखी घासके ढेरमे एक तिनकेको सुरूगा दे, वस् सारा ढेर भस्म- 
सातू हो जायेगा। हमे हरएक तिनकेको अलहदा-अछह॒दा जछानेका कष्ट नहीं उठाना 
पड़ेंगा। एकके मनमे विकार उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव टूसरेपर होता है। 
दम्पतीमे से एकके मनमें विकार उत्पन्न होनेपर दूसरा निविकार रह सके तो में उसकी 
हजार वार वन्दना करता हूँ। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ५-७-१९२५ 


२१०. मनोरंजक शिक्षा 


हमें अग्नेजी स्कूलोमे खगोलकी कुछ जानकारी दी जाती है, अथवा यो कहे 
कि भेरे वक्‍तमे दी जाती थी। गुजराती स्कूलोमें तो वह दी ही कैसे जा सकती थी? 
अग्रेजी स्कूलोमे भी उसके वारेमें जो-कुछ वताया जाता या वह भी इस प्रकारसे बताया 
जाता था कि शिक्षककों एक वार भी आकाशमे छात्रोको तारे दिखानेकी वात कमी 
सूझती ही न थी। फिर यदि सूझती भी तो वह वेचारा बताता क्या? मुझे इसमें 
जंका है कि यदि उसे कोई मगर ग्रह दिखानेके लिए कहता तो वह दिखा सकता 
था यथा नहीं। फिर भी यह विषय आकाशके ग्रह और तारोके पहचाननके सम्बन्धर्म 
है, इस कारण यह आकाशमे उन्हे दिखाकर ही पढाया जाना चाहिए। 

उस समय ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता था। में यह तो जानता था कि 
यदि यह विषय आकाश दिखाकर पढ़ाया जाए तो इसमें बहुत रत आ सकता है, 
किन्तु इसका विशेप ज्ञान तो मुझे यरवदा तीर्यमे ही हुआ। वहाँ हमें वाहर खुलेम 


१. यहाँ नही दिया गया दै। इसमें कहा गया था कि पतिने अह्मच्यका श्रत छे दिया है। उसके चारों 
बच्चे जो उत्पत्त हुए थे मर गये दे। पत्नी चाहत्ती हे कि उसके और सनन्‍्तान हो। 


टिप्पणियाँ ३४९ 


सोनेकी अनुमति प्राप्त थी, इससे मेरी तारोसे वार्ता करनेकी इच्छा बहुत तीज्र हो 
गई थी। किन्तु मुझे तारोकी भाषा तो आाती नही थी, अत में उनसे क्या वात कर 
सकता था? मुझे तारोकी वह भाषा पुस्तकसे सीखनी चाहिए थी किन्तु वह सम्भव 
नही हो सका, क्योंकि में तो वहाँ दूसरा काम आरम्भ कर बैठा था। मुझे वहाँ छः 
वर्ष बिताने थे, इसलिए मुझे यह आशा थी कि मेने 'उपनियद्‌ ” आदि पढनेक जो 
निश्चय किया है वह पूरा हो जानेपर में इन नमभवासियोसे वात करना सीख छूंगा। 

किन्तु भेरे भाग्यमे तो चित्तरजनका निवन देखना वदा था, अत में यरवदा 
जेलमे जी-भर कर नहीं रह सका। बीमारीके बहाने विधाताने मुझे वहाँसे बाहर 
ढकेल दिया और मे ग्रह-मण्डलके ज्ञानसे वचित रह गया। मुझे भाई शकरलालसे ईर्ष्या 
होती है। वे हर रातको हाथमे पुस्तक छेकर नभचारी नक्षत्रोकी पहचान करनेमे छूग 
गए थे। इस विपयका अध्ययन मनोरजक ढगसे कैसे किया जा सकता है, इसका नमूना 
एक हंस्तलिखित समाचारपत्रमे मेरे सम्मुख प्रस्तुत है। में इसे नीचे उद्धत करता हूँ ' 

यदि पाठकोकों इस उद्धरणमें वणित आनन्दका अनुभव करना हो तो जिस 
रातको आकाशमे बादल न हों उस रातमें वे आकाशपर दृष्टि डाढे। यदि उनको 
ग्रहोका ज्ञान बिलकुल न हो तो उनकी स्थिति मेरी-जेसी ही दयनीय होगो। किर 
वे इसमे से तुरत्त निकल आएँ। वे कोई ऐसी गुजरातो पुस्तक मेंगाकर उसे पड जाएँ, 
जिससे वे मनोरजक ढगसे खगोर विद्या सीख सके। यदि उनको यह पूछना हो कि 
यह पुस्तक कहाँसे मेंगाई जाए तो वे गुजरात विद्यापीठसे पूछ ले। यदि वहाँसे यह 
जानकारी न मिले अथवा पुस्तक उपलब्ध नहीं है, ऐसी सूचना मिले तो वे गुजरात 
विद्यापीठको जो चन्दा देते हे वह उसे देना बन्द कर सकते हे; किन्तु यदि पुस्तक 
मिल जाए और उन्होने विद्यापीठको कभी चन्दा न दिया हो तो शुरू कर दे। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ५-७-१९२५ 


२११. टिप्पणियाँ 


देशबन्धुकी महायात्रा 

शास्त्रोंमे कहा है कि जिस प्रकार कोई गृहस्थ अपने घरके जीर्ण हो जानेपर 
नये ग्रृहमे प्रवेश करता है, उसी प्रकार देहस्थ आत्मा एक देहके जीर्ण होनेपर उसका 
त्याग करती है, दूसरा नया तैयार करती है और उसमे रहती है। जिस तरह गृह- 
स्थको पुराना टूटा-फूटा मकान भी सहवासके कारण छोड़ना अच्छा नहीं छगता, उसी 
तरह जीवको भी दीर्घ सहवासके कारण इस देहको छोडना अच्छा नहीं छूगता, भक्ते 
ही' पैर फूलकर खम्भे वन गये हो, या शरीर छीज-छीजकर हड्डियोका ढाँचा-मर 
रह गया हो गा साँस लेना दूभर हो चुका हो। फिर भी नया घर वन जानेपर हम 


१. पहाँ उद्धृत नद्दी किया गया है। 


३५० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


पुरानेकों भूछ जाते है। उसी प्रकार जीवको नया घर मिल जानेपर पुराने घरकी 
यादतक॑नही रहती। ऐसा है मृत्यु और जन्मका खेल। इस स्थितिमें भय और 
3 कारण ही क्या है? मौतको मौत न समझते हुए महायात्रा समझना ही ज्यादा 
क है। 

इस महायात्रामे यदि हमे देशवन्थुकी आत्माको झान्ति देनी हो तो हमारे पास 
एक ही इलाज है। हम उनके जितने सद्गुणोको अपने भीतर उतार सके, उन सबको 
उतारे। उनके वहुत-से सदृगुण तो अवश्य ही उतारे जा सकते है। उनकी-जैसी अग्रेजी 
चाहे हमे न आ सके, उन-जैंसे वकीक चाहे हम सब न वन सके और कौसिलमे काम 
करनेकी उनकी-जेसी शक्ति चाहे हममे न हो, परन्तु हमारे मनमें उनकी तरह देश- 
प्रेम तो हो ही सकता है। हम उतकी-जैसी उदारता सीक्ष सकते है। उनके बराबर 
घनका दान हम चाहे न कर सके, परन्तु यथाशक्ति देना ही बहुत देना है। विधवाके 
दिये एक ताँबके छल्लेकी कीमत महाराजाके अपनी करोडोको सम्पत्तिसे दिये गये हजार 
रुपयोकी कौमतसे ज्यादा है। देशबन्बुने खादी पहननेके बाद फिर खानगीमे या वाहर 
उसका त्याग नहीं किया। क्या हम खादी पहलेगे? देशवन्बुने महीन खादी कभी नही 
माँगी। उन्हे तो मोटी खादी ही पसन्द थो। देशबन्बुनें कातनेका प्रथत्त किया था; 
जिन्होने ऐसा नहीं किया है, क्‍या वे अब करेगे? 

गमखिल भारतीय स्मारक 


इस समय उनका स्मारक बनानेके लिए वयारूमे रुपया इकट्ठा किया जा रहा 
है। किन्तु क्या उनका कोई अखिल भारतीय स्मारक बनाये बिना काम चल सकता 
है? में यहाँ वगालके स्मारकके लिए घनसग्रह करनेमे व्यस्त हूँ, इसलिए मित्रोप्त 
परामर्ण नही कर सका हूँ। किन्तु में स्वयं तो विचार कर ही रहा हूँ। यह काम 
किस प्रकार किया जाना चाहिए, इस सम्बन्धमें देशवन्चुका वसोथतनाप्रा मेरे पास 
है। यह बगालके वसीयतनामेकी तरह लिखित तो नही है, किन्तु है लिखित-जेत्षा ही। 
में इस सम्बन्धमे इस अकमे विशेष नहीं लिखूँगा, किन्तु अगछा अक निकलतेसे पहले 
तो मेरी अपील' प्रकाशित हो चुकेगी। 

पाठकोको अपनी थैली खोलनेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूँकि रुपया 
ययाशवित देना है, इसलिए घवरानेको कोई जरूरत नहीं है। देशवन्चुने जो रुपया 
दिया वह किसी भयसे नहीं दिया था, वल्कि स्वेच्छासे दिया था। रुपया देनेमें उन्हे 
हर्ष होता था। उन्होने अपनी छाखोको वकारुत एक क्षणमे छोड दी थी। ऐसा 
उन्होने दुखी मनसे नहीं, वल्कि इसलिए किया कि [ देशकी उपेक्षा करके] वकाढइत 
करना उन्हे वर्दास्त नही हुआ। इसलिए मेरे सुझावसे किसीको घबराना नहीं चाहिए। 
देशमे ज्यो-ज्यों जागृति होती जाती है और जब-जब आकस्मिक संकट आते है त्योन्त्यो 
और तब-तब छोगोको अपनी कमाईमें से थोड़ा-वहुत हिस्सा अवश्य देना चाहिए और 
उसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेमका अर्थ केवल आँसू बहाकर बैठ रहना नही 


१. देखिए “ अपील: मिल भारतीय देशबन्यु-स्मारकके लिए”, २२-७-१९२०। 


टिप्पणियाँ ३५१ 


है। जवानी जमा-द्र्च करना भी प्रेम नहीं, झूठी बकवास है। प्रेम तो मौन रहकर 
कुछ देने और कुछ करनेमे है। पितृभकत पुत्र भाठकी तरह पिताके गुणोका गान नही 
करता रहता, वल्कि पिताकी सम्पत्तिको सेभाऊता, सुधारता और बढाता है। पित्ताको 
सच्ची सम्पत्ति तो उसके सदुगुण है। वह उनको अपने जीवनमे उतारकर अपने 
पिताकी और अपनी प्रतिष्ठा वढाता है। उसी प्रकार यदि हम देणवन्बुफे सच्चे 
उत्तराधिकारी हैँ तो हमे उनकी विरासतको सुरक्षित रख्ननेके लिए ययाशक्ति घन 
देना चाहिए। 


कलकत्तेके गुजराती 


गुजरातसे तो मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध है। मुझे कड़वी बाते कहनेकी टेव तो है ही, 
और उस टेवको हिन्दुस्ताननें सह लिया है। किन्तु ज्यादासे-ज्यादा कडवी बाते तो 
मैं गुजरातियोंसे ही कहता हूँ। वे उनका अये उलटा नहीं समझते और मेरी कइवी 
वातोको वैथकी दवाओकी तरह आरोग्यवर्वक मानकर मुझसे और भी अधिक प्रेम 
करते है। ऐसा अनुभव मुझे गत सप्ताह कलकताके गुजरातियोका हुआ। उन्होंने 
देशवन्बुके निघनपर शोक प्रकट करनेके लिए एक सभा की थी।' उन्होने उसमे मुझे 
बुलाया और सभापति बनाया था। कार्यकर्ताओने मुझे यह वचन दिया था कि वे धन- 
सग्रह भी करेगे। मैने देखा कि उन्होने घनसग्रह नहीं किया था। इस कारण मुझे 
दो कडवी बाते कहनी पडी। शोकसभा तो एक ही अच्छी छगती है, अनेक नहीं। 
शोक सभा मृत्युके दित की गई थी। अब पहली जुलाईको देश-भरमें होगो। तव बोचमे 
दूसरी और जातीय सभा करनेका हेतु तो एक ही हो सकता है कि उसमे कोई रचना- 
त्मक कार्य किया जाये या घनसग्रह किया जाये। इस समय वगालके गुजराती और 
मारवाड़ी आदि कुछ ऐसा ही कार्य करनेमे जुट सकते है। मेने उनसे यह बात कही। 
इससे गुजरातियोको रोष नहीं आया, किन्तु उन्होने मेरी बातका मर्म समझ लिया 
और जिस नाद्यशालामे सभा हो रही थी उसीमे ऊपरको गैलरियोसे रुपयोकी' वर्षा 
होने लगी और तत्काल ६,००० से ज्यादा रुपया इकदृठा हो गया। यदि उसमे कोई 
कम रुपया देता था तो उसे टोकनेवाले छोग भी तैयार थे। मुझे कहा गया है कि 
बहुत-से छोगोने जितना दे सकते थे, उतना रुपया नही दिया है। में चाहता हूँ कि 
यदि ऐसी वात हुई हो तो वे लोग भूल सुधार ले। इस टिप्पणीका उद्देश्य तो कल- 
कत्ताके गुजराती भाईयोका आभार मानना ही है। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ५-७-१९२५ 


१, देखिए “भाषण: कल्कताकी शोकपमामें ”, २६-६-१९२०। 


२१२: पत्र: महादेव देसाईको 


चि० महादेव, 

तुम्हे [जुदा होनेपर | जो दुःख हुआ, मैंने उसे तो समझ ही लिया है। क्या 
यही ढु.ख किसी दिन स्थायी नहीं हो जायेगा? अतः इस समय इतना अनिवार्य दुख 
सह लो। 

मुझे मोतीकालूजीका तार मिला था। तुम वासन्तीदेवीसे मिल लेना। उनसे 
पूछकर वहीसे तार दे देना। यदि १४८ [रसा रोड ]में उनकी सास्न्रम्भाल ठीक 
तरह हो सके तो वे अवध्य हमारे साथ रहें। फिर भी इस सम्बत्वमें वासन्तीदेवी 
जो चाहे वही करना ठीक है। 

मुझे यहाँ भी तुम्हारा पत्र मिल गया है। वह चीज अवतक तो “फॉखड्ड” को 
भेज दी होगी। कभी-न-कमी तो वह छपेगी ही। उसकी नकल इ्यामवावूकों भेज 
देना । 

खड़गपुरमे ५०० रु० और . . . में ५०० रपये चन्देके मिले हेँ। दूसरोने भी 
रुपया देनेकी आशा तो वेधा ही दी है। यहाँ मिदनापुरमें जितना मिल जाये उतना 
' ही ठीक। राजेन्द्र बाबू यहाँसे जुदा हो गये। वे यहाँसे पुरुलिया गये हैं। 


वापूके आशीर्वाद 
[ पुनक्चर :] 


वासन्ती देवीसे रोज मिलना। “यंग्र इडिया! के लिए दो कालम लायक सामग्री 
गाड़ीमे छिखी थी। यह हुआ तुम्हारे . . - के पत्रका उत्तर। 


युजराती पत्र (एस० एन० ११४३२) की फोठटो-तकलसे। 


१. डाझको मुदर्से। 
२, यहाँ अक्षर अत्पष्ट दें। 
३. यहाँ अक्षर अस्पष्ट है। 


३१३. पत्र: सहादेव देसाईको 


आषाढ बंदी १ [७ जुलाई, १९२५] 
चि० महादेव, 
तुम्हे कुछ-त-कुछ तो लिखूँ ही। तुम्हारी भेजी हुई डाक मिल गई है। खादी 
प्रतिष्ठानके पतेपर भेजी हुई डाक अभी यहाँ नही पहुँची है। वहाँ जानेपर धन-सग्रहके 
सम्बन्धमें पत्नोमे कुछ लिखूँगा। पत्रोमे मेरे भाषणोका सार तो छपता ही होगा। वह 
छेख ठीक है। मैने यहाँ [मिदनापुरमे] रानीको चरखेका पाठ दिया है। उन्होने 
कातनेकी प्रतिज्ञा भी की है। में चीनीसे पूछताछ तो अवश्य करूँगा। यदि वह रखा जा 
सके तो में उसे जरूर रखना चाहता हूँ। तुम उसे अपने पास रख लेना। वह हिन्दु- 
स्तानी सीख ले तो अच्छा है। में कक दिनमे चार बार सोया। अभी मेरी सोनेकी 
भूख मिटी नही है। मुझे चाँदीके वर्तेनोमे खाना तो बहुतोने सिखाया है, अव यहाँ 
शुद्ध सोनके बर्तनों खाना सीख रहा हूँ। छकडीकी मेरी रकाबी और उसमे सोनेका 
कटोरा ! ऐसी पूजा कैसे स्वीकार की जा सकती है? में तो देखता ही रह गया। 
रानीसे मैने एक दान्द भी नहीं कहा। क्‍या ईरुवर मेरी परीक्षा ले रहा है? वह कब- 
तक मेरी ऐसी परीक्षा लेता रहेगा? इस देशमे कंसी श्रद्धा है? रक्षा करो, प्रभु, 
रक्षा करो। 


बापूके आश्ञीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४३०) की फोटो-नकलछसे | 


२१४. भाषण : मिदनापुरके छात्रोंके समक्ष 


७ जुलाई, १९२५ 
गांघोजीने कहा कि समारोहके प्रारम्भमें छात्रों द्वारा मेरा स्वागत करनसे मुझे 
प्रसन्नता हुई है। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि मेरे वर्तमान दौरेका उद्देश्य देश- 
बन्धु दासके उपदेशोंको कार्यरूप देवा और उनके स्मारकके लिए चन्दा इकट्ठा करना 
है। देशबन्धुने अपना समस्त जीवन और सम्पत्ति युवकोंके कल्याणमें रगा दी थी। 
उनको युवकोंसे, विशेषकर छात्रोंसे, बहुत आद्या थी और वे उनपर बहुत भरोसा रखते 
थे। महात्माजीने कहा कि इस यहास्वी देशभक्तके जीवनकों बाह्य और आल्तरिक 
१. डाककी मुदरर्से। 

२. यह भाषण छात्रों द्वारा मेंट किये गये मानपत्रुके उत्तरमें दिया गया था। गांवीजीने भाषण हिन्दीमें 

दिया था। भूल भाषण उपलम्ध नहीं है। 


२७-२३ 


३५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमर्य 


वो रुपोर्म देखा जा सकता है; किन्तु उनका बाह्य जीवन उनके आन्तरिक जीवनको 
पूर्ण बनानेमें सहायक-सर होनेका प्रयत्न था। देशबन्धु राष्ट्रको शक्तिशाली बनाकर 
उसे स्वतन्त्र देखना चाहते थे। जहाँतक उनके बाह्य जीवनका सम्बन्ध है वह केवल 
धनी और शिक्षित लोगोंके लिए था जबकि उनके आन्तरिक जीवनका अनुकरण गरीब- 
अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, बारूक-बालिका, युवा और वृद्ध सभी समान रूपसे कर सकते 
थे। अपने जीवनके अन्तिम छः या नौ महीनोंमें उन्होंने गाँवोके पुनरगंठव तथा पुत- 
निर्माणके आदर्शको-- जिसमें प्रत्येक आयु और सामाजिक स्तरके पुरुष और स्त्री 
भाग ले सकते थे--लोगोंके सम्मुख रखनेका प्रयत्न किया। 

छात्रोंका ध्यान इस ओर खाँबते हुए गांधीजोने कहा कि गाँवोंमें कार्य आरम्भ 
करनतेका सबसे उत्तम और आतप्तान तरीका प्रत्येक घरमें चरखेको दाखिल करना है। 
इस सम्बन्धमें दालजिलिंगममें संने उनसे लम्बी बातचीत की और हम दोनों ही इस बात- 
पर सहमत थे। देशबन्धुन अपनो मृत्युके कुछ दिन पहले बाबू सतकौड़ीपति रायको 
भी यह सब सूचित किया था। यह एक बड़े दुःखकी बात है कि अपने देशवासियोके 
लिए तेधार की गई अपनी उप्त योजवाकों पूरा करनेके लिए वे आज हमारे बीच 
नहीं हे। यदि आपके सनमें अपने वेशबन्धुके प्रति कुछ भी प्रेम व श्रद्धा है तो आपको 
प्रतिदिन कससे-कस आधा घंटा कातने, कभी विदेशी कपड़ा न पहनने और तत्परता 
तंथा छगनसे गाँवोंके पुर्नर्ि्माणका कार्य शुरू करनेकी शपथ लेनो होगी। अन्तर उन्होंने 
छात्रोंपे अपीक की कि अपने साता-पितासे आज्ञा लेकर वे यथाद्कति वेशबन्धु-स्मारक 
कोषमें चन्दा दें। उन्होंने उनसे सोनेके बठन तथा अन्य विदासिताकी चत्तुएँ, अपने 
नित्यके ख्चेसे, यहाँतक कि दो-तोन दिन उपवास रखकर भी, पेसा बचाकर उसे 
कोषमें देनेको कहा। इस प्रकारका त्याग छात्रोके लिए कोई वया नहीं है। अपने पिछले 
३०-४० सालके राजनीतिक जीबनमें मुझे ऐसी सहायता बहुत बार मिली है। विशेष- 
कर पिछले मलाबार बाढ़ सहायता-कोबमें। पर मे आपको इस वातके लिए आगाह 
किये देता हूँ कि यदि आप यह त्याग स्वेच्छासे नहीं करते तो में एक भो पाई नहीं 
लूंगा। आप अपनेमें से या अपने बुजुगोंमें से किप्तोको अपना नेता चुन ले और उसको 
माफंत चन्दा इकट्ठा करें तथा नित्य कातने और कभी विदेशी कपड़ा इस्तेमाल न 
करनेकी हापथ ले।' 

[ अंग्रेजीसे 
अमतबाजार पत्रिका, ८-७-१९२५ 


१. उप्त दिन बादमें गाधीजीने महिछाओोंकी समामें तथा शामकों सावेजनिक सभामें गॉँवेकि पुन- 
निमोणकी भावश्यक्रता, कत्ाईं, हिन्दू-मुस्छिम एकता आदि विपपोंका उल्छेख करते हुए सापण दिये। समाझरमिं 
उन्हें विभिन्‍न संस्था्मेनि मानपत्र भी मेंट किये थे। 


२१५. भाषण: बांकुड़ाकी सार्वजनिक सभासें' 


८ जुलाई, १९२५ 
महात्माजोने कहा कि इस जिलेमें आकर मेने अनिल बाबूकी विभिन्न गति-विधियो 
तथा लोगोंके सनपर उनके प्रभावके बारेमें सुना। अनिल बाबुके कार्यको चलाते रहनेकी 
विज्ञामें जनताकों उत्साहित करते हुए गांधोजीने बताया कि वे जल्दी ही जेलसे रिहा 
हो जायेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मे देशबन्धुके सन्देदाका प्रचार करनेके लिए, 
उस दिवंगत महापुरुषने हमें त्याग, अनथक कमंशीलता, मातृभूमिके प्रति अनन्त श्रद्धा 
और दोन-दुखो जनोंके प्रति प्रेमको जो शिक्षा दो, उसीकों आप लोगोंके हृद्यमें 
उतारनेके लिए जगह-जगह घूम रहा हूँ। 
गांधीजीने कहा कि आप केवल चन्दा देकर अयवा अपना नाम [ स्वयंसेवकोंमें | 
लिखाकर हो नहीं वरन्‌ गाँवोंके पुननिर्माणके द्वारा स्वराज्य दलके कार्यफों उत्तेजन 
दें। सबका कौंसिलोर्में प्रवेश पाना सम्भव नहीं है। पर पुनरनिर्माणका कार्य सब कर 
सकते है। जहाँतक चरलखा और गाँवोंके पुनर्निर्माणका प्रइन है, जब दाजिलिगमें हमारी 
चर्चा हुई उस समय से और दवेशबन्धु एक मत थे। जबतक_ गाँवोंका उत्थान नहीं 
किया जाता हमें स्व॒राज्य कंसे मिल सकता है? गांवों और शहरोंकों जोड़नेबाला 
एकमात्र साथन चरला है। तसास अकालों, बोभारियों तथा अन्य विपत्तियोंका कारण 
भारतकी गरोबी है। यह बात मेने कांग्रेसके प्रारम्भिक काल्‍ूमें भारतके पितामह 
दादाभाई नौरोजोके लेखोंते समझ लो थी। हम उत् गरीबीसे छुटकारा कंसे पा सकते 
हे? चरखेको अपनानेसे आप चरखेकी सम्भावनाओंपर विचार करें। अन्त गांधीजीने 
देदाबन्चु स्मारक कोषमे चन्दा देनेकी अपीक की। इसपर बहुत-से रुपये-पेसे और 
आभूषण आने शुरू हो गये और सभा समाप्त हुई। 
[ अग्रेजीसे ] 
अमृतवाजार पत्रिका, ११-७-१९२५ 


१, सभामें गांधीजीको जनता, जिछा बोड, नगरपालिका तया बाँकुडा सम्मेल्नोंदी भोरते मानपत्र 
पेंट किये गये ये, जिनका उत्तर उन्होंने दिन्दीमें दिया। मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 


२१६. टिप्पणियाँ 
दो कठिनाइयाँ 


एक प्रसिद्ध व्यक्तिनं एक मित्रकी मार्फत नीचे लिखे सवाल 'यंग इडिया' में 
उनका जवाब देनके लिए मेरे पास भेज हैं: 


१. आप मानते है कि अस्पृश्यता अकेले हिन्दू घर्मरर ही नहीं, सारी 
मनुष्य जातिपर एक घब्वा हैं। तव फिर जाप उप्तके सुधारकोंका दायरा त्िऊँं 
हिन्दुओंतक ही सीमित क्‍यों रखते हे? हिन्हुओंकी तरह मुसलमान भी उसे 
सुधारनमें हाय क्‍यों व बेंदायें? 

२. आप मुतवातिर हिन्दु-मुस्लिम एकतापर जोर देते हे। पर दया आप 
मेहरबाबी करके यह बतायेंगे कि आपने इस्लाम या मुसलमानोंके लिए प्रत्यक्ष 
कास क्‍या किया है? 


पहले सवालके वारेमे तो में यह कहूँगा कि यद्यपि अस्पृश्यताका पाप अकेछे 
हिन्दू समाजपर ही नही, सारी मनुष्य जातिपर कलंक है तो भी यह एक ऐसा सवाल 
है जिसे हिन्दू घममसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य सवालोकी तरह खुद हिन्दुओंको ही हल 
करना चाहिए। मिसालके तौरपर देवदासियोंके सवालकों ही छीजिए। यह प्रथा कोई 
ऐसी-बैसी बुराई नहीं है। यह भी मनुष्य जातिपर एक छांछन है । फिर भी कोई 
अहिन्दू इस बुराईको उस रूपमे दूर करनंका इरादा नहीं करता जिस रूपमे कि हिन्दू 
कर रहे हं। कारण स्पप्ट है। इन वुराइयोकों भीतरी नुघारके द्वारा दूर किया जाना 
चाहिए--- वाहरसे जबरदस्ती छाद कर नहीं। ऐसा केवल हिन्दू ही कर सकते हूं। हाँ, 
मुसलमान, ईसाई तथा अन्य बहिन्दू सज्जन हिन्दू धर्मकी अन्य बुराइयोकी तरह उसपर 
भी टीका-टिप्पणी करना चाहे तो शौकसे करें। वे सुधारकोंको अपना नेतिक सहयोग 
भी दे सकते है। परन्तु यदि वे इससे आगे जाकर कुछ करना चाहेगे तो उनके ऊपर 
हिन्दू घर्मके खिलाफ बुरे इरादे रखनेका इल्जाम छगायें जानेकी सम्भावना पंदा हो 
जायेगी। 

जहाँतक इल्जामका सम्बन्ध है, मुझे सिर्फ उसका उल्लेख करके ही सन्न रखना 
होगा। अगर में इस दिशामें अपने किये गये कामोंकों गरिनाने छगूं तो वह एक 
नामुनासिव वात होगी। यदि मुझे मुसलमानोंके सामने यह सावित करना पड़े कि 
मैंने एकताके लिए प्रत्यक्ष क्या-कुछ किया है तब तो यही प्रकट होगा कि मंच कुछ 
नहीं किया है और इसलिए मुझे इस प्रइनमे निहित निन्‍्दाकों तवतक थिरीबार्व 
करना होगा, जबंतक मेरी नेकनीयती अपने आप सावित नहीं हो जाती। पर आम 
मुसलमानोंके साथ इन्साफ करते हुए मुझे इतना तो जरूर कह देवा चाहिए कि यह 
पहला मौका है जब मुझसे अपनी सेवाका प्रमाणपत्र तलव किया गया है। फिर सो 


टिप्पणियाँ ३५७ 


में कहता हूँ कि सन्न रखकर इन्तजार करना भी सेवा करना ही है। यदि इन प्रसिद्ध 
सज्जनकी तरह बहुतसे मुसलमान मेरे सेवाकार्यकी जाँच करना चाहते है तो में उनसे 
कहूँगा कि वे इसमें अपना सिर न खपाये, इस आव्वासनपर कि में उनकी सक्रिय 
रूपसे न सही प्रार्यनापुवंक तटस्य रहकर अप्रत्यक्ष रूपसे सेवा ही कर रहा हूँ। 
बंद्योंकी शिकायत 

मेरे वैद्यो और हकीमोंकी आलोचना करनेपर वैद्योके दिलपर बहुत चोट पहुँची 
है। वे मुझपर भस्तिष्ककी दुर्वेशलताका दोप लगाते हूँ और अपने प्रति मुझ अहिसक 
नही मानते। मुझे खेद है कि मेरे कारण उनके दिलको चोट पहुँची। परन्तु में अपनेको 
अपराधी नहीं भान सकता। मेने आयुर्वेदकी आलोचना नहीं की है। आलोचना उनक्री - 
की है जो वैद्य बननेका पाखण्ड रचते है। इनमे से भी मेने सवकी नहीं वल्कि उन 
अधिकाशकी ही आलोचना की है जो झूठे दावे करते है और जिसके लिए मैने 
उनको दोष दिया है। देशी दवाओ और वनस्पतियोकी जाँच्र-पडतालके प्रस्तावका सम- 
थैन करने और कुछ वैद्योके अख्तियार किये हुए ढगकी निन्‍्दा करनेमे कोई पारस्परिक 
विरोव नही है। यहाँतक कि मेरे कलऋतेमे आयुर्वेदिक कालेजकी नीव डालने और 
कविराजोकों चेतावनी देनेमे भी कोई विरोध नही है। पूनाके वैद्य मेरी मित्रभावसे 
की हुईं आलछोचनाको अस्वीकार कर सकते है। इससे मुझे खेद तो होगा, परन्तु इस 
अस्वीकृतिसे मेरा अनुभवजन्य निदचय बदलेगा नहीं। मैने जो-कुछ कहा है उसके लिए 
मेरे पास वहुत-से प्रमाण हे। में ऐसी हर वस्तुको जो प्राचीन और महान्‌ है पसन्द 
जरूर करता हूँ, परन्तु उसकी नकल मुझे कतई पसन्द नहीं। में नम्नतापूर्वक इस 
बातको माननेसे इनकार करता हूँ कि प्राचीन पुस्तकोमे जिस विषयपर जो-कुछ लिखा 
है बही उसका अन्त है, उसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। प्राचीन 
वस्तुओके समझदार उत्तराधिकारीकी हैसियतसे में यह चाहता हूँ कि अपनी विरासतको 
बढाऊँ। प्रतिवादियोको जानना चाहिए कि कुछ कविराजोने मेरी आछोचनाको पसन्द 
किया है और वे उसपर विचार भी कर रहे है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि वह्‌ 
आक्षेप उनके लिए नहीं था जो लोग नम्रतायूबंक अपनी आ्थिक हानिका विचार किये 
विना वैज्ञानिक रीतिसे खोज कर रहे है। उनकी संख्या ऊंगकछियोपर गिनने लायक 
है। में उनकी वृद्धि देखना चाहता हूँ। 

कताई-प्रस्ताव 

अहमदाबादमे अ० भा० का० क० द्वारा पारित कताई-प्रस्तावको पाठक भूले 
न होगे। उसके अनुसार जो सूत अ० भा० खादी वोडेको प्राप्त हुआ है," उसके 
उपयोगका नीचे लिखा व्यौरा मुझे उक्त बोडंकी ओरसे मिला है।' से 

इस छोटे-से व्यौरेसे हम कुछ सीख सकते है। जितना माल तैयार होना चाहिए 
था था हो सकता था उसके मुकाबलेमे यह माल कुछ नही है। परन्तु इस प्रयत्नसे 
तो यह प्रकट हो ही जाता है कि तफसीलककी वातोमे थोड़ी-सी भी असावधानीसे हर 


१, पहाँ नहीं दिया गषा है। श्समें चूतके हलके दरजेके होनेका उत्ठेख था। 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तरहकी तरक्कीमे कितनी रुकावट आ जाती है। संगठन एक यस्‍्त्रकी तरह है। यन्त्र 
छोटी-सी भी कील ढीली पड जाये तो सारा यन्त्र ढीला पड़ जाता है, वह बेकार 
भी हो सकता है, उसी तरह सग्रठनमे जरा भी अव्यवस्था होनेंसे उसके कार्येमें और 
अपेक्षित परिणामोमे दोष पैदा हो जाता है। जो लोग कताई-सदस्यताका काम कर 
रहे है, उनको इस तीन महीनेके प्रयोगसे शिक्षा लेनी चाहिए। 
यह खादी सस्ती नहीं की गई सो केवल इसलिए मालकी तादाद बहुत कम थी, 
और यह निर्णय करना कठिन था कि सस्तेपनका छाभ किसको मिलना चाहिए। कातने- 
वाले सावधान हो जाये ! इसपर से यह स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी कपड़ेका वहिष्कार 
और सारे देशकी जरूरत-भरके लिए खादी तैयार करनेका दारोमदार आपके ही ऊपर है। 
कताई एक नई आदत हे 
एक प्रतिष्ठित अमरीकी सज्जन कताईका अभ्यास करते है। वे लिखते है 
अपने अनुभवोका वर्णन लिख भेजनेमे माफी माँगनेकी कोई बात नही है; क्योंकि 
अमरीका हो या भारत मानव-प्रक्तत सब जगह एक-सी है। केवल वर्णनकी शैली 
भिन्न है और शायद वह 'यग इडिया के पाठकोकों नई जान पडेगी। स्वेच्छया कताई 
करनेवाले उन लोगोको भी जिन्हे अब उसका अभ्यास हो गया है, प्रारम्भमे इन्ही 
कठिनाइपोका सामना करना पडा था, जिनकी इन अप्तरीकी सज्जवने बात की है। मनमें 
दृढ़ सकल्प हो तो काफी है। उससे आनेवाली कठिनाइयोका अनुमान हो जाता है 
और सफलतापूर्वक उत्तका सामना करनेकी शक्ति भी मिल जाती है। अपनी कठिनाइयो- 
का उपरोक्त विद्लेषण मूल्यवान है क्योकि जिन बातोको हम विना जाने अनुभव 
करते रहे है, उन्हे उन्होने स्पष्ट कर दिया है। 
| अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, ९-७-१९२५ 


२१७ दुःखद जानकारी 


यह पत्र मुझे चट्गाँवमें दिया गया था और तबसे यह मेरी बडीकी जेवमें 
ही रखा है ताकि में अवसर मिलते ही जल्दीसे-जल्दी इसका उत्तर दे सकूँ। पाठकोको 
मालूम है कि पतित बहनोकों बुराईके मार्गसे हटानेका प्रयत्त किया गया था। किन्तु 
उसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि इस बुराईको खुली छूट मिल गई है। में जानता 
हूँ कि वेदयावृत्ति एक भयकर बुराई है और वह बढ रही है। अवगुणम गुण देखने 
और कछाके पवित्र नामपर या किसी दूसरी झूठी भावनाकी आड छेकर वुराईको नजर- 


१. यहाँ उद्भुत नहीं किया जा रद्दा है। उसमें छेखकने नियमित कताई करनेको एक भादत बना 
ढेनेके लिए बौद्धिक और मानसिक प्रधत्नोंकी आवश्यकतापर जोर दिया था और कहा था कि भारम्ममें 
भावनाको बुद्धिकी सहायतासे बढ देते रहना जरुरी हो सकता है। 


२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। शसमें वेश्वाब्यों, सिनेमापरों, शरागखोरी भौर धूमपानकी ुराश्पकि 
बारेमें लिखा गया था। 


दुःखद जानकारी ३५९ 


अदाज करनेकी प्रवृत्तिके कारण इस पतनकारी व्यसनप्र एक तरहके मिथ्या सम्मानका 
पर्दा पड़ गया है। यह मिथ्या सम्मान ही इस नैतिक कोढके लिए उत्तरदायी है और यह 
वात तो प्रत्येक व्यक्तिको आसानीसे समझमें आ सकती है। लेकिन मेरा पत्रछेखक 
जैसी भयकर स्थिति बताता है, मेने उसकी कल्पना नही की थी। मुझे छगता है कि 
उसने इस बुराईको वढा-चढाकर नहीं बताया है, क्योकि मुझे अपने दौरेमे विभिन्न , 
सूत्रोसे इसके समर्थनमे प्रमाण मिले हैँ। नास्तिकताके इस युगमे जहाँ लोगोका ईद्वरमें 
विद्वास नही रह 3 पक है या केवल कहने-मात्रका विव्वास रह गया है, और जिसमे 
सुखों और भोगोंकी बहुलता है, यह भयकर बुराई हमे पतनकी याद दिलाती है 
जबकि वह रूगभग चरम उत्कर्षपर था। अत इसके निराकरणका उपाय वंताना 
सुगम नहीं है। इसका निराकरण कानूनसे नहीं किया जा सकता। लत्दनमें यह बुराई 
बडे जोरोपर है। पैरिस इसके लिए बदनाम है और वहाँ तो उसने एक चलछनका रूप 
ले लिया है। यदि कानूनसे इसका निराकरण किया जा सकता तो ये अत्यन्त सगठिति 
राष्ट्र अपनी राजवानियोको इस बुराईसे मुक्त कर लेते। मेरे जैसे सुबारक कितना 
ही क्यो न छिखे, इस खरावीमे कोई खास कमी नही हो सकती। हमारे ऊपर इग्लेड- 
का राजनैतिक प्रभुत्व तो वुरा है ही। उसका सास्क्ृतिक प्रभुत्व उससे भी बुद्य है। 
क्योकि एक ओर हम उसके राजनैतिक प्रभुत्वको नापसन्द करते है और इसलिए उसका 
विरोध करनेका प्रयत्न करते है, किन्तु दूसरी ओर हम उसके सास्क्ृतिक प्रभुत्वप्े 
चिपटे रहते हैँ और मोहबश यह अनुभव नहीं करते कि जैसे ही हमपर उसका सास्क्ष- 
तिक प्रभुत्व पूरा-पूरा जमा, हमारे लिए उसके राजनैतिक प्रभुत्वका विरोध करना 
सम्मव ही नही होगा। मेरे इस कथनसे कोई इस गलूतफहमीमे न पडें कि अग्रेजी 
राज्यसे पहले भारतमे वेश्यावृत्ति नहीं थी। फिर भी में इतना अवश्य कहता हैँ कि 
वह तव इतनी व्यापक नहीं थी, जितनी आज है। वह ज्यादासे-ज्यादा थोडे-से राजा।- 
रईसोतक ही सीमित थी। अब तो इसके कारण देशके युवकोका तेजीसे नाथ हो 
रहा है। मैं इन्ही युवकोसे देशके लिए कुछ किग्रे जानेंकी आशा वॉबवे हुँ। जो नव- 
युवक इस बुराईमे फंसे है, वे स्वभावत" बुरे नही है। वे मजवूर होकर और बिना 
विचारे उसमे जा पॉँसे हैँ। इस दुष्कर्मत्रे इत युवकोकी और समाजकी जो हाति हुई 
है, उन्हे इसका अनुभव करना चाहिए। उल्हे यह भी समझ लेना चाहिए कि इस 
भयकर विनादसे उतकी और देशकी रक्षा केवल कठोर सयम पालन ढारा ही हो 
सकती है। वे जवतक ईव्वरका ध्यान नहीं करते और प्रलोभनसे बचनेमे उसकी सहा- 
यता नही मॉगते, तबतक कोरा सयम, फिर चाहे उसका पान कितनी ही कठोरतासे 
क्यों न किया जाये उतके लिए अधिक लाभप्रद नहीं होगा। 'गीता' में महँपिने ठीक 
ही कहा है कि “मनुष्य निराहार रहकर शरीरको सयममें रख सकता है, किन्तु फिर 
भी वासना वनी रहती है। वासनाका क्षय तो तभी होता है जब मनुष्य ईववरके प्रत्यक्ष 
दर्शन कर लेता है।'' प्रत्यक्ष ददोन करनेका अर्थ है यह स्पष्ट अनुभूति कि वह हमारे 


१, विषया विनिवत्तेन्ते निराह्रस्थ देहितः। 
रसबर्ज, स्वोइथल पर दृश्य चिवर्तते॥ संगवद्गीता २५५। 


३६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हृदयोमें आसीन है--वैसे ही जैसे बच्चेके हृदयमे मातृस्तेहकी अनुभूति होती है। इसके ह 
लिए बच्चोको किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं होती। माँके मनमें प्रेम है, क्या वह इसके 
सम्बन्धमें तक॑ करता है? क्‍या वह उसे दूसरोंके सम्मुख सिद्ध कर सकता है? वह 
तो गर्वपुर्वके कहता हैं: 'माँके मनमे प्रेम है।” ऐसा ही ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमे 
होना चाहिए। वह तकंसे सिद्ध नहीं होता, बल्कि वह अनुभव किया जाता है। हमें 
तुलसीदास, चैतन्य, रामदास और अध्यात्मवादके अन्य असंझ्य गुरुओके अनुभवकी उपेक्षा 
नही करनी चाहिए, जैसे कि हम अपने सासारिक गुरुओके अनुभवकी उपेक्षा नहीं 
करते। 

पत्रलेखकने पूछा है कि काग्रेसजन उसके द्वारा ग्रिनाये हुए काम, जैसे नाटूयगृहमें 
जाना आदि कर सकते हूँ या नही। में कह चुका हूँ कि मनुष्यकों कानूनसे अच्छा 
नहीं बनाया जा सकता। यदि मुझमे छोगोंको समझाने-बुझानेकी शक्ति होती तो मैं 
कुख्यात स्त्रियोको अभिनेत्रियोंका काम करनेसे अवश्य रोकता। में लोगोको शराब 
पीने और तम्बाकू पीनेसे भी रोकता। जिन पतनकारी विज्ञापनोसे प्रसिद्ध मासिक 
और दैनिक पत्रोके भी पृष्ठ गन्दे बने रहते है में उत विज्ञापनोको निश्चय ही रोकता 
और हमारे कुछ मासिक पत्रोके पृष्ठ जिस अश्लील साहित्य और जिन अइलील चित्रोसे 
दूषित किये जाते है, में निश्चित रूपसे उन्हे भी रोकता। लेकिन अफसोस है कि मुझमें 
समझाने-बुझानेकी शक्ति नहीं है। यदि मुझमे वह शक्ति होती तो मुझे बहुत प्रसनता 
होती। छेकिन इन बातोको राज्य या काग्रेसके कानूनों द्वारा नियन्त्रित करना ऐसा 
उपाय होगा जो शायद स्वय इस दोषसे भी अधिक सदोष होगा। आवश्यकता सज्ञान, 
विवेकयुक्त, स्वस्थ और शुद्ध लोकमत बनानेकी है। ऐसा कोई कानून नही है जो 
चौकोको पाखानेके रूपमें और बैठकोको अस्तबलोके रूपमे प्रयुक्त करनेसे रोकता हो। 
परन्तु लोकमत था लोकरुचि ऐसी व्यवस्थाकों सहन नहीं करेगी। कभी-कभी छोक- 
मतके विकासकी गति बडी मन्‍्द होती है, छेकिन केवल वही एक-मात्र प्रभावकारी 
उपाय है। 

[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ९-७-१९२५ 


२१८. त्यागका शास्त्र 


कलकत्तेकी एक सभामे मैने कहा था कि 'देशबस्चुने मुसछमानोके सम्बन्धमे 
त्यागके श्ञास्त्रकों पराकाष्ठापर पहुँचा दिया है।' मेरे इस कथनपर आपत्ति उठाई गई 
है। इस आपत्तिका कारण यह है कि त्याग शब्दका आणय यह समझा गया कि देग- 
वन्चुने मुसछमानोंपर ऐसा कोई अनुग्रह किया है, जिसके वे छोग अधिकारी नहीं थे। 
वाक्षेपकर्तताओने अपनी यह राय वना ली है कि हिन्दू छोग मुसलमानोके साथ वहुत- 
कुछ वैसा ही वर्ताव करते है, जैसा कि अग्रेज लोग हम सबके साथ करते हैं-- 
अर्थात्‌ पहले तो हमसे सब-कुछ छीन लिया और आअव उसे अनुग्रहके नामसे दानके 
रूपमे मुट्ठी दो मुद्ठी दे देते हूँ । 

मैने उस दिन समभामे जो कहा था वह मुझे मालूम है। मेने अपने उस भाषणकी 
रिपोर्ट नही पढ़ी है, तो भी उस सभामे मैने जो-कुछ कहा, उसपर में कायम हूँ। 
में बिना किसी झिश्लकके कहता हूँ कि सिवा पारस्परिक त्यागके इस दुखी देशके उद्धार- 
की कोई आजा नहीं। हमे तुनकमिजाज नहीं वनना चाहिए और सुझ-बूझको एकदम 
तिलाजलि नही दे देनी चाहिए। किसीके लिए त्याग करनेका अर्थ उसपर अनुग्रह 
करना नहीं है। प्रेम-अदत्त न्यायका नाम त्याग और नियम-अदत्त त्यायका नाम दण्ड 
है। प्रेमीकी दी हुई वस्तु न्यायकी मर्यादासे बहुत आगे जाकर भी हमेशा जितना वह 
देना चाहता है, उससे कम होती है, क्योकि वह और अधिक देनेके लिए उत्सुक 
रहता है। और उसे इस बातका अफसोस होता रहता है कि उसके पास देनेको और 
कुछ नही बचा। यह कहना कि हिन्दू लोग अग्रेजोकी तरह पेश आते है, उनको बदनाम 
करना है। हिन्दू यदि चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकते और में कहता हूँ, खिदर- 
पुरके मजदूरोकी पश्मुताके वावजूद, हिन्दू और मुसलमान, दोनो, एक ही नावमे वैठे 
हुए है। दोनोकी अधोगति हो रही है। असलमे उनकी हालत प्रेमियो-जैसी है -- उन्हें 
उस हालतमे आना होगा--वे चाहें या न चाहे। इसलिए मुसलमानोके प्रति हरएक 
हिन्दूका और हिन्दुओके प्रति मुसलमानका व्यवहार सिर्फ न्यायकी भावनासे ही वहीं 
बल्कि समर्पण और त्यागकी भावनासे श्रेरित होना चाहिए। वे दोनो एक-दूसरेके 
प्रति किये गये अपने-अपने कार्योका वावनतोछा पाव रत्ती हिंसाव रखकर दूसरेसे 
उदारताकी अपेक्षा नहीं रख सकते। उन्हे हमेशा परस्पर सदा एक दूसरेका ऋणी 
समझकर चलना होगा। कानूनी इन्साफके नाते कोई भी मुसलमान मेरी आँखोके 
सामने रोजाना गोवध कर सकता है। किन्तु मेरे साथ उसका जो प्रेम है बह उसे ऐसा 
नही करने देता-- यहाँतक कि वह अपने हकका खयाछ छोड़कर मेरी मुह॒ब्बतकी 
खातिर कभी-कभी गोमास खानेंसे बाज आता है और फिर भी समझता है कि 
उसने सिर्फ वही किया है जो कि उसे करना चाहिए था। कानूनी इन्साफ तो 
मझे इस वातकी इजाजत देता है कि में जाकर मुहम्मद अलीके कानोके पास, जब 
वे नमाज पढ़ रहे हो, बाजे बजाऊँ या राग अलापूं; पर में अपने हकका खयाऊू 


३६२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


छोड़कर उनके जजवातका खयाल करता हूँ, वहाँ किसीके साथ जोरसे वातचीत करनेंके 
बजाय बहुत ही धीमे स्वरमे बोलता हूँ और फिर भी समझता हूँ कि यह मैने 
मौलाना साहबपर कोई मेहरबानी नहीं कौी। वल्कि इसके विपरीत यदि में ठीक 
उसी वक्‍त जब वे नमाज पढ़ रहे हो अपने घटा-घडियारू बजानेंके कानूनी हकका 
प्रयोग करूँ, तो में एक नागवार शख्स माना जाऊँगा। यदि देशबन्धुने कुछ ही पद 
भुसलूमानोसे न भरे होते तो भी कानूनी इन्साफकी अपेक्षा पूरी हो जाती; पर 
उन्होने अपने हकोकी सीमासे आगे बढकर मुसवूमानोकी इच्छाका विचार किया और 
उनकी भावनाको तुष्द किया। मुसलमानोको प्रसक्ष करनेका जो कोमलभाव देशबन्धुके 
दिलमे था, वही उनकी मृत्युकों जल्दी ले आनंका कारण बता। में जानता हूँ कि 
जब उन्होने देखा कि कानूनी न्याय उन्हे अनधिकृत जमीनपर गाड़े गये मुर्दोको वन्नोंसे 
बाहर निकालनेके लिए मजबूर कर रहा है, तब उनके दिलको कितना भारी धक्का 
लगा था। वे मुसलमानोके भावोकों जय भी धक्का नहीं छगने देना चाहते 
थे--फिर उनकी भावना अनुचित ही क्यों न हो। ऐसा करना पद्धति छोड़कर 
चलना था--अपनी पद्धति नही, दुनियाकी पद्धति। फिर उन्होने कभी खयाल न किया 
कि मुसलूमानोंके भावोका इतनी सूक्ष्मताके साथ विचार करके वे उनके साथ कोई 
मेहरबाती या उनपर कोई एहसान कर रहे है। प्रेम कभी कुछ माँगता नही है, वह 
तो हमेशा देता ही है। वह सदा सहता है-- क्रोध नहीं करता, बदला नहीं छेता। 
इसलिए न्याय, निरे न्यायकी यह दुह्ई विचारहीन क्रोध और अज्ञानसे भरा 
मानसिक विस्फोट ही है--फिर, वह दुह्ाई चाहे हिन्दुओंकी तरफसे दी जा रही हो, 
चाहे मुसलूमानोकी तरफसे। जबतक हिन्दू और मुसलमान कोरे इन्साफके राग अलछापते 
रहेगे तबतक वे एक-दूसरेके नजदीक नहीं आ सकते। न्यायकी “-कोरे त्यायकी सव्वो- 
परि उक्ति तो है 'जिसकी लाठी उसको भैस'। जो चीज अग्रेज हासिल कर चुके 
है, उसका वे तिह-भर भी क्यों छोडने चले? और हिन्दुस्तानी लोग राज्यकी वाग- 
डोर अपने हाथमे आ जानेपर अग्रेजोसे वे तमाम चीजे क्‍यों त छीनें, जिनसे उनके 
वाप-दादोने इन्हे वचित किया था” फिर भी जब हम आपसमे निपटारा करने बैठा, 
--और किसी दिल हमें बैठता ही होगा,-- तो हम इस तथाकथित न्यायकी तुलापर 
नाप-जोख न करेगे। बल्कि हमें उस समय त्याग” के उस विचलित कर देनेवाले 
रूपसे, जिसे दूसरे शब्दोमे प्रेम, सौहाद या आतृभाव कहते है, काम लेना होगा। और 
यही बात हम हिन्दुओ और मुसछमानोको, एक-दूसरेके सिर काफी फोड चुकने, निर्दोषोका 
मनो खून वहा चुकने और अपनी बेवकूफीकों समझ चुकनेके वाद करनी पड़ेगी। तव 
हमारी आँखे खुल जायेगी और हम समझेंगे कि मित्रता न बदछा छेती है और न 
न्‍्याय-त्यायकी पुकार करती है, उसकी विधि तो त्याग केवछ त्याग ही है। तब 
हिन्दू गोवधको अपनी अँखोके सामने देखकर कुछ न कहेंगे; और मुसलमान भी 
मानेगे कि हिन्दुओका दिल दुखानेके लिए गोरक्षा करना इस्छामकी धर्माज्ञाओंके खिलाफ 
है। जब वह सुदिन आयेगा तब दोनो एक-दुसरेके गुण ही देखेंगे। एक-दूसरेके दोष 
हमारी दृष्टिमे वाघक न होगे। वह दिन बहुत दूर भी हो सकता है और बहुत तज- 


एक खामोश समाजसेवी ३६३ 


दीक भी। पर मेरा दिल तो कहता है कि वह जल्दी है। में /] 
उसी उद्देश्यपूर्तिके लिए काम करूँगा, बस लिए के 02 के 
हाँ सावधानीके तौरपर, यह कह देना अनुचित न होगा कि मेरे त्यागका अर्थ 

सिद्धान्तका त्याग नही है। मेने इस वातकों उसी सभामे साफ कर दिया था और 
फिर यहाँ उसी बातको जोर देकर कह रहा हूँ। पर हम आज जिस वातके लिए 
लड़ रहे हे वह सिद्धान्त किसी हालतमे नहीं है, वह मिथ्याभिमान और पूर्वसचित 
दृषभाव है। हम गुड तो खाते हँँ पर गुलूुगुलोसे परहेज करते हे। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ९-७-१९२५ 


२१९, एक खामोश समाजसेवी 


गत ३० जूनको आचार्य सुशील [कुमार ] रुद्रका देहात्त हो गया। वे मेरे एक 
आदरणीय मित्र और खामोश समाजसेवी थे। उनकी मृत्युसे मुझे ढुख हुआ है। में 
चाहता हूँ कि पाठक भी इसमें मेरा साथ दे। भारतकी मुख्य बीमारी है उसकी राज- 
नीतिक गुलामी। इसलिए वह उन्हीको जानता है जो इस गुलामीको दूर करनेके लिए 
उस नौकरणाहीसे खुलेआम संघर्ष करनेको आगे आते है, जिसने उसके विरुद्ध अपनी 
जल और थलकी सेना तथा घन-बल और कूटनीतिकी अपनी तिहरी मोर्चावन्दी कर रखी 
है। इससे स्वभावत उसे उन कार्यकर्त्ताओका पता नही रहता, जो जीवनके अन्य कार्येक्षेत्रो- 
मे नि स्वार्थ भावसे काम करते हुए अपनेकों गला देते है और जो केवल राजनीतिक 
क्षेत्रमे काम करनेवालोसे कम उपयोगी नही होते। सेट स्टीफेन्स कालेज, दिल्लीके 
भूतपूर्व प्रधानाचायें सुशील कुमार रुद्र ऐसे ही विनम्न कार्यकर्ता थे। वे उच्चकोटिके 
शिक्षाशास्त्री थे। प्रधानाचायकी हैसियतसे सर्वत्र लोकप्रिय हो गये थे। उनके और उनके 
विद्याथियोके बीच एक प्रकारका आध्यात्मिक सम्बन्ध था। यद्यपि: वे ईसाई थे, तथापि 
उनके हृदयमे हिन्दू धर्म और 'इस्छामके लिए भी जगह थी। इन धर्मोंको वे बड़े आदर- 
की दृष्टिसे देखते थे । उनका ईसाई धर्म उन्हे यह नहीं सिखाता था कि वही एक पर्म 
है और अकेले ईसा मसीह ही जगतके तारनहार हैँ तथा जो व्यक्ति इसे न मानता 
हो वह नरकगामी होगा। अपने धर्मके गौरवपर दृढ़ रहते हुए भी, वे अन्य मजहबोको 
सहन करते थे। वे राजनीतिका अध्ययन बडे चाव और ध्यानसे करते थे। गरमदलीय 
कहे जानेवाले छोगोके प्रति जहाँ वे अपनी सहानुभूतिका प्रदर्शन नही करते थे वहाँ वे 
उसे छिपाते भी न थे। जबसे -- १९१५ से --८ में आफ्रिकासे भारत छौठा, में जब कभी 
दिल्‍ली जाता, उन्हीका अतिथि बनता था। रौलट कानूनके सिलसिलेमे जवतक मेने 
सत्याग्रह नही छेडा था, तबतक सब बदस्तूर चलता रहा। ऊँचे हलकोमे उनके कितने 
ही अग्नेज मित्र थे। उनका सम्बन्ध एक खालिश अग्नेज मिशनसे था। अपने कालेजके 
वे पहले ही हिन्दुस्तानी प्रधानाचार्य थे। इसलिए मैने अपने मनमे सोचा कि उनके साथ 


३६४ ',. सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध जारी रखत और उनके घरमे मेरे ठहरनेसे कही उनका सर नीचा 
हो जाये और उनके कालेजकों अनावश्यक सकटका सामना न करना पड़े। इसलिए 
मेने दूसरी जगह ठहरनेकी इच्छा प्रकट की। उनका जवाव अपने ढगका निराला ही 
था-- लोग जितना सोचते हूँ, मेरा मजहब उससे कही गहरा है। मेरे कुछ मत तो मेरे 
जीवनके घत्िष्ठ अंग हैं। वे गहरे ओर दीरघेकालके मनन और प्रार्यंनाके बाद स्थिर किये 
गये हें। मेरे अंग्रेज मित्र उन्हें जानते हे। यदि अपने सम्मानतीय मित्र और अतिथिके 
रूपमें में आपको अपने घरमे ठहराऊँ तो वे इसका गलत अथे कदापि नहीं लगा सकते। 
और यदि कभी मुझे इन दो वातोमे से कि अग्नेजोके अन्दर जो-कुछ भी मेरा प्रभाव 
है वह चला जाये या आप मेरे न रहे किसी एक को चुनना पड़े तो में जानता हूँ कि 
में किसे पसन्‍्द करूँगा। आप मुझे नहीं छोड सकते।' तव मेने पूछा, 'छेकिन मुझसे 
तो हर किस्मके लोग मिलनेके लिए आते हे, यह भी तो सोचिए। जब मे दिल्लीमे 
आया हुआ होऊँ तब आप अपने मकानकों सराय कदापि नहीं बना सकते। उन्होंने 
उत्तर दिया, 'सच पूछे तो मुझे यह सव पसन्द है। आपके पास जो मित्र आते हैं, 
में उन्हे पसन्द करता हूँ। यह देखकर मुझे आनन्द होता है कि आपको अपने मकानमें 
ठहरानेके बहाने मेरे हाथों कुछ देशसेवा हो रही है।' पाठक शायद न जानते होगे 
कि खिलाफतके दावेकों साकार रूप देनेके लिए जो पत्र” मेने वाइसरायको लिखा था 
उसका विचार और मसविदा प्रधानाचार्य र॒दके मकानमे ही तैयार हुआ था। वे तथा 
चार्ली एन्ड्रयूज उस मसविदेमे सुधार सुझानेवाले व्यक्ति थे। उन्हीके घर आतिथ्यमय 
वातावरणमें बैठकर असहयोग आन्दोलनकी कल्पना की गई थी, उसे रूपबद्ध किया गया था। 
मौलानाओ, दूसरे मुसलमानों और अन्य मित्रों तथा मेरे बीच जो खानगी सलाह-मशविरा 
हुआ करता था, उसकी कार्रवाईकों वे बडी दिलचस्पी परन्तु खामोशीके साथ देखते रहते 
थे। उनके तमाम कायें धर्म भावसे ही प्रेरित होते थे। ऐसी हालतमे उन्हे ऐहिक सत्तासे 
भयभीत होनेका कोई कारण न था --- धरंभाव तो सासारिक सत्ताके अस्तित्व और उपयोग 
तथा मित्रता की क॒द्र करनेमे उनका मददगार होता था। उन्होने अपने जीवनमे यह 
बात चरितार्थ कर दिखायी थी कि धर्मे-श्ञानसे संतुलित और सही विवेक उत्तन्न होता 
है, जिसके फलस्वरूप मनुष्यके विद्वास और घमर्मके वीच सुन्दर सामअ्जस्य स्थापित होता है। 
आचार्य र्ूने अपनी ओर अत्यन्त उच्च चरित्रवाले लोगोको आकर्षित कर रखा था। 
बहुतोंको इस बातका पता भी नही होगा कि श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज हमे आचार्य रदकी 
बदौलत ही प्राप्त हुए है। वे जुडवाँ भाई जैसे थे। उनका पारस्परिक स्नेह यह बताता 
था कि आदझं मैत्री क्या वस्तु है। आचायें रद अपने पीछे दो छडके और एक छडकी 
छोड़ गये है। वे वयस्क है और अपना काम-काज सम्हाऊे हुए है। वे जानते है कि 
उनके शोकमे उनके उच्च हृदय पिताके कितने ही मित्र और प्रसशसक उनके साथ है। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ९-७-१९२५ 


१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ण८६-४९। 


२२०. सुलहका अंवसर' 


फ्रीबपुरके सन्देशका जैसा आशय श्री चटर्जीने समझा है, वैसा में नही समझता। 
देशबन्चुने अपनी स्थितिको यहाँतक साफ कर दिया था कि वे पूर्ण उत्तरदायी स्वरा- 
ज्यके लिए १९२९ तक रुकनेको तैयार है; पर शर्त यह है कि सरकार एक सम्मानपूर्ण 
समझौता करनेका प्रस्ताव करे, जिससे कि जनताके प्रतिनिधि सरकार द्वारा प्रस्तुत 
योजना कार्यान्वित कर सके। बे शर्तें क्या हो, इसका निर्णेय किसी गोलमेज सम्मेलनमे 
सब लोग बेठकर सुहृद-भावसे चर्चा करके तय करे। देशबन्धुके छिए यह असम्भव 
था कि वे पहले ही से, बिना ठीक-ठीक जाने कि मुडीमैन समितिके अल्पमतवाछोकी 
सिफारिश क्या है, उन्हे मजूर कर छेते। भेरी खुदकी स्थिति तो बिलकुछ सीघी-सतादी 
है। सुधारोमे मेरी दिलचस्पी मेरे अधिकृत प्रतिनिधियों अर्थात्‌ स्वराज्यवादियों -- के 
द्वारा ही है। उन्होने इस विषयमे विशेषज्ञता प्राप्त की है और वे इसमे जो भी 
करेंगे वह मुझे मजूर होगा। फिलहाल तो मै ब्रिटिश सरकारके सामने सिवा अपनी 
कमजोरीके और कुछ पेश नहीं कर सकता। अपनी इस कमजोरीकी हालतमे तो में 
इस बातका इन्तजार-भर कर सकता हूँ कि इग्लैड सच्चे दिलसे मैत्रीका हाय बढाये। 
जब वह ऐसा करेगा तब में अपनी तरफसे बिना शर्तें लडाई खत्म कर दूँगा। पर 
इस कमजोरीकी हालतमे भी में अपने अन्दर यह समझनेकी शक्ति अवश्य पाता हैं 
कि हमारे लिए क्‍या जीवनदायी है और क्या नही, और मुझमें इतनी शक्ति भी है 
कि यदि जीवनदायक प्रस्तावके स्थानपर उससे विपरीत कोई चीज सामने रखी जाये 
तो में उसे अस्वीकृत कर दूँ। में अपनेको घोखा नहीं दे सकता। में तबतक किसी 
ठोस वस्तुकी उम्मीद नहीं कर सकता जबतक मेरा निर्धन देश शक्तिशाली नही बन 
जाता। इसलिए मुझे तो शक्तिसचय करना होगा। और चूँकि मेने अपने साधनोमे 
हिंसाकों स्थान नही दिया है, मेरा दारोमदार चरखेपर या उसी-जेसी अन्य वस्तुपर 
अथवा देशबन्धुके अधिक व्यापक शब्दोमे कहे तो देहातके पुनरत्थानपर है तथा यदि 
आवश्यक हो तो सविनय अवशज्ञापर है। 

जहाँतक देशके विभिन्न दछोकी एकताका सवाल है, मुझे डर है कि स्वराज्य- 
वादियों और नरमदलवाछोके मतभेद कुछ बातोमें बुनियादी है। कुछ बेहतर स्थितियोमे 
सुधारोको स्वीकृत कर छेवे-मात्रसे मतभेद मिट जाना लाजिमी नहीं है। यदि में इस 
भेदको अपनी धारणाके अनुसार एक वाक्‍्यमें कहें तो वह यह है--यदि सरकार 
लोगोकी न्यायोचित माँगकों स्वीकार न करे तो स्वराज्यवादी एक नियत समयके बाद 
उसपर प्रहार करनेकी वात सोचते है और तरमदलीय छोग सरकारकों अपने तको 
द्वारा राजी करके जो-कुछ मिल सके वही हथियानेकी। इसलिए तरमदलके लोग 


१, भी बी० सी० चर्जीने गांधीणीकों ३ जुलाई, १९२५ को एक्त पत्र छिखा था। यह उसीके उत्तरमें 
है। पत्रके ल्यि देखिए परिशिष्ट २ । 


३६६ सम्पूर्ण यांवी वाइमय 
स्वराज्यवादियोके साथ एक हृदतक ही चल सकते है। पर हो सकता है कि में 
गलतीपर होऊँ--शायद हूँ भी। [ प्रसिद्ध उपन्यास-छेखक डिकिस्सके पात्र | वारकिसकी 
तरह में तो हमेशा ही राजी हूँ। 

[ अंग्रेजीसे गीसे ] 

यंग इंडिया, ९-७-१९२५ 


२२१- दो प्रजातियाँ नहीं 


आजा है पाठक निम्न पत्रको दिलचस्पीसे पढ़ेंगे: 

यह बात मेरे ध्यावसें कई बार आई है कि आपने हिल्दुओं और भुतल- 
मानोंका उल्लेख भारतको दो प्रजातियो के रुपमें किया है। मेरी नम्न सम्मति- 
में इन दो धािक समुदायोंको 'प्रजातियाँ' कहना हानिकर तो है; किन्तु 
उनको दो “राष्ट्र” कहनकी अपेक्षा कम हानिकर है। आपके एक मुसलमान 
संवाददाताने एक बार ऐसा प्रयोग किया था। (देखिए यंग इंडिया, २४-७- 
१९२४ पृष्ठ २४४)। सच्चाई यह है कि मुसलमान भारतीयोंमे से (में उन्हें 
इसी नामसे पुकाझूुगा और जेसा वे अपने आपको पुकारतेके अभ्यस्त हे, उत्त 
तरह उन्हें भारतीय मुसलमान नहीं कहूँगा) रूगभग ९० प्रतिशत उसी प्रजाति" 
या प्रजातियों के हैं जिनके हिन्दू हे, क्योंकि उनके पुरखे भारतीय थे और 
भारतमें हो मुसलूमान बने थे। शेष १० प्रतिशत सुसलूमान भारतोयोंके रक्तमें 
तु्कों, तातारों, अरबों, पठानों, ईरावियों या जदीस्विनियाके छोगोके रक्‍्तका थोड़ा 
मिश्रण हो सकता है। फिर भी पोढ़ियोंतक मापसी विवाह सम्बन्धोसे उसमें 
इतना भारतो4 रक्त मिल गया है कि इन १० प्रतिशत लोगोंको भी प्रजातिकी 
दृष्ठिसि बिना किसी जोखिमके ९९ प्रतिशत इसी देशकी जाति कहा जा सकता 
है। असलमें भारतके हिन्दू और मुसलमान दो प्रजातियोके लोग वहीं हे, ठीक 
ऐसे ही जैसे इंग्लेडके प्रोठेस्टेंट और कौयोंलिक दो प्रजातियोंके छोग नहीं हे। 
यह प्रश्व ऐसा है जिसके सम्बन्धर्में इतिहास, सानव-शरीर रचना ज्ञास्त्र और 
नृवंश विज्ञानसे काफ़ी सहो सबूत प्राप्त किये जा सकते हे। इसके अराबा उनके 
रक्तको प्रजातीय रचवा चाहे-कुछ भो हो, इस तय्यसे इनकार नहीं किया जा 
सकता कि वे सभो शत-प्रतिशत अपने बापदादोंकी तरह भारतमें पेदा हुए 
थे, भारतमें रह रहे हे, भारतमें मरेंगे और भारतमें ही दफवाये जायेंगे। और 
भारत एक देश है ओर इसलिए वे उसी एक राष्ट्रके छोग हे जिसके हिन्हू। 
मावश्यकता केवल यह हैं कि वे अपने आपको भारतीय राजनीतिमें भारतीय 
मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमान सारतोय सालें। 


पत्र: वसुमती पण्डितको हर 


उक्त बातें थोड़े हेरफेरसे ईसाई भारतीयोंगर भी लागू होती है; जिनका 
भारतके जातीय समुदायमें तीसरा महत्त्वपूर्ण स्थान है। कदाचित्‌ भारतमें या 
अन्यत्र किसी भी घासिक समुदायमें एक ही प्रजाति नहीं है। निश्चय ही हिन्हू 
भो एक प्रजातिके लोग नहीं हे। तब किसी एक समुदायकों एक प्रजाति क्यो 
कहना चाहिए ? हमारे ईसाई भाइयोंकों भी अपने देशकौ राजनीतिमें अपने- 
आपको ईसाई भारतीय मानकर चलना चाहिए, जैसा कि म्रिल्न, फिलिस्तीन, 
चीन, जापान और फिलिपाइनमें उनके धर्मबन्धु कर रहे है। 
पत्रलेखकका पक्ष इतिहासकी दृष्टिसि ठीक है। जो शब्द किसी विशेष अर्थमे चल 
पडे है, उनके प्रयोगकी आदत छोडना कठिन है। “दो समुदाय” दब्दोपर भी यही 
आपत्ति की जा सकती है। में केवछ यही वचन दे सकता हूँ कि भविष्यमे सावधानी 
बरतूँगा। सावधान पत्रलेखक 'यग इंडिया” की भाषाको तथ्योके अनुकूल रूप देनेके 
प्रयत्वमे इसी' प्रकार सदेव सतक रहे। 
[अग्रेजीसे | 
घंग इंडिया, ९-७-१९२५ 


२२२. पत्र: वसुमती पण्डितकों 


[ कलकत्ता ] 
[९ जुलाई, १९२५] 

चि० वसुमती, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया। क्या लिखूँ, कुछ सुझता नहीं; तुम्हारे इन शब्दोका 
अथे यह तो नही है कि तुम चिन्तामे डूबी हो, यदि ऐसा हो तो तुम चिन्ता करना 
छोड दो। चिन्ताका तो कोई कारण है ही नहीं। घन जानेंसे ती क्षोम होना ही नहीं 
चाहिए। यदि कोई दूसरा कारण हो तो मुझे लिखना। आश्रममें जाते हुए तुम्हे क्षोम 


होना चाहिए। 
तो कदापि नहीं होना कर 


[पुनश्च '] मेरा कार्यक्रम तो अनिश्चित है। यह पूरा मास तो यही जायेगा। 
गुजराती पत्र (एस० एन० ९२१६) की फोटो-नकलसे | 


२१२१३. भाषण : स्वराज्यवादी पाषंदोंके समक्ष' 


९ जुलाई, १९२५ 
महात्माजोने कहा कि सेनगुप्त कहकता निवासी हे या नहीं, आप लोगोंको 
इस प्रकारकों छोटो-छोटो बातोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी बात तो यह है 
कि वे स्व॒राज्यदलके नेता हे और बंगारू कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष हे। आपको उसी 
आदमीको मेयर चुनना चाहिए जिसे आप पहले ही नेता चुन चुके हे। आप इस तरहके 
उम्र वादविवादमें न पड़ें। यदि काम करनेकी उन्हें पूरी छूट दी गई तो आओ सेन- 
गुप्त निगसके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आपको उनपर कोई बन्धन नहीं 
लाना चाहिए, फिर राजनोतिक अथवा नगरके मामलोंमें उनका अनुकरण करना-त- 
करना लोगोंपर मिर्मर करता है। वेशबस्धुके प्रत्येक कार्य उनका साथी होनेके कारण 
श्री सेनगुप्तकों विरासतमें बहुत-कुछ मिला है जिससे वे कभी विमुख नहीं होगे। 
यदि उन्हें अपने साथियोंका सहयोग और शुभ कामनायें मिल्ल गईं तो उनका शासन 
बड़ा सुखद होगा और वह समृद्धि छायेगा।' 
[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १०-७-१९२५ 


१. यह सभा कल्कतामें शरतक्‍तद्र बसु भौर जे० एम० सेनयुप्तमें से किप्ती एकको कल्कता नंगर- 
निग्मका मेयर चुननेके छिए हुईं थी। बगाल आन्तीय कांग्रेस कमेटीने प्राष॑दोंकों सेनगुप्तको चुनेनेके लिए 
प्रेरित करनेके उद्देश्यते गांधीजी तथा मौठाना भबुरू कछाम भाजादकों नियुक्त किया था। सेनयुप्तके 
साबन्वमें मुख्य एतराज उनका कछकाताका निवासी न होना था; वे मूलतः चट्गावके ये। अपने एक घटेके 
भाषणसे जिसका पूरा विवरण उपरुण्व नहीं है, गाधीणीने पासा ही पछ्ट दिया भर सेनगुप्त ६ के मुकावफे 
३१ मतसे चुन ल्यि गये। 

* सेनयुप्तकों मेघर बननेसे सम्बन्धित याषीजके विचारोकि लिए देखिए “ कल्कताके मेपर “”, 
१६-७-१९२५ | 


२२४. दाजिलिगके संस्मरण 


[१० जुलाई, १९२५] 

मैने पाठकोंसे एक तरहसे वादा ही किया था कि जो पाँच दिन मेने देशवन्बुक्े 

साथ दार्जिल्गिमे विताये है उनका पवित्र सस्मरण उपस्थित कछूँगा। में कह चुका हूँ 
कि वे मेरे जीवनके अत्यन्त मूल्यवान्‌ सस्मरणोमे से है। ज्यो-ज्यों समय वीतता है त्यो-्त्यो 
उनका मूल्य और भी वढता जाता है। इसका कारण भी' मुझे पाठकोकों बता देना 
चाहिए। यद्यपि में देशवन्धुके घर इससे पहले भी रह चुका था, तथापि हमारी वह मेंट 
बिलकुल राजनैतिक थी। हम दोनो अपने-अपने अगीक्षत कार्योमे वहुत व्यस्त थे। परन्तु 
दाजिलिंगमे वात दूसरी थी। वहाँ देशवन्यु पूरी तरह मेरे थे। वे वहाँ आरामके लिए 
गये थे, परन्तु में तो उनके साथ केवल हृदय खोलकर बाते करनेके लिए ही गया 
था। आरामके लिए मेरा दाजिकिंग जाना तो इसका एक बहाना-मर था। यदि 
देशबन्चु वहाँ न होते तो में हिमाच्छादित धवकग्रिरिका आकर्षण होते हुए भी वहाँ 
न जाता। उन दिलों मुझे वे पेसिलसे पचियाँ लिखकर भेज देते थे। एक बार एक 
पर्चीमे उन्होनें यह लिखा, याद रखिए, आप मेरे अधिकार-क्षेत्रमे हें। में स्वागत- 
समितिका अध्यक्ष हूँ। आपको अपने दौरेमे दाजिलिंग भी रखना है। यह आदेश है।'* 
अच्छा होता, में उनकी इन प्यारी चिटोको सेभ्राक कर रख छेता, परन्तु अफप्नोत्र ! 
उनकी हालत भी मेरे अन्य ऐसे सैकडो कागजो-जैसी ही हुईं। मैने कठिनाई बताई कि 
मुझे कार्यसमितिके सब सदस्योको छान्रा पडेगा। उन्होने तारसे उत्तर दिया 'तव समितिके 
सब सदस्योको ही ले आये। में उनके रहनेका प्रवन्ध कर दूँगा। बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी सदस्योके आने-जानेका खर्च देगी। में सतकौडीको तारसे यह निर्देश दे रहा 
हूँ।” मैं कार्यसमितिके सदस्योको दाजिलिंग नहीं छे जा सकता था, परूतु मैने यह वादा 
कर दिया कि समितिकी बैठकके बाद जितना जल्दी हो सकेगा, आऊँगा। तदनुसार 
में वहाँ गया। में उनके पास सिर्फ दो दिनके छिए गया था। किस्तु उन्होने मुझे पॉच 
दिन वहाँ रोका। उन्होने वासन्ती देवीसे श्री फूकतको कहछा दिया कि वे असमका 
दौरा तीन दिनके लिए और मुल्तवी रखे तया मेरा वगालका दौरा तीन दिनके लिए 
खुद मुल्तवी कर दिया। में इन सब बातोका जिक्र यह दिखकानेके लिए कर रहा 
हूँ कि हम दोनो एक-दुसरेके साथ रहनेके लिए कितने उत्सुक थे। और अव जो 
घटना हुई है, उससे जान पड़ता है कि देशवन्धुकी दिन-दिन *समीप आती हुई दीर्षे 
मिद्रा मानो हमारे इस घतिष्ठ मिलनकी भूमिका ही थी। 
वे रोगशय्यापर न थे वल्कि स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उनकी सार-सेभाल रखने- 

की बहुत आवश्यकता थी। परल्तु वे मेरे तथा मेरे साथियोंके आरामकी छोटीपि-छोटी 
बातपर स्वय हीं ध्यान देते थे। उन्होने व्यवस्था अवबब्य ही बहुत बड़े पैमानेपर की 
थी। उन्होने नीचे मैदानसे पाँच बकरियाँ मेगवाई थी। उन्होंने कभी एक भो जूत 


२७-२४ 


३७० सम्पूर्ण गांधी वादमय 


मेरे दूधका नागा नहीं होने दिया। मुझे बासन्ती देवीके बहन-जैंसे स्तेहपूर्ण सत्कारका 
अनुभव तो पहले भी बहुत बार हुआ था, परल्‍्तु दाजिलिगमे मेरी देखभाल खुद देश- 
बच्चुने अपने जिसमे ली थी। और उसमे मुझे किसी किस्मकी ऋृत्रिमता माछम नही 
होती थी। अतिथिसत्कार तो उनके कुछका विश्विष्ट गुण है। उन्होंने अपने मुक्तहस्त 
अतिथि-सत्कारकी कई कथाएँ सुनाई थी। अपरिचित जनो अथवा राजनैतिक प्रति- 
पक्षियोके प्रति उनके भारी आदरभावका परिचय दाजिलिगमे ही मुझे मिला। हमने 
बगालम हाथकताई और खादी कार्य करनेके लिए एक योजना निश्चित की थी। श्री 
दासके कहनेसे सतीश बाबू, जो खादी प्रतिष्ठान चलाते हैँ, इस योजनाके सम्बन्धमे 
सराह करनेके लिए यहाँ बुलाये गये थे। मेने उनसे पूछा कि आप, सतीक्ष वाबूको 
कहाँ ठहराना चाहते है? उन्होने कहा, “क्यो इसी घरमे।” मैने कहा, किन्तु यहाँ तो 
पहले ही से काफी आदमी है।' उन्होने तुरन्त कहा, “नही, नही, वे तो मेरे कमरेमे 
भी ठहराये जा सकते हें।' में उनकी और श्रमसे क्छात उनकी पत्नीकी बात सोच 
रहा था; किन्तु वे सतीश बाबूके आरामके बारेमे सोच रहे थे। उन्होने कहा, “इसके 
अलावा सतीश बाबू समझते हैँ कि उनके बारेमे मेरे खयारू अच्छे नहीं हें। उनसे 
मेरा परिचय बहुत ही कम है। आप जानते ही है, में अपने मित्रोकी चिन्ता नही 
करता, क्योकि उन्हे मेरे बारेमे गछतफहमी नहीं हो सकती। परन्तु हमें सतीश वाबूको 
तो जरूर यही ठहराना होगा।' 

उन्होने बगालके भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलोके सम्बन्धमें भी बाते की। मैने 
एक मोकेपर स्वराज्य दरूपर लगाये गये घूसखोरी तया भअ्रष्टाचारके आरोपोका जिक्र 
किया। मैने उनसे यह भी कहा कि सर सुरेन्द्रनाथनें मुझे बगारसे जानेसे पहले एक 
बार फिर अपने घर बुलाया है। उन्होने कहा, “आप जरूर जाये और उन्हे ये सब 
बातें बताये जो आपके और मेरे बीच हुईं हैँ। आप उनसे कहे कि मैघूस और अ्रष्टा- 
चारके तमाम आरोपोका तीम्र खण्डन करता हूँ। अगर स्वराज्यदछपर लगाया गया 
एक भी आरोप सत्य सिद्ध किया जा सके तो में सार्वजनिक जीवनसे हट जानेके लिए 
तैयार हूँ। सच्ची बात तो यह है कि बगालके राजनैतिक जीवनमे पारस्परिक ईर्ष्यो- 
हेष और पीठ पीछे निन्‍्दाकी प्रवृत्ति व्याप्त हो गईं है। स्वराज्यदलकी यह आकस्मिक 
उन्नति और सफलता कुछ छोगोके लिए असह्ाय हो गई है। इसलिए में चाहता हूँ 
कि आप दलपर छगाये गये तमाम आरोपोकी जाँच करे और अपना निश्चित निर्णय 
दे। में आपको यकीन दिलाता हूँ कि में अप्रामाणिकताको आपकी तरह ही अनुचित 
मानता हूँ। में जानता हूँ कि हमारा देश अप्रामाणिक साधनोंसे स्वतन्त्र नहीं हो सकता। 
यदि आप तमाम दलोकों एकत्र कर दे या कमसे-कम उनकी एक-दूसरेपर आरोप- 
प्रत्यारोपकी प्रवृत्ति मिठा दे तो आप देशकी भारी सेवा करेगे। आप श्याम वाबू 
और सुरेश वाबूसे खास तौर॒पर बात करे। यदि उन्हे मुझपर अविश्वास है या किसी 
तरहका सन्देह है तो वे मुझसे आकर क्यों नहीं कहते? हमारे विचार चाहे जुदे-जुदे 
हों, परन्तु इस कारण हमे एक-दूसरेको .गालियाँ देनेकी आवश्यकता नहीं है।' मेने 
बीच ही में कहा, ऐसा ही आरोप 'फॉरवर्ड पर भी है। उसके बारेमें आप क्या कहते 


दाजिलिगके संस्मरण ३७१ 


है? में तो अख़बार पढता नहीं हूँ; परन्तु मैने 'फॉरवर्ड के वारेमे भी ऐसी शिकायतें 
सुनी है।' वे बोले, 'हाँ, 'फॉरवर्ड'के वारेमे भी ऐसी गिकायते सुननेमें आई है। 
'फॉरवर्ड' दोषी हो सकता है। आप जानते हो है कि जैसे आप “यग इंडिया” में 
लिखते हें और उसकी व्यवस्था करते है, में 'फॉरवड्ड मे न वैसे लिखता हूँ और न 
उसकी व्यवस्था देखता हूँ। फिर भी अगर छोग ऐसी वाते मेरे ध्यानमें छायेगे तो 
में उनकी जाँच जरूर करूँगा और दोषोंको दुर कर दूँगा। में समझता हूँ कि आपने 
“फॉरवर्ड ' को हमेशा अपने बचावमे लिखते हुए देखा होगा, परन्तु बचाव करनेमे 
भी मर्यादाका उल्लघन किय। जा सकता है। आप जानते ही हैँ कि में इसे दिनो 
'फॉरवर्ड' के अतिशयोक्तिके एक मामलछेकी जाँच कर रहा हूँ। जो वाते मेरे सामने 
रखी गईं है यदि वे सच है तो यह अतिदयोवित अक्षम्य है। आप यकीन माने, मैने 
इस सम्बन्धमे बहुत कड़ी चिटृठी लिखी है। यहांतक कि मेने इस अतिशयोक्ति करने- 
वाले लेखकको भी बुलाया है।' इस तरह बाते चलती रही। इनमे मुझे प्रतिपक्षीके 
प्रति व्याय करने तथा तमाम दलोमे एकता करानेके लिए देशबन्धुकी सब्ची उत्सुकता 
दिखाई दी। 
मेने पूछा, 'सर्वेददीथ सम्मेलन या जैसा श्री केलकरका सुझाव है, अ० भा० 
कांग्रेस कमेटीकी बैठक बुलानेके सम्बन्ध आपकी क्या राय है? ' उन्होंने जवाब 
दिया, मैं फिलहाल ऐसा नहीं चाहता। अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठक बुलानी 
फजूल है, क्योकि हम स्व॒राज्यवादियोंकों अपना व्यवहार सच्चा रखना ही होगा। 
हमे नये मताधिकारकों पूरा-पूरा मौका अवश्य देना चाहिए। में आपसे कहता हूँ, 
कि चरखेके सम्बन्धमे मेरी स्थिति आपकी-जैसी ही होती जा रही है। भुझे डर है 
कि हम स्व॒राज्यवादियोने सब जगह सचाईसे काम नहीं किया है। आप ठीक ही 
कहते हूँ कि बगालमे तो आपका विरोध किसी भी दलने नहीं किया है। परन्तु अगर में 
बिछौनेपर न पडा होता तो में चरखेको जबरदस्त रूपसे सफल करके दिखा देता। 
में कहता हूँ कि में चरखेका प्रचार पूरे मनसे करना चाहता हूँ और में उसके सगठनमे 
आपकी मदद भी छेना चाहता था; परन्तु आप देखते ही है कि में किस तरह छाचार 
हो गया हूँ। इस साल तो मताधिकारमे परिवर्तत किया ही नहीं जा सकता; उलछटा 
हम सब छोगोंकों उसे पूरा मौका देता चाहिए। में इसके सम्बन्बमे महाराष्ट्रीय मित्रोको 
लिखने वाला हूँ।' 
उन्होने प्रस्तावित सर्वद्ीय सम्मेूनके सम्बन्धमे कहां, 'हम यह सम्मेलन इसी 
समय न करे। में लॉर्ड बर्कंनहेडसे बड़ी-बड़ी चीजोकी आशा रखता हूँ। वे एक मजवृत 
विचारके आदमी है और में ऐसे आदमीको पसन्द करता हूँ । व भाषणोतते जैसे: 
मालम होते है वैसे खराब नहीं है। यदि हम बैठक करेगे तो हमे मौजूदा हालतपर 
कुछ-त-कुछ जरूर कहना होगा। में नही चाहता कि जितना वे अभो देनेके लिए तैयार 
हो, हम उससे ज्यादाकी माँग करे और उन्हें उलझनमे डाछे ] में यह भी नहीं 
चाहता कि हम अपनी माँग सामान्यत. वे जितनी समझते हैँ उससे कम बताकर 
उन्हे स्तब्ध कर दे। अभी हमे ठहरकर देखना चाहिए। इससे हमारा कुछ नुकसान 


३७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


न होगा। यदि उनका वक्‍षतव्य सन्तोषजनक न हुआ तो उस समय सब दलोंका सम्मेलन 
करना और सबकी एक ही कार्य-योजना निश्चित करना ठीक होगा। मुझे प्रस्तावित 
सम्मेलन न करनेका यह एक नवीन कारण मालूम हुआ। इसलिए मैने उनसे कहा, 
जवतक आप यथा मोतीछालजी न चाहेंगे और सव दलोके प्रतिनिधियोकी ओरसे 
उसकी माँग न की जायेगी तवतक में सम्मेलन नही बुलाऊँगा। परन्तु मुझे यह वात 
स्वीकार करनी चाहिए कि मुझे वैसा विद्वास नहीं, जैसा आपको है। आप हिन्दू 
मूसलमानोंके मतभदोको देखे; वे बढ़ते ही जा रहे हे। आप ब्राह्मणो और अब्राह्मणोके 
झगड़ोका खयाल करे। वगारमें राजनतिक दलोको देखे। यह साफ जाहिर हो रहा 
है कि हम आज जितने कमजोर हूँ उतने कमजोर कभी न थे। और क्‍या आप मेरी 
इस वातसे सहमत नही है कि अग्रेजोने कमजोरोको कभी कुछ नही दिया है? 
में समझता हूँ कि हम इग्लेडसे किसी बडी चीजकी उम्मीद तभी कर सकते है जब हम 
इतनी शक्ति प्राप्त कर छे कि किसीके रोके रुक न सके। देशवन्बु आतुरतासे बोले, 
“आप तो ताकिककी तरह वात कर रहे है। में आपसे वह कह रहा हूँ जो मेरा दिल 
कहता है। भेरे दिलमे यह प्रेरणा हो रही है कि हमें कोई बडी चीज मिलनेवाली है।' 
इसपर मैने आगे बहस नही चलाई। मेने ऐसी बलवती श्रद्धाके सामने सिर झुका 
दिया। मैने उनसे कहा कि अग्रेजोंके चरित्रके प्रति मेरे मनमे बहुत आदरभाव है और 
उनमें मेरे कुछ ऐसे मित्र हे जिनका मूल्य और महत्त्व आँकना असम्भव है। परन्तु मेने 
देखा कि अग्रेजोपर उनकी श्रद्धा मुझसे भी अधिक थी। अग्रेजोकों जानना चाहिए 
कि उन्होने देशवन्धुके निधनसे अपना कितना महान्‌ मित्र खो दिया है। 

कलकत्ताके पीरके मामलेसे उन्हे वहुत ज्यादा परेशानी थी। उनकी तीत्र इच्छा थी 
कि में उसके निवेटारेंके लिए जो-कुछ कर सकूँ, अवश्य करूँ। उन्होने कहा, में चाहता 
हूँ कि मुसलमानोकी भावनाका ध्यान रखकर उन्हे खुश रखा जाये। आशा थी कि कब्न- 
के गिदें दीवार बना देनेंसे इसे लेकर चलनेवाली बाते खत्म हो जायेंगी। किन्तु चूँकि 
कब्रको खोदनेके वारेमे तीन्र आन्दोलन किया जा रहा है, में आडे नहीं आ सकता। 
स्पष्ट ही कानून अनधिकृत भूमिमे मुर्दे गाड़नेके खिलाफ जान पडता है। इसके लिए 
अनुमति देनेका अधिकार न सुभाषको था और न सुहरावर्दीको। फिर भी में जो- 
कुछ करूँगा उसमे मुझे मुसलमानोकी रजामन्दी तो चाहिए ही। म॑ उन्हे इस वातपर 
राजी करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि वे खुद उस शवकों वहाँसे हटा ले। मुझे पूरी 
आशा है कि वे मेरी.बातको अवश्य मान लेंगे। 

हमने तारकेश्वरके मामलेपर भी चर्चा की। फलत" हमने एक वक्‍्तव्यां तैयार किया 
और तय हुआ कि आवश्यकता हो तो उसपर हम दोनों हस्ताक्षर करे। हमारी 
वातचीत डा० वेसेटके घोषणापत्रपर भी हुईं। चूँकि उन्होने उसका उत्तर जल्दी देवेका 
वचन दिया था, इसलिए उसपर अन्य वातोंसे पहले विचार करना जरूरी था। 
हमारी बातचीतका परिणाम यह हुआ कि डा० वेसेटकों पत्र छिख दिया गया।'* 


१. देखिए “ सत्यायद्ियोंका कर्तव्य”, २५-६-१९२५। 
२, देखिए “एनी वेतेंथ्कों लिखे पन्रका मसविदा ”, ४-६-१९२५। 


दाजिलिंगके संस्मरण ३७३ 


5 कम और खादीकी चर्चामे के हमारा अविक समय जाता था--लाम 
हातके धुनरुत्यानके सिलसिलेमे। इसके लिए उन्होने कोई डेढ़ छात्र रुपया भी 
इकट्ठा कर रखा था। मैने उससे कहा कि आपकी योजना उतनी वही है कि पूरी- 
की-यूरोी एक साथ अमलमे नहीं छाई जा सकती। मैने प्रताप वावूका तैथार किया 
ढाँचा देखा है और मुझे वह बिलकुछ पसन्द नहीं हे, क्योकि वह मुझे तो विलकुछ 
अव्यवटार्य मालूम होता है। इसे देशवन्चु नहीं देख पाये ये। सब तो यह है कि देगवन्धु 
भी सहमत थे कि वह चलने छायक नही है। प्रताप बाबूने स्वथं भी मान लिया 
था कि वह चलने छायक नही है। मैने देदवन्बुमे कहा कि चरखेको गाँव सम्बन्धी 
तमाम पवृत्तियोका मध्यविन्दु बनाया जाना चाहिए। अन्य तमाम प्रवृत्तियाँ उसके 
आसपास घूमती रहे और जहाँ चरखा जम सके वहीसे उनकी शुरुआत की जा राकती 
है। इसके अतिरिक्त यह ग्राम-संगठनका काम राजनैतिक उखाड-पछाडोंमे तो मुक्त रहे 
ओर एक एसे छोगोकी समितिके जिम्मे कर दिया जाये जो उसके विशेषज्ञ हो। उसे 
स्थायी अविकार दे दिये जाये और उसका एकमात्र काम ग्रामसेवा करना रहे। आप 
सतीम वावूसे ऐसी समिति बनाने और काप्रेसकी तरफतसे इस कामको सेमाल छेनेका 
अनुरोब करे। मेने यहाँ अपने कथनका सार मात्र दिया है। देशवन्यु मेरे कथनुसे 
न केवछ सहमत ही हुए, वल्कि उन्होने उसको नोट भी कर लिया। वे उसे तुरन्त 
ही कार्यान्वित करनेके लिए उत्सुक थे। उन्होंने कह्य कि आपके दाजिलिंग रहते हुए 
ही में सतीण वावूमे इस सम्वन्वमे बातचीत कर छेना और फिर काग्रेसकी समितिको 
इसके सम्बन्धमं आवश्यक प्रस्ताव स्वीकृत करनेकी हिदायत दे देना चाहता हूँ। बतः 
सतीश बाबू तुरन्त बुलाये गये। वे आा गये। पहले तो हम तीनोने साथ बैठकर 
सलाह की, फिर में दूसरे काममे छग गया और देजशवन्यु अकेले सतीश बावूसे विविध 
वात करते रहे। तय हुआ कि सतीश वाबू सस्याके पहले सदस्य हो, सतकौड़ी 
वावू दूसरे हो और दोनों मिलकर एक तीसरा सदस्य चुनें। श्रामकोपका एक हिस्सा 
तुरन्त उनके हवाले कर दिया जाये और में जलूपाईगुडीमें मिछनेवाली बैलीका एक 
अज उस मण्डल था समितिकों दे दूँ। यदि आवश्यक हो तो सस्था छोक हितकारिणी 
सस्थाओके कानूनके अनुसार रजिस्टर करा ली जाये; जिससे उसकी बुनियाद मजबूत 
हो जाये। देशवन्चुने कहा था कि वे इस कामके लिए सम्बन्बित कानूनका अव्ययन 
करेंगे। देशवन्चुनें प्रताप वावूसे इस सारी चर्चा और इस निर्णयका जिक्र किया था 
और उन्हें इसके अनुसार काम करनेकी हिंदाबते भी दे दी थी। 

यह थी चरखेके प्रति और उसके द्वारा आमसगठत करनेकी उनकी घुन। 
उन्होंने कहा, यदि छॉर्ड वर्कंबहेड हमे निराण कर देंगे तो में नहीं जानता कि हम, 
कौसिलोमे कया करेगे, परन्तु में यह अवश्य जानता हूँ कि हमें आपके चरखेके 
कार्यक्रकको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए और अपने गाँवोंका संगठन करना चाहिए। हमे 
अपने राप्ट्रको फिर उच्चमणीछ वना देना चाहिए। हमें कौसिलोको शक्ति देनी चाहिए। 
मुझे वगारूके नवयुवकोंको सेमालना चाहिए। मुझे सम्भव हो तो सरकारकी सहायतासे 
और आवश्यक हो तो उसके बिना भी, यह प्रत्यक्ष दिला देना चाहिए कि स्वराज्य 


रे७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


विता हिसाके प्राप्त किया जा सकता है। मेने देशके उद्धारकके लए अहिसाकों आपके 
समात ही अन्तिम रूपसे अपना धर्म बना लिया है। अहिसाके बिना सविनय अवज्ञा 
तही की जा सकती। और सविनय अवज्ञाकी शक्तिके बिना स्वराज्य नहीं मिल 
सकता। सच पूछा जाये तो हमें सविनय अवज्ञा करनेकी आवश्यकता ही नहीं होगी, 
परन्तु हममे उसकी क्षमता अवद्य आ जानी चाहिए। मुझे अपने अथीर नौजवानोके 
लिए काम जरूर खोजना चाहिए। में आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि यदि हम 
सावधान न रहेगे तो हमारे कार्यकर्त्ता-वर्गेमे भ्रष्टाचार फैलनेंका खतरा है। मैने अपने 
गुरुसे' तमाम कार्योमें सत्यके पालनका मूल्य सीख लिया है। आप कमसे-क्म कुछ दिन 
उनके साथ रहें तो अच्छा । आपकी और मेरी आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न है। परन्तु 
उन्होने मुझे वह बल प्रदान किया है जो मुझमें पहले न था। में पहले जिन बातोको 
अस्पष्ट रूपसे देखता था, वे अब मुझे साफ-साफ दिखाई देती है ।' 

पर में अब इस बातचीतका अधिक विवरण नहीं दे सकता। में पाठकोसे सिर्फ 
इतना ही कह सकता हूँ कि वह बातचीत अन्‍्तमे आध्यात्मिक चर्चामे अथवा प्रवचन- 
मे परिणत हो गई है। उन्होने तो इन बातोकी अनन्त धारा ही बहा दी थी कि 
वे आजकल क्या कर रहे है और सशक्त हो जानेके बाद क्या करना चाहते हैं। 
उनके उस प्रवचनमे मुझे उनकी गम्भीर आध्यात्मिक प्रकृतिके दर्शन हुए। मुझे उनकी 
इस प्रकृतिके बारेमे अबतक कुछ मालूम नही था। मुझे पता नहीं था कि उनमे भी 
यह घुन उतनी .ही प्रबल है जितनी अन्य अनेक प्रस्यात बगालियोंमें है। अबसे कोई 
चार साल पहले उन्होने मुझे गगाके किनारे एक कुटी बनाकर रहनेकी बात कही 
थी। उन्होने वह बात बादमे सैसूत अस्पतालमे भी दुहराई थी। में उनकी इस बात- 
पर मन-ही-मन हँसा था और भैने उनसे दिल्लगीमें कहा था कि जब आप कुटी बना 
छेगे तब उसमे मेरा भी हिस्सा अवश्य रहेगा। परन्तु मेने दाजिलिगमे अपनी यह भूल 
समझी। उनमे कुटीकी इच्छा जितनी प्रवल थी उनका उतना छगाव राजनीतिसे न 
था। वे राजनीतिमें तो परिस्थितिसे मंजबूर होकर ही पडे थे। 

पाठकोको यह सोचनेकी जरूरत नहीं है कि हमारी बातचीत जिन विषयोपर 
हुईं थी वे सब समाप्त हो चुके है। मैने तो याददाइतसे खास-खास बातें लिखनेकी 
ही कोशिश की है। उन्होने कुछ यूरोपियो और मारतीयोका चरित्र-चित्रण भी किया 
था, भेते वह छोड दिया है। , 

हम भुख्यत चरखेके सम्बन्धमे नित्य बातचीत करते थे और नियमसे नित्य 
चरखा भी चलाते थे। वह पूरा घर एक कताई-घर बन गया था। महादेव, सतीश बाबू 
और में कुझछ कताई शिक्षकका काम करते थे। हम सभी देशवन्युको कातना सिलाते। 
उन्होने पटनामे मन छगा कर कताई सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने राजन 
बाबूसे कहा था कि कोई कताई शिक्षक दे। किन्तु वे तब बीमार होनेके कारण उसमें 
अधिक प्रगति नहीं कर सके थे। दाजिलिगमे उन्हे अधिक प्रगति करनेकी आशा थी। 
वे कहते थे कि मेरे बाँये कन्चेमे दर्द है, किन्तु जब यह चछा जायेगा तब में अधिक 


१. राधाखामी साम्दायके। देखिए “कुछ संस्मरण ”, २८-६-१९२०। 


दार्जिलिगके संस्मरण | ३७५ 


पाई कहूँगा। किन्तु में अपने हाथोंसे काम करनेमे बहुत कच्चा हूँ। मेरी पत्नीमे पूछें 
कि में इस वारेमे कितना लाचार हैं। बासन्ती देवीने कहा, 'वे ठीक ही कहते है 
वे अपनी सन्दुकका ताला खोलते है तव भी मे बलाते है? हक कह, अप 
बे रह हि का कस है तव भी मुझ बुलाते है।” मैने कहा, “स्थ्रियाँ बहुत 
अल होती है। आप छोटी-छोटी वातोमे भी अपने पतिको छाचार करती हे, जिससे 
और उसी तरह जोर-जोरसे हँस भी सकते थे। की वे रोते थे 3 कक 
जैसे उनकी पतली रोती है। उन्होने कक मय जल 
पर्ती राती है। उन्होने इस गहन शोकमे अपने अत्यन्त प्रिय परिजनोंके 
सम्मुख भी रोना अशोमनीय माना है। किन्तु देशवन्घु विशाल छोक समुदायोके सम्मुख 
टेस सकते थे और लोगोको हँसा सकते थे। हमारी गम्भीर वातचीत भी मुक्त हँसीसे 
आरम्भ होती जो घर-भरमे सुनाई देती। वे जानते थे कि मुझे पालथी लगाकर बैठना 
अच्छा लगता है। वे चारपाईमे छठे थे। में कुर्सीपर वैठा था। मे कभी अपने पैर लटका 
छेता और कभी कुर्सीमे ही पाकथी लगा कर वैठनेका प्रयत्त करता। वे मेरी इस 
वेचनीकों वरदाइत न कर सके। इसलिए उन्होने अपनी चारपाईपर अपने सामने एक 
तकिया रखवा, लिया और विस्तरपर ही एक सूती गलीचा विछवा कर मुझे उसपर 
विठ दिया। मेने उसपर आरामसे उनके सामने वैठते हुए कहा, 'इसे देखकर मुझे 
एक वातकी याद आ गई है, आप जानते है किस वातकी? वात चालीस साल पहले 
की है। में और मेरी पत्नी जब हमारा व्याह हुआ तब ऐसे ही बैठे थे। अब केवछ एक 
वात और करनी रहती है--पाणिग्रहण। कह वहीं सकता, इस सम्बन्बमे वासन्‍्ती 
क्या कहेगी ”। इसपर सारा घर जोरकी हेँसीसे गूंज उठा। दुख है यह हँसी अब कभी 
सुनाई न देगी। 
ये सस्मरण ८ जुछाईको वाँकुडामे लिखे गये थे। 'छॉड वर्कनहेडका भाषण कलकत्ते 
में ९ तारीखको छपा और मैने उसे उसी दिन सामान्यत- देखा। मैं ये टिप्पणियाँ १० 
तारीखकी लिख रहा हुँ। मेने अब यह भाषण गौरसे पढ़ लिया है। उससे इन सस्म- 
रणोका मूल्य और भी बढ़ जाता है। में कह सकता हूँ कि छॉड्ड वर्कवहेडके इस भापणसे 
देशवन्बुको कितनी चोट ऊरूंगी होती । किसी भी तरह सही, उनका यह खयाल बन 
गया था कि लॉड वर्केनहेड कोई बहुत वडा काम कर दिखानेवाले हे। मेरी नाकिस रायमे 
तो इस भाषणसे घोर निराशा होती है, इस कारण नही कि उसके द्वारा हमे कुछ 
मिला नही है, वल्कि इस कारण कि उससे भारत-मन्‍्त्रीपर तथ्योंसे विछकुल उलछटी वात 
कहनेकी जिम्मेदारी आती है। उनकी हर एक मुख्य वातका देशके प्राय प्रत्येक शिक्षित 
मनुप्यने खण्डन किया है, फिर चाहे वह किसी भी दलका हो। सबसे भारी हु खकी बाल 
तो यह है कि वे अपनी कही सभी वातोपर छायद विश्वास भी करते हूँ। अग्रेजोम 
आत्मवचनाकी गजबकी शक्ति होती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वे इससे कितनी 
ही दिककततलव हालतोमें से निकल जाते है; परन्तु उससे दुनियाकों, जिसके एक बड़े 
भागपर उनकी हुकूमत है, अपरिमित हानि पहुँचती है। वे भ्रमवश यह विश्वासकर 
लेते हैँ कि वे यह सब पूर्णत. नहीं तो मुख्यत. दुनियाके छाभके लिए करते हुं। 


३७६ सम्पूर्ण गांधी चाइमय 


यदि हो सका तो में इस अनोखे अभिनयकी समीक्षा आगामी अकमें करनेकी चेष्टा 
करूँगा। इस वीच हमारा कुछ कत्तेव्य उस मृत आत्माके प्रति है जिसने अग्रेजोको 
भारतवर्षके सम्बन्धमें पहलेसे अधिक विचार करनेपर मजबूर किया है। अगर वे 
जीवित होते तो इस समय क्‍या करते? इसमे निरुत्साहित होनेका कोई कारण नहीं 
और न रोष करनेका कोई कारण है। छॉर्ड वर्कनहेडसे कुछ उम्मीद रखनेकी कोई 
कारण-सामग्री हमारे पास न थी। उन्होने भारतमे अग्रेजी शासनकी प्रशसामे जो-कुछ 
कहा है वह कोई नई बात नही है। कोई परिश्रमी उपसम्पादक भी छॉरड् वर्कतहेडके 
ख्यातनामा पूर्वाधिकारियोके भाषणोमे) से ऐसी ही वातोके उद्धरण प्रायः इन्ही शब्दोमें 
प्राप्त कर सकता है। यह भाषण क्या है, हमे अपने पक्षकों सुव्यवस्थित वनानेकी 
चेतावनी है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है में इसके लिए उनका ऋतज्ञ ही हूँ। मेरे सामने 
देशवन्धुका नुस्खा मौजूद है। मेने वह पाठकोके सामने पेज भी कर दिया है। 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १६-७-१९२५ 


२२५. पत्र: महादेव देसाईको 
सिराजगजसे आते हुए 
शुक्रवार [ १० जुलाई, १९२५] 
चि० महादेव, ४ 


गाडी वहुत हिल रही है। लिखना जरूरी था इसलिए लिख रहा हूँ। यग 
इडिया ' की सामग्री यहाँते शायद सीधी भेजनी पडे। वह अभी तैयार नही हुई है; 
इसलिए शायद्व असम मेलसे ही भेजी जायेगी। उक्त न्‍्यासपत्र ले रखना। 


बापूके आशीर्वाद 


[पुनश्च :] यहाँ शायद तीन हजारके छगभग रुपये इकटूठे हो जायेगे। 
गुजराती पत्र (एस० एव० ११४३१) की फोटो-तकलसे। 


१. गांधीजी १० जुलाई, १९२५ को सिराजगण गये थे। 


२२६. गुरुद्वारा कानून ' 


[११ जुलाई, १९२५] 
५ अकाली आन्दोलनकी शुभ समाप्तिपर सिख और पजाव सरकार दोनों वधाईके 
पात्र है। इसके लिए देशके सैकडो बड़ेंसे-बडे वीरोको आत्म-बलिदान देनेकी जरूरत हुई 
और हजारो वीर अकालियोंको जेल जाना पडा। जेल्मे उन्हे क्या-क्या दुख भोगना 
पडा, जनता उससे परिचित ही है। ऐसा अदुभुत्त वलिदान व्यर्थ नही जा सकता था। 
हमें आशा करनी चाहिए कि गुरुद्वारोका सुधार अब अवाध गतिसे निरन्तर होता 
रहेगा। सरकारने अकाली कैदियोंको छोड दिया है और अखण्ड पाठ सम्बन्धी णर्तोकी 
पाबन्दीमे ढिलाई कर दी है। वह इसके लिए भी बधाईकी पात्र है। में देखता हूँ कि 
सरकारन अखण्ड पाठ तथा कंदियोकी रिहाईपर जो शर्तें छगाई है उनसे कुछ असन्तोप 
उत्पन्न हुआ है। अभी मेरे लिए इस सम्बन्धमे कोई राय देना मुश्किल है। इस टिप्पणीको 
लिखते समय (११-७-१९२५ को) भुझे सिर्फ एक छोटा-सा अखवारी तार ही मिला है। 
परन्तु यदि वे शर्ते अपमानित करनेवाली न हो और सिर्फ वतौर सावधानीके अथवा 
सरकारकी प्रतिष्ठा बताये रखनेके लिए लगाई गईं हों तो मै आशा करता हूँ कि अकाली 
मित्र उनपर अनावश्यक आपत्ति न करेगे। उनका मुख्य उद्देश्य तो गुरुद्वारोमें सुधार 
करना था। वह पूरा-पूरा सिद्ध हो गया है। में दूसरी बाते बहुत छोटी नहीं तो गौण 
अवश्य मानता हूँ। ऐसी हालतमे अकाली लछोग कंदियोकी रिहाई तथा अखण्ड पाठ 
सम्बन्धी सरकारकी लगाई शर्तोका अर्य बहुत खीचकर न लगाये तो अच्छा होगा। 
[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, १६-७-१९२५ 


२२७. यह तो बलात्‌ संयम है 


एक बाल-वियवाने, जिसने अपना नाम-पता भी लिखा है, अपना रोना इस प्रकार 
रोया है ' 

मेरे नाम ऐसे पत्र प्राय आते रहते है, यही नही वल्कि मे जहाँ-तहाँ वाल-विधवाओ- 
की दशा देखता भी रहता हुँ। में असख्य वहनोके सम्पर्कम आता हूँ, इसलिए उनके 
ढु खको समझ सकता हूँ। पुरुष उनके दु खमे जितना अधिकसे-अधिक हाथ बेटा सकता 
है, उतना बेँदानेके लिए में स्त्रीसम बन गया हूँ--और वैसा वननेके लिए और भी 
अधिक प्रयत्न कर रहा हूँ। में बहुत-सी बहतोकी माँकी कमी पूरी करनेकी कोशिश 
करता हूँ। इस कारण में इस बहनके दु खको भली-मॉति समझता हूँ। 


१. यह १७-७-१९२०के हिन्दुस्तानमें भी प्रकाशित हुआ था। 
२, पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। छेखिकाने इसमें गांधीजीसे अनुरोध किया था कि वे विधवाभकि 
प्रश्क्ों भी उप्ती प्रकार उत्साहसे द्वाथ्में लें जिस प्रकार उन्होंने भस्वृत्पोकि म्रश्षकों लिया है। 


३२७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मेरा यह दृढ मत होता जाता है कि दुनियामें बारूविधवा-जैसी कोई वस्तु होनी 
ही नहीं चाहिए। बाल और विधवा, ये दो परस्पर विरोबी शब्द है। वैधवब्य पमम * 
नहीं है, सयम घम्मे है। बलात्कार और सयम ये दोनों परस्पर विरोधी है -- एकसे 
मनुष्यकी अधोगति होती है और दूसरेंसे उन्नति) बलात्‌ पालन किया गया वैधव्य पाप 
है, किन्तु स्वेच्छासे पालन किया गया वैधव्य धर्म है, आत्माकी शोभा है और समाज- 
की पवित्रताकी ढाल है। यह कहना कि पन्द्रह सालकी बालिका विवेकपूर्वक वैधव्यका 
पालन करती है, अपनी उद्धतता और अज्ञान प्रकट करना है। पन्द्रह वर्षकी बालिका 
वेधव्यके कष्टोको क्या जान सकती है? माता-पिताका धर्म है कि वे उसके विवाहके लिए 
हर तरहकी सहूलियतें कर दे। एक कुरीतिके अधीन होना कायरता है और उसका 
विरोध करना पुरुषार्थ । 

पाटीदारोकी' विवाह-विधिके सम्बन्धमे और उनमे प्रचलित प्रथाओंके सम्बन्धम 
मेने बहुत-कुछ सुना है। अत. मुझे इस बहनके पत्रमे कोई अतिशयोक्ति नही दिंखाई देती। 

में युवती विधवाओको क्‍या सलाह दूँ? इसका विचार करते समय मुझे अपनी 
अक्षमताका भान हो जाता है। उन्हे विवाह करनेकी सलाह देना तो आसान है, परल्तु 
वे विवाह किससे करे ” उनके लिए वरकी खोज कौन करे? क्या वे गैर-बिरादरीमे 
ब्याह कर ले ? क्या उन्हे खोजनेसे वर नही मिल सकता है? क्‍या वे विज्ञापनसे वर ढूंढकर 
विवाह करे ? क्या विवाह कोई सौदा है? जहाँ लोकमत विरुद्ध अथवा उदासीन है वहाँ 
बाल-विववाओके लिए वर खोजना लगभग असम्भव है। और यदि सुयोग्य वर न 
मिले तो में उन्हे हर किसीसे विवाह-सूत्रमे बंध जानेकी सलाह कैसे दे सकता हूँ 

इसलिए में तो इन बाल-विधवाओके माता-पिंताओं तया अभिभावकोसे ही प्रायेता 
कर सकता हूँ। परन्तु 'नवजीवन' उनके हाथोमे कहाँ पहुँचता है? ये छोग तो प्रायः 
अखबार ही नही पढते। ऐसा घर्म-सकट उपस्थित है। 

फिर भी में विधवाओकों इतनी सलाह तो दे ही सकता हूँ कि वे झान्तिपूर्वक कष्ट 
सहन करे। वे अपने पुरुष या स्त्री अभिभावकोके सामने अपना हृदय खोलकर रखे और 
उन्हें अपनी तमाम इच्छाएँ वताये। यदि वे उतकी वात फिर भी त समझे या न माने 
तो वे इसकी चिन्ता न करे और यदि उन्हे योग्य वर मिल जाये तो उससे ब्याह 
कर ले। ऐसा वर खोजनेके लिए जिस तरह दमयन्ती, सावित्री और पावंती ने तप 
किया उसी तरह वे भी इस युगके अनुकूल और इस युगमे सम्भव तप करे। वह 
तप क्‍या है-- अभ्यास । विधवाके लिए अभ्यास -- शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
अभ्यास --- से बढ़कर मनको स्थिर करनेवाली दूसरी वस्तु नहीं। वे अपना एक-एक 
क्षण चरखेको देकर शारीरिक तप करे; अक्षर-ज्ञान प्राप्त करके मानसिक तप करे और 
आत्म-शुद्धि करके तथा आत्माकी पहचान करके आध्यात्मिक तप करे। उनके बडे-बूढ़े उन्हें 
इन तीने कार्योसे नहीं रोक सकते। और यदि रोकें भी तो उनका वह प्रयत्न व्यर्थ 
होगा। इन कार्योको करनेका अधिकार सभीको है। यदि वह अधिकार विधवाओको 
न दिया जाये तो वे अवश्य सत्याग्रह करे। 


१. शुजरातकी पंटेल जाति। 


* ज्वजीवन * बन्द करे ३७९ 


में जानता हैँ कि यह उपाय भी कठिन है। परन्तु सदुपाय कठिन दिखाई देते हे 
पर वास्तवम कठिन नहीं होते। यह भगवद्‌ वाक्य है। हे 
यदि विघवाओके अभिभावक न समझेगे तो पछतायेगे, क्योकि में हर जगह 
दुराचार होता देखता हैँ। विबवासे बलातू सथम सववानेसे उसकी, कुटुम्बकी या धर्मकी, 
का भी रक्षा नहीं हो सकती। में अपनी आँखोके सामने इन तीनोका नाथ होता 
 हूँ। 
बाल-विघवाओके सरक्षक पुरुष परिस्थितिको समझे। 
[ गुजरातीसे ] ; 
नवजोबन, १२-७-१९२५ 


२२८. “नवजीवन ' बन्द करें 


रु “ नवजीवन ” के एक पाठकने हरूम्बा पत्र लिखा है। में उसका सार अपनी भाषा- 
में देता हूँ, क्योंकि उसकी भाषा सक्षिप्त नहीं की जा सकती है। उनका कहना है: 


“नवजीवन में केवल चरखेकी ही चर्चा भरी रहती है, इससे पाठक 
ऊब गये है। आप जैसे प्रति मास एक शिक्षण अक निकालते है यदि वैसे ही 
प्रति मास 'चरखा अक ' भी निकाले तो उसमे पैसेकी बचत होगी और लोग 
शायव उसे पढेगे भी । चूँकि आप “ नवजीवन ' लछाभकी दुष्टिसे नही निकालते, इसलिए 
आपको ऐसी सलाह दी जा सकती है। यदि आपको “नवजीवन ' प्रति सप्ताह 
निकालना जारी ही रखना हो तो आप उसकी मार्फा छोगोको किसी नई 
प्रवृत्तिकी जानकारी दे और वह ऐसी हो जिमप्नप्ते अग्रेजोके मनमे भय उत्पन्न 
हो। आप तुर्कीकी ओर देखे, उसने क्या किया ? हम इस ससारमे तो यही देखते 
हैं; भय बिनु होय न प्रीति!। 
मुझे ऐसी सलाह देनेवाले लोग विरले नहीं हैँ। कभी-कभी उनकी गराओका 

समाधान करनेमे “नवजीवन' का हेतु स्पष्ट करनेका अवसर मिलता है, इसलिए इस 
विपयकी चर्चा अप्रासगिक नहीं। यह तो नहीं कह सकते कि “नवजीवन ' में चरश्लेकी 
ही चर्चा भरी रहती है, हाँ, यह कहा जा सकता है कि चरखेकी चर्चाको प्रवानता 
दी जाती है। किन्तु उसके जितने ग्राहक बचे है उनकी सख्या देखते हुए में कह सकता 
हूँ कि उन्हे मात्र चरखेकी ही चर्चा भी अप्रिय नही है। 

'नवजीवन ' द्रव्योपाजेनका साधन नही है। वह प्रत्येक प्रवृत्तिका प्रचार-साधन 
भी नही है। वह तो केवल मेरे विचारोके प्रचारका ही साधन है। नवजीवन' 
कर्ज लेकर नहीं चछाया जा सकता, उसका खर्च विज्ञापनकी आमदनीसे भी नहीं 
निकाछा जा सकता। वह एक या अनेक भिन्रोसे दान लेकर पाठकोकों मुफ्त भी नहीं 
दिया जा सकता। “नवजीवन” के पाठक खुद अपनेको उसका मालिक समझे। 
'तव॒जीवन उनके लिए मेरा साप्ताहिक पत्र है। उन्हे जवतक उसमे दिये गये विचार 


३८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पसन्द आते है तबतक वे उसे मूल्य देकर ले और संभाल कर रखे, क्योकि मैं प्रति 
सप्ताह उसमे अपना आत्मा उडेल्ता हूँ और जानता हूँ कि जिस रचनामें कोई अपडढ 
मनुष्य भी अपना आत्मा उडेढता है उसको पढने और उसपर विचार करनेमे 
कल्याण है। 

“नवजीवन' सत्याग्रहका अमूल्य मार्ग बतानेका साधन है। कह सकते है कि 
में इस सत्याग्रहत्रा उपयोग बतानेके लिए ही जीता हेँ। यह नई चीज नही है; 
किन्तु मेरा दृढ विश्वास है कि में पुरानी चीजको ही नई भाषामें और नये ढंगसे पल्छवित 
करके प्रकाशित कर रहा हूँ। में मानता हूँ कि सत्याग्रहके ही द्वारा स्व॒राज्य मिल सकता 
है। स्वराज्य हमारी साँस है। वह हमारे पास नहीं है, इससे हमारी अवस्था उस 
मनुप्यकी-सी हो रही है जो सॉस ही न के पा रहा हो। यदि में छोगोकों सत्या- 
ग्रहके मूलतत्त्व समझा सकूँ तो मेरा, देशका और ससारका मार्ग सरल हो जायेगा। 
में यह बात भली-भाँति जानता हूँ। हाँ, सम्भव है कि उस मार्गके बता पानेके पहले 
ही मेरा देहान्त हो जाये। 

परन्तु ऐसा हो भी तो कोई हानि नहीं। यह अटल नियम है कि पुण्यकर्मका 
नाश कभी नही होता। 

सत्याग्रह चरखके बिना असम्भव है। अन्न भूखो मरते मनुष्यका ईदवर है। इसीसे 
उपनिषद्ने कहा है, “अन्‍्न वै ब्रह्म” अर्थात्‌ अन्च ही ब्रह्म है। अन्न मनुष्यके शरीर 
बलसे उत्पन्न होता है। चूंकि हम पूरे शरीरबलका उपयोग नही करते, इसलिए हमे 
अपर्याप्त अन्न मिलता है। यहाँ छोग सालमे चार महीने आलस्पमे गुजारते हैँ। इसका 
परिणाम कुल मिलाकर यह हुआ है कि लोग क्षीण हो गये है। चरखा छोगोको सबल 
बनानेका और उनकी भूख मिटानेका एकमात्र अनुपम साथन है। वर्षाकी एक बूँदका 
कुछ असर नही होता, परन्तु जब असख्य बूंदे इकट्ठी हो जाती हैँ तब उनकी 
पोषक शक्ति ऐसी हो जाती है कि वह सारी दुनियाको हेर सार नवीन चेतना देती 
है। इसी तरह एक चरखेका असर भछ्ठे ही कुछ न होता दिखाई दे, परन्तु चरखा- 
समुदायकी शक्ति वर्षाके विन्दुओके समुदायके वराबर तो अवश्य है--ओऔर एक तरहसे 
तो उससे भी अधिक है। यदि पानीकी एक ही बूंद गिरती है तो बह व्यय जाती 
है। वहुत-सी बूँदे असमय गिरती है तो वे भी" हानि करती है। किन्तु चरखा एक भी 
चलाया जाये तो उससे एक आदमीको तो छाभ पहुँचता ही है। चरखेके लिए असमय 
तो होता ही नहीं। इसीलिए इस चरखेके अभिक्रम (प्रारम्भिक उद्यम) का ताश नहीं 
और इसमे प्रत्यवाय (हानि) भी नही; प्रत्युत इसके अल्प उपयोगसे भी मनुष्य महाभयसे 
मुक्त होता है।' 

मेरा यह दृढ़ विचार है। इस कारण यदि “नवजीवन” चरखेकी चर्चाको 
प्रधानता न दे तो फिर उसके लिए कोई कायें नहीं रह जाता। 


१. नेहामिक्रम नाशोउस्ति प्रत्यवायों न वियते। 
स्व्पमप्पत्म पमेसय त्रापते महतो भयात्‌॥ भगवदूगीता २-४० 


“ नवजीवन ” बन्द करें ३८१ 


परन्तु चरखा गान्ति-पाठ है। वह आत्म-बुद्धिका सकत साधन है। आत्मजुद्धि- 
के दूसरे साधन भी है किन्तु उनका विचार “नवजीवन में प्रसगोपात्त किया जाता 
है और किया जाता रहेगा। समस्त लेखोका मूल तो एक ही होगा--अआत्मणुद्धि, 
स्वराज्य और सत्याग्रह। 'नवजीवन ' का उद्देश्य है आन्तरिक गक्तिको वढ्ाकर स्वराज्य 
प्राप्त करना। इसलिए यदि 'नवजीवन” मे कौसिल-प्रवेश और ऐसे अन्य विवयोकी 
चर्चा भी किसी रूपसे की ही जाती है तो वहीतक की जाती है जहाँतक उसका 
सम्वन्व आत्मजूृद्धि या आत्मणक्तिके विकाससे है। “नवजीवन' फिलहाल पाठकोको 
गरमागर्म तीखी चीजे नहीं दे सकता, क्योकि उससे कुछ छाभ नही। केवल टीका-टिप्पणीमे 
समय खोना व्यर्थ है। दीका-टिप्पणी तभी उचित होती है जब उसके पीछे कुछ बछ 
हो। जो छोग इस वातकों समझते हूँ वे 'नवजीवन ' के महत्त्वकों अवब्य जान जायेगे 
'और उसका त्याग नहीं करेग। जबतक उसके पाठकोकी सख्या पर्याप्त रहेगी, वह 
तवतक चलेगा। किन्तु जब उसकी ग्राहक सख्या एक निश्चित सीमासे कम हो 
जायेगी तब मुझे उसे वन्द करनेमे न एक क्षणका विलम्व होगा और न क्षोम। 

और “नवजीवन ' के वन्द हों जानंपर भी मेरा चरखा तो कदापि बन्द न होगा। 
क्योकि उसको चलानेके लिए तो मुझे मित्रोकी भी आवश्यकता नही होती। 

लेखककी दूसरी सलाह यह है कि में अग्नेजोके मनमे भय उत्पन्न करनेवाली 
कोई बात लिखूँ। यह तो मेरे स्वभावके विरुद्ध है, अत- यह मुझसे नहीं हो सकता। में 
तो अग्रेजोको प्रमसे जीतना चाहता हूँ | सम्भव है कि हिन्दुस्तान ऐसा न कर सके 
और भय पैदा करनेका मार्ग ग्रहण करे। वह ऐसा कर सकता है। परन्तु इसके लिए 
उसे मेरी सहायताकी आवश्यकता नहीं होगी; क्योकि में उस तरहका सिपाही नहीं 
हुँ। में जिन-जिन हथियारोकी तजवीज कर सकता हूँ उन सबका भूल प्रेम अथवा सत्य 
ही होता है। मेरी तजवीजमे भूल हो सकती है--हेतुमे कभी नहीं। 

यह है, 'नवजीवन की और मेरी मर्यादा। 

एक अन्य पाठकने एक दूसरा सुझाव दिया है। में यहाँ उसका भी विवेचन कर 
दूँ। उसका कहना है कि 'नवजीवन का पाँच पैसा मूल्य पाठकोके लिए बहुत अधिक 
है। अत यदि उसका मूल्य एक पैसा कर दिया जाये तो उसके ग्राहक वहुत-से छोग 
वन जायेगे और ' नवजीवन ' को पाससे घाटा न देना पड़ेगा। जो हिंसाव-कितावके वारेमे 
कुछ जानते है वे समझ सकते है कि किसी वस्तुका मूल्य एक निश्चित सीमासे कम 
रखे तो उस अवस्थामे ज्यो-ज्यो उसकी खपत वढती है त्यो-त्यो उसका घाटा भी बढ़ता 
है। इसका बर्थ यह है कि जो वस्तु छाभके साथ वेची जा रही हो उसीकी खपत 
बढनेमे लाभ रहता है। जो पत्र हानि उठाकर मिकाला जाता हो, उसकी खपत 
बढ़नेंसे तो हानि ही बढ़ेगी। जब नवजीवन का श्रकाणन आरम्भ किया गया तब वह 
हानि उठाकर ही निकाला जाता था। उसका चन्दा हिंसाव लगानपर जो उचित 
छगा वही रखा गया है। वह लागतसे कुछ मय है, अत. जब उसके ग्राहक वढ़ते 
हूँ तव उसका छाभ्र भी बढता है। यदि कोई मनुष्य यह कहे कि उसका मूल्य यह 
लाभका अंग निकालकर रखा जाये तो उसे जानना चाहिए कि यह छामका अगर इतना 


३८२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


नही है कि उसके मूल्यपर उसके निकाल देनेका कोई खास असर हो।' 'तवजीवन' 
एक पैसे या दो पैसेमे बेचा जा सके, ऐसी स्थिति नही है। किन्तु इसके साथ मुझे यह 
भी वता देना चाहिए कि जहाँ जहूरत जान पड़ती है वहाँ वह विलकुछ विना मूल्य 
ही भेजा जाता है। मेरी जानकारीमे ऐसे लोग अधिक नही है जिन्हे ' नवजीवन' का 
मूल्य देना भारी पडता हो, किन्तु जो, यदि यह भुफ्त मिल जाये तो, इस पत्रको पढनेके 
लिए उत्सु्क॑ रहते हो। यदि कोई ऐसे छोग हो तो में उनका नाम और पते अवश्य 
ही जानना चाहता हूँ। क्योकि कुछ मित्रोने 'नवजीवन” बिना मूल्य भेजनेके लिए 
रुपया देनेका वचन दिया है। में उसका उपयोग अधिकारी पाठकोको पत्र देनेके लिए 
अवश्य करूँगा । ऐसे छोग व्यवस्थापककों पत्र लिखे। वे उचित समझेगे तो उन्हे 
* नवजीवन बिना मूल्य या कम मूल्यमे दे देंगे। किन्तु पाठकोकों जानना चाहिए कि 
यह खर्च कोई-न-कोई सित्र ही उठायेगा । उसे 'नवजीवन” नहीं उठायेगा क्यों कि 
उसमें यह खर्चे उठानेका सामथ्यें नही रहा है। ह 

लेखकका खयाल यह भी जान पड़ता है कि 'नवजीवन' अब भी 'यग 
इंडिया! का घाटा पूरा करता है। ऐसी भी कोई बात नही है। 'यग इडिया' के 
प्रकाशनमे अब घाटा है ही नही। हाँ, ' हिन्दी चवजीवन ' की स्थिति अभी वैसी अवद्य 
सानी जा सकती है। अभी उसकी ग्राहक सख्या इतनी नहीं हो सकी है कि वह 
स्वावलम्बी माना जा सके। अभी उसमें कमी-बेशी होती रहती है। किन्तु उसका 
खर्च भी अब अकेले “नवर्जीबन के पाठक नहीं उठाते। उसका खर्चे समूचा संस्थान 
अर्थात्‌ उसके समस्त विभाग उठाते है। इस खर्चको मित्र लोग उठा सकते थे; किन्तु वे 
जानते है कि यहाँ वह परिवार बाह्य सहायता स्वीकार न करनेकी अपनी प्रतिज्ञा 
नही त्याग सकता; तब वे इस प्रकारका आग्रह .कैसे करें? 

[गृजरातीसे | 
नवजीवन, ॥ २०७-१ ९२५ 


१. यहाँ मवजीवचके ध्यवस्थापककी निम्नलिखित ट्पिणी थी: 

गत ३० जूनकों नवजीवनके सम्बन्धमें दो परिवतेन करनेका निश्चय किया गधा हैः 

एक : जब नवजीवनके कागजका वर्तमान संग्रह तमाप्त दो जाये तव नवजीवनमें वढिया किस्मके 
कागजका उपयोग किया जाये। 7 ४ 82४ ७ 

दो: इस समय नवजीवनमें विशेष सामभी देनेके उद्देश्यते कोई परिशिष्टक निकाण जाता है तो 
ग्राइकेंसे उसका मूल्य मलय लिया जाता है। भव यह बन्द करके ( सितम्बर १९२५ से ) नवजीवनका 
सातव| वर्ष आरम्भ दोनेपर जब उसमें विशेष सामग्री दी जाये भौर उसके अतिरिक्त पृष्ठ छापे जायें तब वे 
जैसे पहछे पाठ्कोंको बिना मूल्य दिये जते ये, वेसे ही दिये जायें 


२२९. खादी प्रतिष्ठान 


” नवजीवन ” के पाठक जानते है कि में बगाल खादी प्रतिष्ठानके कार्यसे कितना 
प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे विवरणकों पढ़कर भाई लक्ष्मीदासने' भाई मथुरादासको प्रतिष्ठानके 
निरीक्षणके लिए भेजा था। उन्होने अपनी जॉचके फलस्वरूप अपना मत लिपिवद्ध 
करके उसकी एक नकल मुझे भेजी है। मैने अपना निरीक्षण भले ही सावधानीसे 
क्यो न किया हो, किन्तु वह शास्त्रीय नहीं माना जा सकता। भाई मथुरादासका 
निरीक्षण शास्त्रीय है, क्योकि उन्होनें इस विपयका विशेष-रूपसे अध्ययन किया 
है। उन्होने अन्य सस्याओकी जाँच भी सावधानीसे की है और वे उनका हिंसाव 
जबानी वता सकते हैं। इससे में उनके निरीक्षणकों अपने निरीक्षणकी अपेक्षा अधिक 
महत्त्वपूर्ण समझता हूँ | मेरे निरीक्षणके विवरणसे पाठक मेरा मत जान सकते है, उन्हे 
उसमे प्रमाण कम मिलेगे किन्तु शास्त्रीय निरीक्षणके विवरणमे पाठकोकों मेरे मतके 
समर्थक प्रमाण भी मिलेगे। भाई मथुरादासका निरीक्षणका विवरण ऐसा होनेके 
कारण इसी अकमे अन्यत्र दिया गया है। 

मैं चाहता हूँ कि खादीके कार्यकर्ता उनके विवरणको ध्यानपूर्वक पढे। खादी 
प्रतिष्ठानमें एक व्यापारिक पेढीकी भॉति कार्यकर्त्ताओसे विधिवत्‌ काम लिया जाता है 
और. उन्हे पूरा बेतन दिया जाता है। यह उस सस्थाकी विशेषता है। इसके बावजूद 
उस सस्थामे त्यागी लोग है। इसका पहछा कारण यह है कि इसके दो मुख्य कार्यकर्ता, 
आचार्य राय और उनके दाहिने हाथ सतीश बाबू दोनो त्यागी है। इसका दूसरा कारण 
यह है कि व्यापारियोके समान कार्यपद्धति रखनेपर भी इसके पीछे स्वार्थ नही है। 

मैने जरूपाईगुडीके व्यापारियोसे कहा था कि व्यापार हिहुस्तानकी भुक्तिकी 
चाबी है। हमारे ध्यापारियोने इस व्यापारके लिए ही हिन्दुस्तानको पराधीन बनाया 
था। इसलिए जब व्यापारी वर्ग ही स्वार्थके बजाय परमार्थेकरी साधना करेगा तब 
हिन्दुस्तान जागृत होगा। यदि व्यापारी करोड़ो रुपये दानमें दे तो वह काफी नहीं है। 
रुपये तो वे दे ही रहे है, किन्तु जब वे अपनी वुद्धि भी हिन्दुस्तानकी सेवामे गा 
देगे तभी यह कार्य सिद्ध होगा। ऐसा व्यापारी .अपने लिए नहीं वल्कि हिन्दुस्तानके 
हितार्थ धनसग्रहका विचार करेगा। फिर वह यह नही सोचेगा कि हिन्हुस्तानके हितार्थ 
भी किस धस्वेमें अधिक धन मिलेगा, बल्कि यह देखेगा कि किस घन्धेंसे हिन्दुस्तानके 
अधिकसे-अधिक छोग गाँवोमे अपने घरोमे रहते हुए अधिकसे-अधिक कमाई कर सकते 
है। ऐसे कुछ व्यापारी हमें मिले है, इसीलिए तो वह प्रगति हो रही है जिसे हम 
देख रहे है। यह प्रगति साधारण त्रैराशिकसे जानी जा सकती है। 

में सतीश बाबूके कार्यकी सराहना करता हूँ, क्योकि उन्होंने अपना छाखोका 
व्यापार छोडा है और अपनी बुद्धि, कुदुम्य और घन खादी प्रचारके निमित्त अपित 


१, सावरमती आम्रमम्ने ल्क्मीदात बातर! 


३८४ सस्पूर्ण गाधी वाहमय 


कर दिये है। किन्तु फिर भी उनको अपने इस त्यागका तनिक भी ख़थाछू नहीं है 
अथवा कहना चाहिए कि उन्हे इसका तनिक भी अभिमान नही है; क्योकि उन्हे 
इस त्यागमे सुखकी अनुभूति मिक्लो है। वे इस त्यागके बिना रह नहीं सकते। 
पाठक इस सराहनासे यह ने समझे कि सतीश बाबूके कार्यकी आछोचना 

व्यापारिक दृष्टिसे की ही नहीं जा सकती। किन्तु यदि की जा सकती हो तो इसमें 
उनका दोष नहीं है। इसका कारण इस कार्येविषयक उनके ज्ञानकी कमी है। यह 
कमी अनुभवसे दूर हो जायगी। हम तो इतना ही चाहते हें कि इस तरहके दूसरे 
बहुतसे कुणल व्यापारी अपना सर्वेस्व त्याग कर अपने स्वार्थके लिए नही, किन्तु देदाके 
हितके लिए खादीका व्यापार करने छगे। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १२-७-१९२५ 


२३०. टिप्पणियाँ ' 


पिछले वर्ष अखिल भारतीय काग्रस कमेटीने सूत कातनके सम्बन्धमे जो प्रस्ताव 
पास किया था, उसके अन्तर्गत अखिल भारतीय खादी वोडंको जो सूत मिला है उसने 
उसका सक्षिप्त विवरण मुझे भेजा है। विवरण इस प्रकार है. 

इस विवरणसे हमें कुछ महत्त्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। हर संस्था एक यन्त्रकी 
तरह होती है। जैसे यन्त्रकी एक भी कील ढीली हो तो यन्त्र उस हृदतक कमजोर 
हो जाता है और कभी-कभी तो टूट भी जाता है। वैसा ही सब संस्थाओके और 
मुख्यत* रचनात्मक कायें करनेवाली सस्थाओके सम्बन्धमें है। यदि उनकी छोटीसे-छोटी 
विगतकी भी सावधानी न रखी जाये तो उनके उत्पादनमें अन्तर आ जाता है। 
कमजोर सूत, जो ठीक वटा न हो, ठीक तरह अटेरा हुआ न हो और ऐसा प्रत्येक 
दोष खादीको कमजोर बनाता है, बुनाईका दाम बढाता है और उससे वुनाईमे भी 
देर ऊुगती है। हम यह भी देखते है कि खादीके उत्पादनमें जो जिथिलता हुई है 
उसका कारण केवल कताईके दोष ही है। 

कातनेंवाले चेतें 

इस खादीकी कीमत वाजार भावसे रखी गई है। क्योकि इसकी मात्रा इतनी 
कम है कि उसकी कीमत घटाकर वेचनेका कोई अर्थ नहीं होता और कीमत 
घटानेके वाद उस खादीको छेनेका प्रथम अधिकार किसे रहे, यह प्रश्न भी उठता है। 
ऐसा प्रश्न इस थोडी-सी खादीके सम्वन्धने नहीं उठना चाहिए, इस कारण भी मेने 
इस खादीकों वाजार भावसे वेचनेकी सलाह दी है। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १२-७-१९२५ 


२. पद्ाँ नहीं दिया जा रहा है। 


२३१. सम्मति : दर्शक-पुस्तिकामे' 


१२ जुलाई, १९२५ 


हे एस पुस्तक पढना अच्छा है, पर हम उत्कृष्ट साहित्यमे जो-कुछ पढे उसे 
अपने जीवनमे उतारना कही अधिक अच्छा है। 


मो० क० गांधों 


गांघीजीके स्वाक्षरोमे भूछ अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०५१) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य . सार्वजनिक पुस्तकालय, इलाहाबाद 


२३२- भाषण : राजशाहीकी सार्वजनिक सभासें 


१२ जुलाई, १९२५ 
सानपत्र तथा भेंट देनेवालोंको धन्यवाद देनेके बाद गांधीजीने बताया कि मेरे 
इस दौरेके दो उद्देश्य हे। उनमें पहला देशबन्धु स्मारकके लिए १० राख रुपया इकट्ठा 
करना है। मुझे पुरी आशा है कि राजशाहीके बड़े-बड़े जमींदार, वकील और व्यव- 
सायी स्मारक कोषमें समुचित दान देंगे। से प्रत्येकसे यथाशक्ति योग देनेका अनुरोध 
करता हूँ। लाखों छोग देशबन्घु दासके निघनपर दुःखित हे। देशबन्धुके प्रति इस अगाध 
प्रेमका उपयोग मे हिन्दुत्तानको शक्ति और सामथ्यंको बढ़ानेकी दिश्वामें करना 
चाहता हूँ। हमारा पहला कत्तंव्य देशबन्धुके स्पारकर्म यथाशक्ति दान देकर उनकी 
इच्छाओंकों पूरा करना है। 
देशबन्घुके साथ वाजिलिगमें हुई अपनो बातचोतका हवाला देते हुए महात्माजोने 
बताया कि देशबन्धुने जोर देकर यह बात कही थी कि गाँवोंके पुनर्गठनके बिना कुछ 
भो नहीं किया जा सकता तथा इस पुनर्गठनके लिए सबसे आवश्यक चीज है चरखा। 
में आपसे दिवंगत वेशबन्धुको इच्छाके अनुसार काम करनेका अनुरोध करता हूँ अर्थात्‌ 
(१) आप नियमसे प्रतिदिन आधा घंटा कातें, (२) खद्दर पहनें और (३) हिन्दू 
और मुसलमान आपसमें मेलसे रहें। दाजिलिगमें मेरे और देशबन्धुके वीच हुई बात- 
चीतका यही एक मुख्य विषय था। ' 


१. गांधीजीने यह टिप्पणी राजशाही सार्वजनिक पुस्तकाल्यकी दशेक-पुस्तिकामें लिखी यी। 

२, समभामें गाधीनोकों स्वागत समिति, नगरपाल्कि, जिछा व स्थानीय वोर्डो तथा अन्य सार्वजनिक 
उंस्थाओंकी भोरसे मानपत्र भेंट किये गये थे। उत्तरमें दिये गये गाधीजीके हिन्दी भाषणका वगछामें अनुवाद 
सतीशचनद दासग॒प्तने किया था। मूछ हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 

३. कम नामक जगहमें वने पीतल्के वतेन और एक पेटो चरद्धा मेंटमें दिये गये थे। 


२७-२५ 


३८६ संम्पूर्ण गांधी वाद॑मय 


सहात्माजीने आगे बोलते हुए कहा कि देशवन्धुकों किसी व्यक्तिसे चुणा नहीं 
थी तथा उन्होंने अपने जोवनसे यह प्रदक्षित कर दिया था कि अस्पुश्यताका घर्ममे 
कोई स्थान नहीं -है। यदि चास्तवमोें आपके मनमें देशवन्धुके प्रति प्रेम और अनुभूति 
है तो में आपसे उनकी इच्छाओंके अनुप्तार कार्य करके स्व॒राज्य प्राप्त करनेका अन- 
रोध करता हूँ। हि 
[ अग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, १७-७-१९२५ 


२३३. प्रश्नोंके उत्तर" 


जैसोर जाते हुए गाडडीमें 
[१४ जुलाई, १९२५ या उससे पूर्व |' 
प्रन्‍त्त (१) क्‍या आप यह सोचतें हे कि आप कांग्रेसके सदस्य बने रहे, इसीलिए 
उसके सिद्धान्तोंको बदल दिया जाना चाहिए। आपके विचारसे क्या यह रद्दोवदल 
आवश्यक है? आपको जो सिद्धान्त सान्‍्य है, क्या आप उसकी व्याख्या करेंगे। 
उत्तर: यदि मताधिकारके नियममे रद्ोवदलक किया ही जाना हो तो खरीदकर 
सूत देना बन्द कर दिया जाना चाहिए। 

(२) यदि मतदानको पातन्रताके लिए वाधिक चल्देके साथ-साथ विकल्पके खरुपें 
सुतकी एक निरद्िचत सात्रा देनी भी हो तो क्या यह आपको मान्य होगा? 

ऐसी हर वात जो स्वराज्य दलको मान्य है मुझे भी मान्य है। 

(३) यदि कांग्रेस सुत सम्बन्धी सदस्यताकी शर्तकों समाप्त कर देती है और 
स्वराज्यवादियोंकों विधानसभाओँमें राजवीतिक कार्यकों निश्चित करनेका अधिकार 
देनेके बजाय कौंसिलोंके कार्यके साथ-त्ाय अयना स्वयंका राजनीतिक कार्यक्रम बनाती 
है तो क्या आप उसे कार्यान्वित करतेमे मदद देंगे? 

इस समय तकके अपने विचारोको देखते हुए मे समझता हूँ कि में ऐसी सस्था- 
का नेतृत्व नही कर सकूँगा। 

(४) आपको रायमें कॉंसिलॉके अन्दर और बाहर कांग्रेसका कार्यक्रम क्‍या 
होना चाहिए? 

वर्तमान कार्यक्रम ही। 

(५) क्या जाप यह समझते है कि केवल संवेधानिक आन्दोलनके बलपर ही 
अंग्रेजोंको स्वराज्य देनेपर बाध्य किया जा सकता है? 


१. बधॉग्चे ऋॉनिकलने विमिन्‍्न राजनीतिक दर्के नेताओंके पास राजवीतिक एकतासे सम्बन्धित 
कुछ प्रश्न उनके विचार जाननेके छिए भेजे ये। 2 

२, गांधीनी १३ जुरूईको कल्कता और १४ जुलाईको जैतोरमें ये। यह निश्चित नहीं दे कि गांधीनी 
कल्कतासे जेत्तोरके लिए १६ जुराईको रवाना हुए थे या १४ को। 


प्रंडनोके उत्तर ३८७ 
में ऐसा. नही सोचता। 

(६) यदि असंवेधानिक आन्दोलन आवश्यक हो तो आप कांग्रेसको किस या 
किस-किस प्रकारकी सीधी कारंबवाई करनेकी सलाह देंगे? बया आप करबन्दीको मुद्दा 
बनाकर विधानप्रभाभोका चुनाव लड़नेकी सिफारिश करेगे? 

इस समय तो कर न देनेके वजाय सबिनय अवज्ञा ही उपयुक्त सीधी कार्रवाई 
होगी | 

(७) क्‍या आप स्वयं विदेशों कपड़ा पहनना छोड़नेकों तेयार हे? यदि आप 
अब भी इसे इस्तेमाल करते हे तो क्‍या आप स्वदेशो आल्दोलनकी सहायता करने 
लिए इसे छोड़ देंगे? 

मैं विदेशी कपडा नहीं पहनता। जहाँतक मेरा सवाल है खद्दर पहनना स्वदेशीके 
लिए अत्यावश्यक है। 

(८) यदि आप अपने जिलेसे कॉसिलके सदस्य चुन लिये जाते हे तो क्‍या 
वर्तमान परिस्थितियों्में आप मन्‍्त्रीपद मंजूर करेंगे? 

ईद्वरको लाख घन्यवाद; में कानून इसके अयोग्य हूँ। | 

(९) यदि रीडिंग धर्कनहेडकी बातचीतसे आपको निराशा हुई है तो रोषपुर्ण 
सभाओं व जुलूसोंके साथ-साथ आप जनताकों और क्या कदस उठानेकी सलाह देंगे? 

यदि मुझमे शक्ति हो तो इस निराशाका उपयोग में केवछ एक ही सम्भव 
बातके लिए करूँ, वह है विदेशी कपडेका वहिष्कार। 

(१०) यदि भारतीय राष्ट्रमण्डल विधेयकको मुख्य व्यवस्थाएँ आपको सन्‍्तोष- 
प्रद लगती हे तो अक्तूबर, १९२६ से पहले इसके ब्रिटिश संसद हारा पास न किये 
जानेकी हालतमें क्या आप कांग्रेससे कर न देनेके मुद्देकों लेकर चुनाव लड़तको 
सलाह देंगे? 

इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। । का 

(११) कया आप यह समझते हे कि रचनात्मक कार्यक्रकों उत्तेजन देनके 
लिए स्व॒राज्यवादी सरगर्माति कार्य कर रहे हे? | 

सब जगह और सभी स्वराज्यवादी ऐसा नहीं कर रहे है। 

(१२) आपक्ती रायमें क्या कांग्रेसियों और इंडिपेंडंटो अथवा नरमदलीय लोगोके 
दष्टिकोणों तथा राजनीतिक तोर-तरीकोंका अन्तर इतना महत्त्ववृग है कि उनमें 
आपसी समझौता करके कोई संयुक्त कदम नहीं उठाया जा सकता ? 

दीखता तो ऐसा ही है। पर में चाहता हूँ कि ऐसा न हो। 

| अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-७-१९२५ 


२३४. सत्यपर कायम रहो 


बकरीदके दिन खिदरपुरमे हिन्दुओं और मुसलूमानोमे जो दगा हुआ मैने उसका 
हाल देकर पाठकोको चिस्तामे नहीं डाला, हालाँकि में खुद दगेके कुछ घटे वाद 
सयोगसे मौकेपर जा पहुँचा था। मेने ख़िदरपुरसे रसा रोड लौटते ही एसोसिएटेड 
प्रेसके प्रतिनिधिसे काफी देर मुठाकात अवश्य की थी'। उसमे मैने सोच-विचारके उपरात 
अपनी यह राय दी थी कि हिन्दू मजदूरोका कार्य बिलकुल अनुचित था। मेरे इस वक्‍तव्य- 
को पढ़कर कुछ हिन्दू मुझ्पर बहुत नाराज हुए है और उन्होने मुझे इस बातपर कि 
मेने हिन्दुओका दोष बताया, चिट्ठियाँ लिखकर बहुत गालियाँ दी हूँ और जली-कटी 
सुनाई है। उनमे से एक लेखक कहते हैँ कि में अपना कोई मुसछूमानी नाम रख हूँ। 
में इन पन्नोका उल्लेख यहाँ यह दिखानेके छिए करता हूँ कि हमारे कुछ छोगोमें अपने 
मजहबके लिए अधा जोश किस हृदतक बढ गया है। हम अपना कोई भी दोष 
देखना ही नहीं चाहते। जब किसी धर्म-विशेषके बहुसर्यक अनुयायियोकी सामात्य स्थिति 
ऐसी हो जाती है तब समझ छेना चाहिए कि वह घमर्म अस्त हो रहा है; क्योकि 
असत्यकी नीवपर स्थित कोई बात अधिक समयतक नहीं टिक सकती। 

में तो यह कहनेका साहस- करता हूँ कि विना किसी रिआयतके हिन्दू मजदूरोका 
दोष बताकर मैने हिन्दूधर्मकी सेवा ही की है। मेरी इस स्पष्टोक्तिपर खुद मजदुरोने 
भी नाराजगी नही दिखाई थी; वल्कि उलछटी उसके लिए क्ृतज्ञता ही व्यक्त की थी। 
उनको अपने कृत्यपर पश्चात्ताप हुआ, उन्होने अपने कसूरको कबूछ किया और सच्चे 
दिलसे उसके लिए मुआफी माँगी। 

मैने जो-कुछ खुद अपनी आँखोसे देखा और अपने मनमे अनुभव किया, में उसे न 
कहता तो क्या करता ? कया में गुनहगारोको वचानेके लिए सचाईको छिपाता ? जब 
आधी रातके वक्‍त हर जगह जा पहुँचनेवाले सवाददाता मेरे पास पहुँचे तब क्या" मे 
उनसे वातचीत करनेसे इनकार कर देता ”? उस समय जब कि सत्य कहनेका प्रसग था, 
यदि में सत्य कहनेमे आगापीछा करता तो में अपनेको हिन्दू कहनेका अधिकार खो 
देता; अपनेकों काग्रेसके सभापति पदके अयोग्य साबित करता और एक सत्याग्रहीके 
तोरपर अपने नामको धब्बा छुगाता। हिन्दू छोग मुसछमानोपर जो अपराध छगाते हुए 
नही सकूचाते उन्हे चाहिए कि वे स्वयं उसे न करे अर्थात्‌ पहले बुरा काम करना और 
फिर झूठ बोलकर उसे छिपाना। 

एक पत्रलेखक कहते हैं, जब दिल्‍्लीमें हिन्दुओंने आपकी सहायता चाही तब 
तो आपने यह कह दिया, क्या करूँ, निरुपाय हूँ ', जब रूखनऊमें आपको बुलाया गया 
तो आपने टालमटोल कर दी, किन्तु अब जब हिन्दुओको दोपी ठहरानेका अवसर आया 
तब आप फौरन मौकेपर जा धमके और आपने उनके सम्बन्धर्में बिना विचारे अपना 


१. देखिए “ वक्तव्य: एसोसिए्टेड प्रेत ऑफ इडियाको ”, २-७-१९१५। 


सत्यपर कायम रहो / ३८९ 


फतवा दे दिया। पाठक इस वातको जान छे कि मैं वहाँ हिन्दुओकी 
हिन्दूके द्वारा निमन्‍्त्रण मिलनेपर तथा पहलेसे वहाँ गये ं शी रन मजा 
'ई गया था। मेरी वेबसीके रहते हुए भी जब दरअसल छडाई हो रही हो और 
खासकर जब दोनो पक्षोकी तरफसे बुलावा आये तो मुझे उनको वचानेके लिए वहाँ 
दौड जाना चाहिए । जब मुझे किसी झगडेको निपटानेके लिए या रोकनेके लिए एक 
पक्षके लोग बुलाते है, तब चूंकि एक वर्ग-विशेषके हिन्दुओं और मुसलमानोपर अब मेरा 
प्रभाव नही रहा है इसलिए मे अपनी छाचारी बता देता हूँ। में समझता हूँ कि इन दोनो 
हालतोका अन्तर इतना साफ है कि उसे खोलकर वतानेकी आवश्यकता नही है। 

जी कक परल्तु पत्रलेखक कहते ह॑ और मुझसे मिलनेके किए आये हुए हिन्दुओके एक 
शिष्टंमण्डलने भी कहा कि आपने हिन्दुओकी जो तीव्र भत्संना की है उससे मुसलमानो- 
को निर्दोप छोगोपर हमला करनेका प्रोत्साहन मिला है और मुसलमान गुण्डोके हाथों 
बाजारमे हिन्दू दुकानदारोके लुटने-पिटनेका खतरा पैदा हुआ है। यदि मेरे हिन्दुओके 
कुकृत्योकी निन्‍्दा करनेका फछ यह हो कि मुसलमान छोग कुकृत्य करने लगे तो 
इससे मुझे दुख होगा। परन्तु इतना होते हुए भी मे उचित काम करनेंसे पीछे न 
हदूगा। फिर मुसलमानोकी वदलेकी कार्रवाइयोसे हिन्दू डरे भी क्यों? यदि हिन्दू 
मेरे अहिंसा और सहिष्णुताके उपायका अनुसरण न कर सके और में जानता हूँ कि 
जमीन-जायदादवाले छोगोके लिए वह मुश्किल है तो हिन्दुओके लिए जो उपाय 
सम्भव हो उससे आत्मरक्षा करना उचित ही होगा। हम चाहे हिन्दू हो चाहे मुसल- 
मान, हम जब अपनी भीझता छोड देगे और आत्मरक्षा करनेकी कला सीख हछेगे, 
हम तभी मनुष्य कहा सकेगे। जो लोग स्वय अपनी रक्षा करना न सीखकर औरोके 
द्वारा अपनी रक्षा करना पसन्द करते है उनके सिरपर एक खास खतरा हमेशा मेड- 
राता रहता है और वे चाहे कितनी ही आँखे क्यो न मूँदे, वह टक नहीं सकता। 
मेरी खिदरपुरके हिन्दुओकी भर्त्सनासे उन छोगोकी भत्सेना अवश्य ही नहीं होती 
है जो आक्रमण किये जानेपर उनसे अपनी रक्षा करते है। यदि में देखता कि हिन्दुओ- 
ने पहले खुद मार-पीट नही की है, बल्कि आत्मरक्षाके लिए हर तरहके सकटोका 
सामना किया है और उसमे प्राण भी दिये है तो में उनकी बीरताकी प्रशसा करता । 
परन्तु जहाँतक मुझे पता है, खिदरपुरमे उनकी सख्या बहुत भारी थी और उन्होने 
खुद मारपीट शुरू की थी। मुसलमानोने उसके लिए कोई कारण नहीं दिया था। 
जिस तरह मेने गुलबर्गा और कोहाटमे किये गये मुसलमानोंके कुक्ृत्योकी, जो मेरी 
रायमे बिलकुल अनावश्यक थे, सहज ही भर्त्सना की थी, में उसी प्रकार उत्तेजनाका 
कारण मिले बिना की गई इस हिसाकी भर्त्सना भी बिना झिझके करूँगरा। में एक 
वारके जवाबमे दो वार करनेकी बात भी समझ सकता हूँ, परन्तु किसी किस्मकी 
उत्तेजना या खास मौकेपर उत्तेजनाके कारणके बिना किये गये वारके सम्वन्धमे अपने 
मनको कंसे समझा सकता हूं? 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १६-७-१९२५ 


२३५. “ठमानो हॉल ' क्या है? 


देशवन्धुकी स्मृतिमे जो श्रद्धांजलि-सभा की गई थी, उसमे मैने उनपर लगाये 
गये टमानी हॉलके तरीके बरतनेके आरोपके विरुद्ध जो सफाई दी थी, उसपर आपत्ति 
की गई है। आपत्तिका आधार है श्रद्धाजलि-सभामें ऐसी वातका उल्लेख करना। 
मेरा खयाल है कि सुरुचि क्या होती है, में यह समझता हूँ। में क्या कर रहा हूं 
सो मैं जानता था। में कलकत्ताके छात्रोके सम्मुख्त देशवन्धुका जीवनवृत्त प्रस्तुत कर 
रहा था। मेरे मनमे देशवन्धु द्वारा टमानी हॉलके तरीके अख्तियार करनेकी जो दबवी- 
दबी चर्चा चलती रहती है, मौजूद थी। और चूंकि इस मामलेमे उनके साथ हुई 
वातचीत भी मुझे बिलकुल स्पष्ट याद थी, इसलिए मुझे ऐसा छूगा कि यदि में छात्रों- 
को यह निश्चय न करा दूँ कि वह आरोप निराघार है तो में अपने सायीकी पवित्र 
स्मृतिके प्रति झूठा बनूँगा। आखिर हम अपने प्रसिद्ध देशवासियोकी स्मृतिको उनके 
दोषोपर आवरण डालकर तो सम्मानित नहीं करना चाहते। हमें इस बातकी छूट 
होनी चाहिए कि हम अपने वीरोकी स्मृतिको सदा अपने हृदयमें रखनेके साथ ही 
उनके प्रमाणित दोषोंको भी स्वीकार करे। झूठी सुरुचि, सुरुचि नही है। यदि देशवसन्चु 
टमानी हॉलके तरीके बरततेके दोषी हे तो हम इस तथ्यकों स्वीकार करे और उनके 
उदात्ततम गुणोंकों अपने हृदयमे रखते हुए उनके इन खास तरीकोंसे साववान रहे। 
लेकिन चूँकि मेरा विश्वास था कि वे इन तरीकोको बरतनेक्े दोषी नहीं हैं, इसलिए 
इस बातको कहनेका विश्वविद्यालय सस्थानमें मुझे जो अवसर' मिला, मेने उसे एक 
बहुत उपयुकत अवसर माना। 

लेकिन टमानी हॉलके तरीके क्या है? यदि इनके सम्बन्ध मेरी जाचकारी सही 
है तो यह उन गुप्त और प्रकट दुरभि सन्वियोको दिया गया नाम है जिनका आश्रय 
अमरीकामें एक वर्गे-विशेषके लोग अपना स्वार्थ साधनेके लिए तथा निगमों और पर्दोपर 
कब्जा करनेके लिए छेते थे और उसके लिए जालूसाजी, रिश्वतखोरी और हर तरहके 
सार्वेजनिक भ्रष्टाचारका उपयोग करनेमे भी नहीं झिल्लकते थे। देशवन्धुके अत्यन्त 
विश्वस्त सहायकोने और दार्जिलिगमे स्वयं देशवन्धुने इन आरोपोंका तीन्नतम प्रतिवाद 
किया था और उनकी जाँच करने एवं रिश्वतज़ोरी और भ्रप्ठाचारका आरोप सिद्ध 
होनेपर उसकी सार्वजनिक निन्दा करनेंके लिए कहा था। यहाँ टमावी हॉलके तरीकोके 
पहले अनिवार्य लक्षणका स्पष्ट अभाव है। देशवत्बु और उनके सहायकोंका कोई निजी 
स्वायें नही था। असल वात तो यह है कि ऐसे छोग उनके साथ अधिक टिक ही 
नही सकते थे; इसलिए यदि किसीने किसीको रिश्वत भी दी थी तो वह नि स्वार्थ 
भावसे दी थी। यो में स्वय रिड्वतमें ऐसा कोई फर्क नही करता। देशवन्बु भी चही 
करते थे। उन्होने मुझसे जोर देकर कहा था कि सरकारने रिश्वतखोरी या अष्टा- 


१. देखिए “भाषण: युनिवर्तियी इस्टोस्यूट, कल्कतामें ”, ३०-६-१९२५। 


कलकत्ताके मेयर ३९१ 


चारका एक पूर्ण शास्त्र ही रच डाला है, इसलिए हम चाहनेपर भी अपने देशको 
अ्रष्ट तरीकोसे मुक्त नहीं कर सकते। सच तो यह है कि हमारी वर्तमान पीढीमे 
हमने एक सुशिक्षित अनुशासनवद्ध और सुगठित राजनैतिक दकको कौसिलो और 
विधानसभाओमे पहली वार ही काम करते देखा है। इसलिए ऐसा दल रिव्वतस्ोरी 
और श्रष्टाचारके बिना सुगठित रह सकता है, यह कुछ छोगोको सम्भव ही मारूम 
नहीं होता। सरकारने इस दलूको बदनाम करनेका ययाशक्ति पूरा प्रयत्न किया है । 
दलके विरोधी राजनेतिक दलोने उसके विरुद्ध रिश्वतलोरीकी हर अफवाह और चर्चाको 
ध्यानसे सुना है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ लोग सचमुच यह मानते हे कि 
देशबन्बुने दलकको सुगठित रखने और कौसिलमे नाजुक मौकोपर दूसरोका समथरन प्राप्त 
करनेके लिए जिन साधनोका आश्रय छिया है उसमें से रिब्वतखोरी भी एक है। 
जहाँतक में जानता हूँ, इस आरोपका कोई आधार नही है। अगर कोई व्यक्ति 
देशबन्धुके विरुद्ध इस आरोपको साफ-साफ सिद्ध कर सकता हो तो उससे देशवन्बुकी 
स्मृतिको कोई हानि नही पहुँचेगी) जो-कुछ चुपचाप कहा जाता है, यदि उसे जनता 
निश्चित रूपमें जान ले तो यह्‌ ज्यादा अच्छा है। आखिर यह आरोप केवल देशवन्धु 
के विरुद्ध तो नहीं है, वल्कि वह स्वयं उनके विरुद्ध न हो कर उनके दलके विरुद्ध 
है। यद्यपि वे अब हमारे बीचमे नहीं हे। लेकिन उनका दल तो मौजूद है? यदि में 
दलके वारेमे कुछ भी जानता हूँ तो मुझे इतना मालूम है कि अपने विरुद्ध भ्रष्ठटाचार- 
के प्रमाण प्रस्तुत किये जानेपर उसमें कडी कसौटीपर खरा उतरनेकी सामर्थ्यं है। 
| अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १६-७-१९२५ 


२३६. कलकत्ताके मेयर 


कलकत्ताके मेयरके चुनावके मामलछेमे मेरे हस्तक्षेपपर' वगालुके कुछ मित्रोने 
रोष प्रकट किया है। सामान्य शिष्टताका यही तकाजा है कि में इस सम्बन्धमे अपनी 
स्थिति प्रकट कर दूँ। इस राष्ट्रीय क्षतिके बाद जब मैने यह निश्चय किया कि 
बगालके इस महानतम सकटके समयमे में उसको सहारा दूँगा और जहाँतक सम्भव 
होगा में उसको ढाढुस बँधाऊंगा एवं बासन्ती देवीको और साथ ही पितृहीत वच्चोको 
भी सान्त्वना दूँगा, तब मैने यह भी तय कर लिया था कि में उनमे से किसीसे भी 
जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवाऊँगा और फिर भी वे चाहेगे तो नम्नतापूर्वक सेवा 
के लिए तैयार रहेँगा। एक दिवगत मित्र और साथीके प्रति मेरा यह एक सीबा-सादा 
कर्तव्य था। अखिल भारतीय देशबन्धु-स्मारक कोषकी स्थापनाके कारण, जिसमे मुल्यत. 
मेरा हाथ था, मेरा बगालमे रुकना छाजिमी हो गया था। बादकी घटनाओसे यह 
सिद्ध हो गया है कि मेरा यह निर्णय कितना सही था। 


१. देखिए “ साषण : ख्वराज्यवादी पार्पदेकि समक्ष ”, ९-७-१९२५। 


३९२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


लेकिन मैने यह आद्या नही की थी कि मुझे देशवन्धुके स्थानमें कलकत्ताके 
मेयरका चुनाव करनेमे परामर्ण देना पड़ेगा या मार्गदर्गन करना पडेगा। यह एक 
ऐसा काम था जिससे खुशीके साथ में अपना हाथ खीच छेता। छेकिन प्राय एक 
सिपाहीकी कोई मर्जी नहीं होती। इस चुनावमे दिलचस्पी रखनेवाके दलोने यह मामला 
मेरे सामने रखा। और में इस दायित्वको टाल नहीं सका, क्योंकि में ईमानदारीसे 
यह नहीं कह सकता था कि यह कारें मेरे सामर्थ्यसे वाहर है। और फिर तो इस 
भँवरमें एक बार पडनेके बाद इसमें से निकलना मेरे लिए तवतक मुश्किल ही हो गया, 


' जबतक काग्रेस-नगरपालिका. दलने इसे विधिवत्‌ तय नही कर दिया। 


मैने जो परामर्श दिया वह सही था या नही, उसमें नगरका हित था या 
नही, यह नि सन्देह एक ऐसी वात है जिसके वारेमे विभिन्न मत हो सकते हूँ। में 
केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैने वही परामर्ण दिया जो मेरी रायमें देशके 
लिए और महलोकी इस नगरीके लिए सर्वोत्तम था। मेरे सामने मापदण्डके रूपमें एक 
परम्परा और एक नीति मौजूद थी। छेकिन मेरा कत्तेव्य यह था कि में वही काम 
करूँ जिसे मेरी रायमें देशबन्बु जीवित होते तो करते और जो किसी भी तरह स्व- 
विदित और सर्वम्ान्य नैतिक सिद्धान्तोसे विरुद्ध नही है। काग्रेसने चार वर्ष पूर्व अपने 
हितकी दृष्टिसि और रचनात्मक कार्यक्रमको बढानेकी दृष्टिसे नगरपालिकाओ और 
जिला वोडॉपर कव्जा करनेका फैसछा किया था। इस कब्जेंके पीछे खयाल यह नहीं 
हैं कि सफाईकी देखभाल ज्यादा अच्छी हो; वल्कि यह है कि और भी अधिक राज- 
नैतिक सत्ता प्राप्त हो। इस आकाक्षामे कोई बुराई नहीं है। सरकारने स्वयं अपनी 
बनाई हुईं इन सस्थाओका उपयोग सफाईमे सुधारकी अपेक्षा अपनी सत्ता मजबूत 
करने और अपनी प्रतिष्ठा वढानेके लिए अधिक किया है। मुझे माछूम है कि लन्दन 
काउटी कौसिलके चुनाव राजनैतिक प्रइनोको छेकर लडे जाते हें। और ज़ब राज- 
नैतिक उत्तेजना वढ़ जाती है तब नगरपालिकाके चुनावोका उपयोग राजनैतिक वाता- 
वरण नापनेके लिए एक सांकेतिकाके रूपमे किया जाता है। और यदि राजनैतिक 
उद्देश्योके लिए नगरपालिकाओंका उपयोग करना इग्लैडमें आवश्यक “माना जाता है 
तो इस देशमे जहाँ समस्त जाति एक विदेशी जातिके राजनैतिक शासनके नीचे दवी 
पडी है, इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। यदि हम एक वार सरकार द्वारा 
निम्मित तस्त्रका उपयोग करना उपयुक्त मान छेते है तो हमारे लिए राजनैतिक सत्ता 
प्राप्त करनेके उद्देशयसे नगरपालिकाओकी सस्थाओपर कव्जा करना एक अनिवार्य कदम 
हो जाता है। देशवन्चुनें कलकत्ता नगरनिगमपर इसी उद्देश्यसे कब्जा करके उसका 
उपयोग का्ग्रेसकी या स्वराज्यदछकी, जिसका अर्थ वगालमे एक ही होता है; सत्ता 
मजबूत करनेके लिए अत्यन्त प्रभावकारी रूपसे किया था। क्या उन्होने ऐसा करके 
निगमके हिंतकी उपेक्षा की थी? मैं जोरसे यह कहनेका साहस करता हूँ कि उन्होने 
उसकी उपेक्षा नहीं की। इसके विपरीत नग्ररपालिकाके सम्बन्धभे उनकी आकाक्षा 
इतनी ही ऊँची थी, जितनी राजनीतिके सम्बन्धमे। 

तब उनकी जगह निगमका मेयर किसे बनाया जाता? उनका पद किसको 
दिया जाये, यह तय करना भी उनके द्वारा स्थापित दकके अधिकारकी बात थी। 


' कुलकत्ताके मेयर ३९३ 


यह पद उसको देना उचित था जो दलके महान्‌ प्रधानकी परम्पराकों सर्वोत्तम रुपसे 
निभा सकता था और अपने दलकी प्रतिष्ठामे वृद्धि कर सकता था। साथ ही यह भी 
मानी हुई बात है कि विशुद्ध नगरपाछिकाकी दृष्टिसि वह दलमे भी सर्वोत्तम व्यक्ति 
हो, यही उचित था। मेरी रायमे जे० एम० सेनगुप्त ऐसे योग्यत्म व्यक्ति थे, जिनमे 
ये सब गुण है। और यदि उन्होने स्वराज्यदलका नेतृत्व करनेकी कृपा की तो वे 
उस निमित्तसे प्राप्त होनेवाल्ी सभी प्रकारकी सहायताके पात्र थे जो उन्हें श्री देश- 
बन्वुके कर्तेव्योकों शोभाजनक रूपसे और प्रतिष्ठायूवंक वहन करनेके योग्य वनानेके 
लिए दी जा सकती थी। 

लेकिन क्या वे इन तीनो कत्तेंव्योका भार उचित रूपसे उठा सकते है? वे 
प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके अध्यक्ष चुने ही जा चुके थे। वे क्या स्वराज्यदलका नेतृत्व करते 
रहकर काग्रेसके रचनात्मक कार्यको पूरा कर सकते हें और साथ ही कछकताके मेयरके 
भारी उत्तरदायित्वको निभा सकते है” यदि वे इन तीनों पदोके कार्य-भारके नीचे 
दब जाये तो उन्हे इन तीनो पदोका सम्मान देनेसे क्या छाभ? मेरा उत्तर यह है 
कि अपने सामर्थ्यके सम्बन्धमें सर्वोत्तम निर्णय तो श्री सेनगुप्त ही कर सकते थे। यदि 
वे सत्ताकी आवश्यकता महसूस करके उसे प्राप्त करना चाहते थे तो उनको उसका 
दिया जाना ही उचित था। उसे उनपर बलातू छादना ठीक नहीं होता। यदि श्री 
सेनगुप्त कोई कुचक्री है भौर देशके हितकी अपेक्षा अपना स्वार्थ हो अधिक सिद्ध करते 
- हैँ तो नि.सन्देह यह प्रयोग एक खतरनाक प्रयोग करना कहलाता। उस अवस्थामे उनको 
स्व॒राज्यदछका नेता बनाना भी खतरनाक था। यदि वे सन्देहसे परे हैं और उनको 
अपने कामको पूरा करनेके लिए मेयरके पदकी जरूरत है और यदि वे उसके भारको 
गौरवास्पद रूपमे वहन कर सकते है तो उन्हे मेयरका पद देना उचित है। देशवन्धुके 
उत्तराधिकारीकी बात तो दुर, कांग्रेसी कहछानेवाछा कोई व्यक्ति भी केवल सम्मानकी 
खातिर सम्मानकी माँग नहीं कर सकता। मेरी दृष्टिमे श्री सेनगुप्तकी स्थिति 
मैक्स्विनी-जैसी है जो अपने सम्मानके छिए नहीं, बल्कि उस खतरेका सामना करनेके 
लिए जो ऊँचे पदके कारण उनके सामने मौजूद था, कॉकके लाड्डे मेयर बनना चाहते 
थे। देशबन्धुके उत्तराधिकारीकी स्थिति सम्भवत मैकिस्विनीकी स्थितिसे भी ज्यादा खतर- 
नाक है। मैविस्ववीने अपनी जानकी बाजी छगा दी थी। देशबन्बुके उत्तराधिकारीको 
अपनी समस्त ख्याति दाँवपर लगानी' पडी। देशबन्धुने त्याग और सम्मानका जो माप- 
दण्ड छोड़ा है उससे तनिक भी हटते ही उनके उत्तराधिकारीकी झुयाति जीवन-भरके 
लिए समाप्त हो सकती है और उनकी यह जीवित मृत्यु शारीरिक मृत्युसे ज्यादा 
बुरी होगी। श्री सेनगुप्त हारा कलकताके मेयरके पदकी माँगका समर्थन करते हुए 
यह बात मैने अपने मनमे सोची और अपने मित्रोको समझाई और कांग्रेस दल तथा 
कांग्रेस नगरपालिका दछने मेरे इस तकंकों समझा और सराहा और यह कहते हुए 
मुझे प्रसन्नता होती है कि थोडे-से छोगोकी असहमतिके साथ श्री सेनगुप्तकी नामजदगी- 
को मजर किया, में यह आशा करता हूँ कि वे उनका भार जितना हल्का कर सकते 
है, उतना करेगे। मुझे अपने मनमे कोई सन्देह नही है कि थी ॥ देशवन्धु 
हु।रा स्थापित ऊँचे मानदण्डके अनुकूल आचरण करनेका प्रयत्त करेगे। 


३९४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय * 


छेकिन कोई इसे सदाके लिए एक मिसाल न समझ छे। विशुद्ध सिद्धान्तकी 
दृष्टिसि किसी एक व्यक्तिको, चाहे वह कितना ही योग्य क्यो न हो, तीन महत्त्वपूर्ण 
पद सौंपना अनुचित है। कोई भी आदमी तौत-तीन भारी कामोकों पूरी तरहसे नही 
निभा सकता। हर आदमीके सामने अपनी शक्ति वढ़ानेका प्रलोभन भी बहुत अधिक 
होता है। जो प्रलोभन टाछा जा सकता है उसके प्रति किसीके मनमे लोभ उत्पन्न 
करना अनुचित है। इसके अलावा, राजनैतिक दल चाहे तो नगरपालिकाओको अपने 
अधिकारमे ले भले ही ले; किन्तु उनका सक्रिय राजनीतिज्ञोको भगरपालिकाओकी 
जिम्मेदारी सौंपना अनुचित, होगा। इस गुछामीमें भी हमें नगरपालिका-पम्बन्धी 
मामलछोको उनके गुण-दोषके आधारपर ही तय करना चाहिए और नगरपालिका-सम्वन्धी 
मामलोके ऐसे विशेषज्ञ तैयार करते चाहिए जो नगरपालिका-सम्बन्धी अपने कत्त॑व्योको 
पूरा करनेमे राजनैतिक पहलछूका विचार न करे। यदि हम इन सब दृष्टियोसे साववान 
नही रहेगे तो नगरपालिकाओपर कब्जा करनेका हमारा प्रयोग निश्चय हो असफल हो 
जायेगा। तगरपालिकाओके कार्योको सँभालनेके लिए एक विशेय प्रशिक्षणकी आवश्यकता 
है, और उसके लिए एक व्यस्त राजनीतिज्ञ सदा उपयुक्त नहीं होता। इसलिए 
नगरपालिकाका सदस्य जबतक नगरपालिकाकी कुर्सीपर बैठा हुआ है तबतक यदि वह 
राजनीतिसे सर्वेया मुक्त रहे तो इससे सम्बन्धित राजनैतिक दकूको अधिकेसे-अधिक 
लाभ पहुँचता है, यह ठीक उसी तरहकी वात है जैसे कोई व्यक्ति न्‍्यायाधीगका 
पद ग्रहण करनेपर वकील या राजनीतिज्ञ नहीं रहता। मैने नगरपलिकाके कार्योका 
प्रेमी होते हुए और उनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानते हुए भी एक व्यक्तिको इन तोनो 
पदोका भार ग्रहण करनेकी खतरनाक सलाह क्‍यों दी, इसका कारण यह है कि में 
मानता हैं कि यह समय असाधारण है, उसके लिए कोई कड़ा ही नहीं खतरनाक 
कदसतक उठानेकी जरूरत है। देशवन्धु दास-जैसे छोग हमेशा पैदा नहीं होते। 
उनके निधघनसे एक ऐसा स्थान रिक्त हो गया है जिसका भरना किसी आदइमीके 
लिए सम्मव नहीं है। जिस आदमीको उनका भार उठाना है उसको असवारण 
सहायकोकी आवश्यकता है और यदि उसमें साधारण योग्यता और ईमानदारी है 
तो उसे सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मुझे आशा है 
कि यह प्रयोग मेरे जीवनमें पहला और अन्तिम प्रयोग रहेगा। मैने अपने पूरे दापित्व- 
को और इस कायेके खतरेको समझते हुए इसका समर्थन किया है। ईश्वर श्री 
जे० एम० सेनगुप्तको इसके लिए आवश्यक वृद्धि और शक्ति दे। कछकत्ताके नागरिक 
विश्वास रखे कि एक सक्रिय राजनीतिज्ञको मेयरकी तरह चुननेमें मशा कडलरत्ताके 
नागरिक जीवनके स्वस्थ विकासमे बाघा पड़ने देनेका नहीं है। इससे पहले भी एसा 
हुआ है। हमारे सामने श्री फीरोजजाह मेहता इसके ज्वरून्त उदाहरण है। निगमका 
उनसे अच्छा अध्यक्ष या उनसे अच्छा' पार्षद पहले कभी नहीं हुआ। पिछले वर्ष 
श्री विदठभाई पटेलनें उसी परम्पराको निवाहा और उनके विरोबी भी स्वीकार 
करते है कि उन्होने अपने ऊँचे पदका कार्यभार बडी योग्यतासे और निष्पक्षतासे वहन 
किया है जबकि विदृठलभाई पटेल तो हर तरह एक सक्रिय राजनीतिज ही है। मेने 


टिप्पणियाँ ३९५ 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वस्तुत नगरपालिकाके आचारका उच्चत्तम स्वरूप 


सामने रखा है। हमे इस स्तरका नगरपालिका-आचार भारतमे अभी विकसित करना 
है | आशा करता हूँ कि इसका गौरव कांग्रेसको मिझेगा। किन्तु यह वात 
तमी बनेगी जब हमे ऐसे छोग मिलेगे जो अपनी महत्त्वाकाक्षाकी पूर्ति उसी समय 
मानेंगे जब उनके नगरोकी नालियाँ और पाखाने विलकुछ साफ-सुथरे रहने छगेगे, 
जव वे सस्तेसे-सस्ते भावोमे शुद्धसे-भुद्ध दूथ जुटा सकेगे एवं उनके अजहर वेव्यागमन : 
और शरावलोरीसे मुक्त हो जायेगे। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १६-७-१९२५ 


२३७. टिप्पणियाँ 


स्मारकके सस्बन्धर्म दौरा, 


में इस समय वगालमे जो दौरा, कर रहा हूँ वह स्मारक सम्बन्धी दौरा बन 
गया है। मेरी इच्छा नहीं थी कि में इस समय कलकत्ता छोडूँ और जबतक १० 
लाख रुपये इकट्ठे नहीं हो जाते तवतक यहाँसे जाऊँ। लेकिन, मेने जिन जिलोमे 
जानेका वचन दिया है उन जिलोके छोगोकों तिराश कर सकनेका मुझमे साहस नहीं 
है। लेकिन मैने उन लोगोकों चेतावनी दे दी है कि इस बार मेरा दौरा देशवन्धु- 
स्मारक कोपके लिए घनसंग्रह करने और उनका सन्देश देनेके निमित्त होगा। केवल 
स्मारकके दृष्टिकोणसे मुझे यह दौरा करते हुए असच्नता होती है। गरीब छोगोने --- 
स्त्री-पुरुष दोनोने ही सवत्र आव्चर्यंजनक तत्परता दिखाई है। उनको समझाने-बुझानेकी 
कोई जरूरत नही पडी। उन्होने माँगते ही यथाशक्ति पूरा सहयोग किया है। मैने 
अकसर देखा है कि वृढी विववाएँ अपने पल्लेकी गाँठ खोलकर उसमें बँंघी हुई रकम 
दे देती हैं। अकसर मेरी यह इच्छा है कि में ऐसे दातको छौटा दूँ, छेकिन जब 
मैने इसपर दुवारा विचार किया तो मैने उसके वारेमें अपने मनको समझा ही नहीं 
लिया, वल्कि मुझे ऐसा छगा कि उसको स्वीकार करना एक प्रिय करततेंव्य ही है। 
क्या देजवन्धुनें अपना सर्वेस्व दान नहीं कर दिया था और जो अस्पताल बनाया जायगा, 
क्या उससे सकटम्रस्त स्त्रियोको छाभ नहीं मिलेगा? क्या जल्दी ही तैयार होनेवाली 
उस सस्थामे, कुछ गरीब विधवाओंको नर्स वननेका श्रणिज्षण नहीं दिया जायेगा 
यह ईश्वरीय नियम है कि जो मनुष्य किसी अच्छे उद्देश्के लिए अपना सर्वेस्व दे 
देता है उसको उससे दस गुना फल मिलता है। में इस नियमपर सन्देह क्‍यों करूं? 
सम्पन्न लोगोने भी घन देनेमे आनाकानी नही की। मुझे शहरोमे यह आशा न थी 
कि स्त्रियोकी सभाओंमे जेवर मिलेगे। लेकित ये नेक बहने कही भी जेवर देनेमें नही 
चकी। सिराजगजमे दो वहनोने अपनी सोनेकी भारी-भारी जजीरे दान कर दी। यह 
भी उल्लेखनीय है कि उन चारो जगहोमे जहाँ इन टिप्पणियोको लिखनेके समयतक 





में जा चुका हूं, स्त्रियोंकी उमाजंमें जो धन इकट्ठा हुआ है. वह पुत्पोंकी समाओने 
इकटूठी की गई राजिके वद्यवर ही है; बच्पि पुरुरोकोी चमाओंमे उपस्थिति हजारोन्ी 
होती थी और स्त्रियोंकी समाजंन हजारे भी कन हुआ करती थी। 
गरीबीकी तिज्ञादी 
_ इस बनत्ंग्रहके दौरान नुझे कई बातें देखने और समझनेका नौका मिला है। 
इसने जनत्ावारणकी गरीबीकी मूरत बाँखोकि सामने खड़ी कर दी। में हारों छोगोंद्े 
गैयमें देवेवाले तो ब्हुदाग्नसे होते 


कोयमें चन्दा छे रहा हूँ! सभी समाजोनें एक-एक पैसा देने 
यह 





डे 

ढ्‌ ष्द्र 
ज्यादा रकम देना नहीं चाहते थे; वल्कि इसका कारण, जहाँतक में छावता हें, बह 
है कि उनके पास ज्यादा था ही नहीं। उन्होंते मेरे चामने जाकर बपनी 
या अपनी जेंवें खाली की। 





भौन कार्यकर्ता 
सिराजगंजसे ईमरठीतक़ हमने एक पसेल्वर गाड़ीमं बाव्रा की है। वह गाड़ी 
ब्रांच लाइनपर चलती है। इसपर स्टेशन १०-१० मिनट दाद कआ पाते हैं। स्टेघनों- 
र्ज्‌ छ्‌ 
पर गाँवोंके लोग सैकड़ों की संल्यामें और कहीं-कहीं तो हजारोंकी संब्यामें इक्तदूठे 


ञ 
4, 3, 4 
्ध 
हट: 
३2 ५ 
3 
३ 0 ॥ 
/७ 
$ 4) 
या 
» 
| 
श्र 
| | 
£्ः 
! 
| 
श््फ 
है) 
॥] 
कल 
54 
ब्ध 
हर क्‍। 
| 
| 
| 


नहीं 
भी नहीं कि उनकी चर्चा की जाये। उनका खरा काम 
वे न होते तो नाँगकि लोगोंको छुछ पता ही न चढता 
फिरते अलवार हैं। क्यों कि थे छोंग न तो पढ़ना जानते हैं जौर ] 
थोड़े-ते लोग पढ़ना या लिखना जानते भी है वे इतने गरीब हैं कि बखवार नहीं 





प्रेम है। मुझे रेल अविकारियवोंका उल्लेख करना भी न नूलनदा चाहिए। बह 
और छोट्से-छोटे अधिकारीतक ने मेरी न 
और जागरूकता दिखाई हैं; रेकिन अव मुझे पहलेसे भी ज्यादा उवकी सहावत्ाकी 
जरूरत है। छोटे स्टेशनोपर कुछ ही निनठोंमें हजारों छोयोमे ने 

काम कोई साधारण काम नहीं है; फिर भी वह सफलतापूर्वक किया गया है क्योंकि 
मेरे कामको ययासम्भव हलका ववनानेगे छोयों और स्वय॑सेवकोंके साथ इच अविकारियों- 


ही 
(4 
अं 
श्ञ्ग 
4 
रे 
श्र 
धर 
| 
4 
0 
6| 
| 





ने भी सहयोग दिया है। यह घ्यान रहे कि मुझे उमी स्वेशवॉपर याड़ीसे उतरवा- 
भीड़में जाना, रुपया इकट्ठा करना और समयपर अपने डिब्वेमें वापस आना पढ़ता 
था। छोगोंते अधिकतम योगदान प्राप्त करनेमें देशवन्ध री वितने 


शक्तियाली थे, मरकर वे उच्से अविक शक्तियाली हो यये 
अनुमठ करते हें कि थे उनके प्रति और इसीलिए अपने 


टिप्पणियाँ > ९७ 
घरका क्‍या हो? 


छोग इस बातमे सन्देह कर रहे है कि अस्पताल उसी इमारतमे जो दो 
पीढियोसे देशबन्चुके परिवारकी सम्पत्ति है, ख़ोला जायेगा या नही। मेरा खयाल है 
कि जिस अपीलपर हछॉडर्ड सिन्हा और अन्य लोगोने हस्ताक्षर किये हैँ उसमे यह बात 
साफ-साफ बता दी गई थी। वह इमारत अस्पतालके लिए और ऐसे ही दूसरे कामोके 
लिए न्यासियोके हाथमें आ चुकी है। उसकी कीमत तीन लाख़से ज्यादा है, किन्तु 
उसपर दो छाखसे ज्यादा कर्ज है। यह कर्ज स्वभावत्त उस रुपयेमे से चुकाया जायेगा 
जो इस समय इकदूठा किया जा रहा है। छेकिन तब स्मारकके न्यासियोके हाथोमें 
दो छाख रुपये देकर तीन छाख॒की सम्पत्ति आ जायेगी। दूसरे शब्दोमे कहूँ तो जब 
न्‍्यासी १० लाख रुपये इकटूठे कर चुकेगे तब उनकी पूँजी ११ छाख हो जायेगी। 

पंकाजूमोंस 

क्या में सचमुच दस लाख रुपया इकदठा करना चाहता हूँ? कया मुझे ऐसा 
कर पानेकी आद्या है? कई व्यक्ति अब भी मुझसे प्रश्न करते है। मुझे अभीतक 
एक भी व्यविति ऐसा नहीं मिझा है जिसने स्मारक कोषके लिए कुछ देनेसे इनकार 
किया हो। में तो इतना ही कह सकता हूँ कि अगर बगाल इसके लिए दस लाख 
रुपये नही देता तो मुझसे उसे ठोकसे पहचाननेमे भूल हुईं कहलायेगी। इस रकमको 
इकट्ठा करनेके लिए सिर्फ समय और सगठनकी आवश्यकता है। मुझे इस विषयमे 
रत्ती-मर भी सनन्‍्देह नहीं है कि हम यह कोष इकदूठा कर पायेगे। 

उत्साहप्रद नहीं ? 

स्मारकका उद्देश्य उत्साहप्रद नहीं है, इस आरोपका उत्तर में स्थानीय रूपसे 
दे चुका हूँ। शंका उठानेवाले लोगोका अभिप्राय यही है कि इस कोषका उप- 
योग राजनेतिक कार्येके लिए किया जाता तो अच्छा होता। लेकिन मे उन्हे याद 
विला द कि अपील निकालनेवालोके “सामने कोई विकल्प ही न था। जो लोग 
देशबन्धुकी स्मृतिका सम्मान करना चाहते हे वे यदि उनकी इच्छाका पालन न करते 
तो वह उनका सम्मान करना न होता। में यह मानता हूँ कि उनकी स्मृतिको अमर 
बनानेंके लिए उनके पीछे अवशिष्ट हम छोग जो-कुछ इकट्ठा कर सकते हैं उसमे से 
पहले वही काम किया जाना चाहिए जिससे उनकी इच्छा पूरी होती हो। देशबन्बुने 
जब अपनी सम्पत्ति सौपी थी तो वे जानते थे कि वे क्‍या कर रहे है। उन्होने जान- 
बझकर उसे राजनैतिक कार्यके लिए नहीं बल्कि धामिक कार्यके लिए दानमे दिया 
था। इसलिए उनके पीछे यहाँ रह जानेवाले छोगोका कत्तंव्य इतना ही नही है कि 
हम राष्ट्रके लिए इस घरको छे ले, बल्कि यह भी है कि दान करनेवाला जिस-जिस 
उद्देश्यके छिए उसका उपयोग करना चाहता था उसको उसी उद्देश्यके लिए काममे 
लाया जाये। इसलिए मेरी रायमे इस इसारतमे स्त्रियोको अस्पताल और नसके शिक्षण- 
की सस्था वनानेके लिए बगाल नैतिक-रूपसे कत्तंव्यवद्ध है। मेने सुना है कि वगाली 
कुछ जगह स्थानीय स्मारक वनानेंके लिए रुपया इकदूठा कर रहे है। मुझ आशा है 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमयं 


कि प्रत्येक नगरमे उस महान्‌ देशभकतके अनुरूप स्मारक बनाया जायेगा, छेकिन 
उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है। मेरी विनम्न सम्मतिमे हर बगाछीकी, 
जिसे देशबन्धुकी स्मृति प्रिय है, प्रतिष्ठा इसीमे है कि वह स्थानीय स्मारकके लिए 
एक भी पैसा देनेसे पहले अखिल बगाल्‍ू स्मारकके लछिए १० राख रुपये इकट्ठा करने- 
का काम पूरा करे। बगालके बाहर रहनेवाले बगाली सचेत हो जाये। उन्त सबने 
अभी अपना रुपया नहीं भेजा है। वे सब बगाली, जो देशबन्धुसे परिचित थे, पूरा 
जोर नही लगायेगे तो रुपया इकट्ठा करनेमे अनुचित विलम्बकी सम्भावना है। इस- 
लिए मुझे आशा है कि जो बगाली इन टिप्पणियोको पढेंगे वे अपने-अपने क्षेत्रोमे 
अधिकसे-अधिक चन्दा लेनेके लिए पूरी शक्तिसे जुट जायेगे। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १६-७-१९२५ 


२३८. हांका-निवारण 


आजकछ मुझे देशबन्धु स्मारकके लिए द्रव्य इकटुठा करने कई सज्जनोके यहाँ 
जाना पड़ता है। ऐसे घनिक महाशयोंमे श्री साधथुराम तुलारामजी भी एक है। उनके 
यहाँसे चन्दा तो अच्छा मिला ही; साथमे वहाँ कुछ धर्मकी चर्चा भी हुई। चर्चामे 
अस्पृश्यताका विषये भी आया। किसी महाशयने मुझसे कहा कि अखबारोमे ऐसी खबर 
छपी है कि जिनको हम अस्पृश्य मानते है, में उनसे रोटी-बेटी व्यवहार करनेको भी 
कहता हूँ। इस शकाका मत जब निवारण किया तो उन भाईयोकों जिन्होंने प्रइन 
किया था, वह आइचयबेजनक प्रतीत हुआ और उन्होने मुझसे कहा कि जो बात आपके 
यहाँ कही है उसका साराश आप हिं० न० जी० 'में दे दीजिए। मेने उनकी सलाहको 
मान लिया। उत्तरका सारांश में यहाँ देता हूँ। 

प्रथम तो जनताकों मालूम होना चाहिए कि में अखबार नहीं पढता हूँ, और 
यदि पढ भी छेता हूँ तो जो-जो गछूत बयानियाँ मेरे नामपर छपती हैँ, उन सबको 
” दुरुस्त करना मेरे लिए असम्भव है। इसलिए जिस किसीके मनमें शंका पेदा हो वह 
मुझे पूछ के कि मेने क्या कहा था। जैसे इसी अस्पृश्यताके विषयमे किसीका यह 
छाप देना कि में अस्पृश्य भाइयोक्रे साथ रोटी-बेटी व्यवहार चाहता हूँ या में उसको 
उत्तेजना' देता हैँ, भूल है। मेने हजारों बार स्पष्ट रूपमें कह दिया है कि अस्पृश्यता- 
नाशका यह अर्थ कभी नही है कि रोटी-बेटी व्यवह्ारकी मर्यादा तोड दी जाये। 
रोटी-बेटी व्यवहार किसके साथ किया जाये और किसके साथ नही, यह एक जुदा ही 
बात है और फिलहाल उसका निर्णय करनेको कोई आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। 
मेरा तो यह भी विश्वास है कि दोनो प्रश्नोको साथ मिलानेसे जिस सुवारकों हम 
आवश्यक मानते हे उसमें भी वाधा आ जायेगी। अस्पृर्यताको दूर करवा प्रत्यक 


हिन्दू-धर्मावलम्बीका कत्तेव्य है। इसके साथ किसी भी दूसरे विषयको मिलाने 
हानि होगी 


, पैत्रें: चक्रवर्ती राजगोपालाचारौको ३९९ 


हाँ, जल-प्रहण करनेके विषयमे मुझे कुछ कहना है। यदि हम 
स्वच्छ जर भ्रहण करे, हम करते भी है और हमे काना भी चाहिए कक 
अस्पृरयके हायसे भी स्वीकार करे। मे तो चार वर्ण ही मानता हूँ। अस्पृथ्य-जैसा 
कोई पाँचवाँ वर्ण ही नही है। इसलिए हम अल्पृश्यताकों मिदाकर अस्पश्य माने जानेवाले 
हिन्दुओका ढु ख हूर करे, हिन्दू धर्मकी शुद्धि करे और शुद्ध बने। दूसरे शब्दोमे इस वातको 
के (208 रे 28 कह किसी घर्ममे स्थान नही है। अस्पव्यतामे घृणाभाव 
ब्ृणाभावकों हम मिटा दे । घमें ;। द जानेवाले 
2 3304063 40709 306 देव हिल में सेवाघर्म है। अस्पृश्य कहे जानेवाले 


हिन्दी नवजोबन, १६-७-१९२५ 


२३९, पत्र: चक्रवर्तों राजगोपालाचारीौको 


५१६ जुलाई, १९२५ 

प्रिय च० राजगोपालाचारी, 

चाहे जो हो, मुझे आपकी कुशलताका पत्र तो मिलते ही रहना चाहिए। इस 
समय मेरी मन स्थिति ऐसी ही है। शारीरिक और बौद्धिक तौरसे मे जिस वातावरणमें 
रहता हूँ, मुझपर उसका बिलकुल असर नही पडता, पर वहाँ मेरी परीक्षा तो होती 
ही रहती है। मेरी आत्मा जिस ससारमे रहती है वह भौतिक दृष्टिसे मुझसे दूर 
है; पर उसका मुझपर असर पडता है और में चाहता हूँ कि असर पडे भी। आप 
उसी ससारमे रहते है, और शायद मेरे सबसे नजदीक है । मेरी यह आन्तरिक इच्छा 
है कि जो-कुछ भी में करता हूँ या सोचता हूँ, उसपर आपकी स्वीकृतिको मुहर 
हो। हो सकता है कि में हर बातमें आपकी स्वीकृति न पा सकूँ; पर आपका निर्णय 
जाननेकी अभिलापा मुझे अवश्य रहती है। 

अब आप समझ गये होगे कि दूसरे बहुत-से कारणोके अतिरिक्त में आपके पत्रकी 
किसलिए प्रतीक्षा करता रहता हूँ। आप मुझे हर सप्ताह, पोस्टकार्ड ही क्यो न हो, 
पत्र अवश्य लिखे। महादेव, देवदास, प्यारेछाल आपको अपने पत्रो द्वारा यहाँकी 
गति-विधियोसे अवगैत कराते रहेगे। 

आपको अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना चाहिए। 

आपकी साधना इसीमे है कि आप अपने क्षेत्रका विकास करे तथा हाथ-कताईके 
अपने सिद्धान्तकों व्यवहारिक रूप दे। यदि अन्‍्तमें यह व्यावहारिक सिद्ध न हो तो भी 
इससे हमारी और ससारकी कोई हानि नही होगी क्योकि में जानता हूँ कि इस कार्ये- 
कऋममे हमारा पूर्ण विश्वास है। यदि इसमें कोई सहज खराबी नही है तो हाथ-कताईका 
हमारा सिद्धान्त तभी व्यावहारिक माना जा सकता है जब भारतके असख्य गाँवोमें, 
घरोमे खाना वनानेके समान ही, विना किसी सरक्षणके हाथ-कताई और खादी अपने 


पर जमा छेगी। 


४०४० सम्पूर्ण गांधी वाइमंय॑ 


जो-कुछ में कहना चाहता था, उसके लिए निश्चय ही यह एक बडी भूमिका 
हो गई। पिटका एक तथा केलूप्पनके कई पत्र आये हे। में केवल इतना ही कहना 
चाहता हूँ कि यदि स्थानीय जनताका खयाल कुछ ओर न हो तो हमे पूर्वी द्वारपर 
एक सत्याग्रही बिठाये रखना चाहिए। हो सकता है आपका निर्णय कुछ और हो। 
आप केल्प्पनको पत्र लिख दें। वह एक अच्छा और कामका आदमी छगता है। 


सस्नेह, 
आपका, 
बापू 

[ अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
२४०. पत्र: डब्ल्यू० एच० पिटको 

दौरेपर 


१६ जुलाई, १९२५ 
प्रिय श्री पिट, , 

आपके लम्बे और दिलचस्प पत्रके' -लिए धन्यवाद। आपके पत्रके बारेमे में 
फिलहाल समाचारतपत्रोमे कुछ नही लिखूँगा। पर मुझे छूगता है कि सिद्धान्त और 
अनुशासनकी दृष्टिसे जहाँ प्रवेश निषिद्ध है वहाँ किसी सत्याग्रहीको तैनात करना 
आवश्यक है। मेरे विचारसे राज्यकी ओरसे इस सम्बन्धमें एक सुस्पष्ठ घोषणा की 
जानी चाहिए। अस्पृ्योकी दशा पराश्चितो-सी नहीं होनी चाहिए। पर पहले ही की 
तरह में जल्दीमे कुछ भी नही करूँगा और कोई भी अगछा कदम उठानेसे पहले 
आपको लिखूँगा। तथापि मुझे आशा है कि भ्रवेश सम्बन्धी निषेध जो अभीतक बर- 
करार है, बिना किसी सोबी कार्वाईके शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा। और दूसरे 

मन्दिरोके बारेमे क्‍या रहा? * 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांघी 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० ११०९८) को फोटो-नकलसे। 


१. यद्द पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले पिट्ने गांधीज्ञीको एक तार भेजा 
था, णो श्स भ्रकार था: “ विस्तारसे लिख रहा हूँ। भभी कोई फेसछा न लें।” 

२. पिटके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३। इससे पहले पिग्को गाषीजी द्वारा केल्प्पनको भेजे तारकी 
एक प्रति मिली अतीत द्ोती है, जिसमें वाइंकोम मन्दिरके केवल पूर्वी द्वारपर भरना देनेका सुझाव था; 
परन्तु यह तार उपछब्ध नहीं दे। 


२४१. पन्न : सणिबहन पदढेलको 


[ कालीघाट 
कलकत्ता ] 
गुरुवार [१६ जुलाई, १९२५] 
चि० मणि, 


तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हे दूसरी चूडियोकी भी अभी जरूरत हो तो लिखना। 
डाकसे भेज दूंगा। डाह्माभाई कलकत्तेके राष्ट्रीय मैडिकल कालेजमे पढ़ेगा ? वह अच्छा 
चल रहा दौखता है। अथवा डाह्माभाईकी हादिक इच्छा क्या है? में इतना काममे 
फंसा हूँ कि लम्बे पत्र लिख ही नही पाता। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों -- ४: मणिबहेन पदढेलने 


२४२. प्रस्ताव: स्वराज्यदरूकी बेठकमें* 


कलकत्ता 
१६ जुलाई, १९२५ 


१ स्व॒राज्यदलकी यह महापरिषद्‌ देशबन्धु चित्तरजन दासकी असमय मृत्युके कठोर 
आधातपर समस्त राष्ट्रके साथ दु खी है और ऐसा अनुभव करती है कि दलने अपना 
संस्थापक, उसे कठिनाइयोमे गिरनेंसे बचानेवाला, बगालमे उसे एकके वाद एक विजय 
दिलानेवाला, दलमे आत्मबलिदान और अनुशासनका मानदण्ड स्थापित करनेवाला, सच्चा 
मार्गददंक खो दिया है। दक उनके ऋणसे कभी उऋण नही हो सकता। परिषद्‌ श्रीमती 
बासन्ती देवी और उनके परिवारके प्रति अपनी सवेदना प्रकट करती है। 

२ अखिल भारतीय स्वराज्यदलकी महापरिषद्‌ २ मई, १९१५को फरीदपुरमे 
दलके दिवगत नेता देशबन्धु चित्तरजन दास द्वारा दिये गये भाषणमे प्रकट किये गये हिंसा 
सम्बन्धी उनके विचारों तथा उसमें हिंसाकी कठोर भरत्सेना, सरकारके साथ सम्मान- 
जनक सहयोग करने और उनकी शर्तोका पूर्ण समर्थन करती है। 


१, साधन-पूत्रके अनुसार | 
२, सम्मवतः भरस्तावोंका मसविंदा गांधीजीने तैयार किया था। अखिल भारतीय स्वराज्यदल्की मद्दा- 


परिषदृकी बैठक १० मोतीछाछ नेदरूकी अध्यक्षतामें १४८, रत्ता रोब्पर हुई थी । गाधीनी और सरोजिनी 
नावडूकों उसमें विशेष तौरपर आमन्तरित किया गया था। 


२७-२६ 


४०३ संम्पृर्ण गाधी वाइमय॑ 


तथापि परिषद्‌ परम आदरणीय भारत; मन्‍त्री- हारा हाल ही में लॉ सभामें 
की गई घोषणापर खेंद प्रकट करती है, क्योकि इसमे दिवगत अध्यक्ष द्वारा पेश किये 
गये प्रस्तावकी कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं पडती, इतना ही नही बल्कि उस घोषणाकी 
शैली और भाषा कुछ ऐसी है कि उससे सम्मानजनक सहयोग असम्भव नहीं तो 
कठिन अवरद्य हो गया है। 
इसलिए परिषद्‌ इस घोषणाके आधारपर स्वराज्यदछूकी नीतिमें किसी प्रकारका 
परिवर्तेत करनेका कोई कारण नहीं देखती। फिर भी यदि भारत सरकार द्वारा 
की जानेवाली अन्तिम घोषणा, जिसका जिक्र छॉड बर्कंनहेडने किया है, देशकी इस 
समयकी आवदश्यकताओको देखते हुए उचित हुई तो वह इसपर दुबारा गौर करनेकों 
तैयार है। 
[ अग्रेजीसे | 
फॉरवर्ड, १७-७-१९२५ 


२४३. भाषण : स्वराज्यदलकी बेठकमें' 


कलकत्ता 
१६ जुलाई, १९२५ 
बेठककी फारंबाई समाप्त होनेपर गांधीजीने उपस्थित लोगोंके सम्मुख सदस्यताके 
लिए कताईकी शर्ते न हटानेके प्रइनपर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यहाँ स्व॒राज्य- 
बादियोंमें से काफी बड़ी संख्यामें लोग उपस्थित हे। यदि आप लोग कहें कि कताईकी 
शर्ते हटा दी जानी चाहिए तो इसके लिए मुझे अ० भा० कां० कमेटीकी बेठक बुलानो 
होगी। व्यक्तिगत रूपसे में यह मानता हूँ कि कताई-सदस्यताके लिए पिछले छः 
महीनोंमें बहुत काम्त किया गया है और मुझे आजा है कि दोष आधे वर्षमें और 
भी अधिक काम होगा। पर फ़िर भी यदि आप इस शतंकों हटाना ही चाहते हे 
तो में इसमें और देर नहीं करूँगा।' 
[ अंग्रेजीसे ] 
सर्चेहाइट, १९-७-१९२५ 


१. पण्डित मोतीछालको अध्यक्षतामें देशवन्धुके निवासपर हुई स्वराज्यद्क महापरिषद्की इस बैठ्कमें 
गांधीजीको विशेष रूपसे बुलाया गया था। बैठकमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, सर्वेभी वि० झ० पटेल, न० 
चि० केल्कर, ढॉ० भणे, ढॉ० मुंजे, टी० प्रकाशम्‌, एस० श्रीनिवास आयंगार, रंगाल्वामी अव्यंगार भर 
जे० एम्र० सेनयुप्त भी उपस्थित ये। 

२. इसपर जे० एम० सेनगुप्त और १० मोतीछाल नेहरूने कहा कि स्वराज्यवादियोंकों कांग्रेसेक साय 
किये कह उंड कायम रहना चाहिए। इसे तोढ़ना खराज्यवादियोंका, जो सब कांग्रेसी हैं, कग्रेतकी नीतिसे 
द््ना । 


२४४. भाषण : स्वराज्यदलूकी बेठकमें' 


कलकत्ता 
१७ जुलाई, १९२५ 
महात्माजीने, जो बेठकर्मों उपस्थित थे स्पष्ट धाव्दोमें कहा कि यदि आप सद- 

स्पता-सम्बन्धी कताईकी शर्तकों हुदाना ही चाहते हे तो से आपकी साँगको एकवम 
सानकर अ० भा० कां० कम्तेटोकी बठक बुलाऊँगा। किन्तु फिर मेरे सम्मुख कांग्रेसकी 
कार्य-समभितिकी अध्यक्षतासे त्यागपत्र देकर चरखा और खहरके प्रसारके लिए प्रचार 
करनेके अलावा और कोई चारा नहीं रह जायेगा। में स्वराज्यवादियोंकों समझौतेसे 
मुक्त करके कांग्रेसके समादेशके प्रति उनके उत्तरदायित्वसे उन्हे पूरो तरह बरी करनेको 
तैयार हूँ। समझौतेके अनुसार कताई-सदस्थताका पूरे एक सालतक छागू रहना अनि- 
बार्य था और इसी कारण अधिकतर स्वराज्यवादी इसे पुरे एक कार्यकाल तक छागू 
रखनेके पक्षमें थे। पर अहुमत यदि इस दार्तेको हदानेके पक्षमें है तो उनकी इच्छाको 
ध्यानमें रखते हुए इस समझौतेकों तोड़ दिया जाना चाहिए। अस्तमें उन्होने कहा कि 
यदि फांग्रेस कताई-सदस्यताकों समाप्त कर देती है तो जिस प्रकार कांग्रेसमें रहते हुए 
देशबन्धु दासने स्वराज्य दलकी स्थापना की थी उसी प्रकार में एक कताई-संस्थाकी 
अलग स्थापना करूँगा। 

[ अग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, १८-७-१९२५ 


है 


१. महापरिषदृकी यह बेठक कंताई-सदस्पताकों समाप्त करनेंके प्रक्नार चर्चा करनेके उद्देशयसे चित्तरजन 
दासके दामाद एस० सी० रापके निवास स्थानपर हुई थी। ' 

२« निश्चित हुआ कि सितम्बर्के अन्त था अक्तूबरके आरम्भमें कताई सदस्यतापर विस्तारसे चर्चा 
क्रनेके लिए अ० भा० का० कमेटीकी बैठक बुराई जाये। विवरणके अनुसार, “बैम्कके अन्तमें गाधीजीने 
प्ण्डित मोतीछाछ नेदरुको एक पर्चा ड्खिकर भेजी कि चूँकि का््रेसमें बहुमत स्वराज्यवादियोंका है, इसलिए 
खराज्यदल्के अध्यक्षके नाते पष्डितजीकों दी कांग्रेस कायेसमितिकी अध्यक्षता भी संभाल लेनी चाहिए। 
ख्राज्यवादिषोकि खेमेमें इससे हलचल भच गई क्योंकि ज्यादातर खराज्यवादी गाधीजीका "'गैदशेन खो देना 
पसन्द नहीं करते थे। अन्तमें तथ यह हुआ कि वर्षकी शेष भवधितक गांधीजी अ० भा० का० कमेटीके 
अध्यक्ष बने रहें; किन्तु पदि अ० भा० का० कमेटीकी अगली बेठ्कमें कताई-सदत्यता हृथ देनेका निणेष 
छिपा जाये तो वे व्यागपत्र दे देंगे और एक कताई-संस्थाकी अछगसे स्थापना करेंगे।” 


२४५. वंचनासे भरा भाषण 


[१८ जुलाई, १९२५] 

लॉर्ड बर्कनहेडका ऐलान दो अर्थोगे वंचना करनेवाछा है। वह दूसरी मतंबा 
पढनेपर उतना कठोर नहीं छगता जितना पहली मर्तबा पढ़नेपर छग्रा था, परल्तु 
उसे दूसरी मतंबा पढ़नेपर उससे भी ज्यादा निराशा होती है, जितनी पहली मर्तंबा 
पढ़नेपर हुईं थी। उन्होने सोच-समझकर कठोरतापूर्ण बाते नही कही हूँ । भारत मन्‍्त्रीने 
जो कहा है बेसाख्ता कहा है। उन्होने जो महसूस किया या कहना चाहिए उन्हें जो 
महसूस कराया गया वही उन्होंने कह दिया है। उनके वादे भी केवल देखनेमे ही 
लुभावने हैं। यदि हम उन्हे ध्यानसे देखें तो उनसे हमपर यह छाप पडती है कि उन 
वादोकों करनेवाला इस बातकों जानता है कि उसे उनको पूरा करनेकी जरूरत कभी 
नही पडेगी। अच्छा, हम पहले उसी वादेको छे जो सबसे अधिक प्रदोभनकारी है। 
व्यवहारत. उसका भाव यह है-- आप अपना सविधान तैयार कर लें और हम 
उसपर विचार करेगें।' क्या यह हमारा ३५ सालका अनुभव नही है कि हमने अपने 
खयालके मुताबिक बिलकुल निर्दोष प्रार्थनापत्र भेजे हें और वे 'गौरसे विचार करनेके 
बाद” अस्वीकार कर दिये गये हैँ? ऐसा अनुभव होनेपर हमने १९२०में भिक्षा-वीति 
छोड़ दी और निश्चय किया कि हम अपने ही उद्योगपर निर्भर रहेगे, भले ही हम 
उस प्रयत्नमे तष्ट-अष्ट ही क्‍यों न हो जाये। छॉर्ड बर्कनहेड हमसे “मुशीपन' नहीं 
चाहते। वे तो हमे 'तेग बहादुरी” दिखानेका न्यौता देते है। वे अच्छी तरह जानते 
है कि इस निमन्त्रणणों कोई न वो स्वीकार करेगा--और न स्वीकार कर ही सकता 
है। इसका प्रमाण उस भाषणमे ही मौजूद है। उनके सामने मुडीमैन समितिके अल्प- 
मतकी अर्थात्‌ डॉ० सप्रू और श्री जिन्नाकी रिपोर्ट मौजूद थी। डॉ० सम्रू और श्री 
जिन्ना दो निहायत होशियार वकील हूँ जिन्होने कभी असहयोग करनेका कुसूर नहीं 
किया है, और उनमें से एक तो वाइसरायकी कौंसिलके कानूनी सदस्य भी रहे है। 
उन्हे तथा उनके साथीको जवाब यह मिला है कि उनमें इस कामकी समझ नहीं 
है। उस संविधानपर जिसे पण्डित मोत्तीछाछ नेहरू तैयार करें और परम मानतीय 
श्रीनिवास शास्त्री और मियाँ फजली हुसेन-जेंसे छोग पुष्ट करे, अधिक अनुकूछ 
विचार किये जानेकी सम्भावना है? क्‍या छोॉर्ड बरकंनहेडका यह प्रस्ताव असावधानत 
लोगोको फसानेके लिए बिछाया गया जाल नही है? फर्ज करें कि मौजूदा हालकी 
जरूरत रफा करनेके लिए सच्चाईसे कोई सविधान तैयार किया जाता है, उसे बेजा 
बताकर उसके बजाय कोई बहुत ही छोटी-सी चीज देनेका प्रस्ताव नही किया जायेगा ! 
में जब मुद्िकलसे २५ सालका था तभी मुझे यह विश्वास करना सिखाया गया था 
कि यदि तुम समझो कि तुम चार आनेसे सतुष्ट हो सकते हो तो वह चार आने 


२. वायप्तरायके कार्यकारिणी परिषदके सदस्य । 


वंचनासे भरा भाषण ४०५ 


पानेके लिए तुम्हे सोहह आनेकी माँग करनी चाहिए, किन्तु में इसे कमी नहीं सीस 
हक क्योकि मेरा मत तो यह था कि हमे जितनेकी जरूरत हो हम उतना ही मांगे 
९ उतना न मिले तो उसके लिए लडें। परन्तु यह बात मेरे ध्यानमे अवश्य ही 
आ गई थी कि पूर्वोक्त व्यावहारिक सलाहमे वहुत-कुछ सत्याग है। 
है यदि साँयके साथ बल, फिर वह हिंसात्मक हो या अहिसात्मक, हो तो बेहूदासे- 
वेहृदा सविवानपर भी तुरन्त विचार किया जायेगा। यह वात अग्रेजोके बारेमें, जो 
होती एक श्रकारके बलका मूल्य तो भ्ती-भाँति जानते ही है, खास तौरसे लागू 
। 
भारतकी चह अथक सेविका डाँ० वेसेट एक विधेयक तो इग्लेड ले ही गई हैं। 
उसपर कितने ही प्रसिद्ध भारतीयोने दस्तखत किये है। यदि कुछ अन्य छोगोने उस- 
पर दस्तखत नही किये हैँ तो उसका कारण यह नहीं है कि वे उससे सन्तुष्ट वही 
थे, वल्कि उसका कारण यह है कि वे जानते हैँ कि वह रहीकी टोकरीमें डाछ 
दिया जायेगा, उसको गति इसके सिवा दूसरी न होगी। उसपर दस्तखत ते करनेका 
कारण यह है कि दस्तखत न करनेवाले लोग उसकी विना सोचे-समझे की जानेवाढी 
रदगीसे होनेवाले राप्ट्रके अपमानमें भागी होना नहीं चाहते। जरा छॉड्ड वर्कनहेड 
कहे तो कि क्या वे भारतके लोकमतको बहुताभमे प्रदर्शित करनेवाले किसी एक 
दल द्वारा या एकाधिक दलो द्वारा तैयार किये गये किसी युक्तिसगत सविधानकों 
मजूर कर छेगे ? यदि वे ऐसा कहे तो वह सविधान एक सप्ताहमें ही वनकर तैयार 
हो जायेगा। वे सार्वजनिक रूपसे डॉ० बेसेटको यह आश्वासन दे दे कि पण्डित मोती- 
लाल नेहरू और अन्य लोगोके, वे जिनके नाम छे, दस्तखत कर देनेसे उसके स्वीकृत 
होनेकी पूरी-यूरी सम्भावना है तो में इस वातका जिम्मा छेता हूँ कि में उसपर उनके 
दस्तखत करा दूँगा। पर बात यह है कि छॉर्ड वर्कंनहेडके प्रस्तावमे सचाईकी गन्व 
तक नही है। 
भारतमन्त्रीने जो-कुछ देनका प्रस्ताव किया है, उसमे ईमानदारी नही दिखाई 
देती; छेकिन इसमे उनका कुसूर नहीं है। हम अभीतक किसी वातका दावा करनेंके 
लिए तैयार जो नहीं है। इसलिए स्वमावत ब्रिठिश सरकारका काम यही हो जाता 
है कि वह हमे कुछ देनेकी वात करे और हमारा काम है कि हम उसे फिलहाल 
काफी न समझे तो छेता नामजूर कर दे। नये प्रधान सेनापतिने जिसे अप्राप्य कहा 
है, हमारे लिए तो वही एक चीज इस छायक है कि हम उसके लिए जिये, लडे जौर 
मरे। भनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार कभी अग्राप्य नहीं हो सकता और लोकमान्यने 
हमे बताया है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्यकी परिभाषा 
है-- अपना शासन स्वयं करता, भले ही कुछ समयतक वह कुशासन भी हो। हम 
अग्रेज और हिन्दुस्तानी, इस समय भारी दिमागी उलझनमे फेस हूँ। लॉर्ड बर्कनहेड 
समझते है कि ब्रिटिश सरकार हम भारतीयोके सुख-सुविधाकी न्यासी है, किन्तु हम 
मानते हैँ कि उसने हमे अपने स्वार्थके छिए गुछामीकी जजीरोमे जकड़ रखा है। 
न्‍्यासी अपने प्रतिपालितिकी आयका ७५ फीसदी मेहनतावामे कदापि वसूछ नहीं केरता। 


४०६ सस्पृूर्ण गाघी वाइमय 


छॉर्ड बरकंनहेड कहते हे कि भारतमे ९ मजहब और १३० भाषाएँ हे; वह एक राष्ट्र 
नहीं हो सकता। हमार कहना है कि समस्त व्यावहारिक उद्देश्योकी पूर्तिकी दृष्टिसे 
और बाह्य आक्रमणोसे रक्षाके मामछेमे हम जरूर एक राष्ट्र हे। वे समझते है कि 
असहयोग एक भयकर गलती थी। हममें से बहुसख्यक छोग मानते हैँ कि उसीने इस 
सोते हुए राष्ट्रको घोर निद्रासे जगाया है और इसीके बदौलत राष्ट्रको अकृत बढ 
मिला है। स्वराज्यदक उसी बलूका अप्रत्यक्ष परिणाम है। वे कहते हूँ कि ब्रिटिश 
सरकारने हिन्दू-मुसछमानोके झगडोमे “अपने हाथ साफ रखे हे।' पर प्राय, हर भारत- 
वासीका यह निश्चित विश्वास है कि हमारे अधिकाश झगडोके छिए मुख्यत. ब्रिटिश 
सरकार ही जिम्मेवार है। वे मानते हैं कि हमे उनसे सहयोग करना लाजिमी है। 
हम कहते हे कि जब उनका हेतु अच्छा होगा या उनका हृदय-परिवर्तेन होगा, हम” 
उनके साथ सहयोग करेगे। वे कहते है कि कोई गुणी नेता सुधारोका उपयोग करनेके 
लिए खडा नहीं हुआ। हम कहते हे कि दूसरोकी बात जाने दें। श्री शास्त्री और 
श्री चिन्तामणिको ही के; सुधारोको सफल बनानेके छिए तो वे ही पर्याप्त गुणी 
पुरुष थे; परन्तु समस्त सद्भावके बावजूद उन्होंने अनुभव किया कि वह सम्भव नहीं 
है। वेशबन्धुने इससे निकलनेका एक रास्ता दिखाया था। उनका वह प्रस्ताव अभी 
कायम है। 

पर उनके प्रस्तावका उत्तर उसी भावसे मिलनेकी क्‍या कोई आशा है जिस 
भावसे वह रखा गया है? अग्रेजोकों और हमको दृष्टिभेदके कारण एक-दूसरेकी बात 
उलटी नजर आती है। तब क्‍या कोई ऐसी योजना प्राप्त करनेकी सूरत है जिसपर 
हम दोनों सहमत हो सके। 

हाँ, ऐसी सूरत अवश्य है। 

अभी हम दोनों कौमोकी हालत अस्वाभाविक है --- एक शासक है, दूसरा शासित । 
हम भारतवासियोको यह खयाल करना छोड देना चाहिए कि हम शासित हैँ। यह 
हम तभी कर सकते है जब हमारे पास किसी किस्मका बल हो। १९२१ में हमें 
छगता था कि हम समझते है, वह बल हममे है। इसीसे हमने सोचा था कि स्वराज्य 
एक सालके भीतर-भीतर मिल रहा है। पर अब तो कोई भविष्यवाणी करनेका साहस 
नही हो सकता। अत हमें वह बल, सत्याग्रहका शान्तिमय बल, इकट्ठा करना चाहिए। 
तब हम एक-दूसरेके बराबर हो जायेगे। यह कोई डर या धमकी नही है! यह तो 
अटल वस्तुस्थिति है। और यदि इन दिनों मै 'शासको ' की कार्रवाइयोकी आछोचना 
नियमित रूपसे नहीं करता तो इसका कारण यह नही है कि सत्याग्रहीके भीतर रहने- 
वाली मेरी अग्नि बुझ गई है। बल्कि उसका कारण यह है कि में वाणी, लेखनी और 
विचारमे मितव्ययी हूँ। जिस दिन में तैयार हो जाऊँगा में अपनी वाणीका खुछा उप- 
योग करूँगा। मेने लॉर्ड बर्कनहेडकी इस घोषणाकी आलोचना करनेका साहस खासकर 
वगालकके और आमतौरपर भारतके वियोग-व्यथित छोगोको यह बतानेके लिए किया 
है कि लॉर्ड बर्कनहेडके भाषणकी अनचाही तीक्ष्णताकों में भी उन्हीकी तरह अनुभव 
करता हूँ। में यह भी बताना चाहता हूँ कि पण्डित मोतीछाल जहाँ विधानसभामें 


टिप्पणियाँ २5७ 


लड़ेंगे और _दैशवत्थुकी जगह स्वराज्यदलका नेतृत्व करेगे, वहाँ में भी सत्याग्रहके लिए 
तोवरण तैयार करनेमे कोई कोर-कसर न रखूंगा, और यह ऐसा काम है जिसके 
लिए में और बातोकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त हूँ। गीताके गायकने कहा भी है 
स्वधर्स निधन श्रेयः परघर्मों भयावहः। 
स्वधर्म (कत्तंव्य) के पालनमे मर जाना भी श्रेयस्कर है, परवर्म तो भयावह 
होता है। 
[मंजर 
यंग इंडिया, २३-७-१९२५ 


२४६. हदिप्पणियाँ 
चौर-नीति 


मेने कभी कल्पना भी न की थी कि मुझे इस श्ीषककी टिप्पणी और वह भी 
गुजरातकी राष्ट्रीय प्रवृत्तिके सम्बन्धम लिखनी पडेगी। किन्तु यह अनसोची वात हो 
गई है। गुजरात खादी-मण्डलने निम्न प्रस्ताव पारित किया है 

सूँकि सण्डलके लिए कुछ उधार रकमोंको वसुल्ल करना कठिन हो गया 

है और उनकी वसुलीके लिए दावे दायर करनकी नौबत आ गई है, इसलिए 

यह नि३चय किया जाता है कि इन ,उधार रकसोंका विवरण पूरे तथ्यों सहित 

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी सारफत गांधीजीकों भेज दिया जाये और उनका उत्तर 

आनंपर इन रकमोंकी वसुल्लीके लिए उचित कार्रवाई की जाये। 

यह प्रस्ताव एक दो खास व्यक्तियोके मामलछोको ध्यानमे रखकर पारित किया 
गया है। इनमें से एक व्यक्तिका नाम और पता मुझे मिल गया है। किन्तु में इसी 
समय उनका नाम प्रकट करना नहीं चाहता। में यह भी नहीं चाहता कि फिलहाल 
खादी मण्डकको अदालतमे दावा दायर करनेकी सलाह दूँ। में इस सम्बन्बमे अपना 
यह विचार प्रकट कर चुका हूँ कि काग्रेसके प्रस्तावोका मशा कांग्रेसको नुकसान पहुँ- 
चाना नही है। वे प्रस्ताव जब भ्रस्तुत किये गये थे तभी यह साच छिया गया था कि 
सदस्य कमसे-कम एक-दूसरेको तो धोखा न देंगे और काग्रेसके कार्यके सम्बन्ध पार- 
स्परिक व्यवहार्मे ईमानदारी वरतेंगे। किन्तु अपने सामने मौजूद चिदृठीसे प्रकट है 
कि काग्रेसके सदस्य खादी-मण्डलके विश्वसनीय कार्यकर्ता लोग ही, खादी-मण्डल द्वारा 
उधार दी गई रकमोको नही लौटा रहे हे। इस सम्बन्धमें मध्यस्थ लोग भी अपना 
बचन पूरा नहीं कर रहे हैँ। यदि काग्रेसके अदालतोके वहिष्कारसे सम्बन्बित भप्रस्ताव- 
को ऐसे लछोगोके मामछेमे ही छागू करना पडे तव तो काग्रेसको ही अपना दिवाला 
निकालना पडेंगा। 

क्या कोई गुजराती इस चौर-नीतिका भी त्याग कर देगा? चौर-नीतिका अर्थ 
वह नीति जिसका पाढन चोर भी परस्पर करते हें। वे चोरी करते है, उनके इस 


४०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कार्यमे तो अनीति है हो, किल्तु वे एक-दूसरेकी चीजे नहीं चुराते। यदि वे एक- 
दूसरेसे लेन-देन करते हे तो उसमे शुद्धता वरतते हैं। क्‍या गुजराती इतने पतित 
हो गये है कि वे नीतिका इतना पाछन भी न करेगे? मेरी विनती है कि जिन्होंने 
खादी मण्डलकी उधार रकमे अभीतक न दी हो तो वे जिन रकमोको मंजूर करते 
हैं, कमसे-कम उनका हिसाव तो दे ही दें। 


सबके-सब ब्रह्मचारी 


मेरे अभिमानके कारण कहे या अज्ञानके कारण अथवा दोनोके कारण कहे, मे 
यह खयाल करता था कि अपने तमाम छडके-लडकियोंकों ब्रह्मचारी रखनेका प्रवल 
करनेवाला मैं ज्ञायद अकेला ही हूँगा अथवा मेरे कुछ साथी ही होगे। परन्तु मेरा 
यह गये चूर-चूर हो गया है और मेरा अज्ञान दूर हो गया है। यहाँ मेरे साय जो 
स्वयंसेवक हैँ उनमें एक यहाँकी प्रान्तीय कमेटीके मन्त्रीका भतीजा है। वह स्वय 
ब्रह्मचारी है, यही नही, बल्कि उसके पितानें निश्चय किया है कि वे उसके शेष भाई- 
योको भी ब्रह्मचारी रखेंगे। जो लडका स्वय ब्रह्मचारी न रहना चाहे वे उसके लिए 
योग्य कन्या खोजनेके लिए तैयार है; वे उनमे से किसीपर जब्र करना नही चाहते। 
वे अभी अपने लडकोको ऐसी ही तालीम दे रहे हैँ जिससे वे ब्रह्मचर्यका पालन करे। 
उनके सब बेटे जवान है और अपने-अपने काम-बन्बेमे छगे है। वे अवतक स्वेच्छासे 
ब्रह्मचारी है। में देखता हूँ कि बंगालमे इसी तरह कन्याओको भी तालीम दी जाती 
है। यद्यपि उनकी संख्या कम है तथापि प्रयत्न तो किया ही जा रहा है। यह प्रवत्त 
पाश्चात्य सम्यताके प्रभावका फल नही हैं, बल्कि ऐसी चेप्ठा करनेवाले माता-पिता 
केवल धार्मिक भावसे प्रेरित होकर ही ऐसा कर रहे हे। 


दाहिना बनाम बायाँ 


कोई भी तिदचयपुर्वके नही कह सकता कि दाहिने और बायें हाथमे भेद कसे 
आरम्भ हुआ और कुछ कामोंको दाहिने हाथसे और कुछको बाये हाथसे ही करनेकी 
प्रथा क्यो पडी? परन्तु परिणाम तो हम देखते ही है कि वहुतेरे कामोमे बायें हाथका 
उपयोग नही किया जाता। इससे वह वेकाम हो गया है और हमेशा दाहिने हाथसे 
कमजोर भी रहता है। 

किन्तु जापानमे यह बात नहीं है। वहाँ सभीको छडकपनसे ही दोनो हाथोसे 
एक-सा काम लेना सिखाया जाता है। इसलिए उतकी गारीरिक उपयोगिता हमारी 
शारीरिक उपयोगितासे अधिक हो जाती है। 

मै ये विचार अपने वर्तमान अनुभवके फलस्वरूप पाठकोके छाम्ार्थ उपस्थित 
करता हूँ। मुझे जापानियोके सम्बन्धर्में इस बातकों पढे कोई २० सालसे अधिक हो 
गये है। मैने जबसे यह व्यत पढी है तभीसे वाये हाथसे लिखनेका अम्यास आरम्भ 
कर दिया था और फलत मुझे इसकी थोडी-बहुत आदत हो गई है। मेने यह मानकर 
कि मुझे अवकाश नहीं है, वाये हाथसे दाहिनेके बरावर तेजीसे लिखनेका मुहावरा 
नही डाछा। मुझे इसपर इस समय अफसोस हो रहा है। मेरा दाहिना हाथ मेरी 


उद्धार कब हो सकता है? ४०९ 


इच्छाके अनुसार लिखनेका काम नहीं देता, उसमे अधिक छिखनेसे दर्द होने लगता 
*अछ का यह छोभ अभीतक वना ही हुआ है कि जहाँतक हो सके, में अपनी हायसे 

खनेकी बक्तिको कायम रक्लूं। इस कारण मेने अब फिर बाये हाथसे छिखना 
पक लड: है। अब मुझे इतना अवकाग तो है नहीं कि में सव-कुछ वाये ही हाथसे 
सूं और दाहिने हाथकी जैसी तेजी उसमे ला दूं। फिर भी वह कठिताईके समयमे 
मुझे मदद दे रहा है। इस कारण में अपना यह अनुभव पाठकोके सामने पेश करता 
हैँ। जिन्हे अवकाश और उत्साह हो वे बाये हाथसे भी अभ्यास करे। समय आतनेपर 
उसकी उपयोगिता सभी सिद्ध कर सकेगरे। वाये हाथसे केवछ लिखनेका ही नहीं, 
दूसरी क्रियाओका भी अभ्यास कर लेना लाभप्रद है। क्या हमने कितने ही ऐसे लोग 
नही देखे जिनके लिए चोट आदि छगनेंके कारण दाहिना हाथ बेकाम हो जानेपर 
वायेसे खाना खाना भी मुहिकल हो जाता है? इस लेखका सार कोई यह तो हरगरिज 
न निकाले कि दे वाये हाथसे अभ्यास करनेके पीछे पागल ही हो जाये। साधारण 
तौरपर बाये हायसे जितना अभ्यास किया जा सकता है, में इस टिप्पणीके द्वारा 
उतना ही करनेकी सलाह दे रहा हूँ। शिक्षकोके लिए यह वाछतीय मालूम होता है 
कि वे यह सुझाव देकर बालकोको छाभ पहुँचाये। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, १९-७-१९२५ 


२४७. उद्धार कब हो सकता है! 

एक सेवक ' ने अपने पत्रमे लिखा है 

इसमे से मैने वह भाग निकाल दिया है जिसमे सेवक” ने देशी राज्योके 
सम्बन्ध वहुत-सी बाते लिखी थी। 

श्रद्धा किसीके देवेंसे नही मिलती। इसलिए सेवक” को अपनी वाछ्धित श्रद्धा 
स्वय ही प्राप्त या अनुभव करनी होगी। परन्तु में उनका विचार-दोप बता सकता 
हूँ। राष्ट्रके कम-फलका अर्थ है उसके समस्त कर्मोके योगका परिणाम। इसके अतिरिक्त 
यहाँ स्व॒राज्यका अर्थ सकुचित किया गया है। स्वराज्यका अर्थ है राजतन्त्रका अग्रेजो- 
के हाथसे जनताके हाथमे जाना। अत यहाँ तो अंग्रेजों और भारतीयों दोनोकी समाज- 
नीति अथवा राजनीतिका कर्म-फल निकाछना होगा। समाजतीतिमे हमारे समाजकी 
स॒गठन जविति और  निर्भयता आदि गुणोका समावेश होता है। ये गुण जब प्रजामे 
भा जाये तब हम अपनी शासन-व्यवस्था अपने हाथमें ले सकते है। फिर इस समय 
तो स्वराज्यका अर्थ ' ब्रिटिश भारतकी स्वाधीनता “मात्र है। उसका. असर देशी-राज्यो- 
पर बहुत होगा, इसमें कोई शक नही। फिर भी देशी राज्योका भ्रग्न अछग रहेगा 


१, यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें ठेखकने लिखा था कि देशमें इस समय वहुत-सी बुराध्पों 
फैली हुई हैं। जबतक ये बुराश्यां नहीं जाती तबतक देशका उद्धार कैसे होगा) व्या व्यवितिकी तरह 
समाजको भी उत्तके कर्मोका फछ नहीं मिलता? 


४१० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ओर बहुताशरमें ब्रिटिश भारतकी स्वतन्त्रता मिल्॒नेंके वाद अपने-आप हल हो जायेगा। 
देशी राज्योकी राजनीति कितनी ही बुरी हो, फिर भी ब्रिटिश भारतमे शक्ति हो तो 
वह आज स्वाधीन हो सकता है। इसलिए कर्म-फल निकालनेमे हमे ब्रिटिश भारतकी 
प्रजाके कर्मोका भी हिसाब छगाना होगा। यदि हम .उस हिसावमे देशी राज्योको 
जोड़ेगे तो फल गलत निकलेगा। वास्तवमे तो देशी राज्य भी अग्रेजी सत्ताके ही प्रतीक 
हैं। वे उसीके अधीन हूँ। वे उसके भ्रति जवाबदेह है भी और नही भी हैँ। कर देने 
और उस सत्ताके प्रति वफादार रहनेका जहाँतक सम्बन्ध है, वहाँतक वे उसके प्रति 
जवाबदेह हूँ और प्रजाके और उनके सम्वन्धोका जहाँतक ताल्लुक है वे लगभग स्वतन्त्र 
है। वे प्रजाके प्रति तो बेशक जवावदेह नही हैं। इससे उनके आसपासके वायुमण्डलमें 
दोष-ग्रहणकी शक्ति बढती है अथवा दूसरे शब्दोंमे कहे तो उनके सम्मुख अन्यायी वननेके 
अनेक प्रलोभन रहते हैँ। वे जो-कुछ थोडा बहुत न्याय करते है उसका भी कारण 
है उनकी बची-खुची स्वतन्त्र नीति। खूबी तो यह है कि देशी राज्य विलकुल निरंकुश 
होते हुए भी और अग्रेजी सत्ताकी अनीतिके समर्थक होते हुए भी अवतक न्याय-नीति- 
की यत्किचित्‌ रक्षा कर रहे हे। इस स्थितिका श्रेय हिन्दुस्तानकी प्राचीन गोरवमयी 
सभ्यताको है। 

इस प्रकार में देशी राज्योंका वचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वस्तुस्थितिको 
पहचानकर और 'सेवक' का विचार-दोष दिखाकर उसकी निराक्षा दूर करनेका 
प्रयत्न-मात्र कर रहा हूँ। देशी-राज्य चाहे कितने ही बुरे हो परन्तु यदि फ़िर भी ब्रिटिश 
सत्ताके अधीन रहनेवाले करोड़ो भारतवासी अपने योग्य सामाजिक गुणोकों व्यक्त कर 
सके तो वे स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते है। देशी-राज्य इन गुणोके विकासमें चाहें तो 
बहुत मदद कर सकते है। परन्तु यदि वे मदद न करे और विरोध करे तो भी' राष्ट्र 
उन गुणोको व्यक्त कर सकता है। 

वे गुण क्या है, इसका विचार हम समय-समयपर कर चुके है --चरखा, खादी, 
हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारण। ये गुण अहिंसा द्वारा स्वराज्य भ्राप्त 
करनेके लिए आवश्यक है। यदि हमे तलवारके वलसे स्वराज्य प्राप्त करना हो तो 
फिर इसमे से किसी भी गुणकी जरूरत नहीं। परन्तु फिर वह स्वतत्रता जनताकी' 
स्वतन्त्रता न होगी, एक वाहुबल-घारीकी स्वतन्त्रता होगी । जनता तो कढाईसे निकलकर 
चुल्हेमे गिरेगी। गेहुंवे रगके डायर इवेतवर्णी डायरसे अधिक ग्राह्म न होगे। तब तो 
देशी राज्योकी जिस स्थितिका रोना 'सेवक' रो रहे है वही स्थिति सारे भारतकी 
होगी; क्योकि जो समुदाय तलवारके द्वारा अग्रेजोंसे सत्ता छीनेगा, क्या वह प्रजाके प्रति 
उत्तरदायी रहेगा ? असि, तलवार, शमशीर, 'सोडे” सब एक ही वस्तुके पर्याय है। 

देशी राज्योसे अग्नेजी राज्य जरूर चरम होगा। यही तो अग्रेजी राज्यकी 
खूबी है। अग्रेजोको तो पक्ष-विशेषको प्रसन्न रखकर ही शासन चलाना पड़ता है। 
इसीलिए मध्यमवर्गी छोगोको निरन्तर अन्याय नहीं सहना पडता। अग्नेजोके अन्याय- 
का क्षेत्र बड़ा है। इससे वह मात्रामें बहुत होते हुए भी व्यक्तिश कम माछूम होता 
है और हम दीघेकाछसे उसके अभ्यस्त हो जानेके कारण उसको पहचान भी नहीं 


राष्ट्रीय शिक्षा ४७ 


पाते। दक्षिण अमरीकाके गृलामोको चिद अभ्यस्त होनेसे गुलामी इतनी मीठी छूगती 
थी कि जब वे गुलामीसे मुक्त किये गये तव उनमे से कुछ तो रोने छगे थे। वे कहाँ 
जायेगे, क्या करेगे, और किस तरह रोजी कमायेगे, ये महाप्रब्न उनके सामने आा 
खड़े हुए थे। यही हालत हममे से बहुतो की है। हम अग्रेजी राजनीतिके सृक्ष्म परन्तु 
घातक दुष्प्रभावको अनुभव नही करते । क्षयके रोगी वैद्योके सचेत करनेपर भी, गालोकी 
लालीसे भुलावेमे पड जाते है । वे नहीं जानते कि यह लाली असछी नहीं नकली है। 
वे अपने पैरोके पीकेपनपर ध्यान नही देते । 

में पाठकोको फिर सावधान करता हूँ कि में देशी राज्योकी हिमायत नही करता । 
में तो भारतकी दुर्दशा बताता हूँ। देशी राज्य भछे ही खराब हो, परन्तु उनकी इस 
खराबीकी ढाल अंग्रेजी राज्य है। उथला विचार करनेसे अग्नेजी राज्य भले ही देगी 
राज्योसे अच्छा मालूम हो, परन्तु वास्तवमे वह देशी राज्योसे अच्छा नही है। अग्रेजी 
राज्य-पद्धति प्रजाके शरीर, मन और आत्माका नाश करती है। देगी-राज्य मुख्यत 
गरीरका नाश करते है। यदि अग्रेजी राज्यके स्थानमे प्रजा-राज्य कायम हो जाये तो 
में देशी राज्योमे सुधार हुआ जैसा ही मानता हूँ। किन्तु यदि अग्रेजो या श्वेतवरणियोके 
वाहु-वलछके राज्यकी जगह गेहुआँ रगके लोगोके बाहु-बलका राज्य हो जाये तो उससे न 
तो प्रजाको कुछ छाभ होगा और न राज्योमे सुधार होगा। शान्तिपूवंक विचार करने- 
वाला हर स्त्री-पुरुष अपने-आप इन दोनो उदाहरणोकी सचाई समझ सकता है। 

वातावरणमे अनिश्चितता होनेपर भी में चरखेकी और खादीकी प्रगतिकों स्पष्ट 
देख रहा हूँ। अस्पृश्यता दूर होती ही जा रही है और हिन्दू-मुसलमान राजी-खुभीसे 
नही तो छड़-मरकर ठिकाने जरूर आ जायेगे। इस कारण स्वराज्यकी शकक्‍यताके 
विषयमे मेरी श्रद्धा अविचल है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १९-७-१९२५ 


२४८. राष्ट्रीय शिक्षा 


एक गुजराती सज्जनने राष्ट्रीय शिक्षाकी दयनीय हालतका वर्णन करनेके वाद 
जो-कुछ लिखा है, उसका सार नीचे दे रहा हूँ दे 
जहाँ विद्यार्थी राष्ट्रीय विद्यामदिरोको छोड रहे हो, कार्यकर्त्ता शिथिल 
हो रहे हो और लोग अपने रूडकोकों पढनेके लिए सरकारी शालाओमे भेज 
रहे हो, जहाँ शेष बचे विद्यार्थी विद्यामदिरोमे आते वक्‍त ही खादी पहनते हो 
और स्नातकोकों यह सूझता ही न हो कि क्‍या घन्चा करे, वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा 
कैसे टिक सकती है? क्या आप कोई मार्ग सुझायेगे ? जाप यह तो अवश्य ही 
नही कहेंगे कि उन्हे चरखा चलाते जाना चाहिए। है 
सभी प्रवृत्तियोमे सफलतातक पहुँचनेसे पहले उतार और चढ़ाव आते हूं। 
राष्ट्रीय गिक्षाके सम्बन्धमे भी ऐसा ही हो रहा है। जो लोग उतारके वक्‍त भी 


ड१२ सम्पूर्ण गाधी' वादुमय 


राष्ट्रीय शिक्षामे अपना विश्वास बनाये रखेगे, वे ही राष्ट्रीय शिक्षाकी गौरव-बृद्धि करेंगे। 
मेरा राष्ट्रीय शिक्षामे विश्वास है, इसलिए में तो इस उतारसे नहीं घवराता। में 
जानता हूँ कि जिसमें उतार आता है उसमें चढाव भी अवश्य ही आता है। इसलिए 
विश्वासी लोग अपना विश्वास न त्यागे। स्नातकोकों घन्धा देनेका प्रश्न टेढा है। 
राष्ट्रीय शिक्षाकों अभी ऐसा स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है कि किसी भी स्नातककों 
धन्धेकी चिन्ता करनेकी जरूरत ही नही हो। कुछ स्नातक तो राष्ट्रीय शिक्षाके क्षेत्र 
खप जायेगे। किन्तु अधिकाश स्नातकोके लिए कोई धत्घा चाहिए और वह धन्धा 
खादीके क्षेत्रमें ही मिल सकता है। केवल यही राष्ट्रीय क्षेत्र प्राणवान है, अत 
इसीमे अधिकसे-अधिक युवक खप सकते हूँ। इस क्षेत्रके लिए तो बहुत-से स्नातक तैयार 
किये जाने चाहिये। सूत कातकर जआजीविकाम वृद्धि करना निेनोका और कताई- 
का प्रचार करनेके लिए सूत कातना यह मध्यम वर्गका काम है। में वगालमें देख 
रहा हूँ कि इस प्रचार-कार्यको करके सैकडो युवक सामान्यत अपनी आजीविका कमा 
सकते है। मैं इस सम्बन्धमे ऑकडे प्राप्त कर रहा हूँ। इसको जानकर छोगोको हर्ष 
और आहचर्य हुए विना न रहेगा। - 

किन्तु इस कार्यमे वे ही युवक छग सकते है, जिनका खादीकी शक्तिमें विश्वास 
हो और जिनमे उसका काम सीखनेका घीरज हो। जिनकी चरखे और खादीमें 
श्रद्धा न हो, में मानता हूँ कि उनका राष्ट्रीय शिक्षामे पड़ा रहना व्यर्थ है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १९-७-१९२५ 


२४९, पन्न : मोतीलाल नेहरूको 


कलकत्ता 
१९ जुलाई, १९२५ 


प्रिय पण्डितजी, 

मैं पिछले कुछ दिनोसे यह सोच रहा हुँ कि में देशवन्चुकी यादगार कायव 
रखनेंके लिए और छोड बर्कनहेडके भाषणसे उत्पन्न स्थितिके सम्बन्बमे स्वय अपनी 
तरफसे क्‍या विश्षिष्ट योगदान कर सकता हूँ। में इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि मुर्ख 
स्वराज्यदकको पिछले सालके करारके समस्त दायित्वोसे मुक्त कर देना चाहिए। 
इस कार्यका फल यह होगा कि अब काग्रेसके छिए प्रधानत कताई सस्या बना रहना 
आवश्यक नही रह जायेगा। में मानता हूँ कि उस भाषणसे उत्पन्न परिस्थितिमे स्वराज्य- 
दलके वल और प्रभावकों बढानेकी आवश्यकता है। यदि में इस दलको मजबूत बनाने” 
के लिए जो भी कदम उठा सकता हूँ उसे न उठाऊँगा तो में अपने कर्त्तव्यका पान 
न करूँगा। यह तभी हो सकता है जब काग्रेस प्रधानत राजनैतिक सस्था वन जाय 
उस करारके अनुसार काग्रेसका कार्य रचनात्मक कार्यक्रमतक हो मर्यादित है। में 


पत्र : देवदास गाघीको ४१३ 


समझता हूँ कि अब परिवर्तित दक्ामे, जो कि देशके सामने है, इस मर्यादाकों कायम 
रखनेकी आवश्यकता नही है। इसलिए में खुद ही आपको इस मर्यादाके बन्धनसे केवल 
मुक्त ही नही करता बल्कि में आगामी अ० भा० काग्रेस कमेटीसे भी कहना 
चाहता हूँ कि वह भी ऐसा ही करे और काग्रेसके समूचे तन्‍्त्रको आपके हवाले कर 
दे जिससे आप उसमें ऐसे राजनैतिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके, जिन्हे आप देशके 
हितके लिए आवश्यक समझे। असलमे में यह चाहता हूँ कि में जिन-जिन मामलछोमे 
अपनी अन्तरात्माको सामने रखकर आपकी और स्वराज्यदछकी सेवा कर सकता हूँ, 
आप उन सबमे मुझे अपना वश्ववर्ती समझे।' 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
: [भअग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-७-२९२५ 


२५०. पत्र : देवदास गांधीकों 


सोमवार [२० जुलाई, १९२५ [' 
चि० देवदास, 
इस समय तो कार्ड ही लिख रहा हूँ । यह भी गनीमत है। तुमने मेरी सहायता- 
का अर्थ अधिक समझ लिया है। जैसा तुम कहते हो वैसी सहायताके लिए तुम्हे 
सुरक्षित रखनेकी आवश्यकता में नहीं समझता। सभी विधान सभाओमे जाते हो तो 
चले जाये। में तो उनमें जानेंके लिए अयवा किसीको उनमें भेजनेके लिए तैयार 
नही हूँ। हमारा काम तो केवछ चरखा ही है। यदि देशवन्बु जीवित रहते तो मुख्यतः 
यही काम करते। चरखेमे उनकी दिलचस्पी इतनी गहरी हो गई थी। किन्तु ये 
सब बाते तो जब मिलेगे तब होगी। फिलहाल तो सारा वक्‍त दस लछाखकी रकम 
इकट्ठी करनेमे और पण्डितजीसे' वात करनेमे जाता है। अखवारोकी सामग्री लिखनेके 
लिए तो शायद ही कुछ वक्‍त बचता है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० २१३१२ ) की फोटो-नकलसे | 


मोतीछालुजीके उत्तरके लिए देखिए परिज्चिष्ट ५। 
थे डाककी सुदरमें “ कलकता, ह१ जुलाई, १९२५” दे। सोमवार ३० जुलाईका था। 
३. पँ० मोतीछाछ नेहरू । 


२५१. पत्र: राजेन्द्र प्रसादको 


२१ जुलाई, १९२५ 

प्रिय राजेन्द्र बाबू, 
समय बचानेके लिए मुझे तुम्हे यह पत्र अग्नेजीमे छिखना पड़ेंगा। मेरा दाहिना 
हाथ काम नहीं दे रहा है। बायें हाथसे लिखनेमें बहुत समय लगता है। इसलिए 
में इस समय आशुलिपिककी मदद छे रहा हूँ। वैसे मेने यह आज ही से शुरू किया 
है। अ० भा० का० कमेटीकी बेठक पटनामे होना असम्भव रूग रहा है। महाराष्ट्र 
और मद्रास एवं विशेषकर मद्रासके लोगोकों वहुत सख्त शिकायत है; और उनकी 
शिकायतोमें काफी तथ्य है। इसलिए सबने बम्बईमे करना तय किया है। इस वार 
हम इस बैठकमे पूरी-पूरी उपस्थिति चाहते है; क्योंकि ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रस्तावोपर 
चर्चा करनी है जो सविधान और नीतिमे रदोबदछसे सम्बन्धित है। में चाहता हूँ कि 
उन प्रस्तावोपर, वे जैसे भी हों, चर्चा उस समय हो जब सभी सदस्य उपस्थित हो। 
किन्तु यदि मुझे सितम्बरके शुरूमे बिहार बुछा सकना सम्भव छगे तो में तब आा 
सकता हूँ। पर में वहाँ कमसे-कम समय छगाना चाहूँगा। यदि तुम पूरे महीने मुझे 
रोकना चाहो तो वह भी हो सकेगा। यो तो चूँकि तुम मुझे पुरुलिया बुला रहे 
हो और चूँकि सभी कार्यकर्ता वहाँ आ रहे हे, इस समय तुम्हारा मुझे अन्य केन्नोमे 
ले जाना अनावश्यक ही होगा। पर यह सब तय करना तुम्हारा काम है। जो 
आदमी तुम्हारा सन्देश छेकर आया था उससे मैने कह दिया है कि में १२ को 
पुरुलिया पहुँच जाऊँगा। फिर भी अगर तुम मेरा इससे भी पहले वहाँ पहुँचना 
जरूरी समझो तो सूचित तो करना ही। प्रबन्ध ऐसा रखो जिससे में ३० सितम्बरको 
बम्बई पहुँच जाऊँ। बिहारके सब सदस्योंको अ० भा० का० कमेटीकी बैठकमे शामिल 
होना चाहिए। चरखा-सम्बन्धी परिपत्र मैने अभी नहीं पढा है, में इसे अगले एक 
सप्ताहतक पढ छेनेकी आशा रखता हूँ और “यंग इडिया” के अगले अकमे इसके 
बारेमे लिखूँगा। हाँ, अब अखिल भारतीय स्मारक सम्बन्धी विज्ञप्ति भी प्रकाशित हो 
जायेगी। जवाहरछाल इसके बारेमे पहले छिख ही चुके हें। इस कोषकी पूरी रकम 
चरखे और खद्रके प्रचारमें व्ययकी जायेगी। यद्यपि कोषकी अपीलमे ऐसी कोई वात 
नही कही गई थी पर जहाँतक सम्भव होगा एक प्रान्तमें इकटूठी की गई रकम उसी 
प्रान्तमें खर्चकी जायेगी। तथापि सारा खर्चा अ० भा० [का ०] कमेटीकी मार्फत होगा . .।' 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०६७९) की माइक्रोफिल्मसे । 


२. पूरा पत्र उपृछब्ध नहीं द्दै। 


२५२. अखिल भारतीय स्मारक 


[२२ जुलाई, १९२५ या उससे पू ]' 
हम नीचे दस्तखत करनेवाले छोगोकी यह राय है कि देगवन्बु चित्तरजन 
दासकी याद अमिट वनानेके छिए अखिल बंगाल स्मारककी तरह अखिल भारतीय 
स्मारक वनाना भी आवश्यक है। जिस तरह वे समस्त वगालके थे उसी तरह समस्त 
भारतके भी थे। जिस तरह हम उनके अखिल वग्राल स्मारकके सम्वन्धमें उनकी 
आकांक्षा जानते है, उसी तरह हम उनके अखिल भारतीय स्मारकके सम्वन्धमें भी 
उनकी आकाक्षा जानते है। उन्होने एक साछसे कुछ पहले अपना यह विचार स्पष्ट 
रूपसे प्रकट कर दिया था और अपने फरीदपुरके भाषणमे दुहरा भी दिया था कि 
उन्हे गाँवोके पुनस्सगठनके द्वारा भारतकों पुनरुज्जीवित करना और जान्तिपूर्ण विका- 
सात्मक विधिसे स्वराज्य प्राप्त करना अतिशय प्रिय है। हम यह भी जानते हैं कि 
वे मानते थे कि इस कामका आरम्भ देहातोमें हाथ-कताईका पुनरुद्वार और विकास 
करके तथा घर-घर खादीका प्रचार करके किया जा सकता है और यही ग्रामसगठनका 
मध्यविन्दु है। यही एकमात्र ऐसी प्रवृत्ति है जो सारे देशके लिए सर्वंसामान्य हो 
सकती है और फिर भी जो बहुत थोड़ी लागतसे चकाई जा सकती है। यही 
एकमात्र ऐसी प्रवृत्ति मानी जाती है, जिससे तुरन्त फछ मिल सकता है, फिर वह 
चाहे जितना ही कम क्यो न हो ? देशके तमाम लोग, वे चाहे अमीर हो या गरीब, 
वूढे हो या जवान, पुरुष हो या स्त्री, चाहे तो इसमे निजी रूपमें सहायता दे सकते 
है और जुट जा सकते है । देहातियोसे शहरी छोगोको एकरस वनानेका और विक्षित 
लोगोको उनसे परिचित करानेका इससे वढकर उपयोगी तरीका दूसरा नही है। 
यही एक ऐसी भ्रवृत्ति है जो कि भारतके तमाम प्रान्तो और पन्थोके लिए सामान्य 
हो सकती है और जो जबदेसत आथिक परिणाम उत्पन्न कर सकती है। अन्तमे, 
यद्यपि इसका राजनैतिक पक्ष भी है तथापि इसका रूप स्पष्टत” इतना आर्थिक और 
सामाजिक है कि इसमे उतर सब छोगोकी, विना दर सम्बन्धी भेद-भावके, सहायता 
ली जानी चाहिए, जो चरखेको आर्थिक उत्थान और ग्रामसगठनका एक महान्‌ सावन 
मानते है । 
ऐसी व्यवस्थामे हम उंनका चरखे और खादीके सावंत्रिक प्रचारसे वढकर 
कोई अन्य समुचित स्मारक नहीं सोच सकते और इसलिए हम इस कार्यके निमित्त 
घन देनेकी प्रार्थना करते है। हम इस स्मारकके लिए आवश्यक राशिकी मात्रा नियत 
नही कर रहे हे, क्योकि इसमे तो जितना घन मिलेगा, सवका-सव खप सकता है। 


१. स्पष्ट है कि यह संयुक्त अपीछ २२ जुछाईंको, गाधीणीक्नी एक दूसरी भपीलके जारी करनेके दिन 
ही, जिसमें इसका उल्ठेख दे, लिखी गईं थी और उसपर उत्ती दिन हस्ताक्षर किये गये थे। देखिए भगल 
शीर्षक | 


४१६ संम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इसके लिए सर्वताधारणकी ओरसे जो चन्दा मिलेगा वह इस बातका सूचक होगा कि 
उनका देशबन्धुके प्रति कितना आदरमाव है, वे उस महान्‌ देशभक्तका स्मारक वनानेके 
लिए कितने उत्सुक हैँ, वे ऐसे स्मारककी उपयोगितामे कितना विश्वास करते है, 
तथा उन लोग्रोपर उनका कितना विश्वास है जो इस कोषके विनियोगकर्त्ता होगे। वे 
लोग ये है ---मो० क० गाघी, पण्डित मोतीछाल नेहरू, मौलाना शौकत अली, आचार्य 
प्रफुल्लचन्द्र राय, श्रीमती सरोजिनी देवी, श्रीयुत॒ जमनाछाल वजाज और पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू। इन्हे .अपने साथ और लोगोंको शामिल करनेका भी अधिकार 
रहेगा। पण्डित जवाहरलाल नेहरूने न्यासियोकी तरफसे अवैतनिक मन्त्रीका और श्री 
जमनालाल बजाजने खजाचीका काम करना स्वीकार किया है। चन्दा या तो जमना- 
लालजी वजाजके नाम ३९५, कालबादेवी रोड, बम्वईके पतेपर या पण्डित जवाहरलारू 
नेहरूके नाम १०७ हीवेट रोड, प्रयागके पतेपर भेजा जाना चाहिए। चन्दादाताओकी 
सूची हर हफ्ते पत्रोमे प्रकाणित की जायेगी। 


मो० क० गांधी 
मोतीलाल नेहरू सरोजिनी नायडू श्यामसुन्दर चक्रवर्ती 
रवीच्ननाथ ठाकुर नीलरतन सरकार विधानचन्द्र राय , 
अवुर कलाम आजाद जे० एम० सेनगुप्त शरत्‌ चन्द्र बोस 
प्रफुल्लचन्द्र राय सी० एफ० एन्ड्रयूज नलिनी रजन सरकार 
जमनाहाल बजाज वल्लभभाई पटेल सत्यानन्द बोस 

बी० एफ० भरूचा 


(अन्य छोगोके हस्ताक्षर बादमें दिये जायेंगे ) 
[ अग्रेजीसे | 
यंग्र इंडिया, २३-७-१९२५ 


२५३- अपील : अखिल भारतीय दवेशबन्धु-स्मारकके लिए 


१४८. रसा रोड 
कलकत्ता 
२२ जुलाई, १९२५ 


मैं समझता हूँ कि अखिल भारतीय देशवन्यु-स्मारकके लिए की जा रही 
अपीलसे अखिल वगाल देशवन्घु कोषके लिए घनराशि इकट्ठा करनेमे किसी प्रकार 
की अड़चन पैदा नहीं होगी। अखिल भारतीय कोषकों इकट्ठा करनेका काम काफी 
अरसेतक चलेगा। यह देखते हुए कि बंगाल अखिल बगारू स्मारक कोष पर्याप्त 
पैसा दे चुका है, वंगालमे अखिल भारतीय स्मारक कोषके लिए पैसा इकट्ठा करनंका 
काम तीन महीने और यदि आवश्यकता हो तो और भी अधिक समयतक शुछ्े 
नही किया जाना चाहिए। बगालका ध्यान अखिल वगाल कोषकी ओरसे नही हटाया 
जाना चाहिए। प्रत्येक बंगाली और वबयारूमे रहनेवाके प्रत्येक प्रवासीके लिए वंगारू 


अपील: अखिल भारतौय दैगवन्धुं स्मारकके लिए ४१७ 


कोषकी पूर्ण सफल बनाना आत्मसम्मानकी वात मानती चाहिए। अवतक पाँच 
लाखसे ऊपर रुपया इकट्ठा हो गया है। में यह निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि 
यदि कार्यकर्तताओने तत्परता नहीं दिखाई तो शेष रकमको इकद्ठा करनेमें पहले 
पाँच लाखकी रकम इकट्ठा करनेसे भी अधिक समय छग जायेगा। 

श्रीयुत मणिकाल कोठारीने अपने कार्योसे यह दिखा दिया है कि कोप इकदटूठा 
करनेमे माहिर छोग इस दिश्ामें क्या-कुछ कर सकते है। जो लोग चन्दा दे चुके थे 
उनमे से कुछको दुगुना और चौगुना देनेपर राजी करनेमे उन्होने जो सफलता प्राप्त 
की है, उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अत्य छोगोको भी दूसरी वार 
एक अच्छी रकम देनेके लिए तैयार किया जा सकता है। पर इसके अतिरिक्त स्कूल 
और कालेज भी हैँ। उनमे इस कामके लिए कोई कोशिश ही नही की गई है। क्‍या 
इन सस्थाओंके प्रमुख अथवा स्वयं विद्यार्थी, जेसा कि मुझे महीनेके शुरूमें कहा गया 
था, छुट्टियोके बाद कालिजो आदिके खुलेते ही इस विद्ञामे काम करेंगे? कलकत्तेके 
व्यस्त हिस्सोंके वगाली व्यापारियों और व्यवसायियोके बीच अमीतक प्राय कुछ 
भी नहीं किया गया है। मुझे इनमें से कुछके पास ले जाया गया था औौर तब मेरी 
समझमें आया कि यदि पूरी नहीं तो कोषकी पर्याप्त राशि यहाँसे इकटूठी की जा 
सकती है। फिर विभिन्न सभी जिलोने और कुछ अपवादोको छोड़कर दूसरे श्रान्तोके 
बगालियोने भी अपना हिस्सा नहीं भेजा है। क्या समय रहते में इन सभी भाइयोसे 
अपने हिस्सेकी रकम भेज देनेकी आशा रखूं। ' 

अब थोडी' अपने बारेमे सफाई भी। भैनें बगालसे इस महीनेके मध्यतक जाने 
की आशा की थीं; पर अब महीना समाप्त होनेसे पहले जानेकी कोई आशा नहीं 
दिखती। जो सज्जन देशन्वन्धुमे श्रद्धा रखते है और जो स्वय चन्दा देने और हूसरोको 
चन्दा देनेके लिए राजी करनेमें समर्थ है, में उनसे शीघ्रातिशीत्र कोपको इंकदुठा 
करनेम मदद देनेकी प्रार्थना करता हूँ । 


मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे | 
फॉरवर्ड, २३-७-१९२५ 


२५४. पत्र: शौकत अलीकौ 


कलकत्ता 
२२ जुलाई, १९२५ 
मेरे प्यारे दोस्त और बिरादर, 
आपके दोनो पत्र मिले। मुझे अभी खुद लिखनेकी कोशिश नही करनी चाहिए। 
मेरे दाहिने हाथमे कोई भी काम करनेकी ताकत नहीं है। उसे आराम चाहिए। 
इसीलिए बोलकर लिखवा रहा हूँ। शुएब्से मेरी लम्बी बात हुईं। उसका कहना 
है कि वह 'कॉमरेड” के कामके लायक है ही नही, और यह सम्पादकीय कामकी 
अयोग्यताके कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उसके स्वभावका उससे मेल नही बैठता। 
वह कहता है कि बुरी तरह नाकामयाव होनेके लिए ही वहाँ जानेमे क्या छाभ है। 
चूँकि अब में शुएबको जान गया हूँ, मुझे उसकी बातमे काफी वजन मालूम होता है। 
अगर फौरन और ठीक-ठीक मदद नही मिलती तो मेरा यह निश्चित मत है कि 
मुहम्मद अलीको दोनो पत्रोको या कमसे-कम एकको बन्द कर देना चाहिए। हार 
निव्चित ही दिखाई देनेपर अच्छा सिपाही चतुराईसे पीछे हट जाता है। वह पूरी-ूरी 
बरबादी और कत्लेआमका इन्तजार नहीं करता रहता। फिर भी इस मामलेमें आप 
उससे ज्यादा जानते हे। आपके व्यावहारिक ज्ञानमे मेरा आज भी वैसा ही अठलछ 
विश्वास है जैसा कि पहले था। इसलिए आप तय करके मुहम्मद अलीको उसपर 
अमछ करनेके लिए कहे। में अख़वार पढे बिना जितना हो सकता है आप दोनोकी 
हलचलोकी खबर रखता हूँ। हमारे लिए बल्कि और भी ठीक कहूँ तो आपके लिए 
भी लडाई अभी शुरू ही हुई है। में आपके लिए” सिर्फ इसलिए कहता हूँ, कि 
में तो लोग जिन्हे मुश्किके, खतरे और शिकस्त कहते है, उनका अबतक आदी हो 
चुका हूँ। मेरा दिल और मेरी दुआएँ आपके साथ हेँ। 
दस लाखकी रकम इकटूठा होनेतक मुझे कलकत्ता ही रहना है। यह एक 
कठित काम है। पर गरीबसे-गरीब बगालीको भी पैसे और घेल्ा देते हुए देखकर 
मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको यह तो पता ही होगा कि मे स्वराज्यवादियोके 
लिए क्‍या कर रहा हूँ, और अभीतक कितना क्या कर चुका हूँ। में जो-कुछ मदद 
कर सकता हूँ, करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ और खुद मुझे तो यही छगा है कि 
काग्रेसको पूरी तरह उन्हीके हाथमे रहता चाहिए। इसलिए हम लोग जो कौंसिलो- 
मे जाना ठीक नहीं मानते वे अगर काग्रेसमे रहते है तो अपने बलपर रहे। इस 
बार मेने समझौता करनेकी बातकों ठारू दिया है'। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
कोई भी निर्णय छेनेके छिए पूरी तरह स्वतन्त्र होगी, मेरे या किसी दूसरेके हस्त- 
क्षेपता सवाल नही उठता। मेरी हृदतक मुझे इस बातका पक्का विश्वास होता जा 


१. देखिए “ भाषण : ख्वराज्यदवूकी वेठकमें ”, १७-७-१९२० की पाद-टिप्पणी २। 


पत्र : कृष्णंदासको ४१९ 


रहा है कि अन्य सव-कुछ छिल्न-भिन्न हो जानेके वाद भी कताई और खट्टर तो वने 
ही रहेगे। बडसे-बड तृफानके बीच अडिग रहनेवाली अगर कोई चीज है तो वह है 
जोरदार और खतरेसे खाली रचनात्मक कार्यक्र। मेरी समझमे शुएव मेरे मनमे 
क्या है, सो समझ गया है और शकरलाल भी; वह अभी यहाँ था। वाकीका सब 
जाप उनसे तथा “यग इडिया” से जान सकते है, जो दिन-ब-दिन दोस्तोके नाम मेरे 
हफ्तेवाराना खतकी शक्ल अख्त्यार करता जा रहा है। 


हृदयसे आपका, 
मौलाना शौकत अली 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १९३३९) की फोटो-नकलसे। 


२५५. पत्र: कृष्णदासको 


ड 
२२ जुलाई, १९२५ 
प्रिय क्रिस्टोदास, 

मैने सतीश बाबूसे हरदयालरू बाबूके' नाम सौ रुपये भेजनेको कहा है। मेरे दाये 
हाथमें कुछ तकलीफ है। इसलिए पत्र बोलकर लिखवा रहा हूँ। 

तुम्हारे बारेमे मुझे सतीश बाबूसे मालूम होता रहता है। तुम्हे जल्दीसे-जल्दी 
तन्दुरस्त और तगडा हो जाना चाहिए। सारी मानसिक चिन्ताएँ एक तरफ रख 
दो। उम्मीद है, तुम जल्दीसे-जल्दी कोमिलला जा रहे हो। जमनालालजी आतराई 
जा रहे है। चाँदपुर रवाना होनेंसे पहले शायद वे कुछ दिन वहाँ रुकेगे। इसलिए तुम 
तबीयत सुधार लेनेके र्यालसे एकदम कोमिल्ला जा सको तो ठीक होगा। 


हृदयसे तुम्हारा, 


बी० कुृष्णदास 
द्वारा राधा माघवसिह 
चाँदपुर 
अग्रेजी प्रति (ऐस० एन० १९३३८) की माइक्रोफिल्ससे । 


१. हरद॒पाल नाग। 


२५६- पत्र : निशीधनाथ कुण्डको 


१४८, रसा रोड 
कलकत्ता 
२२ जुलाई, १९२५ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। दीनाजपुर कमेटीकी स्वितिके वबारेमें मैंने देशवन्बुसे चर्चा 
जरूर की थी। उन्होने मुझे बताया था कि इस समय प्रान्तीय कमेटीके छिए आपकी- 
जैसी किसी जिछा कमेटीको कोई मदद दे सकना कठिन है। कमेटीके पास पैसा नहीं 
है। एसी स्थितिमे में यही सलाह दे सकता हूँ कि जिन कार्यकर्ताओंका खादीमें पूरा 
विव्वास है उन्हें चाहिए कि वे खादी प्रतिप्ठानके साथ पत्रव्यवहार करके उसके 
अन्तगंत कार्य करें। « 
हृदयसे आपका, 
मो० क० ग्रांधो 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ८०२१) की फोटो-तकलसे। 


२५७. कताई-सदस्यता 


गत १७ जुछाईको स्वराज्यवादियों और अन्य लोगोंकी एक अनौपचारिक सभा 
हुईं।' उपस्थित जनोंमें सभी विचारोंके छोग थे। उन सभीको और मुझे भी यह जेंचा 
कि मताधिकारमें परिवर्तत करना आवश्यक है और कांग्रेसके मताबिकारमें मृत-कताई 
विकल्पके रूपमे स्थायी वना दी जाये, केवल प्रयोगके रूपमें व रखी जाये। इसका बर्थ 
यह हुआ कि मजदूरोंका कांग्रेसमें सीबे प्रतिनिधि भेजनेका अविकार स्थायी रूपसे 
स्वीकृत कर लिया गया। सभी छोगोंकी यह राय थी कि मंताबिकारमें दूसरोका कता 
सूत छेना वन्‍्द कर दिया जाना चाहिए इससे छोगोंमें दम्म उपजा है और वबेईमानी 
" भी पूँदा हुई है। खुद-काता सूत या पैसा कितना दिया जाये यह प्रश्न अभी तय 
नही किया गया है। इसपर भिन्न-भिन्न राये थीं। उपस्यित जनोका वहुत बड़ा बहुमत 
इस वातके पक्षमे था कि खादी पहनना मताबिकारका स्थायी अंग मानव लिया जाव। 
यह मेरी रायमें एक निश्चित छामर हुआ है। तीसरी बात जो सर्वेसम्मतिसे तय हुई 
यह है कि एक अखिल भारतीय चरखा संघ कायम किया जाये और वह कांग्रसका 
एक अभिन्न अग रहे। उसे इस बातका पूरा अधिकार दे दिया जाये कि वह कांग्रेंसक 


२. देखिए “सापण : स्वराज्यदल्की बैव्कमें ”, १७-७-१९२०। 


कताई-सदस्यता ४२१ 


कताईके कामका सचालन करे और काग्रेसके कारकुनके तौरपर कताई-मदस्थतामे भेजे 
जानेवाले सूतको प्राप्त करे और उसकी जाँच करे। यदि ये सिफारिगे मजूर हो 
गई तो इनका फल यह होगा कि स्वराज्यवादी काग्रेसके सूत्रधार वन जायेंगे और 
अखिल भारतीय चरखा सघ स्वराज्य दकका स्थान ग्रहण कर छेगा। 

इन अरस्तावोपर अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी १ अक्तृवरकों होनेवाली वैठकर्में विचार 
किया जायेगा । इस बैठकमे सदस्योकी आजादीपर किसी किस्मकी कंद न रहेगी। 
यहाँतक कि वे छोग भी, जो इस अनौपचारिक वैठकमे अरीक थे, अपनी वहाँ दो हुईं 
रायसे बँधे न होंगे। यदि आगे विचार करनेपर उनकी राय बदल जाये तो वे इन 
प्रस्तावोके, जो उस वैठकमे रखे जायेगे खिलाफ राम देनेके लिए आजाद होगे। 
अ० भा० काग्रेस कमेटीके सदस्य उनमें अपनी इच्छाके अनुसार सशोधन पेश करने और 
आलोचना करनेके लिए भी स्वतन्त्र रहेगे। हर शख्स एक काग्रेसीकी हैसियतसे, अधिक 
ठीक कहे तो अपनेको एक हिन्दुस्तानी समझकर विना किसी दल या पक्षके दायित्वका 
लिहाज किये अपनी राय देगा। पाठक प० मोतीलालजीके नाम लिखे गये मेरे पत्रसे 
देखेगे कि मैने स्वराज्यदककों अपना कत्त॑व्य समझकर पिछले सालके करारके दायित्वसे 
मुक्त कर दिया है। अ० भा० कांग्रेस कमेटीमें उपस्थित किये जानेवाले प्रस्तावोपर गुण- 
दोषकी दृष्टिसे ही विचार किया जाना चाहिए। में नही चाहता कि कोई भी सदस्य, 
फिर वह स्वराज्यवादी हो या अपरिवर्तनवादी, मेरी मन'तुष्टिका खयाल करके अपनी 
राय दे। हम एक प्रजासत्तात्मक सविधान बनानेके लिए प्रथलशील है। हर व्यक्तिको 
चाहिए कि वह अपनी अन्तरात्माके अनुकूछ मत व्यक्त करे, किसी व्यक्ति-विशेषकी 
बात न सोचे, फिर चाहे वह कितना ही बडा क्यों न हो। मेरे नजदीक न कोई 
प्रिवर्दतवादी है और न अपरिवर्तनवादी। वे लोग जो कि कौसिलोमें जानेके हामी 
है तथा वे लोग जो कि उसके खिलाफ है, दोनो समान रूपसे देवा-सेवा करते है, बंण्ते 
उनका कुछ करना या न करना देजप्रेमसे प्रेरित हो। बेजक, में तो उन लोगीसे, 
जिन्हे कौसिलोके प्रवेशमे शुद्ध रूपसे अन्त करणकी आपत्ति नही है, यह भी कहूँगा कि 
बे स्व॒राज्यवादीदलमे तुरन्त शरीक हो जायें और उसे मजबूत बनाये । 

में आशा करता हूँ कि अ० भा० कांग्रेस कमेटीका हर सदस्य उसकी अगली 
बैठकमें उपस्थित होगा और कार्रवाईमें शरीक होकर अपनी राय देगा। जहाँतक 
मेरी बात है, में यह नहीं चाहता कि यह मामछा बहुमतसे तय किया जाये। जो-कुछ 
तय किया जाये वह छगभग सर्वंसम्मतिसे तय किया जाना चाहिए। ॥ 

इस प्रस्तावका हेतु काग्रेसके सविवानमे महत्त्वपूर्ण परिवत्तेन करना है। मामूली " 
तौरपर अ० भा० कांग्रेस कमेटीको सविधानमें दखल देनेकी जरूरत नहीं होती) परन्तु 
ऐसा समय भी आता है जब ऐसा न करना सस्थाके प्रति गेर-तरफादारीका काम हो 
जाता है। यदि देशका भारी छोकमत उसमे परिवर्तन करना चाहता है और उसमें 
देर-दारकी गुजाइश नही है तो अ० भा० कांग्रेस कमेटीके लिए निहायत मुनासिब होगा कि 
वह उसमे परिवर्तत कर दे और उस परिवतेतके परिणामोंकों एवं काग्रेत्त द्वारा की 


१, देखिए “ पत्र: मोतरीछाढ नेहरुको ”, १९:७-१९२५। 


४२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गई अपने कार्यकी निन्‍्दाकों अंगीकार करे। जब कोई कारकुन अपने मालिकके हितका 
काम करता है तव उसे हमेशा इस वातका हक होता है क्लि वह स्वयं जोख़िममें 
पडकर भी मालिककी इच्छाके विषयमे अनुमान छगाये। आज जो अवस्था है उसमें में 
यह बेखटके कहता हूँ कि यदि अ० भा० काग्रेस कमेटीके सदस्योका एक वडा बहुमत 
पूर्वोक्त परिवर्तत करता चाहता है तो उसके लिए राष्ट्रका तीव महीनेका कीमती 
वक्‍त हिचकिचाहटमे व्यर्थ खोना अनुचित होगा। काग्रेसके कानपुर अधिवेशनको, जिस 
मामलेका फैसछा अ० भा० काग्रेस कमेटी ही भली-भाँति कर सकती है, उसकी हम्वी 
चर्चासे मुक्त रखा जाना चाहिए। उसका समय दूसरे वडें-वर्ड प्रश्न तय करनेके लिए 
खाली रखा जाना चाहिए। 
और यह वात भी ध्यानमें रहे कि मेरी पूर्वोक्त योजनाके अनुसार कांग्रेस 

प्रधानतः उस अर्थमें राजनैतिक सस्‍्या हो जायेगी, जिस अर्थमे राजनैतिक शब्द 
मामूली तोरपर प्रचलित है। स्वराज्यवादी उसके राजवैतिक होनेके वजाय खुद काग्रेसके 
बन जायेगे और यह उचित भी है। यही वह छोटेसे-छोटा जवाब है, जो अ० भा० 
कांग्रेस कमेटी लॉर्ड वर्कनहेडकों दे सकती है। 

[ अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २३-७-१९२५ 


२५८. दमनका फल 


एक प्रतिष्ठित अमरीकी सज्जनने मुझे डाक्टर मिलरकी 'रेसेज, नेशन्स ऐड 
क्छासेज नामक पुस्तकसे निम्न ज्ञानवर्धक अंश भेजा है. 


किसी भो दलित समूहमें अनेक परस्पर-देषी गुट बन जाते है। आयर- 

लेडके लोग इसके लिए बदनाम हे। सभी दलित राष्ट्रोंगे मतभेदोंका पाया 

जाना इसी बातका उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहाँ अरूग-अलग गुट स्वतस्त्रता- 

के लिए अपने अलूग संधर्षमें शक्ति केच्रित करते हे और संधर्वके लिए अपने 

खास तरीके चुनते है। और जब ये गुट यह देखते हे कि एक संयुक्त उद्देश्य 

, पूरा करनेके लिए उन्हें साथ-साथ काम करनेकी जरूरत है तो तुरन्त ध्यान 

मतभेदोंकी ओर खींचा जाता है; भले हो ये मतभेद बहुत छोटे-छोटे ही क्यों न हों, 

फिर भी इन्हें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। स्वतन्त्र होनेपर व्यक्तियों 

और दलोंमें पाई जानेवाली भानसिक विकृतिका यह विशेष रूप धीरे-धीरे 

लुप्त हो जायेगा; लेकिन यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि सीमित 
स्वतन्त्रवाका अनिवार्य परिणाम यही होता है। 

फिर वे मित्र पूछते है, ' इससे क्या भारतकी स्थितिपर प्रकाश नही पड़ता 

इसस सचमुच भारतकी स्थितिपर प्रकाश पड़ता है और यही कारण है कि डाक्टर 


टिप्पणियाँ ४२३ 


वेसेंट जैसे छोग साम्प्रदायिक मतमेदोके वावजूद स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमे लगे है। इस 
तरह्‌ दोनों व्यक्तियोके छिए अवकाण है जो मतभेदोके होनेपर भी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करते है उनके लिए भी और जो स्वतन्त्रताका मार्ग प्रणस्त करनेके 
लिए मतभेदोको मिटाना चाहते है, उनके लिए भी। 

| अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २३-७-१९२५ 


२५९. टिप्पणियाँ 


“अलवर हत्याकाण्ड ” 


लोग जिसे 'अछवर हत्याकाड” कहते है उसके सम्वन्धमे कलकत्तेकी कार्यसमिति- 
में श्री जमनाछाकू बजाजने एक प्रस्ताव उपस्थित किया था कि एक जाँच समिति 
नियत की जाये। वरसोसे काग्रेसकी यह परम्परा चछी आई है कि वह रियासतोके 
भीतरी मामलोमे हस्तक्षेप न करे। कार्य समितिके सदस्योने अनुभव किया कि यह 
परम्परा अच्छी है और इसको तोडना नादानी होगी। तब श्री जमनाछालजीने इसपर 
जोर न दिया। फिर भी मेने उनसे यह कहा था कि में 'यग इडिया मे इस प्रण्नकी 
चर्चा करूगा। और अपनी इस निजी रायके कारण बताऊँगा कि क्यो काग्रेसको 
रियासतोके भीतरी मामलोमे दखल न देता चाहिए। यदि कोई चाहे तो इसे समय- 
साथकता या चतुराई भी मान सकता है। इसमें ये दोनो वाते है ही, जायद इससे 
कुछ अधिक भी है। यह वात साफ कूबूछ कर छेनी होगी कि खुद ब्रिटिश इलाकेमें 
काग्रेसकों अपने आदेशोका पाछून करवानेका जितना अधिकार है उतना रियासतोमे 
उसके पास नहीं है। इसलिए दूरदणिता कहती है कि जहाँ कार्य यदि नादानी नही तो 
व्यर्थका प्रयत्न हो, वहाँ अकर्म ही श्रेष्ठ होता है। पर यदि अकर्म दूरदर्शितापूर्ण हो 
तो वह छाभकारी भी है। काग्रेस रियासतोको दिक करना नहीं चाहती। वह 
तो उनकी मदद करना चाहती है। वह उनको नष्ट नहीं करना चाहती, उनमे सुबार 
करना चाहती है और काग्रेस अपनी इस सदिच्छाका परिचय कुछ भी हस्तक्षेप न 
करके देती है। 

परन्तु काग्रेसके अलग रहनेका यह अर्य नही है कि काग्रेसनन अपनी तरफसे 
कुछ न करे। जिनका रियासतोंसे कुछ भी सम्बन्ध है वे अवब्य ही अपने प्रभावका 
उपयोग करेगे। स्थानीय समितियाँ दु खी लोगोकी सहायता और निर्देशन कर सकती 
है, जहाँतक राजसत्तासे उनका सधर्ष न आये। काग्रेस वहाँ किसी काग्रेसीके कार्योपर 
अकुद भी नहीं रखती और न वह उन्हें नियमित ही करती है। क्योकि जब वे 
कोई काम वहाँ करते हैँ तब काग्रेसीकी हैसियतसे नहीं करते हूँ अत. उन्हे काग्रेसको 
बीचमें नहीं लाना चाहिए। 

तब क्या रियासतोकी प्रजा काग्रेससे जो कि एक राष्ट्रीय संस्था होनेका दावा 
करती है, किसी तरहकी सहायताकी उम्मीद न करे? मुझे खेद है कि इसका उत्तर 


४२४ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


अशत., “नहीं होगा। वे किसी तरहकी प्रत्यल सहायताकी आशा न करे। हाँ, 
अप्रत्यक्ष सहायता उन्हे जरूर मिलती है। क्योकि जिस दर्जेतक क्ाग्रेस कार्यदक्ष और 
शक्तिशाली होती चलती है उसी दर्जेतक रियासतोकी प्रजाकी दणा अच्छी होती 
जाती है। काग्रेसका नैतिक प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे देशके कोने-कोनेमें हुए 
विना नही रह सकता। ऐसी अवस्थामें में आगा करता हूँ कि अलवरके दु खी छोग 
इस बातकों समझ लछेगे कि यदि काग्रेस उन्हे कोई सीधी सहायता नही पहुँचा सकती 
तो इसका कारण इच्छाका अभाव नही बल्कि क्षमता और अवसरका अभाव है। 
आंग्ल भारतीयोंके लिए 
डाक्टर मोरेनोने मुझे तीचे लिखे प्रश्न उत्तरके लिए दिये है * 

१. आंग्ल भारतीपोंके वर्तमान कष्ट बहुत शोचनीय हे और ज्यों-ज्यों दिन 
बोतेते जाते हे, स्थिति ज्यादा खराब होती जा रहो है। जो लोग बेकार हे वे 
दान नहीं चाहते, काम चाहते हे। मेरी समझमें औद्योगिक काम-पन्धे उन्हे 
ज्यादा मुआफिक होंगे। आप क्‍या उपाय बताते हे? 
खुशीकी बात है कि ये वेकार छोग दान नही चाहते। पर यह कहनेके लिए में 

माफी चाहूँगा कि बेकार छोगोके लिए हाथ बुनाई एक ओऔद्योगिक धन्धचा हो सकता 
है। यो में यह कुबवूछ करता हूँ कि आंग्ल भारतीय भाई अपनी मौजूदा तालीमके कारण 
बुनाईके योग्य नही रहे है, जिनमे असाधारण दृढ़ सकल्प हो उनकी बात अछग है। 
अनुमानित बातपर सलाह देना मुहिकल है। उत्साही और दानवीर आग्ल भारतीय 
भाइयोका काम है कि वे बेकार छोगोकी गणना करवाये और फिर इस वातपर विचार 
करे कि उनके लिए कौनसा घन्धा मुआफिक होगा और तब उसकी तालीम उन्हें दे। 

२. आंग्ल भारतीय जँती जातिको कताई और चरखेके सम्बन्ब्मे आपकी 
विचार प्रगालीके अनुकूल बनानेके लिए काफो रूम्ब असेंतक बहुत सक्तिय प्रचार 
कार्यकी आवश्यकता है। पर यदि ये लोग यह दिला सकें कि ये आपके तेयार 
किये कार्यक्रमके विरुद्ध नहीं है तो क्या आप इतनेंसे संतुष्ड हो सकेंगे? 
हाँ, में इस वातसे सहमत हूँ कि एक ब्नतके रूपमे भी कताईको अपनानेमे आग्ल 

भारतीय भाइयोके समुदायको कुछ समय लग सकता है; परन्तु खादी पहननेमे तो देरी 
करनेका कोई कारण ही नहीं है। खादीकी बनी जाकेट उतना ही काम देती है 
जितना कि विदेशी कपड़ेकी बनी जाकेट; और बिछौनेकी चादरे तो मिलकी मामूली 
चादरोसे कही मुलायम छगती है। जनताके साथ आत्मीय भावका अनुभव करनेपर 
ही आग्ल भारतीय भाइयोंको खदहर पहननेकी इच्छा होगी। मेरी रायमें राष्ट्रीयताकी 
सच्ची भावनाकी पहली सीढी यही है। 

३. आग्ल भारतीय जाति भारतकी एक अल्पसंस्यक जाति है। आपके 
सब दलोंकों सम्मिलित करनेके कार्यक्रममें उसका क्या स्थान होगा? 


जो व्यवहार दूसरी अल्पसंख्यक जातियोके साथ किया जायेगा ठीक वहीं बाग्ल 
भारतीय जातिके साथ किया जायेगा। 


टिप्पणियाँ धर५्‌ 


रु, रे ं गे 
के ला आप भारतके लिए जो संयुक्त कांग्रेस बनाना चाहते हँ 
में आपको कताई-सदस्थता और अबतक आग्ल भारतोयोंको फाग्रेसमें शामिल 


न किये जानको बातको ध्यानमें रखते हुए आप आंग्ल भारतीयोके प्रतिनिधियो- 
को किस आधारपर चुनेंगे? 


हाल ही में जो परिवर्तन तजवीज हुआ है उसके अनुसार 
रुपया लिया जायेगा। यदि अवतक ही 225 भाई कक नहा हो 
तो इसका बडा कारण उनकी अनिच्छा ही है। यदि यह कहा जाये कि कांग्रेसको 
उनकी सहायता प्राप्त करनेके लिए खास तौरपर उद्योग करना चाहिए था तो मैं 
इतना ही कह सकता हूँ जो छोग अपनेको विदेशी और हिन्दुस्तानियोसे श्रेष्ठ समझते 
हो, जैसा कि अबतक आग्ल भारतीय भाई करते बाये हैं, उनके बारेमे ऐसा उद्योग 
करना कठिन है। 

५. आप जानते ही हैं कि हमारी आग्ल भारतीय जातिमें इन दिनो दो 
किस्मकी प्रवृत्तियाँ है-- कुछ लोग तो यूरोपीयोकी ओर झुक रहे हे और कुछ 
हिल्दुस्तानियोंकी ओर। आप सारी आग्छ भारतीय जातिको (अ) अपने राभके 
लिए तथा (व) भारतके राभके लिए क्या सलाह देते हे? 


मुझे इस दु खदायी प्रवृत्तिका पता है। मेरी रायमे तो आगल भारतीय भादइयोके 
लिए गौरवपूर्ण काम यही हो सकता है कि वे अपना भाग्य उन छोगोके साथ जोड 
ले जिनके बीच वे यैदा हुए है भौर जिनके वीच उन्हे रहना और जीवन विताना है। 
अग्रेजोका पुछल्छा बनकर रहनेका उनका निरर्थक प्रयत्त उनको स्थायी तथा उन्नतिणील 
जीवनमार्ग अपनानेसे रोकता है। यूरोपीय बतनेकी आकांक्षा अस्वाभाविक है। अपने 
भारतीय माता या पिताकी तरफ तथा भारतीय वातावरणकी तरफ मुडना उनके लिए 
अत्यन्त स्वाभाविक और गौरवपूर्ण है। यह उन्के लिए तथा उनकी मातृभूमि, भारतवर्ष, 
दोनोके लिए हर मानीमे लाभदायक होगा। 


अनावदयक अपव्यय 


राजगाहौकी महिला सभा एक अत्यन्त सुन्दर आयोजन था। यूनिवर्सिटी इन्स्टी- 
ट्यूटकी वहनोकी सभाकी तरह वहाँ भी रुपयो और गहनोकी वर्षा हो गई थी। 
सच तो यह है कि वहनोने सभी जगह ऐसा ही किया है। पर राजगाहीमें तो 
उनकी वर्षा होती ही चली गई। एक बहुत बडी कताई-प्रतियोगिताका भी आयोजन 
किया गया था जिसमें कोई दो सौसे ज्यादा महिराओंने भाग छिया। उनमें एक 
महिला वारीक सूत कातनेमे बहुत निपुण थी। उनका काता हुआ सूतत अपर्णा देवीके, 
जो हालमें सर्वप्रथम आई है, सूतसे भी वढ़िया था। वे स्वय बहुत महीत घूत- 
से बुनी हुई एक साडी पहने थी। उन्होंने बताया कि यह सूत उन्होने स्वय काता था। 
पर इस बहनका चरखा भी दूसरे सभी छोगोकी तरह बहुत आवाज करता था। वे सबके 
सब खिलौने ही थे। जिनपर पर्याप्त सूत काता ही नहीं जा सकता था। ये चरखे 
बाबव तारकताथके बनाये हुए थे! वे इनके प्रति बहुत उत्साही हैं। पर उनका 


४२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उत्साह अन्धा है। वे यन्‍्त्रोंकी कुछ थोड़ी जानकारी जहूर रखते है पर चरखोंके बारेमें 
कुछ नही जानते। मुझे छूगता है कि वे कताईके सिद्धान्तोके बारेमे भी कुछ नही जानते। 
में उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि वे अपने चरखे राजश्ञाहीकी सुसस्कृत और देशभक्त 
बहनोंपर न छादे। यदि वे राभकी दृष्टिसे ये चरखें बनाते है तो वे इन चरखोकों 
वापस लेकर ठीक चरखे बनाये। यदि उन्हे बनानेका हेतु सेवा है तो इन मिकम्मे 
चरखोको तोड़ दें, चरखोका वैज्ञानिक अध्ययन करें और जबतक सर्वोत्तम चरखेको अच्छी 
तरह देख न ले तबतक दूसरा चरखा न बनाये। मेने बगालमे सिर्फ तीन ऐसे नमूनेंके 
चरखे देखे है, जिन्हे अच्छा माना जा सकता है। इन तीनोमे से खादी प्रतिष्ठानका 
चरखा मुझे सबसे अच्छा लगा है। दूसरा यह है जिसे दुआ डण्डोके कार्यकर्त्ता काममे 
ला रहे हैं। उसकी विशेषता यह है कि तकुआ तिरछा छगाया जाता है। तीसरा 
बगालका पुराने ढगका चरखा है जिसकी पाटी छोटी, चक्र भारी और तकुआ हरुम्बा 
है। अच्छे चरखेकी पहचान है (१) वह शोर न, करे और, (२) साधारण कातने- 
वाला भी उससे दस अंकका कमसे-कम चार सौ गज सूत प्रति घटा कात सके। मुझे 
मालम हुआ है कि दूसरे दोनों नमूनोके चरखोसे प्रति घटा दस अंकका ६०० गज 
सूत काता जा सकता है। खादी प्रतिष्ठानके चरखेपर तो मेरे सामने ८५० गज सूत 
प्रति घटा काता गया। इस चरखेपर प्रतिष्ठानके सभी कार्यकर्त्ता ४०० गज ,प्रति 
घटा कात छेते हे। चरखे बनानेवालोको यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे शोर मचाने- 
वाले चरखे, जिनसे औसत सूत भी नहीं काता जा सकता, बेचकर वे खादी-अ्रचारके 
कार्यका अहित ही करेगे। में कार्यकर्ताओकों चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे पेशेवर 
या स्वेच्छया कताई करनेवालोको ऐसे घटिया किस्मके चरखे न दे। उन्हे मालूम है 
कि मेरे द्वारा बताये गये स्तरके चरखे उन्हे आसानीसे मिल सकते है। यदि बगालमे 
किसीके पास कोई अच्छा चरखा है तो वह उसे मेरे पास भेज दे। में वादा करता 
हूँ कि उसकी अविलूम्ब जाँच की जायेगी और निर्णय तुरन्त बता दिया जायेगा। 
जनसाधारणके लिए कताई जिन्दगी और मौतका सवार है। जो इसके प्रचार-कार्यमे 
लगे हैँ वे इस बातका ध्यान रखे कि थोड़ी-सी जानकारीसे जबर्दस्त हानि बचाई जा 
सकती है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-७-१९२५ 


२६०. भाषण : मारवाड़ी अग्नवाल सम्मेलन, कलकत्तामें 


[२४ जुछाई, १९२५ से पूर्व 
सभापति महोदय, भाइयो और बहनो, 


आपने मुझको यहाँ आनेका निमन्‍्त्रण दिया और अब आप मुझसे कुछ सुनना 
चाहते है । इन दोनो वातोके लिए मैं एहसान मानता हूँ। इस पत्रकमे दिये गये आजके 
प्रस्तावोका मैने निरीक्षण कर लिया है। इसमे विधवा विवाहका प्रश्न उठाया गया 
है। और मेरा हवाला दिया गया है। इसपर में यही उचित समझता हूँ कि आपसे 
कुछ न कहूँ। मैं इसके बारेमे नवजीवन” और 'यग इडिया” में कह चुका हूँ। 
जो भाई मेरे खयालातोको समझना चाहते हैँ तो में उनसे यह निवेदन करूँगा कि 
वे वहाँ जो कहा गया है उसे पढ ले। इससे आपका समय भी वच जायेगा और 
आपका समाघान हो जायेगा। 

सिद्धान्तकी दृष्टिसे हिन्दू समाजके अनेक सुधारोके विषयमे में दो वाते आपसे 
कह देना चाहता हूँ। आपमे से कितने ही भाइयोके साथ मेरा हादिक परिचय है। विधवा 
विवाहके बारेमे जो-कुछ मेरा मत है उसे मैने 'नवजीवन' और *थग इडिया! में प्रकट 
कर दिया है, पर यहॉपर इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ कि में एक सुधारक 
होते हुए भी जिस बातकों स्वीकार कर छेता हूँ वह धर्मके विरुद्ध नही होती। 

मैं जानता हूँ कि मेरी सुधारवृत्ति पश्चिमसे प्रभावित नही है। कुछ लोग मुझे 
पादचात्य सम्यताका प्रचारक कहकर मेरी टीका करते है। अपने ऐसे टीकाकारोकों 
में नादान समझता हूँ। उन्होने न तो मेरे विचारोको समझा है और न मेरे साथ 
रहकर मेरे जीवनके रहस्यको ही। जिस बातको मैं स्वीकार कर लेता हूँ-- सत्याग्रही 
होनेके कारण में उसपर बराबर दृंढ रहता हूँ। यहाँ सत्याग्रहका अर्थ प्रचलित सत्या- 
ग्रह नही है। वास्तवमे सच्चे अयमे सत्यका ही आग्रह करना सत्याग्रह है। जिस 
पाइ्चात्य सिद्धाल्तका मैं प्रचार करना चाहता हूँ उसे में स्पष्ड कह देता हूँ। जैसे 
आयुर्वेदके विषयमे मैने कहा था कि पाइचात्य देशोसे आरोग्य प्राप्त करनेके विषयमे 
जितना हमे सीखना है, सिखाना उससे बहुत कम है। 

में अपनेको सनातनी हिन्दु समझता हूँ। जब विधर्मियों द्वारा इस धर्मपर 
चोट की जाती है तव हमे आन्तरिक क्लेश होता है। किन्तु मैने हमेशा कहा है कि 
में वर्णाश्रम धर्मंको मानता हूँ, परन्तु इसमे जो जातीय भेदभाव आा गये है उन्हे में 
भिटाना चाहता हूँ। में हिन्दू धर्मेको अहिंसासे ओत-प्रोत धर्म समझता हूँ 

इस समय जातीय बहिष्कारके हथियारकों आप अपने म्यानमें रखे। यह समय 
जातीय वहिष्कारका नही है। एक आदमीने अपनी अवोध विधवा बालिकाका विवाह 
कर दिया, इसपर आप उसका वहिष्कार कर देते है। परन्तु एक आदमी व्यभिचारी 
और मासाहारी है, उसका आप बहिष्कार नही करते । इस प्रकारके जातीय बहिष्कृतो- 


४२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


की एक पृथक्‌ जाति बन जायेगी और आपसमे ही द्वेष फैलेगा। में १८८७ में विलछा- 
यत गया था। जब वापस आया तब--मेरी जातिमें भी कई फिकें हैँ -- उनमें से 
कुछने तो मुझे मिला लिया और कुछने मेरा बहिष्कार कर दिया। फिर भी मेरा 
जातिवालोसे कोई विरोध नहीं है। में अपना काम अहिसात्मक नीतिसे छेता हूँ। 
में उनको कष्ट नहीं देना चाहता। में अन्त्यजोके साथ खा छेता हूँ। मैं मुसलूमानोके 
साथ भी खा लेता हूँ। इसपर मेरी जातिके कुछ छोगोने विरोव न किया। जाति- 
वाले भोजमें मुझे नही बुरूते, परन्तु कुटुम्बियोको बुछाते है। हम सुघारककी निन्‍्दा 
न करे। उसका बहिष्कार न करें। यदि आप हिन्दू सगठन करते है तो छोटी बातोको 
मोटी न स्राने और मोटीको छोटी न माने। आज जब जातिके अन्दर वर्णसकर हो 
गया है और व्यभिचार व्यापक हो गया है, और हम अपनी छज्जाकी रक्षा नहीं कर 
पाते तो फिर बहिष्कार किसका करे। इससे बेहतर तो यही है कि हम अपना ही 
बहिष्कार करे, यही आत्मशुद्धि है। हाँ, में आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि बहि- 
ष्कारके शस्त्रका दुरुपयोग न करे। 

मुझे यह देखकर परम सनन्‍्तोष है कि हिन्दुओमें मारवाडी समाज घनसम्पन्न 
समाज है। में यह जानता हूँ कि यह समाज घन पैदा करना जानता है और घन 
पैदा करता भी है। मुझसे यह बात भी छिपी नहीं है कि मारवाडी कौम उदारतामे 
भी काफी बढी-चढी है। मारवाडी जाति जिस प्रकार घन कमाना जानती है वेसे 
ही वह उसे खर्च भी करती है। यह बात में खूब जानता हूँ। पर इतना होते हुए भी 
इस मारवाड़ी कौममे एक बातकी कमी है, और वह कमी बहुत बडी है। वह है 
घनका अपव्यय। मारवाड़ी घन भी कमाते है और उसे सत्कारयमे छगाते भी हे। उनकी 
इच्छा रहती है कि उनके हाथो कोई घम्मकार्यें हो। पर तो भी वे साधारणत अपने 
घनको ठीक तौरपर खर्च नहीं करते। इसलिए मेरा इस' मारवाडी कौमसे अनुरोध है 
कि वह अपने घनका सदुपयोग करनेकी इच्छासे उसका व्यय करते समय कुछ वातोको 
ध्यानमे रखा करे। घनका व्यय करनेके पहले विचार बहुत ही आवश्यक “होता है। 
आप घनके व्ययका विचार मनमें छाते समय उसके सदुपयोगपर गहराईसे विचार कर 
लिया करे। आप दानी और उदार है केवल इसीलिए आपको विचारसे बहुत अधिक 
काम छेना चाहिए। आप छोगोकों मालूम होगा कि अमरीकामे आप छोगोमें से भी 
बडे-बडे लखपती और करोड़पति मौजूद हैँ। वहाँ कारनेगी नामका एक करोडपति 
धनी पुरुष रहता था, मुझे माठूम नही कि अबतक वह जीवित है था नहीं-- उसका 
यह स्वभाव था कि वह सभी काम अपने ही विचारोकी घुनमे आकर करता था; 
वह दूसरा क्या सोचते है इसपर कोई ध्यान नहीं देता था। एक बार उसके मत 
यह समाई कि रुपयेका कुछ सदूपयोग करता चाहिए। बस, वह अपना धन स्काटलेड 
भेजने लगा--परुस्तकालयोके लिए। पर वहाँके अध्यापकोने कारनेगीकों पत्र लिखा 
कि अपने द्रव्य भेजना बन्द करके स्काट्ूंडकी रक्षा कीजिए। इसलिए हमे चाहिए कि 
हम यह बात पहले ध्यानमे रखें कि घन देना किस प्रकार चाहिए। हमेशा कोई भी 
कार्य भलीभाँति सोचकर करना चाहिए। आपको घन देते समय विवेक भौर विचारसे 


भाषण: भारैवाड़ी अग्रवाल सम्मेलन, कलंकत्तामें ४२९ 


काम लेता बहुत अधिक आवश्यक है। क्योकि आपको यह समझ छेना चाहिए कि 
यदि विवेक और विचारसे काम लिये बिना घन खर्च किया जायें तो उसके सदुपयोगकी 
सम्भावना बहुत क्रम हो जाती है। इसलिए आप जैसी उदार कौमके लिए विचार 
और विवेककी बडी जरूरत है। 

पारसी कौमपर तो मै मृग्ध ही हूँ। में आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि उदारता- 
मे प्रथम पद पारसियोका और दूसरा यहूदियोका है। मुझे इससे वडा सकोच होता 
है कि तीसरा हिन्दुओमे मारवाड़ियोका है।पारसी जाति कितनी अधिक उदार है और 
कमसे-कम धनका व्यय करते समय वह किस विचार और विवेकसे काम छेती है 
यह मैने स्वय देखा है। इसलिए यहाँपर अधिक न कहकर केवल इतना ही अनुरोध 
करता हूँ कि आप (मारवाडी) भाई यह बता दें कि हम हिन्दुओंमे भी एक जाति 
ऐसी है जो घन कमाने और उसका व्यय करनेगे एक ही है। 

गोरक्षाके सम्बन्धमे मेरे विचार सबपर विदित है। मैने बार-बार कह दिया है 
कि यह कार्य बहुत अच्छा है। पर में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस कामकी 
पद्धतिमे सुधारकी आवश्यकता है। मैने स्वयं इस काममे हाथ डाछा है। पर मुझे सहा- 
यता नही मिली है। मेरा अनुभव भी इस दिक्षामें अच्छा है। मेने कोई ३० वर्षो 
तक इसे सोचा-समझा है। कुछ तपदचर्या भी कर ली है। मुझे सहायता मिलनेकी बात 
तो ऐसी है कि मैने एक मारवाडी सज्जनसे गोरक्षा-कोषका खजानची बननेका अनुरोध 
किया और उन्होंने इनकार कर दिया, यद्यपि उनको कोषाध्यक्ष बनानेमें मेरा उद्देश्य 
उनसे रुपयेकी अत्यधिक सहायता लेना नही था, पर इतना सब होते हुए भी में जोर 
देकर यह बात कह देना चाहता हूँ कि अगर मारवाडी कौम गोरक्षा नही कर सकती 
अथवा वह गायोको नहीं बचा सकती तो में नहीं जानता कि दूसरी कौन-सी जाति है 
जो ऐसा कर सकती है। दूसरे शब्दोमे हिल्दुओमे अगर मारवाडी गरोरक्षा नहीं कर 
सकते तो कोई नही कर सकता। पर गोरक्षामे अनेक बातोकी जरूरत है। इसमे 
जितने द्रव्यकी आवश्यकता है उतनी ही वुद्धि और समयकी भी है। इसलिए इस 
प्रइनपर. विचार करते समय इन तीनो बातोपर और इनसे सम्बन्धित अन्यान्य बातो- 
पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तभी हमे अपने इस काममे सन्तोषजनक सफलता 

सकती है। हु 

कि हनी बा धैंये और शास्तिपुर्वंक आपने मेरी बाते सुनी इसके लिए में आपका 
एहसान मानता हूँ और ईइवरसे प्रार्थना करता हैं कि वह आप लछोगोका कल्याण ही 
कल्याण करे। " 


आज, २४-७-१९२५ 


२६१. पत्र: सेडेलीन स्लेडको* 


१४८, रसा रोड 
कलकत्ता 
२४ जुलाई, १९२५ 
प्रिय बहन, 
मुझे आपका पत्र' पाकर खुशी हुईं। उसका मुझपर गहरा असर हुआ। आपने 
जो ऊनके नमूने भेजें है, वे बढिया है। 
आप जब आता चाहे खुशीसे आ सकती हे। अगर मुझे माछूम हो जाये कि 
आप किस जहाजसे आ रही है, तो जहाजपर आपको छेने कोई आ जायेगा और साबर- 
मती आतनेवाली गाडीतक आपको छोड़ जायेगा। लेकिन इतना याद रखिए कि आश्रम- 
जीवन आरामका जीवन नही है। वह कठोर है। हरएक आश्रमवासी शरीरश्रम करता 
है। इस देशकी जलूवायुका भी विचार कर छेना चाहिए। ये बाते में आपको डरानेके 
लिए नही, परन्तु सिर्फ चेतावनीके तौरपर लिख रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० ग्रांधी 
| पुनरच : ] 
चूँकि मेरे दाये हाथो आरामकी जरूरत है, इसलिए पत्र बोलकर लिखा 
रहा हूँ॥ 
अग्रेजी पत्र (सी० डच्ल्यू० ५१८२) से। 
सौजन्य . मीराबहन 


२. भीरा बहन (जन्म १८९२-) सत्‌ १९२५ के नव्रमें माअममें भाई और उसके बाद बरागर 
गावीजीके साथ उनकी प्रवृत्तियोंमें भाग छेती रहाँ। 
२. देखिए परिशिष्ट ६। 


२६२. पन्न : कोण्डा बेंकटप्वेयाको 


१४८ रसा रोड 
कलकत्ता 
न २४ जुलाई, १९२५ 
प्रिय बेंकटप्पेया, 
आपका पत्र अपनी पूर्णता, स्पष्टता तथा उसे यथासम्भव सयत बनाये रखनेके 
आपके निरचयके कारण मुझे पसन्द आया। 
मेरी अपनी स्थिति तो साफ ही है। कागग्रेसने स्व॒राज्यवादी दलकों अपने राज- 
नीतिक कार्यक्रमको आगे बढानेका कार्य सौपा है। अत प्रत्येक काग्रेसी यह कह सकता 
है कि स्वराज्यवादी दक उसकी ओरसे राजनीतिक कार्यक्रमों चछाता है और जब 
भी उसे यह छगे कि वह स्वराज्यवादियोकी गतिविधियोका पूर्णत समर्थन नही कर 
सकता, वह काग्रेसकों छोड सकता है अयवा कांग्रेसमे रहकर उसका विरोध कर 
सकता है। किन्तु मेरी स्थिति तो ऐसी है कि न में उसे छोड सकता हे और न ही 
उसमें रहकर उसका विरोध कर सकता हूँ। यदि में कौपरिछोमे काग्रेसका किसी 
प्रकारका राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहता ही हूँ तो में उसकी लडनेकी साम्थ्यके कारण 
केवल स्वराज्यदलको ही यह काम सौप सकता हूँ। ऐसा में सिद्धान्तत कौसिल-प्रवेशके 
विरोधमे होते हुए भी कह सकता हूँ। एक भारतीयके नाते मुझे चोर और पुलिसमे से 
एकको चुनना है; यद्यपि अहिसामे विश्वास रखतेंके कारण दोनो ही मेरे छिए समान 
रूपसे त्याज्य है। एक सामाजिक प्राणी होनेकी अपनी जिम्मेदारीसि में कभी भी 
मूँह नही मोड सकता और इसलिए मुझे ऐसा चुनाव तो हमेशा करना ही पड़ेगा। 
इसी कठिनाईकों देखते हुए हमारे ऋषि-मुनियोने उन छोगोके लिए, जो अपने वन्धु- 
बान्धवोके कार्यके सम्बन्धमे किसी प्रकारका उत्तरदायित्व नही छेना चाहते, गुफाओमें 
रहतेका विधान किया। वे आदमियोकी बस्तियो-मरसे ही नहीं वचते बल्कि उनके हाथका 
पैदा किया हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करते; वे केवल कन्दमूल-फल खाकर वसर करते 
है जिनके उत्पादनमे आदमीका कोई निर्मित्त नही होता। में अपने आपको उस स्थिति- 
के योग्य नही समझता। मैं मानव-समाजमे रहता हूँ और इसलिए जहाँ-कही भी यह 
अनिवार्य होता है, अपनी मतिके अनुसार, जिनका भे अन्यथा समर्थंत नही कर सकता, 
ऐसे बहुतसे कार्योके लिए अपने-आपको जिम्मेदार मानता हूँ। इसी प्रकार मेरे सामने 
अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि मुझे कहना पडे कि में कांग्रसमे नही रहना 
चाहता। स्वराज्यदलको सौपे गये कायेका क्षेत्र निष्चित रूपसे सीमित है। सामान्य 
शजनीतिक कार्यकी हृदतक ही में उसे अपना मुख्तार मानता हूँ। उनके व्यक्तिगत 
अरित्र और व्यवहारकी जिम्मेदारी मैं अपनी नहीं मानता। मालूम नहीं, में अपनी 
बात समझाकर कह सका हूँ या नहीं। छॉड बर्कनहेडके भापण और निस्सन्देह देश- 
बन्धुके निधनके कारण मैते जो कदम उठाया है, उससे आप परिचित हेँ। अब मुझे 


४३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और अधिक समयतक काग्रेसको प्रमुख रूपसे एक राजनीतिक दल वननेंसे नही रोकना 
चाहिए, इसीलिए मेने पण्डितजीकों पत्र लिखा।' पर जबतक कि वह स्वय भी उसी 
मतके न हो, किसी भी काग्रेसीको मेरे इस निर्णयके अनुसार नहीं चलना चाहिए। 
यह केवल मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है; और चूँकि में यह नहीं मानता कि कोई 
भी दूसरा उसे किसी भी रूपमे माननेकों वाध्य है, मैने सोचा कि इस समय उसको 
प्रकट करनेसे स्व॒राज्यदकको बल मिलेगा और इसीलिए मेने विना किसी हिचकके वह्‌ 
पत्र लिख दिया। जहाँतक आपका सम्बन्ध है, “अपने यहाँकी परिस्थितियोकों तो आप 
जानते ही है; इसलिए अगर आपको ऐसा छगे कि स्वराज्यदलको आपके अप्रत्यक्ष 
समर्थेन देनेंका अर्थ में स्वराज्यवादियोके व्यक्तिगत विचार और व्यवहारकों समर्थन 
देना छगा सकता हूँ तो आप स्व॒राज्यदलके विरोधमें कुछ भी न कहनेके अपने अटछ 
निरचयकी रक्षा करते हुए काग्रेससे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करनेमे जरा भी न हिचके। 
इस बारेसे और अधिक “यंग इडिया में देखिए। 

आशा है कि एक अक्तूबरकों आप बम्बईमे होगे। इस बीच आप अपने विचार 
बताते हुए पत्र अवश्य लिखे। मेरे दाहिने हाथो आरामकी आवश्यकता है इसलिए 
पिछले तीन दिनसे आशुलिपिककी सहायता छे रहा हूँ। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १३४० ) की फोटो-नकलसे | 


२६३- भाषण : क्रिस्टोदास पालढकी पुण्यतिथिपर' 
रेड जुलाई, १९२५ 


सभापति महोदय और दोस्तो, 


देरीसे पहुँचनेंके लिए में क्षमा चाहता हूँ, पर आपको यह तो पता ही है कि 
आजकल मेरे सम्मुख कितनी कठिनाइयाँ हे। मेरे पास ऐसा एक भी मिनट नहीं है 
जिसे में अपना कह सकूँ और इसी कारण यह विलरम्ब हुआ। में कार्यक्रमम रुकावट 
डालनेके लिए आपसे तथा श्री वईसवर्थसे भी जिनके भाषणकों वीचमे रोककर मुझे 
समय दिया गया, क्षमा-याचना करता हूँ। में अपने देशवासियों तथा अन्य छोगोका, 
जो भेरी स्थितिको देखते हुए मुझे सब जगह इस प्रकारकी सुविधाएँ देते हूं, अत्यन्त 
आभारी हूँ। 


में यह मानता हूँ कि क्रिस्टोदासके बारेमें मुझे बहुत कम मालूम है। मेरे जीवन- 


का स्वर्णकाल भारतसे बाहर आफ़िकामें बहुत ही व्यस्ततामें बीता है तथा भारतम 
क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखनेमे में असमर्थ रहा। यद्यपि यह आत्मस्वीकृति 


१, देखिए “ पत्र : मोतीलाऊू नेहरुकी ”, १९-७-१९२० | 


२. यह समा क्रिस्येदास पाल्की ४१ वीं पुष्णतिथिकि अवसरपर यूनिवर्तिटों इंस्टोट्यूड, कह्कत्तामें 
जाषोजित हुई थी। 


भाषण : त्रिस्टोदास पालकौ पुण्यतिथिपर ४३३ 


बडी ही अपमानजनक है, परन्तु आपके सामने मुझे अपना यह अज्ञान स्वीकार करना 
ही चाहिए। इसके साथ ही यहाँ इस समारोहमे आमन्त्रित किये जानेपर में अपने- 
आपको सम्मानित हुआ अनुभव करता हूँ। मेरे लिए यह एक प्रसन्नताका विपय है 
कि मुझे आप छोगोके साथ अपने एक महान्‌ देशवासीकी स्मृतिमे श्रद्धाजलि अपित 
करनेका मौका मिला। उनके पौत्रने कृपा करके उनकी रचनाओसे सम्बन्धित कुछ 
साहित्य मुझे दिया और अपने कुछ खाली समयमे कल में उन्हें देख गया। उनके 
लेखोमे एक जगह स्वराज्यसे सम्बन्धित एक अनुच्छेद भेरे सामने आया। मुझे यह 
माननेसें तनिक भी सकोच नहीं कि अपने उस कठिन समयमे इस महान्‌ व्यक्तिने वे 
सब बाते सोच ली थी जिन्हे कार्यरूप देनेके लिए आजकक हम यथासम्भव अपना 
पूरा जोर छगा रहे है। उनकी रचनाओमे मैने अन्य विषयोके सम्बन्धमे भी उनके विचार 
पढे । अपनी युवावस्थामे में इतना जानता था कि वे अपने समयके एक महान्‌ पत्रकार 
तथा एक निर्भीक वेशभकत थे। पर उनकी निर्भीकतामे परिष्कृत और शिष्ट विनम्नता- 
का सयोग था, उन्होने जो-कुछ भी छिखा उसमे कही भी कटुताका समावेश नही होने 
दिया। वर्तमान पीढीको स्वतन्त्रता प्राप्तिके अपने सघषके छिए उस महान्‌ आत्मासे मिले 
इस सन्देशको गाँठमें वॉपकर रखना चाहिए। हमे उनकी निर्मीकता और नम्रताका 
अनुकरण करना चाहिए, क्योकि नम्रताके विना निर्भीकता मात्र गाल वजाना है । 
जो युवक यहाँ उस महान्‌ देशभक्तका सम्मान करनेको इकदूठे हुए हैं, उन्हे 
उनके जीवनका यह एक पाठ याद रखना चाहिए कि उन्होंते अपने अन्तिम समय 
तक नम्अताकों कभी नहीं छोड़ा। उसके विपरीत हमे उनकी स्मृतिको इसलिए भी 
सेंजोये रखना चाहिए कि उन्होने इस सत्यको भी कभी नजरअन्दाज नहीं किया कि 
जिस व्यक्तिको विरोधियोसे काम लेना है तथा जिसे अनिच्छुक लोगोसे स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनी है, उसे और भी शिष्ट और नम् बनना चाहिए। इसी वातको में अपने 
शब्दोमें कहूँ तो अहिसायुक्त निर्भीकता ही सच्ची निर्मीकता है। प्राचीन ऋषि- , 
मुनियो द्वारा दिये गये उस एक शब्दमे मैंने सारे गुणोकों समाविष्ट कर लिया है। 
यदि यह सत्य है कि हिन्दूघर्म अहिसासे ससिक्त है तव जीवनके प्रत्येक कार्य हमें 
स्थान देना चाहिए। हे 
के हक आनेवाछे वक्ता जो उनके जीवनसे अधिक सम्बद्ध रहे हैं, निस्सन्देह 
उनके अन्य गुणोके बारेमे आपको बहुत-सी बाते बतायेगे। पर मेरी तुच्छ रायमी उनकी 
असख्य विशेषताओमे से कोई ऐसी विशेषता नही आन ५ जैसी कि मेने आप लोगोको 
बताई है। उसे आप जीवनमे उतार सकते है और सेँजोकर रख सकते हँँ। उस महान्‌ 
व्यक्तिकी स्मृतिमे हमारा यहाँ इकदठ होना एक उत्तम वात है पर यह और भी उत्तम 
हो, यदि हम उनके गुणोको, आशिक तौरपर ही सही अपने जीवनमे उतार छे। 
ईदवर आपको और मुझे ऐसा करनेकी शत दे जिससे हम अपने कामको 
और अधिक सुचारू ढेंगसे कर सके। 
[ अग्रेजीसे ] 
फॉरवर्ड, २०५-७-१ ध्र५ 


२७-२८ 


२६४. भाषण: यूरोपीय संघको बेठकर्मे' 


कलकत्ता 
" २४ जुलाई, १९२५ 

इसके बाद महात्मा गांधोने भाषण दिया। 

उन्होंने खड़े होकर भाषण न देनेके लिए क्षमायाचना की और बताया कि ५ 
या ६ बर्ज पूर्व मुझे अतिसारका भयानक प्रकोप हो गया था। उसके कारण मेरा 
दरीर शक्तिहीन हो गया है। में आपके संधको मुझे आसन्त्रित करनके लिए धन्यवाद 
देता हूँ। 

सहयोगके लिए तो में व्याकुल हो रहा हूँ।* 

गांधीजोने आगे कहा कि जब कभी मुझे यूरोपीयोंसे कहीं और किसी भी सिल- 
सिलेमें मिलनेका अवसर आता है तो मुझे सच्॒मृच प्रसन्नता होती, है। और चूंकि 
मेरी नोति अहिताकी है इसलिए मुझे स्वयं तो किसी भी प्रकारकी कोई क्षति पहुँ- 
चनेका भय नहीं है। 

आप छोग जो भी प्रइन करना चाहे, कर सकते है और जो-कुछ कहना चाहे 
कह सकते है। में उसे सदुभावपूर्वक ग्रहण करूँगा। विधाताने इग्छेड और भारतकों 
एक साथ छा खड़ा किया है और वह भी एक अच्छे उद्देश्यके लिए, अर्थात्‌ 
मानवताकी सेवाके लिए। में व्यक्तिगत रूपसे यूरोपीयोके दृष्टिकोणकों समझनेका 
अवसर हाथसे कभी जाने नहीं देता। इसी भावनाकों छेकर में आज इस शामको 
आपके पास आया हूँ और आपसे यही भावना अपनानेकी प्रार्थना करता हूँ। में आशा 
करता हूँ कि इसमे वजाय भारतीयोके अंग्रेज छोग पहले आगे बढ़ेगे। 

महात्माजीने कहा कि में स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता हूँ कि जो विषय मुझे 
दिया गया है वह विशेष आकर्षक नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह 
विषय अन्य अनेक विबयोंके मुकाबिले विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है। आज सुझे जिस 
विषयपर बोलना है वह है “ कलकत्ताके मेयरके चुनावमें मेने हस्तक्षेप क्यों किया? ” 
मेने सुना है कि मेरो कार्रवाईसे यूरोपीय और भारतीय दोनों ही नाराज “हे। किस्तु 
हस्तक्षेप मेने अपनी मर्जीसि नहीं किया था। 


१. यह बैठक ढच्त्यू० बब्त्यू० पेजड्ी अध्यक्षतामें ग्रेंड होख्छमें हुई थी; गांपीजोके भाषणके पहले 
श्री पेजने उनके पर्चियमें कुछ शब्द कहे ये । 

२, २५ जुलाई, १९२०के इंग्लिशमैनमें प्रकाशित रिपोर्टके अनुसार गांवीजीने कद्ा कि कुछ समय 
पूर्व पक् भंग्रेज मित्रने मुझे छिखा था कि य्पि भाप अपनेको असहयोगी कहते हैं फिर भी आप सहयोगके 
लिए व्याकुछ रहते हैं। मेने उनको छिखा कि भाप ठीक कहते दे। 

३« देखिए “ कल्कत्ताके मेपर ?”, १६-७-१९२५। 


भाषण * यूरोपीय सघकौ बैकूकम ४६५ 


मेने श्री जे० एम० सेनगुप्तकी नामजदगीका समर्थन वयो किया, किसी औरका 
क्यों नही” जैसा कि आप छोग जानते है, में कुछ महीनोसे कहता आ रहा हूँ कि 
जहातिक भारतीय राजनीतिका सवाछ है, मेने स्वराज्यवादियोको अपना मुख्तार बना 
दिया है! मेने देखा है कि वे त्यागकी क्षमता रखते है, अपने देशसे तो प्रेम करते ही 
हैं, और फिर भी अग्रेजोसे घृणा नहीं करते। इसीलिए मैने अपना भाग्य स्वराज्य- 
वादियोके साथ जोड दिया है। मेने आपके इतिहासका अध्ययन किया है। मैने आपकी 
कुछ सस्थाओको विकसित होते देखा है, उदाहरणके लिए दक्षिण आफ्रिकार्में आप लोगो 
हारा सचालित कुछ सस्थाओको अपनी आँखोके सामने वढते हुए देखा है। आज भारतमे 
स्व॒राज्यवादी दल सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल है। यह नही कि हम यह बात 
जान ही नही सकते बल्कि हम यह जाननेकी परवाह ही नहीं करते कि यूरोपीयों और 
भारतीयोमे एक दूुसरेसे इतता अलूगाव क्योकरः पैदा हो गया है। 

अग्रेजोके सबसे बडे हित॑षियोमे से एक हमारे बीचसे उठ गया है। उसका स्थान 
अभी खाली है। उनके अनुयायियोमे उसका जैसा जादू किसीके पास नहीं है। वे 
उसका भार उठानेंमे असमर्थ है। 

इन्हीं शब्दोंरें महात्माजोने स्वर्गोष भ्री चित्तरंजन दासका उल्लेख किया। 

इसके बाद वे बोले कि मेरे दिभागमें पहला विचार यह आया था कि कलकत्ता- 
का मेयर कोई सुप्तत्माव होना चाहिए। में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि से 
हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रश्वर्में कितनी विरूचस्पी छेता हूँ। 

भ्रदि आपके बीच कोई योग्य और ईमानदार मुसछमान हो -- उसके इन दोनो 
गुणोके बारेमे फैसला तो केवछ आप ही करेगे ---और यदि वह निग्रमकी सेवा दत्त- 
चित्त होकर कर सकता है तो मेरा कत्तैव्य होगा कि में इस पदके लिए उसके नामकी 
सिफारिश करूँ। 

किन्तु दूसरे हो दिद एक मुधुमान नेता, सौझना अबुल कलाम आजाद, मेरे 
पास आये। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी सुसलमान इस पदके योग्य नहीं है, इस- 
लिए उन्होंने सुम्तते श्री जें० एम० सेवगुप्तको सिफारिश करनेको कहा। अब सोचिए 
सौझाना अबुल कछाम आजादका न तो निगमसे ही कोई सम्बत्ध था और न स्व॒राज्य- 
वादी वलसे ही। किन्तु थे भारतके योग्यतम मुसलमानोंम से हे। मेने भौछानासे 
पूछा कि वे. श्री जे० एम० सेनगुप्तको क्‍यों चाहते है, तो उन्होंने उत्तर दिया, “ क्या 
आप स्व्॒राज्यवादी दलमें एकता रहे, यह नहीं चाहते ?.” 

गांधीजोने कहा कि मुझे चटगाँवसें श्री ज० एस० सेनगुप्तसे मिलनेका सुअवसर 
मिला था। ओऔ सेनगुप्तने कोलिलमें विशेष योग्यताका परिचय दिया है। वे बंगाल 
स्व॒राज्यवादी दलके नेता तथा बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष हे। भुझे यह्‌ 
स्वीकार करना होगा कि मेरे बिचारमें यदि उन्हें योग्य सहायक मिलें तो वे अपने 
कन्घोंपर इन तौनों पदोंका भार संभाल सकते हे। और यदि श्री सेनगुप्त मेयरका 


१. भनुवर्ती दो भलुच्छेद २५:७-१९१५ के हग्किशमैनमें छपे विवरणते ढिये गये हैँ। 


४३६ संम्यूण॑ गांधी वॉ्मंय 


उत्तरवायित्व सम्भाल सकते हे और कलकत्ताके नागरिकोंकी दृढ़तापुर्वक सेंवा कर सकते 
हे तो श्री सेनगुप्तका उपयुक्त पद प्राप्त करना सर्वथा उपयुक्त है। 

मेरा ख़यारू है कि मेने आपको इसका कारण पूरी तौरपर बता दिया है कि 
मेने श्री जे० एम० सेनगुप्तका नाम मेयरके पदके लिए क्यो पेश किया है। मै उन 
आपत्तियोसे अपरिचित नहीं हूँ जो अखबारोमे उठाई गई है। में आपको निर्भीकतापूर्वक 
और सचाईके साथ यह बताना चाहता हूँ कि मेने उनके तामकी सिफारिश किस 
कारण की है। यदि आपका यह खयाल है कि श्री सेनगुप्त अपने व्यक्तिगत या अपने 
दलके स्वार्थकों सिद्ध करनेके लिए ही निग्रममें गये हे तो यह सही नहीं है। यकीन 
कीजिए कि आप गलतीपर है। मेने सुना है कि इसे 'टमानी हॉल” कहा गया है। 
किन्तु आप इस बातकों अपने दिमागसे निकाल दे। .इस प्रकारके तरीकोकों त्यागने- 
वालोमे मेरा लाम सबसे आगे होगा। जिन तरीकोके जरिये मेरा देश ऊपर उठ सकता 
है, वे ईमानदारीके ही तरीके हँ। यदि मैने अपनेको कलकत्ताके मामलोमे डाला है तो 
मैंने वैसा आपकी सेवा करनेके उद्देश्यसे ही किया है। मेने इस प्रदनपर हर पहलूसे 
विचार कर लिया है। भ्री सेनगुप्तमें मेयरके'पदका उत्तरदायित्व निभानेकी पूरी योग्यता 
है और यदि में उनकी हिमायतमे यह न कहता तो अन्याय होता कि यदि श्री सेनगुप्तके 
विरुद्ध कोई वात नही है तो उन्हे कलकत्ताका मेयर चुन लिया जाना चाहिए।' 

उन्होंने कहा कि में सर छाबर्द कारके “राजनीतिक सत्ताका दुरुपयोग करके 
अपना घर भरता इन शददोंकों पसन्द नहीं करता, क्योंकि संस्तारकी राजनीतिमें मह 
एक बहुत ही प्रचलित सिक्का है। एक आपत्ति यह उठाई गई है कि श्री सेनगुप्त 
कलकत्ताके लिए एक बिलकुल अजनबी व्यक्ति हे। में यह बात पहले नहीं जानता 
था। श्री सेनगुप्तको शिक्षा करकत्तेमें हुई है और उन्होंने अपने जीवनका सर्वोत्तृष्ट 
भाग इसी नगरमें व्यतीत किया है। 

में यह सिद्धान्त निर्धारित करता पसन्द कझूँगा कि अन्य सव बातें समात होनेपर 
राजनीतिक दल जिसे भी सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति समझे, उस व्यक्तिको निर्वाचित करनेका 
उसे अधिकार है।' 


१ सर हब कार, हैरी होब्स तथा अन्‍य सदस्योने अपने भाषणोंमें सेनयुप्तके मेपर पदक़े छिए 
निर्वाचनके प्रस्तावकी आलोचना की थी। गाधीजीने उन्हें श्सका उत्तर संक्षेपर्मे दिया। 

२. र० जुलाई, १९२५के इंग्किशमैनमें छपी रिपोर्टके अनुसार यावीजीने कहा था: “. « «पदि 
यह राजनीतिक स्वायेसाथना है तो यह सारे संसारमें अत्यन्त व्यापक रुपते प्रचल्ति है। यह देखकर कि 
पद राजनीतिक संप्तारमें दीवंकाछ्से प्रचलित है इसके लिए कुछ कम ग्लानियूचक श्रन्द भयुकत करना 
अधिक अच्छा होगा।”? 

३. इंम्लिशमैनकी रिंपोर्टके अनुसार गाधीणीने आगे कद्दा: “जवतक दल्का स्वाये निगमके उच्चतम 
स्वायेसे नही उकवराता तबतक यदि वह राजनीतिक दल अपनी स्थितिकों भच्छा बनानेके अवत्तरका झम 
उठानेसे चुकता है तो वह अपने प्रति द्विंसा करता है। . . . गांधीजीने कद कि भाप छोग सर धुब” 
कारके इस कबनकी भोर जरा भी ध्यान न दें कि यह एक राजनीतिक स्वायेसापना है, क्योंकि ख॑ 
सरकारने राजनीतिक स्वारयत्ताधनाका मांगे अपनाथा है। 


भेरा चर्म 3३७ 


महात्मा गांधीने आगे कहा कि श्री सेनगुप्तने बादा किया है कि जबतक वे 
मेयरके पदयर रहेंगे तबतक वे अपने राजनीतिक विचारोंका उपयोग नहीं करेगे। 
अब बताइए इस पदके लिए एक प्रशिक्षित वकीछूकी अपेक्षा और कौन व्यवित बेहतर 
हो सकता है? उन्होंने स्वर्गीय सर फीरोजज्ञाह मेहताका उल्लेख करते हुए कहा कि 
सर फोरोजशाह मेहता वम्बई निगमके मेयर थे तथा अपने दलके नेता भी थे। 
जिस श्रेष्ठताके साथ उन्होने वम्बई नगरपालिकाकों चछाया वैसे कोई भी नहीं 
चला पाया। स्वराज्यवादी दलने भारतमे अनुसरित किसी भी सिद्धान्तका उल्लंघन 
नही किया है। 
[अग्नेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, २५-७-१९२५ 


२६५. मेरा धर्म 


इस ससारमे केवक परमात्मा ही अविचक और निविकार है। अन्य सब 
वस्तुओकी उन्नति अथवा अवनति होती है। जो सस्था परिवर्ततकी आवश्यकता होनेपर 
भी बदलती नहीं है, समझना चाहिए कि उसका अन्त निकट आ रहा है। काग्रेस 
तो अभी अपनी वाल्यावस्थामें है। अभी उसे बहुत ऊँचा उठना है, इसलिए उसमें 
परिवर्तन तो होते ही रहेगे। इसके सविधानमे जो दोप दिखाई दिये है वे दूर किये 
जाने चाहिए। 
इसके अतिरिक्त देगवन्बुके निवनसे और छॉड्ड वर्कंनहेडके भाषणसे स्थिति ऐसी 
उत्पन्न हो गई है कि काग्रेसके सविधानमे उचित परिवर्तन तो अविलम्ब कर दिये जाने 
चाहिए। 
मै बेलगाँवके अधिवेशनके वाद देख रहा हूँ कि मताधिकारकी धारामे परिवर्तन 
क्रनेकी माँग लगातार की जा रही है।' में यह भी देख रहा हूँ कि विक्षित 
वर्ग मेरी कार्य-पद्धतिसे असन्तुष्ट रहता है। वहुत-से शिक्षित लोग चाहते हे कि 
कांग्रेस कमेटियोको राजनैतिक आर्थात्‌ विधानसभाओसे सम्बन्बित मामछोमे भाग लेता 
चाहिए। 
मैं इनमें से किसी भी माँगके आडें नहीं आना चाहता। इसका अये यह नहीं है 
कि मैं स्वयं इन परिवर्तनोको करवाना चाहता हूँ। किन्तु में छोकमतको समझने, 
मानने और उसका मान करनेवाछा हूँ। किन्तु जब मुझे छोकमत अनुचित छगता है 
तब मैं स्वयं जोखिम उठाकर --लछोगोको जोख़िममे डाल कर नहीं-- उसका विरोब 
करना अपना धर्म भी मानता हुँ। इस समय तो मेरे सम्मुख विरोबव करनेका कोई 
कारण नहीडहै। कारग्रेसके छोकमतका बर्थ है शिक्षितवर्गंका मत्त। काग्रेस शिक्षितवर्गकी 


१, दिसम्बर १९२४ में हुए अधिवेशनमें का्ग्रेसकी सदस्थताके लिए चूत कांतना अनिवाये कर दिपा 
गया थां। 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


ही कृति है। कांग्रेस अथवा शिक्षितवर्गने देशकी बहुत सेवा की है। शिक्षितवर्मसे 
मेरा जो मतभेद है, उसके कारण में उसकी सेवाओंकों नहीं भुछा सकता। मेरी दृष्टिसे 
तो मुझे शिक्षितवर्गको साथ रखकर ही काग्रेसको ग्रामवासियोकी सस्था बनानेका प्रयत्न 
करना चाहिए। जबतक हम स्वय बरीरश्रम करके काग्रेसमें सम्मिलित न होगे तबतक 
काग्रेसमें गाँवोके लोगोका सच्चा प्रतिनिधित्व नही हो सकेगा। किन्तु में यह बात 
शिक्षितवर्गको नहीं समझा सका हूँ। कुछ थोडे-से व्यक्ति इस बातकों समझ गये है, 
किन्तु पूरा वर्ग तो इसे नहीं समझा है। मुझे घीरज रखकर शिक्षितवर्गको काग्रेंसमें 
सम्मिलित करनेका मार्ग जितना सररू किया जा सके उतना सरल कर देना चाहिए। 
में अपना दायित्व देशबन्घुके जीवित रहते हुए इतना नही समझता था। वे और मोती- 
छालजी शिक्षितवर्ग और मेरे बीच कडीके समान थे। उनमें से एकका निथन होनेसे 
मोतीलालजीकी परेशानीको समझना मेरा स्पष्ट धर्म हो गया है। 

मे देखता हूँ कि गिक्षितवर्गन हाथ-कता सूत खरीद कर देना भी बोझ माना 
है, क्योकि उन्हे सूत कातनेमे श्रद्धा है ही नहीं। इसका परिणाम यह हुआ है कि 
काग्रेसमें दम्भ और असत्यका प्रवेश हो गया है। वही सूत अलग-अलग छोगोने 
चन्देमे दिया, ऐसा भी हुआ है। इस अनर्थके होनेका भय मेरे सम्मुख बेलगाँवमे ही 
प्रकट किया गया था। किन्तु मैने उनकी परवाह नहीं की थी। मैने यह मान लिया 
था कि नियमको तो सभी मानेगे और कोई भी असत्याचरण न करेगा। किन्तु मेरा 
यह अनुमान झूठा निकछा। इसलिएऐ मुझे छगता है कि सूत खरीदकर देनेकी धारा 
जरूर रह की जानी चाहिए। मुझे पण्डितजी और दूसरे स्वराज्यवादियोने बताया था 
कि स्वराएदक और मेरे बीच जो समझौता हुआ है उसके कारण स्वराज्यवादी इस 
नियमको रह करवानेकी इच्छा रखते हुए भी एक वर्षतक उसको रह करनेकी माँग 
नहीं कर सकते। इसलिए मेने निश्चय किया है कि में उनको इस समझौतेसे मुक्त कर 
दूँगा, लेकिन में स्वयं जैसा परिवर्तन वे कराना चाहते है, उससे सहमत न होऊेंगा। में 
उनको इस आशयका पत्र भी लिख चुका हूँ। 

मुझे यह मालूम हुआ है कि सब स्वराज्यवादी खरीदकर सूत देनेके बजाय 
पैसा देनेंकी पुरानी प्रथाकों फिर बहाल कराना चाहते हें। सवका निश्चय यह जान 
पडता है कि जिन्हे अपना श्रम लोगोको देना है, उनको काग्रेसमे स्थायी रूपसे स्थान 
दिया जाये। मुझे तो इससे बहुत सन्तोप हुआ। में इतनी सहिष्णुताका स्वागत करता 
हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि काग्रेसमे सूत कताईका स्थान सदाके लिए रहा। अब 
यह देखना है कि ऐसे श्रद्धालु सूत कातनेवाके कितने निकलते है। यदि अखिल भार- 
तीय काग्रेस कमेटी यह परिवर्तन कर दे तो सूत कातनेवालोंकी परीक्षा हो जायेगी। 

मताधिकारकी घाराका दूसरा भाग खादी पहननेके नियमके सम्बन्धमें है। 
अधिकांश स्वराज्यवादी इस शर्तेको हटाना नहीं चाहते। यदि शिक्षितवर्ग इस शर्तेंका 
सचाईसे पालन कर सके तो में इसे हिन्दुस्तानका परम सौभाग्य- समझूँगा। अभीष्ठ यह 


१. ग्राधी-नेहरूदास समझौता, जिसकी पुष्टि बैलगाँव काग्रेसमें की गई थी। 
२५ सितम्बरमें होनेवाली बैठ्कमें। 


मेरा धर्म ४३९ 


है कि अब जो भी परिवततन स्वीकार किया जाये वह प्रयोग रूपमे न हो, सदस्योंकी 
इच्छासे स्थायी कर दिया जाये। 

तीसरी बात काग्रेसमें स्वराज्यदलके स्थानके सम्बन्धमे है। इस समय स्वराज्य- 
दलको काग्नंसके एलची या मुख्तारका स्थान प्राप्त है। दल इसके बजाय काग्रेसके 
नेता या मुखियाका स्थान श्राप्त करना चाहता है। मुझे ऐसा छगता है कि इस समय 
हमारे सामने जो स्थिति उपस्थित है उसमे काग्रेसमे स्वराज्यवादियोंकी सभी गति- 
विधियोका बहिष्कार कायम रखना उचित नही है। इसके बजाय यह उचित मालूम 
होता है कि स्वराज्यवादियोकी खास प्रवृत्ति ही काग्रेसकी मुख्य प्रवृत्ति वन जाये और 
सूत कताई और खादी प्रचारका कार्य हमारे इन्ही प्रतिनिधियोकी मार्फत हो। काग्रेसके 
नामकी नौकाकी जितनी आवद्यकता स्वराज्यवादियोको है या हो सकती है उतनी 
चरखेकी प्रवृत्तिके लिए नहीं है। चरखेकी प्रवृत्तिकी सफलता केवल रचनात्मक कार्य- 
पर निर्भर है। इसके विपरीत स्वराज्यवादियोकी प्रवृत्ति लोकमत तैयार करनेपर निर्भर 
है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी अपनी अगली 
वैठकमे स्वराज्यवादियोको काग्रेसमे प्रमुख बना दे और सूत कताईकी प्रवृत्तिको चलानेंके 
लिए एक नई सस्था बना दे तथा उसे काग्रेसका अग बनाकर इस प्रवृत्तिकी जिम्मेदारी 
सौप दे। ऐसा करनेसे खादी-प्रचारमे भी एक प्रकारकी सुविधा होगी और कताई 
सस्था मतोपर निर्भर न रहनेसे छोकमतके परिवर्ततके जोखिमसे भी बच जायेगी। सूत 
कताईके पक्षमे छोकमत वन जानेपर उसका प्रचार केवछ घन- और व्यवस्थापर , 
अर्थात्‌ व्यापार-कुशछतापर निर्भर रहेगा। इसलिए “वह सस्था काग्रेसकी व्यापार सस्था 
बन जानी चाहिए। ऐसा छगा था कि जो नेता कलकत्तामें इकट्ठे हुए थे! उनका 
मत ऐसा करनेके पक्षमे भी था। 

मुझे अपना कत्त॑व्य तो विलकुल स्पष्ट दिखाई देता है। मुझे अपनी शक्ति और 
अपने सिद्धान्तके अनुसार स्वराज्य दलकी सहायता करनी चाहिए, काग्रेसकी प्रवान 
प्रवृत्ति राजनीतिमे भाग लेना बन जाये, इसका विरोब नहीं करना चाहिए और 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको इस आशयका सुधार करनेका सुझाव देना चाहिए 
कि लोग मताधिकारके लिए सूत खरीद कर देनेके बजाय पैसा ही दे। मुझे लगता है 
कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे जो छोग मेरी भाँति अपरिवर्तनवादी हैँ उनका 
कत्तंव्य भी यही है। किन्तु कमेटीका इस बैठकमे कोई करार रखनेका विचार नही है। 
प्रत्येक सदस्य अपनी स्वतन्त्रताका उपयोग कर सकेगा। मैने किसी कार्रवाईसे किसीको 
बाँधा नही है। मैने स्वराज्यदलकों बन्बनसे मुक्त कर दिया है। इसलिए स्व॒राज्यवादी 
और. अपरिवर्तनवादी दोनो अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार मत दे सकेगे और देगे, में 
भी यही चाहता हूं। 

अब एक प्रइन विचारणीय वच रहता है। काग्रेसकी प्रतिनिधि समिति, अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी, काग्रेसके बनाये नियममे परिवर्तत कर सकती है या नही! 


१. १६ तथा १७ जुलाई, १९२० को हुई काम्रेस का्येसमितति और ख्राज्यदल्की बैव्केके सख्वन्धमें 


४४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वह सामान्यतः तो नहीं कर सकती; किल्तु असामान्य स्थितियोमें कांग्रेसके विशुद्ध 
छाभकी खातिर परिवर्तन अवश्य कर सकती है। मुख्तार या आढदृतिया मालिककी 
वॉवी हुई मर्यादासे बाहर नहीं जा सकता। किन्तु मुख्तार अपनी जोखिमपर और 
मालिकके छाभके लिए बहुत-कुछ करनेका साहस कर सकता है। उसके लिए जोखिम 
यह है कि मालिक उसका मुख्तारतामा रह कर सकता है। यदि मुख्तारकों अपने 
जोखिमपर काम करते हुए आ्थिक हानि हो जाये तो वह उसे अवद्य सहन करेगा, 
क्योकि कोई मुख्तार अपने मालिककी मंजूरीके बिना उसे जोखिममे तो नहीं डाल 
सकता। सक्षेपमे कहे तो अनुमति या अधिकारके बिना किये कार्यका छाभ उठानेका 
हक तो मालिकको है; किन्तु उससे हुई हानिको सहन करना उसका कर्तव्य नही 
है। उसी भियमसे यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपनी जिम्मेदारीपर बिना 
अधिकारके चाहे जेसा परिवर्तन करे तो उसके सामने दो जोखिमें आयेगी। एक जोखिम 
यह है कि कांग्रेस उसके इस कार्यकों अनुचित ठहराकर उनकी निनन्‍दा कर सकती 
है। दूसरी जोखिम यह है कि यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सकटके समय 
नियमसे परे हटकर जो कार्य करना उचित है उसे न करे तो उस हृदतक वह भीर 
और अशक्त समझी जायेगी। ' 
किन्तु ऐसे परिवत्तेन सदा तभी किये जाते हे जब वे सर्वेसम्मत हो। यदि उनका 

विरोध करनेवाले सदस्योकी खासी सख्या हो तो ऐसा परिवर्तत करना अनियमित 

होनेके अतिरिक्त अनुचित भी है। 
" सदस्य मेरी सछाह या सिफारिशसे कुछ भी न करे। वे काग्रेसका अर्थात्‌ छोगोंका 
हित समझकर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमें चाहे जो सर्वंसम्मत परिवतेन करे। 
में चाहता हूँ कि बैठकर्में कोई भी सदस्य स्वराज्यवादी और अपरिवतेनवादीकी वृत्ति 
लेकेर न आये। सभी काग्रेसके सदस्यके रूपमे, अच्छा हो भारतीयके रूपमे, जायें। 
मुझे आद्ा है कि इस महत्त्वपूर्ण बैठकर्में सभी सदस्य उपस्थित होगे। मेने अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योको व्यर्थ कृष्ट कभी नहीं दिया है। में उनको इस 
समय जो कष्ट दे रहा हूँ, वह विवश होकर ही दे रहा हूँ। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २६-७-१९२५ 


२६६. अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक 


बी हिला नरक कस वनानेके लिए दस छाख्॑ रुपये इकटूठे 
है और उनके पूर्वजोके घरमे एक जनाना अस्पताल बनाने और 
रोगियोके लिए परिचारिकाएँ प्रशिक्षित करनेका निश्चय किया है, वैसे ही समस्त देशको 
भी देशबन्धुकी पृष्यस्मृतिको अमर बनानेका निश्चय करना उचित है। यह कार्य किस 
अरकार किया जाए इसके सम्बन्ध्में मैने बंगाली भाइयोंसे तो सलाह की ही है किन्तु 
अं मोतीछालजीकी सलाह लिये बिना कोई सुझाव नहीं दे सकता, ऐसा मेरा मत था 
र इसी कारण मेने अमीतक इस सम्बन्धममें अपने विचार प्रकट नही किये थे। 

अब भत्र पण्डितजीसे, गगास्वरूप बासत्ती देवीसे और देशवन्बुके मुख्य-मुख्य मित्रो 
है प अनुयावियोंत बात कर ली है तथा कुछ लोगोके हैस्ताक्षरोसे अपील निकाल दी 
/ जिसका अनुवाद पाठक पहले पृष्ठपर पढेगे।' 

मे यह बता चुका है कि चरखें और खादीके सम्बन्धमे देशवन्युके विचार इतने 
चुदुढ़ हो गये थे कि हम उनका स्मारक बनानेके लिए इनके अतिरिक्त अन्य किसी 
भी कार्यको हाथमे नहीं छे सकते। 

पूछा जा सकता है कि उनकी मूर्ति आदि क्यो न खड़ी की जाएं ? इसका उत्तर 
यह है कि ऐसे स्थानिक स्मृतिचिह्न तो बहुत-से क्हरोमे बनाए ही जायेगे। हमे तो 
ऐसे कार्यका विचार करना चाहिए जिसके द्वारा उनको बालक-वालिकाएँ और राजा-रक 
सभी स्मरण करें और जिससे हिन्दुस्तानका स्थायी हितसाधन हो और साथ ही जो 
अपनी शक्तिसे बाहर भी न हो। ऐसा कार्य तो चरखे और खादीका प्रचार ही है। 

किन्तु विधानसभा सम्बन्धी प्रवृत्तिका क्या हो? क्या इसके द्वारा देशवन्घुकी 
स्मृति स्थायी हो सकती है? यह काम चढेगा, किन्तु यह प्रवृत्ति क्षणिक है, सकुचित 
है। हमे मालूम है कि देशबन्धुनें भी यही कहा था। खादीकी अ्रवृत्ति ही एक ऐसी 
प्रवृत्ति है जिसमे सभी भाग ले सकते है और जो सबतक पहुँचती है। 

लोकमान्यके निधनके समय भी जब उनका स्मारक बनानेकी वात शुरू हुई तब 
ऐसी ही शक़ाएँ उठाई गई थी। किन्तु पीछे सबने स्वीकार किया कि छोकमान्यने 
सारा समय “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ”, इस. सन्देशके प्रचारमें लगाया 
था। देश्षबन्धुका और हमारा काम इस सल्देशको हाथमे लेकर कार्यरूपमे परिणत 
करनेके लिए व्यापक और स्थायी साधन ढूँढना था। इसमें हमने चरखे और खादीके 
प्रचारको और उसके द्वारा विदेशी कपड़ेके बहिष्कारको प्रधान स्थान दिया था। इसी- 
लिए देदबन्धुका काम इन साधनोंका संगठन करना था। इसीलिए उन्होंने पिछले वारह 
महीनोमें प्राम-सगठनकी आवाज उठाई थी। यही बात उन्होंने विधान सभामें और मेयरके 
रूपमे भी कही थी। उन्होने अपने फरीदपुरके! माषणमें' स्पष्ट कहा था कि विधि- 


१. देखिए “ अखिल भारतीय स्मारक ”, २२-७-१९२७५ था उससे पूवे। 
२, मई, १९२० में हुए बंगाल प्रान्तीय- कृषि परिषदके-अध्यक्षपद्से *दिया गया भाषण। 


४४२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


शास्त्रीगण विघानसभाओका कार्य भले ही करते रहे; किन्तु दूसरे छोगोको तो ग्राम- 
सगठनमे ही छूगना है। देशबन्धु अन्तमे दाजिलिगमें इस निर्णयपर पहुँचे थे कि ग्राम- 
संगठनका अर्थ चरखा और खादी है। स्वराज्यके साधन रूपी सौरमण्डलमे चरखा 
सूर्य है। यह बात देशबन्धुकों स्पष्ट दिखें गई थी और उन्होनें अपने अनुयायियोको 
इस सम्बन्ध्में यह आदेश भी भेजा था कि वे चरखेके द्वारा ऋ्मसंगठनका कार्य 
आरम्भ करे। 

यही उनका राजनीतिक वसीयतनामा है। यही उनकी अत्तिम इच्छा है। वे 
जिस बीजकों बोकर चले गए है, उसे पोषण देकर अकुरित करना और वृक्ष बनाना 
हमारा धर्म है। इसलिए देशबन्धुकी स्मृतिको स्थायी बनानेवाला कार्ये चरखेकी प्रवृत्तिमे 
वृद्धि करना ही हो सकता है। * 

हम यह विचार करे कि अब कितना घन इकट्ठा किया जाये, कितना घन 
इकट्ठा करना है, यह मेने सदाकी भाँति इस वार नही बताया है क्योकि इसकी कोई 
सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त जब में राशि निश्चित करता हूँ तब मेरे मस्तिष्कपर 
उसका बहुत भार पड़ता है और तब में उतनी राशि इकट्ठी करनेका आग्रह भी करता 
हूँ। इस बार भी मेने राशि अपने मनमें तो निश्चित कर ली है, किन्तु में उसमे 
अपीलपर' हस्ताक्षर करनेवाले मित्रोकों भागी वंनाना नहीं चाहता, क्योकि वे सदभावसे 
और श्रद्धाके कारण राशिपर हस्ताक्षर करके मेरे प्रति उत्तरदायी तो बन जाएँगे, किन्तु 
उसको इकट्ठा करनेंके लिए अपना पूरा समय अथवा अधिकांश समय न दे सकेगे। 

किन्तु पाठकोकों यह समझ छेना चाहिए कि हमे साठ करोड़ रुपयेका छेन-देन 
कर सकते योग्य पूँजीसे व्यापार करता है। इसके लिए तो जितना रुपया मिले उतना 
कम ही है। किन्तु मेरी अविचल श्रद्धा है कि ज्यों-ज्यों खादीकी प्रवृत्ति सफल होती 
दिखाई देगी त्यो-त्यों उसमे लोगोंका विश्वास बढेगा और त्यो-त्यों अधिकाधिक पैसा 
भी मिलेगा। 

हमने पत्रिकामे बताया है कि धनकी उपलब्धि तीन बातोपर निर्भर है, देजबन्बुके 
प्रति भक्ति, खादी और चरखेमें श्रद्धा और न्यासियोमे विद्वास। देश्ववन्धुके प्रति 
भक्तिका प्रदर्शन समस्त देशमे हुआ है। मेरा अनुभव है कि खादी और चरखेमे छोगोकी 
श्रद्धा बढती जाती है। न्यासियोको छोग जानते है। जहाँ जमनालाछ-जैंसे निर्मल 
खजाची और जवाहरछाल-जैसा उतना ही सावधान और. प्रामाणिक मन्‍्त्री हो, वहाँ 
अविव्वासके लिए कोई स्थान ही नहीं हो सकता। 

मै चाहता हूँ कि कोई भी, दुसरे क्या देते है, इसका खयाल न करे। “नवजीवन 'के 
पाठक जितना घन देना चाहे वे उतना 'नवजीवन” को भेज दे। उसकी प्राप्ति ' तव- 
जीवन ' मे स्वीकार की जाएगी। यदि वे जमनारालछूजीको सीधा भेजे तो “नवजीवन 
मे, हिसाब रखने और फिर उसे खजांचीकों भेजनेकी झंझट कम हो जाएंगी। 

[गूजरातीसे| ' 
नवजीवन, २६-७-१ ९२५ 


२६७ विविध 


दृश्य सेवा बनाम अदृश्य सेवा 

एक मित्र लिखते है ' 

यह विचारसरणी है तो विल॒कुछ उचित; परन्तु यह मेरे छेखसे उत्पन्न नही 
होनी चाहिए थी। जानमे या अनजातमें हम सब मुगुझु है। परन्तु मैने उस छेखमें 
सिर्फ सेवकोकी सेवाके मूल्यका विचार किया है। साथ ही मेने प्रसंगोपात्त इस वातपर 
भी विचार किया है कि आजकल लोगोको किस प्रकारकी सेवा सुहाती है। दुनिया 
सच्चे सन्यासियोंकों शायद हो पहचान पाती है। वे तो अदृश्य रहकर अपना काम 
करते है। उनकी दृष्टिमे स्तुति और निन्‍दा तुल्य है अथवा यो कह्टे कि वे स्तुतिसे 
बहुत बचते हे। मैने उस लेखमे उस प्रकारके छोगोका विचार ही नहीं किया है। 
फिर जो स्तुतिके लिए ही सेवा करते हैँ उनकी सेवाकी कीमत नहींके वरावर है। 
ऐसे छोगोके लिए तभा सन्यासी कहे जानेवाले लोगोके लिए भी कीतिस्तम्म स्थापित हुए 
है और स्थापित होते रहेगे। परन्तु यहाँ तो मेने देशवन्धु-जैसे व्यक्तिकी नि स्वार्थे सेवाका 
ही उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि इस युगमे तो वे लोग पूर्ज जाते 
हैं जो लोगोकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेके लिए खडे होते है। ऐसे लोग अवृष्य रहें 
तो उनका काम शायद ही चल्ले। कहनेका तात्पय यह है कि राजनैतिक क्षेत्रमे काम 
करनेवाले सेवक अदृह्य रह ही नहीं सकते। उन्हे हजारोके सम्पर्कमे आना ही पडता 
है। इसलिए दुनिया उनकी सेवाकी कीमत आँके बिना नहीं रह सकती। हमें सिर्फ 
एक बात जान छेनी चाहिए। पाखण्डी लोग भी पाखण्डके वकृूपर अपने कीतिस्तम्भ 
बनवा गये है; इसक्िए हमे चाहिए कि हम कोई भी काम की्तिके लोभसे न करे । 
हमें कीतिंसे बचना चाहिए। परल्तु हम जब देशवन्यु-जेसे शुद्धभावी सेवकपर छोगोको 
न्यौछावर होते हुए देखते हे तब हम समझते है कि छोगोमे पारमा्थिक सेवाको 
समझतेकी शक्ति बहुत है। इस सम्बन्ध उनका अन्दाज जहाँ कभी-कभी गलत होता 
है, वहाँ वह ज्यादातर ठीक भी होता है। अहिसात्मक और सत्यमय देश-सेवा आजका 
धर्म है। हमे उसमे स्तुति और चिन्दाके विपयर्में तठस्थ रहकर योग देना चाहिए। 


स्वयंसेवकका धर्म 
एक स्वयसेवक इस प्रकार लिखते है 
मैने इसमे से एक अंश, जिसमे कुछ तथ्य दिये गये है निकाल दिया है। यह 
चेतावनी बिलकुल उचित है। इस चिट्ठीका साराश यह है कि मनुष्यकों छोम नहीं 


२, यहाँ नद्दी दिपा गया है। पञ-मेषकने नवजीवन, २८-६-१९२५/ें छपे गाधीजीके “देशबन्धु 
चिरजीव हों!” शोषेक छेखपर कुछ टिप्पणी की थी। 
२, यहाँ नदी दिया गया देश 


डंड४ सम्पूर्ण गराधी वाइमय 


करना चाहिए और ऐसा कोई काम न करना चाहिए जिससे उसके अंगीकृत कार्यको 
हानि पहुँचे। हम जिनके यहाँ जाकर ठहरते हे उसकी घर-गिरस्तीसे हमारा कोई सम्बन्ध 
नही होता। जहाँ सावंजनिक सम्बन्ध हो वहाँ व्यक्तिगत सम्बन्धोकी गुंजाइश ही कहाँ 
है? स्वयसेवक जिस घरमे भी ठहरते है, उसमे खानगी नातेसे नहीं, बल्कि उसे 
अतिथि-गृह समझकर अपने कार्यके निमित्त ही ठहरते है। फिर अपनी शीलरक्षाका 
अभिलाषी पुरुष तो स्त्रीके साथ एकान्त सेवनसे सदा ही बचता है। यह केवल स्वय- 
सेवकोका ही धर्म नहीं-- यह तो मित्रका, अतिथिका; आश्रितका और सबका धर्म है। 
वम्पतीके कमरेके आसपास किसीको नहीं सोना चाहिए--यह सज्जनताका रुक्षण 
है। दुर्भाग्यवश हमारे घरोंमे ऐसी व्यवस्था नहीं होती और हमें ऐसे विवेकका पालन 
करनेकी आदत भी नही होती। परन्तु दम्पतीके कमरेसे दूसरे छोगोका सम्पर्क न रहे, 
इसकी आवश्यकता और ओचित्यके विषयमे दो मत हो ही नहीं सकते। जहाँ ऐसी 
सुविधा न हो वहाँ स्वयंसेवकको चाहिए कि वह बहुत सावधानीसे रहे और ऐसा 
सम्भव न हो तो ठहरनेके लिए दूसरी जगह ढूंढ़े। ध 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, २६९-७-१९२५ 


२६८. सन्देश: “फॉरवर्ड ' को 


२७ जुलाई, १९२६ 
, छोकमान्य स्वराज्यके लिए ही जिये और मरे। उन्होंने हमें यह विश्वास 
करना सिखाया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। में जानता हूँ कि जबतक 
हम चरखेको उसके प्राचीन गौरवके साथ अपने गाँवोमे पुन स्थापित नही करते, 
तबतक इस जन्मसिद्ध अधिकारको पुन प्राप्त करना असम्भव है। और ऐसा तबतक 
सम्भव नही है जबतक हम शिक्षितवर्ग कताईकी सुन्दर और जीवनदायिनी कछाको नही 
सीख लेते और खदर नही पहनने छगते, फिर चाहे वह मोटा हो या महीन, महंगा 
हो या सस्ता। स्वराज्यके लिए कोई भी कीमत चुकाना महेँगा नहीं है। तब यदि हम 
छोकमान्यकी स्मृतिका सम्मान करना चाहते हे तो हमे प्रतिदिन कमसे-कम आधा घटा 
कातने तथा खादी पहननेका निष्ठाके साथ सकल्प करना चाहिए और दूसरोको भी 
इसी प्रकार करनेके लिए प्रेरित करनेकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। 


भो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे 
फॉरवर्ड, १-८-१९२५ 


२६९. पन्नः बनारसीदास चतुर्वेदीको 


कलूकता 
श्रावण सुदी ६ [जुलाई २७, १९२५] 
भाई बनारसीदासजी, 
भेरी दाहिनी अगुलीमे दर्द होनेंके कारण में वाये हाथसे छीखता हु तुमारा 
पत्र मीछा है पैसेके छीये मेने चि० छगनलालको लीखा है कि उसको कुछ उजर 
नहो तो बाकीके सब पैसे तुमको भेज दे. मे; समझता हु कि हिसाव भी पीदीटको 
सीधा भेजते रहोगे. मेने यह भी मान लीया है कि इस समय जो हम कर रहे है वह 
सब ठीक मी० पेटीटके साथके समझौताके अनुकूल है., 
तुमारे पत्रके अतीम हिस्सेमें मुझे रोष और निराशा प्रतीत होते है ऐसा क्यों! 


मोहनदासके वं० मा० 


पडित बनारसीदास चतुर्वेदी 
फिरोजाबाद 
"जिला आगरा 


मूल पत्र (जी० एन० २५२०) की फोटो-नकल्से। 


२७०. पत्र: डी० हनुसन्तरावको 


१४८, रसारोड 
भवानीपुर 
[२८ | जुलाई, १९२५ 


प्रिय हनुमन्तराव, 

मेरे दाहिने हाथकों आरामकी जरूरत है, इसलिए में यह पत्र बोलकर लिखा 
रहा हूँ। आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। जबतक में आपको सवल, स्वस्थ और 
स्फू्तिमय नही देखता तबतक मुझे सनन्‍्तोष नही होगा। में चाहता हूँ कि आप प्राइंतिक 
चिकित्साके एक चलते-फिरते विज्ञापन बच जाये। 

मेरा विचार है और वह प्रतिदिन दृढतर होता जा रहा है कि जरू चिकित्सा 
एक महत्त्वहीन पद्धति है। वास्तविक चिकित्साके रहस्यको समझना तो अभी बाकी ही है, 
और वह है हवा। हमें अभी एक कदम आगे वढ़ना है, किन्तु वह एक कदम ही बहुत 


२. ढाककी सुदर २८ जुलाई, १६२५ की है। 


४४६ , सम्पूर्ण गाघी वाइ्मय 


दूर है। हम ताजी हवा और जलवायुके परिवर्तेतकी उपयोगिताकों नहीं समझते। मै 
चाहता हूँ कि आप विभिन्न स्थानोंकी जलवायुको तबतक वदल-बदल कर देखते रहे 
जबतक आपको ऐसा जलवायु नहीं मिल जाता जो आपको अनुकूछ पड़े और जिसमे 
आप पूर्ण रूपसे स्वास्थ्य-छाम कर सके। श्री शर्माको जरूर भेजिए। मैं सम्भवतः 
अगस्तके अन्ततक कलकत्तामे हूँ; मध्यतक तो निर्चित रूपसे हूँ। हो सकता है कि 
बीचमे दो या तीन दिनके लिए वहाँ न रहें। मे जितना फुरसतका समय दे पाऊेंगा, 
देनेका प्रयास करूँगा। कृष्णेया कैसे हैं? “ 

हृदयसे आपका, 
श्री डी० हनुमन्तराव 
डिगुमार्टी हाउस 


बरहामपुर 
गंजम जिला 


टाइप की हुई अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०५९३) की फोटो-नकलसे। 


२७१. पत्र: डब्ल्यू० एच० पिटठको 


१४८, रसा रोड 
भवावीपुर 
[ कलकत्ता | 
२८ जुलाई, १९२५ 

प्रिय श्री पिट, 
आपका गोपनीय पत्र' मिला। में आपके पत्रमे निहित तकके बछू और उसके 
पीछेकी सदूभावनाकी क॒द्र करता हूँ। हमारा मूलभूत मतभेद तो फिर भी बना ही 
हुआ है; क्योकि हम दोनोमें भेद स्वभावका है। इसके अछावा इस प्रइंतपर गौर 
क़रड्रेके हमारे दृष्ठिकोणमे भी अन्तर है। फिर भी मेरा काम यथासम्भव, मित्र, शत्रु, 
तटस्थ उन सभी छोगोसे मिलनेका है जो इस प्रइनको सुलझानेमें दिलचस्पी रखते 
है। भे इस समय श्री च० राजगोपाछाचारीसे पत्रव्यवहार कर रहा हुँ। आप जानते 
ही है कि वे इस मामलेमे मेरे सहयोगी हे, और उनके निर्णयपर मुझे सबसे अधिक 
भरोसा है। में उन्हे छिख रहा हूँ कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे वाइकोम या 
निवेन्द्रमू भी जाये। इस बीचमें सार्वजनिक रूपसे एक शब्द भी न कहूँगा। आपको 
सूचना दिये बिना तथा भलोभाँति सोच-विचार किये बिना आगे कोई कदम नहीं उठाया 
जायेगा। आपने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि अधिकारी इस बुराईको दूर करनेके 
लिए पूरा जोर ल्‍छूगा रहे हैं और यह मेरे छिए एक बड़ा प्रलोमत है; इसीलिए में 


१. देखिए परिशिष्ट ३। 


प्र: च० राजगौपालाचारौको ४४७ 


आपका सुझाव स्वीकार करनेको तैयार हूँ किन्तु में अभी किसीसे परामर्श किये बिना 
ही इतनी दूर बैठकर निदिचिन्त भावसे अपना निर्णय देना ठीक नही समझता। 


हृदयसे आपका, 

मो० क० गांघो 
[ पुनरच : | मेरा दाहिना [हाथ] काम नही कर रहा है। 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १११००) की फोटो-तकलसे। 


२७२. पत्र; च० राजगोपालाचारीको 


१४८ सरसा रोड 
भवानीपुर 
[ कलकत्ता 
२८ जुलाई, १९२५ 
प्रिय च० रा०, 

हाथको कुछ दिनोंतक आराम देनेकी जरूरत है। इसलिए मैं अपने पत्र बोल- 
कर लिखा रहा हैँ। आशा है आपको पिटका वह पत्र मिल गया होगा जिसे मेने 
आपके पास भेजा था। में यह दूसरा पत्र तथा अपने उत्तरकी नकरू आपके पास 
भेज रहा हूँ। मै केलप्पनका पत्र भी भेज रहा हूँ। कृपया सलाह दे। यदि चाहे तो 
आप कमिइनरसे पत्रव्यवहार कर सकते है और स्वय ही केलप्पनको लिख सकते है। 
जैसा कि आपको कमिइनरको लिखे गये भेरे पत्रसे मालूम होगा, मे उनके सुझावको 
स्वीकार करनेके लिए तैयार हूँ, किन्तु अभी मेरी समझमे नहीं आ रहा है कि क्‍या 
करूँ। स्वयसेवकोके दृष्टिकोणको समझना आवश्यक है। आपको केलप्पनके इस प्रस्तावपर 
भी विचार करना होगा कि उन्हे कार्य-विमुकत किया जाये। मेरा खयारू है कि 

ऐसा करना आवश्यक होगा। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांघी 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १११०३) की फोटो-नकलूसे। 


१. देखिए “पत्र: डबब्स्यू० एच० पिंको”, २८-७-१९२०। 


२७३.-: पत्र: के० केलप्पन नायरकों 


१४८, रसा रोड 
भवानीपुर, (कलकत्ता) 
२८ जुलाई, १९२५ 

प्रिय केलप्पन, 
आपका पत्र" मिला। मुझे श्री पिटका भेजा हुआ एक हूम्बा पत्र भी मिल 
गया है। में उस पत्रकी एक नकल भेज रहा हूँ और साथ ही श्री पिठ तथा श्री राज- 
गोपालछाचारीको भेजे गये अपने पत्रोकी प्रतिलिपियाँ भी। कृपया श्री राजगोपालछाचारीसे 
पत्रव्यवहार करके उन्हे अपने विचारोसे अवगत करा दीजिए। यदि आश्रमके काममें 
इससे कोई व्यवधान न पड़े तो आपकी कार्यमुक्त किया जा सकता है। तब आप 

अवद्य जा सकते है और केररू समितिका कार्यभार संभाल सकते हे। 

आशा है कि अब आप बिलकुल स्वस्थ हो गये होगे। कार्यकर्त्ताओोको बीमार नही 

पड़ना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १११०२) की फोटो-नकलसे। 
२७४. पतन्न : फ्रेड ई० कंस्वेलको” 
१४८, रसा रोड 
कलकत्ता 


२८ जुलाई, १९२५ 
प्रिय नवयुवक मित्र, 
मुझे आपके पत्रकी' स्पष्टवादिता और निरछलता पसन्द आयी। उसके लिए 
धन्यवाद ! 


१. देखिए परिशिष्ट ४। 

२. देखिए परिशिष्ट ३। 

३. कैम्बेलने अपनेकों अमरीकाके केन्सास नगरका एक १०७ वर्षोाष किशोर बताया था। 

४. कैम्बेडने अपने ४ महके पन्रमें लिखा था: “कुछ दिन पूर्व मैंने अपने यहाँके ईसाई गिरजावरमें 
एक उपदेश सुना था जिसमें पादरी महोदयने हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच मौजूद तनातनीकों शान्ति 
करनेके लिए किये जानेवाठे आपके उपवासका एक सजीव विवरण दिया था . . . उन संज्जनने बताया था कि 
यूथपि आप इंसाई नहीं है फिर भी आज भाप इंसाके सर्वोत्कष्ट उदाहरण हैं। यह सुननेंके बाद मेंने भाषके बारें 
अधिक अध्यपत करनेका निश्चय किया। इस प्रयासमें मैंने अंग्रेजोंके साथ चलनेवाढे आपके संपर्षके बारेमे 
पढ़ा । आपका उनके प्रति इणा करनेका मुख्य कारण वया है? क्या यह सौदागरीका मामा है. . 


भाषण : ईसाई धर्म प्रचारकोंके समर ४४९ 


लगता है कि आप यह मान ही वेठ है कि में अग्रेजोसे घृणा करता हूँ। आप 
ऐसा क्यो सोचते हूँ? मेरे सैकडो अग्रेज मित्र है। यदि में अग्रेजोसे घृणा करता 
हूँ तो में मुसछमानोत्ते और उसी कारण .हिन्दुओसे भी प्रेम नहीं कर सकता। मेरा 
प्रेम वहिष्कारवादी नही है। यदि में आज अग्रेजोसे घृणा करूँ तो कछ मुसलमानों और 
परसो हिन्दुओसे भी घृणा करने लगूंगा। में घृणा करता हूँ उस शासन-प्रणालीसे जिसे 
अग्नेजोने मेरे देशपर थोपा है। इस शासनतत्रने भारतके छोगोका रूगभग पूरे तौरपर 
आथिक और नैतिक विनाश कर दिया है। जिस प्रकार में अपनी पत्नी और अपने 
वच्चोको उनकी अनेक त्रुटियोके बावजूद प्यार करता हूँ, उसी प्रकार में अग्नेजोंसे 
उस हानिकर शासन-प्रणाढीके बावजूद प्यार करता हूँ, गलतीसे जिसके लिए उन्होने 
अपनेको उत्तरदायी बना रखा है। अन्धा प्रेम, प्रेम नही होता। जो प्रेम अपने प्रेमपात्रोकी 
न्रुट्योकी ओरसे माँखे बन्द कर लेता है, वह पक्षपातपूर्ण और खतरनाक भी होता 
है। यदि आपको इस पत्रसे सन्‍्तोष न हो तो आप मुझे पुन अवश्य लिखे।' 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० १०५४७) की फोटो-नकलसे। 


२७५. भाषण : ईसाई धर्मे प्रचारकोंके समक्ष 


२८ जुलाई, १९२५ 
[ मुझे गत मासकी २८ तारीखको कलकत्तेमें ईसाई युवक-सघ ( यंग मैन्स क्रिश्चियन 
एसोसिएशन) में मिशनरियोके सम्मुख भाषण देनेका सौभाग्य मिला था। इस भाषण- 
का सकेतलिपिमे लिखा हुआ विवरण मुझे सुरूम कराया गया है और. चूँकि यह भाषण 
ऐसा था जिसमे सबकी दिलचस्पी हो सकती है, इसलिए इसे सक्षेपमें में नीचे देता 
हूँ। इसमे मैने किसी भी विशिष्ट विचार था शब्दावलीको नहीं छोडा है, किन्तु 
चर्णनात्मक अशोंको छोड दिया है। 
मो० क० गाघी | 
शायद आपमे से वहुत कम लोग जानते होगे कि ईसाइयोसे -- तथाकथित 
ईसाइयोसे नही, बल्कि सच्चे ईसाइयोसे मेरा सम्पर्क १८८९ से ही रहा है। तब मे 
नौजवान था और हरून्दनमे रहता था। जैसे-जेंसे समय बीतता गया है, इस सम्परकमे 
भी प्रगाढ़ता और परिपकक्‍्वता आती गई है। दक्षिण आफिका जाकर मैने देखा कि में 
बहुत प्रतिकूल परिवेशमे पहुँच गया हूँ, किन्तु वहाँ भी मैने सैकड़ों ईसाइयोको अपना 
मित्र बना लिया। वहाँ में दक्षिण आफ्रिका जनरू मिशनके निदेशक स्वर्गीय श्री स्पें- 


१, लगता है कि आगे भी कुछ पत्रव्यवहार हुआ। गाधीजीने उनको दूसरा पत्र भी छिखा था। 
देखिए खण्ड ३० “ पत्र: फ्रेंड ६० कैम्बेठको ”, २३-४-१९९६ । 


२७-२९ 


४५० संम्पूर्ण गांधी वाइमंय 


सर वाटनके सम्पकंमें आया और बादमें रेवरेड ए० मरे तथा अन्य कई ईसाइयोसे भी 
भेरा सम्पर्क हुआ। 

इसलिए आज इतने सारे मिशनरियोंस्ते मेरा परिचय होना कोई नवीन बात 
नही है। मेरे जीवनमे एक समय एसा भी आया था जब मुझपर मेरे एक बहुत ही सच्चे 
और घनिष्ठ मित्रने नजर गडा रखी थी (हँसी)। वे एक बहुत बडे और नेक क्वेकर 
थे। उनका खयाल यह था कि इतना भला आदमी ईसाई न हो, यह कैसे हो सकता 
है! लेकिन मुझे बडे दु खके साथ उन्हे निराश करना पडा। दक्षिण आफ्रिकासे एक 
मिदनरी मित्र मुझे अब भी पत्र लिखा करते हे और पूछते है, 'अब आप क्या 
सोचते है ? ' मेने इनसे बराबर यही कहा है कि जहाँतक में जानता हूँ, जो ठीक है में 
वही सोच रहा हूँ। अगर इन मित्रोका तात्पर्य यह रहा हो कि में [ईसाई ढगसे ] 
प्राथंना करूँ तो उसका जवाब तो मैने दे दिया है। वह जवाब यह है कि मेरे हृदय- 
तलसे निकली यह प्रार्थना कि प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, और उस रास्तेपर चढनेंके 
लिए बुद्धि और साहस दो, रोज ही मेरे कमरेके बन्द दरवाजेकों पारकर उस 
स्व-शक्तिमानतक पहुँचती है। 

अपने एक ऐसे ही मित्रसे किये ग्रये वादेके मुताबिक मुझे छगा कि स्वर्गीय 
कालीचरण बनर्जीसे मिलना मेरा कत्तेव्य है। मुझसे कहा गया था कि वे देशके महान- 
तम भारतीय ईसाइयोमे से हे और में उनसे मिलें। सो में उनके पास गया। यह सब 
में आपको यह बतानेके लिए कह रहा हूँ कि सच्चा मार्ग दूँढनेके लिए में कुछ उठा 
न रखूँ। इस खयालसे मेने कितनी गहरी खोज की है। इसलिए स्वभावत में उनके 
पास बिलकुल खुला दिमाग छेकर और ,उनसे जो-कुछ सीख सकूँ, ग्रहण कर सकूँ, उसे 
सीखने, ग्रहण करने, की वृत्ति लेकर गया। और उनसे में मिला भी बहुत ही प्रभाव- 
कारी स्थितिमें। मेने देखा कि श्री बनर्जी और मुझमें बहुत-कुछ समानता है। उनकी 
सादगी, उनकी व्रिनय, उनकी हिम्मत और उनकी सत्यनिष्ठा -- इन सभी चीजोंकी मैने 
सदा सराहना की है। में जब उनसे मिला तब उनकी पत्नी मृत्यु-शब्यापर पडी थी। 
इससे अधिक मर्मस्पर्शी दृश्यकी, मनुष्यकी प्रवृत्तियोको इससे अधिक ऊध्वेमुखी बनाने- 
वाली परिस्थितियोकी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सन्‌ १९०१ की बात 
है। मेने श्री बनर्जीसी कहा, “में एक सत्यान्वेषीके रूपमे आपके पास आया हूँ। मेने 
अपने कुछ अत्यन्त प्रिय ईसाई मित्रोकों यह वचन दिया था कि मैं सच्चे प्रकाशकी 
खोजके प्रयत्नमें कुछ भी उठा नही रखूँगा; भें आपके पास अपने उस वचनकों पूरा 
करनेके लिए ही आया हूँ।” मेने उनसे कहा कि मैने अपने मिन्नोको यह भरोसा 
दिलाया है कि यदि में उस प्रकाशकों देखस-भर सका तो कोई भी सासारिक लाम 
मुझको उस प्रकाशइसे विलग नहीं रख सकता। मेरे और उनके बीच जो थोडी-्सी 
वातचीत हुई, उसका वर्णन करनेमें में आपका समय नही लूँगा। हमारे बीच बहुत 
ही अच्छी और सौम्य ढंगकी वातचीत हुई। जब में वहाँसे चछा तो मेरे मनमे कोई 
दुःख, अवसाद या निराशा नहीं थी, लेकिन यह सोचकर में कुछ उदास हो गया कि 
श्री बनर्जी भी मेरा समाधान नहीं कर पाये। ईसाई घर्मंको मेरे सामने जिस रूपमें पेश 


भाषण : ईसाई घर्म प्रचारकोंके समक्ष ४५१ 


किया गया उसे हृदयगम करनेका मेरा यह अन्तिम सचेप्ट प्रयत्न था। उस रूपमें 
आज मेरी स्थिति यह है कि यद्यपि मै ईसाई धर्मकी बहुत-कुछ वातोकी सराहना 
करता हूँ, फिर भी में रूढिगत ईसाईबमसे अपना तादात्म्य स्थापित करनेमें असमर्थ 
' है। भुझ आपसे पूरी नम्नताके साथ कहना होगा कि मैने हिन्दू धर्मको जिस रूपमें 
जाना है, उस रूपमे वह मेरी आत्माको पूरी शान्ति देता है, उससे मेरा समस्त 
अस्तित्व आप्लावित है, और जो श्ञान्ति मुझे 'भगवदुगीता” और “' उपनिपदो से मिलती 
है, वह ग्रिरि-प्रवचन 'को पढ़कर भी नहीं मिलती! यह बात नही है कि में उसमें 
बताये गये आदर्शका मूल्य नहीं समझता, “गिरि-प्रवचन 'के कुछ मूल्यवान उपदेशोकी 
मुझपर गहरी छाप भी पडी है, किन्तु मुझे आपके सामने स्वीकार करना चाहिए कि 
जब भेरा मन शकाओ और निराशाओसे धिर जाता है और जहाँतक दृष्टि जाती है, 
मुझे प्रकाशकी एक किरण भी नही दिखाई देती तब में भगवद्गीता” की शरण छेता 
हैँ और उसमे मुझे कोई-न-कोई शान्तिदायी इछोक मिल ही जाता है और तब दारुण 
दु खके बीच भी में तत्काल मुस्करा उठता हूँ। मेरे जीवनमे सासारिक दु ख और शोकके 
न जाने कितने प्रसग आये है, और अगर वे मुझपर कोई खरोच नही छोड पाये तो 
इसका कारण “भगवदगीता की शिक्षा ही है। 

मैंने ये सब बाते आपसे इसलिए कही हँ कि आपको मेरी स्थिति बिलकुल 
साफ-साफ मालूम हो जाये और तब यदि आप चाहे तो में आपसे निकटतर सम्पर्क 
स्थापित कर सकूँ। में आपको यह भी बता दूँ कि में 'बाइबिछ ” और उसकी टीकाओ 
* तथा अपने ईसाई-मित्रो द्वारा दी गई ईसाई धर्मकी अन्य पुस्तकोकों पढकर ही नही 
रुका बल्कि मैने मनमे सोचा कि यदि मुझे तर्क और बुद्धिके द्वारा ही अपने मनका 
सन्‍्तोष प्राप्त करना है तो मुझे अन्य धर्मोके ग्रन्थ भी पढने चाहिए और तब कोई 
निर्णय करना चाहिए। तब मेरा ध्यान “कुरान” की तरफ गया। यहूदी धममे ईसाई 
घ॒र्मसे जितना-कुछ अधिक है उसे भी में जहाँतक समझ सकता था, मेने समझनेकी 
कोशिश की। मेने जरथुस्त्रके घमंका भी अध्ययन किया और अन्‍्तमे में इस निष्कर्षपर 
पहुँचा कि सभी धर्म ठीक है, किन्तु उनमें हरएकमे कुछ-न-कुछ कमी है। यह स्वाभाविक 
है और अनिवार्य भी है। क्योकि उनकी व्याख्या हमने अपनी तुच्छ वृद्धि, और 
कभी-कभी सकुचित हृदयके धरातरूपर की है, ओर अकसर तो हम 2 अर्थ 
ही निकाल बैठे हें। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि सभी घम्मोमें _कतिपय 
मूल बातोकी विभिन्न बल्कि परस्परविरोधी व्याल्याएँ की गई हैं। निदान मेने अपने- 
आपसे कहा, ना; यह सब मेरे लिए नहीं है। यदि में अपनी आत्माकों शान्ति देना 
चाहता हूँ तो मुझे अपना मार्ग स्वय ही टटोल-टटोलकर खोज निकालना होगा । मुझे 
अपना ध्यान चुपचाप प्रभुपर केन्द्रित करना चाहिए और उसीसे रास्ता दिखानेको 
कहना चाहिए। सस्कृतमे एक सुन्दर इलोक है, जिसमे कहा गया है, ' ईश्वर मनुष्यकी 
सहायता तभी करता है, जब वह सर्वेथा असहाय और दीन हो जाता है।' आपमें से 
कुछ लोग तमिल देशके है। जब में तमिल सीख रहा था तब मेने डा० पोपकी एक 
पुस्तकमे एक तमिल कहावत देखी थी, जिसका अर्थ यह है कि ईव्वर असहायोका 


४५३ संम्पूर्ण गाधीं वाइमय॑ 


सहायक है।' , मेने अपने जीवनका यह समस्त अनुभव आपको बता दिया है, ताकि 
आप उसपर विचार करे। 

आप मिशनरी लोग यह सोचकर भारत आते हे कि आप एक ऐसे देश्षमें जा 
रहे है जिसमें नास्तिक, मूतिपूजक और ईदवरसे अपरिचित छोग रहते है। एक महान्‌ 
ईसाई महात्मा बिशप हेवरने दो पंक्तियाँ ऐसी लिखी 'हे जो मुझे बराबर खटकती 
रहती है “जहाँकी हर चीज मनको सुख पहुँचाती है, और मात्र मनुष्य ही नीच 
है।” अच्छा होता, उन्होने ये पक्तियाँ न लिखी होती। मेने समस्त भारतकी यात्रा की 
है और उसमे मेने जो-कुछ देखा है, वह इसके विपरीत है। समस्त पूर्वग्रहोकों मनसे 
दूर रखक़र, सत्यकी सतत खोज करनेके लिए मेने इस देशंके एक सिरेसे दूसरे सिरे 
तककी यात्रा की है, और में नही कह सकता कि गया, ब्रह्मपुत्र और यमुनाके पवित्र , 
जलसे अभिसिचित इस सुन्दर भूमिमें रहनेवाले मनुष्य नीच है। वे नीच नहीं है, 
वे सत्य की खोज उतनी ही आकुलतासे कर रहे है जितनी आकुछतासे में और आप 
* कर रहे हैँ, बल्कि शायद मुझसे और आपसे ज्यादा आकुलतासे ही। यह मुझे फ्रेंच 
भाषाकी एक पुस्तककी याद दिलाता है, जिसका अनुवाद एक फ्रासीसी मित्रने मेरे 
पढनेके लिए किया था। इस पुस्तकमें ज्ञानकी खोजमे किये गये काल्पनिक अभियानका 
वर्णन है। इन यात्रियोंका एक दल भारतमें उतरता है और उसको एक परियाकी 
छोटी-सी कुटियार्में सत्य और प्रभुका मूर्तिमन्त रूप देखनेको मिलता है। में आपसे 
कहता हूँ कि अस्पृश्योकी बहुत-सी ऐसी झोपड़ियाँ है, जहाँ आपको निरचय ही' 
ईश्वरके दर्शन होंगे। वे तक-वितर्क नहीं करते, बल्कि अपनी इस आस्थापर दृढ़ है कि 
ईदवर है। वे सहायताके लिए उसपर निर्भर रहते ह॑ं और उनको वह सहायता मिलती 
भी है। इन उदात्त-चरित्र अस्पृश्योके सम्बन्धर्मे भारत-भरमे अनेक कहानियाँ सुननेको 
मिलती हूँ। उनमें कुछ छोग नीच हो सकते है, किन्तु उन्हीमे अत्यन्त उदात्त-चरित्र, 
आदर मनुष्य भी मिलते है। किन्तु क्या मेरा अनुभव केवछ इन अस्पृश्योतक ही 
सीमित है? नहीं। आज में आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसे अव्राह्मण 
और, ब्राह्मण भी हैँ जो इतने अच्छे मनुष्य हे, जितने अच्छे मनुष्य आपको पृथ्वीपर 
कही भी मिल सकते है। आज भारतमे ऐसे ब्राह्मण मौजूद है, जो आत्मत्याग, पवित्रता 
और विनम्रताकी प्रतिमूरति है। यहाँ ऐसे ब्राह्मण भी हे, जो तन-मनसे अस्पृश्योकी 
सेवामे छंग्रे है। वे अस्पृश्योसे किसी पुरस्कारकी अपेक्षा नही रखते, अलबत्ता सवातनी 
हिन्दुओके क्षोभ और घृणाके पात्र जरूर बनते हूँ। किन्तु वे इनकी चिन्ता नही करते, 
क्योंकि वे परियाओोकी सेवा करके परमात्माकी सेवा कर रहे है। मै अपने व्यवित- 
गत अनुभवोके आधारपर इस बातके उदाहरण दे सकता हूँ। में पूरी विनम्रताके साथ 
इन तथ्योको आपके सम्मुख केवछ इस कारण प्रस्तुत करता हूँ कि आप इस देशको 
अधिक अच्छी तरह जान सके, उस देशकों, जिसकी सेवा करनेके लिए आप आये है। 
आप यहाँ इसलिए आये हैँ कि आप भारतके लछोगोके कष्टोको जान सके और दूर कर 
सकें। लेकिन में आशा करता हूँ कि आप यहाँ कुछ सोचनेकी वृत्ति छेकर भी आये 
है; और यदि भारतके पास आपको सिखानेंके लिए कुछ हो तो आप उस भोरसे अपने 


भाषण : ईसाई धर्म प्रचारकोंके समक्ष ४५३ 


कान बन्द न करे, अपनी आँखें मूंद न छे और अपने हृदयके हारोको वन्‍्द ने रखे, बल्कि 
३ कस जो भी अच्छी बातें है, उनको ग्रहण करनेके किए अपने कान, अपनी 
अखि, और सबसे वढेकर अपन हृदयका द्वार खुला रखे। में आपको विश्वास दिलाता 
हैं कि भारतमे वहुत-सी अच्छी बाते है। आप इस अममे न रहे कि 'सेट जॉन के 
भसिद्ध छत्दको दुहरा जानेसे ही कोई आदमी ईसाई वन जाता है। अगर मैने 'बाइ- 
विछ ' के मर्मकों समझा है तो में कहुँगा कि ऐसे बहुत-से छोग है जिन्होने ईसा मसीहका 
नाम नही सुना है या जिन्हें इस धर्मकी, ईसाई घमसस्था हारा की गई व्याख्या 
भात्य नही है, फिर भी, यदि आज ईसा मसीह हमारे बीच सदेह आ जाये तो, जो 
उन्हे हममें से अधिकाश छोगोकी अपेक्षा शायद वे ज्यादा स्वीकाये होगे । इसलिए आपसे 
मेरा निवेदन है कि आपके सामने जो समस्या उपस्थित है, उसपर आप अआग्रेह-मुक्त 
मनसे और नम्नताके साथ विचार करे। 

आज श्रात कुछ मिक्षनरियोके साथ मेरी बातचीत हुईं थी। वातचीत अनौप- 
चारिक ढगकी थी। यहाँ में उसका वर्णन नहीं करना चाहता। किन्तु इतना अवश्य 
कहना चाहता हूँ कि वे बहुत अच्छे आदमी है। वे मेरी' बातकों ठीक-ठीक समझना तो 
चाहते थे, फिर भी मुझे उनको यह समझानेके लिए करीव-करीब डेढ घटे कोणिग 
करनी पडी कि मैंने जो-कुछ छिखा है, उसमे से अंग्रेजोके प्रति दुर्भाव या घृणासे प्रेरित 
होकर कुछ भी नही लिखा है। इतनी-सी वात समझानेमे मुझे वडी कठिताई हुईं। सच 
तो यह है कि में' उनको यह बात समझा भी सका या नही, सो नहीं जानता। यदि 
नमक अपना नमकीनपन छोड दे तो वह दुवारा काहेसे नमकीन बनाया जा सकता 
है? मेरे भीतर जो सत्य है, उसे यदि में इन तीन मित्रोको, जो निश्चय ही मेरे 
पास समझनेकी वृत्तिसे आये थे, नही समझा सका तो दुसरोको समझालेमें मेरा क्या 
हाल होगा? मुझे प्राय” ऐसा छूगा है कि सत्यान्वेषीको चुप रहना चाहिए। में जानता 
हूँ कि मौनमें कार्य-साधनकी अदभुत क्षमता है। में दक्षिण आफ्रिकामे ट्रेपिस्ट सम्प्रदायके 
ईसाइयोके एक मठमे गया था। यह स्थान बहुत सुन्दर था। मठके अधिकतर सदस्य मौन 
व्रत लिये हुए थे। जब म॑ंने वहाँके प्रधानसे पूछा कि इस मौनका हेतु क्या है तो 
उसने कहा कि इसका हेतु स्पष्ट है। “हम मानव प्राणी दुबे होते है। हम प्रायः 
यह नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हेँ। यदि हम उस मूक और क्षीण स्व॒रको सुनना 
चाहते हों, जो हमारे भीतर सदा उठता रहता है, तो स्वयं रूगातार बोलते रहकर 
उसे नहीं सुना जा सकता।' उनकी सारगर्भित शिक्षाकों मेने समझ लिया। में मौन- 
के रहस्यको जानता हूँ। इस समय आपके सामने बोलते समय भी मेरे मनमें यह प्रश्न 
उठ रहा है कि क्‍या यह अच्छा नहीं होता कि मैने इन मित्रोंसे इतना ही कहा 
होता, “जब हमारे मनमे व्याप्त सन्देहका कुहासा फट जायेगा तव हम एक-दूसरेको 
ज्यादा अच्छी तरहसे समझ सकेगे।” इस समय आपके सामने बोलते हुए अपनी 
दीनताका अनुभव हो रहा है। मेने इन मित्रोसे बहस क्यो की ? छेकिन में आपसे ये 
बाते दो कारणोसे कह रहा हूँ। एक तो यह कि वस्तुस्थितिको स्वीकार करना चाहता 
हूँ, और दूसरे में आपसे भी यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप दूसरे पहलूको नही देखना 


डप्ड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चाहेंगे, यदि आप यह समझनेको तैयार नही होगे कि भारत कया सोच रहा है दो आप 
अपनेको सच्ची सेवाके सौभाग्यसे वचित कर देंगे। मेने अपने मिशंनरी भाइयोंसे कहा है 
कि आप सतृपुरुष तो हे, किन्तु आप जिन छोगोकी सेवा करना चाहते है, उन्हींसे आपने 
अपनेको अलग कर लिया है।” यहाँ म॑ आपको उस बातचीतकी याद दिलानेका छोभ 
संवरण नहीं कर सकता जिसका वर्णन मेने दाजिलिगमे मिशनरियों द्वारा सचालित 
भाषा-विद्यालय (लेग्वेज स्कूल) में किया था।' पादरियोंका एक शिष्टमण्डल अपनी 
चीन यात्राकी योजनाके सम्बन्धमें छॉर्ड सेलिस्वरीसे मिला था। गिप्टमण्डल अपने इस 
कामसे सरकारका सरक्षण चाहता था। जवाबमे छॉर्ड सेलिस्व॒रीने जो-कुछ कहा वह 
मुझे शब्दश: तो याद नहीं है, फिर भी उसका आशय बता देता हैँ। उन्होने कहा: 
'सज्जनो, यदि आप चीन जाना चाहते हूँ और वहाँ ईसाई धर्मके सन्देशका प्रचार 
करना चाहते हैँ तो आप राजसत्ताकी सहायता मत माँग्रिए। आप अपने प्राण हथेली- 
पर रखकर जाइए और यदि चीनके लोग आपको मार देना चाहे तो आप यह 
समझिए कि आप ईइवरकी सेवा करते हुए भरे हूँ। डॉर्ड सेलिस्वरीनें ठीक ही कहा 
था। मिशनरी लोग राजसत्ताकी छायामें अथवा यदि आप चाहें तो कहूँ कि राज्यके 
संरक्षणमे भारत आते हूँ और यह तथ्य उनके भागमे एक ऐसी वाघा उपस्थित कर 
देता है, जो अगम्य है। 

यदि आप मुझे इस विषयमे कड़े दे कि आपने कितने अनाथोका उद्धार किया 
है और उनको ईसाई धर्ममे दीक्षित किया है तो में उनको मान लूँगा। किन्तु उससे 
में यह-नही मान पाऊंगा कि यही आपका पुनीत उद्देश्य है। मेरी रायमें आपका उद्देश्य 
इससे बहुत ही ऊँचा है। आप भारतमे सच्चे मनृुष्यकी खोज करता चाहते हे और यदि 
आप उनको पाना चाहते हूँ तो आपको गरीबोके झोंपड़ोमें जाना होगा और सो भी 
उन्हे कुछ देनेके छिए नहीं वल्कि बने तो उनसे कुछ छेनेके लिए ही! में मानता हूँ कि 
में भारतके मिशनरियों और यूरोपीयोका सच्चा मित्र हूँ, इसीलिए में आपको अपने 
हृदयतलकी सच्ची भावना बता रहा हूँ। मुझे आपमे सीखनेकी नम्नता और भारतके 
जनसाधारणसे तादात्म्य स्थापित करनेकी इच्छा दिखाई नही देती। मेरे मनमें जो-कुछ 
था, मेंने बिना किसी दुरावके आपसे साफ-साफ कह दिया। अब यही माता हूँ कि 
आपके हृदयपर इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया हो। 

भाषणके अन्‍्तर्म लोगोंसे प्रशव पूछनेंके लिए कहा गया। उतसें से सबसे ज्यादा 
महत्त्वके भ्रश्त और उनके उत्तर नीचे दिये जा रहे हे: 
हि प्रदन -- भापके विचारसे सिशनरी छोग जनसाधारणसे तादात्य कँसे स्थापित 


यह प्रश्न कुछ चकरानेवाला है। लेकिन में कहूेंगा, आप चार्ली एन्ड्रयूजकी 
अनुकरण करे। 


एक श्ोताने पूछा जनसाधारणके बीच और जनसाधारणके लिए मिशनरियोंकी 
आप कौन-सा काम करनेका सुझाव देंगे? 


२, देखिए “भाषणद इंसाई परम प्रचारिकार्मेकि- समक्ष", ६-६-१९२५॥। 


जा 


भाषण ईताई धर्म प्रचारकोंके समक्ष प्‌ 


चूंकि, मुझे चुनौती दी गई है, इसलिए मुझे वेशिझ्क कहना होगा, “ आप चरखे- 
का काम करे।” आप हंसते है, यह स्वभाविक है, किन्तु यदि आप जनसाधारणको 
मेरी तरह जान ले तो आप इस सीघे-सादे औजारको, जिसे छोग एक तकलीफदेह 
चीज मानते हैँ, (यहाँ श्री गांधीने अपनी तकली दिखाई, जिसे थे अपने पास रखते है) 
देखकर गम्भीरतासे सोचनेको विवश हो जायेगे। आप भूली और क्षीण जनताको 
ईश्वरका साक्षात्कार नही करा सकते। उसका ईदवर तो भोजन ही है। जब भूखे 
स्त्री-पुरूष जनरकू बूथ हारा खोले असंख्य डीपुओमे पहुँचते थे तो वे उन्हे एक-एक 
तद्तरी सूप पकड़ा देते थे। इस समय उनका क्या कत्तेव्य था, इसका उन्हे ठीक-ठीक 
भाव होता था। तश्तरी-भर सूप देनेके वाद वे उन्हे अपने दियासलाईके कारखानेंके 
लिए तीलियाँ बनानेका काम दे देते थे और उसके वाद ही फिर कुछ खानेंकों देते 
थे। और जब यह सब हो जाता था तभी वे उनसे ईश्वरकी बात, धर्म चर्चा करते 
थे। भूखकी ज्वालामे भारतके करोड़ों छोगोके जलते रहनेका कारण यह नही है कि 
भारतमें काफी अन्न पैदा नहीं होता। इसका कारण तो यह है कि उनके पास करनेकों 
कोई काम नही है। और जो चीज करोडो लोगोको रोजगार दे सकती है, वह चरखा 
ही है। में कलकत्तेके औद्योगिक मिशन हाउसको जानता हूँ। अपने ढगसे यह एक 
अच्छी चीज है, लेकिन इससे तो इस समस्याका कुछ भी हल नही होता। समस्या 
यह है कि १९०० मीछ हरुम्बे और १५०० मीछ चौडे इस विज्ञाल भू-भागमे फंली 
छाखो-करोडो झोपडियोको “रोजगार कैसे मुहैया किया जाये। जबतक आप खुद इस 
कलाको नही सीखते और जिनका ने अपने-आपमें कोई विश्वास रह गया है और न 
किसी चीज या व्यक्तिमे, उन लोगोके सामने एक उदाहरण पेश करनेके लिए जबतक 
आप खुद कताई नही करते, तवतक ये छोग चरखेको नहीं अपनायेंगे। और जवतक 
आप और मे खदर नहीं पहनते तबतक चरखा बेकार ही है। इसीलिए मेने लॉ 
रीडिंग या लॉर्ड विलिग्डनसे भी बेहिचक कहा है कि जबतक वे स्वयं और उनके 
अरबली नीचेसे ऊपरतक खद्दरकी पोशाकमे न होगे तवतक मुझे सनन्‍्तोप नहीं होगा। 

एक तीसरे प्रइनकर्तताने पुछा, “क्या आप निश्चित रूपसे यह अनुभव करते है 
कि आपके भीतर साक्षात्‌ ईसा मसीह विद्यमान है? 

यदि प्रइनकर्त्ताका सकेत इतिहासमे उल्लिखित उस ईसा मसीहकी ओर है, जो 
ऋ्राइस्ट भी कहलाते थे तो मुझे कहना चाहिए कि में ऐसा अनुभव नहीं करता। 
किन्तु यह एक विशेषण है, जो ईश्वरके नामका द्योतक है, तो मुझे कहना चाहिए 
कि में अपने भीतर ईर्वरकी -- चाहे आप उसे क्राइस्ट कहें या कृष्ण अथवा राम -- 
उपस्थिति अवद्य अनुभव करता हूँ। हमारे यहाँ ईश्वरके द्योतक सहस्न नाम हैँ और 
यदि मैं अपने भीतर ईइवरका अस्तित्व अनुमव न करता होता तो में प्रतिदिन जो 
इतना दु ख और नैराश्य देखता हूँ, उससे में पागल हो जाता और फिर मुझे हुगली- 
की धारामे ही शरण छेनी पड़ती। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६-८-१९२५ 


२७६- अपील : अखिल बंगाल वेशबन्धु-कोषके लिए 


अखिल बाल देशवन्धु स्मारक समितिने आख़िर चन्दा लेना बन्द करनेंके लिए 
अन्तिम तारीख ३१ अगस्त निश्चित कर दी है। में जनताको बतलाना चाहता हूँ कि 
पहले ऐसी कोई तिथि निर्धारित नही की गई थी। अन्तिम तारीखको अन्तिम ही होना 
चाहिए और उसे बदलछा नहीं जा सकता। फिर भी मेने सुझाव दिया था कि हमे 
पहली जुलाईतक या उससे पहले पूरे १० छाख एकत्र करनेके लिए प्रयत्न करता 
चाहिए। इसमें हम असफल रहे, किन्तु में यह नहीं कह सकता कि यह प्रयल , 
किसी कसरके कारण हुआ है। हमारी इस असफलताका कारण संग्ठनका अभाव 
है। यदि हम इस सप्ताहके समाप्त होनेसे पहले ६ छाख रुपये एकत्र करनेमें सफल 
हो गये तो यह देगबन्घुकी स्मृतिके प्रति हमारी एक श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी। इस 
सप्ताहके अन्ततक ६ छाख एकत्र करनेकी अवधिके ५ सप्ताह पूरे हो जायेगे, इससे 
प्रति सप्ताह सवा छाखसे कुछ कम या करीब १७ हजार प्रतिदिन एकत्र करनेका 
औसत पड़ता है। 

कुछ अधिक परिश्रम करनेपर भी, यद्यपि उसे सन्तोषजनक संगठन तो कदापि 
नही माता जा सकता, हम उपर्युक्त औसतके हिसावसे रुपया इकटूठा करनेगें सफछ 
नही होगे, क्योंकि वड़ी-बडी रकमोका अधिकाण भाग तो आ ही चुका है। स्मारक 
समितिने पिछले अनुमवके कारण ही चन्दा प्राप्त करनेकी अन्तिम तारीख ३१ अगस्त 
निश्चित की थी। उस राशिको एकत्र करनेके लिए जिसे कि वगालके लिए तथा 
देशबन्धुकी पवित्र यादगारकों स्थायी बनानेके लिए एक क्षुद्र-सी राशि समझना चाहिए, 
यह काफी पर्याप्त समय है। छोग जानते होंगे कि तिलक स्व॒राज्य कोषके लिए घन 
एकत्र करनेके लिए केवल ३ मासका समय निश्चित किया गया था। यह मानकर 
कि ६ छात्र रुपये इस मासके अन्तसे पहले ही एकत्र हो जायेगे, ४ छाख एकत्र करनेके 
छिए ३२ दिन वचेंगे। इस हिसावसे ठीक १२,५०० २० प्रतिदित एकत्र करनेका औसत 
आता है। यदि हम आगामी मासके अन्ततक इतने रुपये एकत्र कर छे, तो एकत्र 
करतेका हमारा औसत कदापि कम न माना जायेगा। जो लोग चन्दा एकत्र कर रहे 
है और जिनको बंगालकी प्रतिष्ठा तथा स्मारककी सफलताकी फिक्र है, मुझे आशा 
है कि वे दैनिक औसत अर्थात्‌ १९,५०० रुपये प्रतिदिन उपलब्ध करनेको अपनी प्रतिष्ठा 
का सवार समझेगे। में बंगाल-भरके स्कूलो और कालेजोके प्रधानाचार्योका उनके कत्तेंव्य- 
की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। में जानता हूँ कि स्कूछ जानेवाले लड़के और 
लड़कियाँ अपना थोड़ा-बहुत योग देनेके लिए उतने ही उत्सुक है, जितने कि अन्य कोई। 
वे केवल इस बातकी प्रतीक्षामें हैं कि उनसे अनुरोध किया जाये। मुझे यह भी मालूम 
है कि बहुत-से जमीदारोने जिनपर देशवन्चुका कुछ कम उपकार नही है, अभीतक अपना 
चन्दा नही भेजा है, क्या मै उनसे यह सविनय कह सकता हूँ कि वे अपना चन्दा 
बिना भाँगे ही भेजनेकी कृपा करे? 


पत्र: शौकत अलीको ४५७ 


सभी महिलाओने अपने हिस्सेका चन्दा अभी नही दिया मे 

है कि वे अपने चन्देको अपने पतियोके चन्देमें शामिल समझती हा जे अप वितारमे ४ 
सादर अपनी असहमति प्रकट करता हूँ। जैसा कि मेने तिछक स्वराज्य कोपके 
लिए चन्दा एकत्र करते समय किया था। में चाहता हूँ कि प्रत्येक महिछा अपने 
गहने और जेबलर्च चन्देमे दे। उनसे मेरा निवेदन है कि जो-कुछ उनका अपना है 
उसको चन्देमे दे दे और फिर अपने जीवन साथियोसे उन चीजोकी माँग न करे। 
ऐसा करनेपर उन्हे हानिका अनुभव नही होगा, केवल दान देनेकी खुशी रहेगी। सैकडो 
बहने पहले ही इस भावनासे चन्दा दे चुकी है। यदि शेष वहिनोके लिए भी देशवन्बुकी 
यादगार एक बहुमूल्य निधि है और यदि महिलाओके लिए महिला चिकित्सालय तथा 
नसोके प्रशिक्षणके लिए भी एक इतनी ही अच्छी सस्था खुलवाना श्रेयस्कर कार्य माना 
जाये तो मेरा सादर निवेदन है कि महिलाएँ उक्त भावनाका अनुकरण करे। 


मो० क० गांधी 
[ अग्नेजीसे ] 
फॉरवर्ड, २९-७-१९२५ 
२७७. पत्र: शौकत अलीको 
१४८, रसा रोड 
कलकत्ता 


२९ जुलाई, १९२५ 

मेरे प्यारे दोस्त व बिरादर, 

एक पत्रिकाके सम्पादकने मेरे पास पैग्रम्वर साहवपर लिखा अपना एक लेख 
भेजा है। इस लेखके कारण अहमदावादमे अत्यत उत्तेजनापूर्ण बातावरणमें एक सभा 
आयोजित की गई। सम्पादक महोदयने मेरे पास 'खिलाफत” के २९ मईके अककी 
एक प्रति भी भेजी है। 

यह लेख अशिष्ट अथवा अपमानजनक नही है। मेरे विचारमे इस लेखमे ऐसी कोई 
बात नहीं है जिसके कारण इतना तूफान उठ खड़ी होता। ऐसा नहीं छुगता कि 
छेखकने पैगम्वरका कोई अच्छा जीवनचरित्र पढा है। साथ ही यह भी कहना होगा 
कि यह लेख अज्ञानतासूचक जरूर है। उन्होने कुरान पाक तो हरगिज नहीं पढा है। 
उन्होने पैगम्वर साहबके जीवनका वैसा ही मूल्याकन किया है जैसा कि हम यूरोपमे 
प्रकाशित होनेवाली साधारण आलोचनाओगे पाते हैं। छेखकने मेरी राय माँगी है। मेने 
उनसे उतना ही कहा है, जितना-कुछ आपसे। यदि 'खिलाफत' का उक्त अंक मेरे 
, पास न भेजा गया होता तो मैं आपको इस वारेमें तकलीफ न देता। 

मेरे विचारमे 'खिलाफत” के लेखकने छोगोंके रोषको उकसाया है, जिसको 
आवश्यकता न थी। मैने जिज्ञासके कारण उस अकके अन्य भाग भी पढे हे और 


४५८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मैं यह कहे बिना नही रह सकता कि मुझे प्रस्तुत 'खिलाफत ” अककी भाषा, या उसकी 
सामान्य ध्वनि जरा भी अच्छी नहीं लगी। उसके अनुच्छेदोमे ' भूखे, गधा, सरासर 
झूठ --- आदि शब्दोंका खुलकर प्रयोग किया गया है। मेरे विचारमे आपको इस पत्रिकाकी 
भाषापर नियन्त्रण रखना चाहिए। उसमे मेने एक भी अनुच्छेद एसा नहीं पाया 
जो सुविचारित ढगसे लिखा गया था शिष्टतापूर्ण हो। मुझे विश्वास है कि लेखक 
यह भी नहीं जानता कि उसने जिस भाषाका उपयोग किया है वह अश्ोभनीय है। 


[अग्नेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य . नारायण देसाई 


२७८. भाषण : आग्ल-भारतीयोंकी सभामें' 


२९ जुलाई, १९२५ 
अध्यक्ष महोदय तथा मित्रो, 


में समझता हूँ कि बातचीतके शुरूमें ही आपको यह बता देना ज्यादा ठीक 
रहेगा कि चुनिन्दा लोगोके इस छोटेसे सुन्दर समारोहमे में कोई पहलेते तैयार, बंधे- 
बँंधाये किस्मका भाषण नहीं देना चाहता। में इसे बातचीतका रूप देना चाहता हूँ।' 

अध्यक्षने जो उदृंगार' अपने भाषणके अन्तमे व्यक्त किया है, में शुरूमे ही उतके 
विषयमे स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उन्होने मेरे सामने जो दृष्टिकोण रखा है 
में उसकी कद्र करता हूँ। वफादारीके सम्बन्धमे में भी ऐसे ही उद्गार व्यक्त करता था। 
छेकिन आप जानते ही है कि में पिछले ६ सालसे वफादारीकी नहीं, गैरवकादारीकी 
बात कहता आ रहा हूँ। बात यह नही है कि मै हर चीजके प्रति गैरवफादार हूँ, 
किन्तु मैं अवश्य ही समस्त असत्य, समस्त अन्याय और समस्त बुराइयोके प्रति गेरवफा- 
दार हूँ। में अपने सम्बन्धमे किसीको धोखेमे रखना नहीं चाहता और इसलिए यह 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। में किसी सस्थाके प्रति तभीतक वफादार रहूँगा जबतक 
उससे मेरे विकासमें, राष्ट्रके विकासमे, सहायता मिलती है। यह लगते ही कि सल्था 
राष्ट्रके विकासमें सहायता देनेंके बजाय उसमें बाधा डाल रही है, तुरन्त उसके प्रति 
गैरवफादार हो जाना मैं अपना परम कत्तेव्य मानता हूँ। में यह कदापि नहीं कह 
सकता कि में वर्तमान सरकारके प्रति, अर्थात्‌ वर्तमान शासनप्रणालीके प्रति वफादार 
हूँ। मं जोर देकर कहता हूँ कि में जीवनका एक-एक क्षण इस शासनप्रणालीको, जो 
राष्ट्रके पौद्षको खा रही है, जो उसके सत्य और साधनोंकों चूस रही है, जो इस 


१. वह सभा शामको वेजेजली लवेपरमें हुईं थी। 
२, यद अनुच्छेद ३०-७-१९२७ के फॉरवर्डमें छपी रिपोर्टसे ल्या गया है। 
है. ढा० मोरेनोने कह था कि वफादारी भांग्ड-भारतीयोंका घम दहै। 


भाषण : आग्ल-भारतीयोकी सभामे ४५९ 


प्रणालीके सचालको _और उस प्रणाली द्वारा ज्ञासित छोगो, दोनोको समान रुपसे 
गिराती है, नष्ट करनेमें छगगा रहा हूँ। 

लेकिन मेरे विचारमे जहाँ हम मानते है कि हममे इस अत्यन्त बुनियादी प्रष्न- 
पर ही मतभेद हो सकता है वहाँ हमे यह खोजनेका भी प्रयत्त करना चाहिए कि 
क्या आपके और मेरे बीच--आपके और इस सुन्दर देशमे (यदि में ऐसा कह सक्‌) 
रहनेवाले विशाल जनसमुदायके बीच--कई बाते ऐसी नहीं है जिनपर हम सहमत हो 
सकते है। भारतका भविष्य अन्ततः क्या होगा, यह हम नही जानते, या जानते हैं 
तो केवछ इतना ही कि उसके भविष्यका निर्माण करना हमारे हाथमे है। भारतके 
साथ हम सबका भाग्य बँधा है। हम जैसा चाहेगे उसका भविष्य वैसा हौ होगा। 
किन्तु हम इससे अधिक नही जानते, क्योकि हमारा उन करोडो लोगोके दिमागपर 
कोई नियन्त्रण नही है, जिनसे भारत बना है। किन्तु प्रत्येक व्यक्तिको आश्यावादी 
बनना चाहिए और तभी इस देशका भविष्य उज्ज्वलतम हो सकता है। इसका अर्थ 
यह है कि आज प्रत्येक व्यक्तिको अपने-आपसे यह कहनेमे समर्थ होना चाहिए कि, 
“में इस देशके लिए जीवित हूँ, में इस देशके लिए ही मरूँगा।” इसलिए में चाहता 
हैँ कि आप इस प्रइ्नपर सेवाभावसे विचार करे और जव आपमें वह सेवाभाव होगा 
तब हम इस विध्तकारी तत्त्व [वर्तमान शासनप्रणाली |को यहाँ से हटा सकते हे। 
जब कोई आदमी सचमुच, सेवा करना चाहता है, तव उसके लिए “वफादारी' या 
“ गेरवफादारी 'का महत्त्व अधिक नही रहता। 

में आज यहाँ अत्यन्त विनम्नरताके साथ आपके प्रति पूर्ण मैत्री और गुभाकाक्षाकी 
भावना लेकर आया हूँ। अपने निरन्तर भ्रमणमे में केवल हिन्दुओसे या केवल मुसल- 
मानोसे ही नही मिला हूँ बल्कि मेने जानबूझकर सभी प्रकारके और सभी स्थितियोके 
लोगोसे सम्पर्क स्थापित किया है। मुझे विश्वास है कि में उन सभी लोगोसे मिला 
हैँ जो मुझसे मिलना चाहते थे, किन्तु अल्पसख्यकोसे मिलनेके लिए तो में स्वयं अपनी 
ओरसे आगे बढा हूँ। चूँकि मुसलमान अल्पसख्यक है, इसलिए भारतमे बहुसख्यक 
लोगोके प्रतिनिधिके रूपमे उनसे मेत्री करना में अपना कर्तव्य मानता हूँ, फिर चाहे 
वे मेरी सलाहको अस्वीकार ही क्यो न करे । आपका समुदाय सख्याकी दृष्टिसे उतना भी 
बडा नही है, और इसलिए मुझे जब कभी आपसे मिलनेका अवसर मिला है, मेने आपसे 
मिलनेमे सकोच नहीं किया है। किन्तु मुझे यहाँ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आग्ल- 
भारतीयोने मेरी इस भावनाके अनुरूप खुले दिलसे अपना हाथ आगे नही बढाया है। 

आग्ल-भारतीयोसे मेरी मुलाकात सबसे ज्यादा रेलगाडियोमे हुई है। क्योकि 
कारण कुछ भी हो उन्हे सार्वजनिक सभाओमे आनेमे सकोच होता है। इसका कारण 
शायद उनका यह खयाल है कि इन सभाओमे गैरवफादार लोग इकटूठे होते है। 
वफादारीको अपना सिद्धान्त बना छेनेके बाद आपको इन सभाओमे आनेसे अरुचि 
होगी ही। किन्तु रेलगाडियोमे तो मे आपसे मुलाकात करनेमे कामयाव रहा हूँ। 

आंग्ल-भारतीय भारतीयोसे किस तरह अरूग हो गये है, इसका एक उदाहरण 
देते हुए श्री गांधोने कुछ आंग्ल-भारतीय युवकोंके साथ अपनी भेंटका सजीव वर्णन 


४६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किया। उन्होंने कहा कि कुछ आग्ल-भारतीय युवक और में एक ही गाड़ीमें अजमेरसे 
आ रहे थे। उन्होंने जबतक मुझे नहीं पहचाना तबतक वे अपने आम बोलचालको 
अंग्रेजी अपभाषाका उपयोग करते रहे और मुझे उसे सुतनेका अवसर देते रहे। किन्तु 
जैसे ही उन्होंने मुझे पहचाना तो उतका यह सहजभाव लुप्त हो गया और वे शिष्टताका 
प्रदर्शन करने रूगे। और इन लड़कोंके व्यवहारसे -भी मुझे आप लछोगोंके आम जनतासे 
पृथक्‌ होनेका पर्याप्त प्रमाण मिला। उनसें से एक युवककों भारतीय मिठाहइयाँ 
अच्छी रूगती थीं; किन्तु वह दूसरोंके सामने मिठाई खरीदनेका साहस नहों करता 
था। उसने कहा, “में थे मिठाइयाँ केवल तभी खाता हूँ जब कोई दूसरा वहाँ 
नहीं होता।' वह अपने-आपको भारतीय नहीं मानता था और यह नहीं चाहता था 
कि भारतीय उसकी गतिविधियाँ देखें। इसका कारण आपकी शिक्षा-दीक्षा है। 

आप लछोगोके शरीरोमें भारतीय रक्त है; इसपर आपको गर्व होना चाहिए, 
इसमें छज्जित होनेकी जरूरत नहीं है, पर में जानता हुँ, कि जब कोई आपको 
इस बातकी याद दिलाता है तो आपको दुख होता है। 

श्री भांधीने इसके बाद एक आंग्ल-भारतीय युवककी चर्चा की और कहा उत 
युबकने मेरे सामने अपना हृदय खोलते हुए कहा था कि मुझे ४०० रुपये मिल रहे 
है, किन्तु इनसे में अपना गुजारा मुद्िकलसे कर पाता हूँ। मुझें अपनी आयसे अधिक 
व्यय करवा पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए यह आवश्यक है कि से पूरा यूरोपीय दिलूँ। 

उसकी गाथा सुनकर मेरा कलेजा दूक-टूक हो गया। मैने अपने मनमें कहा कि 
यह मानवीयताके प्रति क्षपराघ है। वह युवक ईसाई था और उसके आचरणमे कोई 
अनुचित बात नहीं थी; और ऊपरसे सब' ठीक होनेपर भी उसके हृदयकों यह धुन 
खाये जा रहा था कि वह कृत्रिम जीवन बिता रहा है। 

मैंने आपको दो वडे ही सटीक उदाहरण दिये। अब अपना मार्ग आपको ही 
चुनना चाहिए। आप क्या करेगे? क्या आप असम्भव कार्यकों करनेका प्रयत्न करेगे 
था वैसे बनेंगे जैसा आपको होना चाहिए, अर्थात्‌ क्या आप पूरे भारतीय बनेंगे? में 
आपसे एक बात और कह दूँ कि यदि आप दक्षिण आफिका, आस्ट्रेलिया या किसी 
भी उपनिवेशमे जायें तो वहाँ जैसा व्यवहारं॑ मेरे साथ होगा वेसा ही आपके साथ 
भी होगा। आप रंगदार छोगोके वर्गमे रखे जायेगें और आपकी कोई सामाजिक 
प्रतिष्ठा नही होगी। आपमे से जिन लोगोंकी चमड़ी गोरी है वे प्रवास अधिकारीको 
धोखा दे सकते है, किन्तु आपके सम्बन्धियो और सनन्‍्तानसे आपका भेद खुल सकता 
है। स्थिति यही है। वहाँ रंग सम्बन्धी अतिबन्ध बडें ही सख्त है। वहाँ आपकी 
गिनती भी नैतिक दृष्टिसे कोढियोमे की जायेगी। श्री मछान अब कहते हे कि वे 
हमको दक्षिण आफ्रिकासे भगायेगे नही, बल्कि हमें भूखों मारेंगे जिससे हम स्वयं भाग 
जायेगे। और वे छुद्ध पाखंडका सहारा छेगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिवन्‍्ब, जेसा छोड माल 
कहते हे, हमपर इग्लंडमें भी लागू होता है। अब इसके विरुद्ध छड़ना आपके हाथ 
है। यदि आप अपने भाग्यको भारतके उस जनसाघारणसे, आप जिसके अंश हैं, जोड़ 


भीपण : आग्ल-भारतीयोंकी सभामें ४६१ 


लें वो आपका, मेरा और उसे सरकारका भी, जिसके प्रति वफादार रहना आप अपना 
कत्तेन्य समझते हूँ, कल्याण ही कल्याण है। 

आप एक सेतु वन सकते है, एक ऐसा आधार जुटा सकते है, जिससे होकर 
भारतीय और अग्नेज दोनो कोई हानि या असुविधा उठाये विना ही एक-दूसरेसे सम्पर्क 
स्थापित कर सकते है और सास्क्ृतिक आदान-प्रदाव कर सकते है। किन्तु यदि आप 
विमछाकी ऊँचाई चाहते हे तो वह ऊँचाई आपको मिल नहीं सकती। तब आपके 
भाग्यमे गरीवी ही रहेगी और भारतके भाग्यमे भी। आग्ल-भारतीय-जैसा महत्त्वपूर्ण 
समाज जो कि बहादुरी और सूझवूझसे सम्पन्न है, इसीलिए सर्वेताशकी ओर जा रहा 
है कि आप स्पष्ट चीजकों देखना नहीं चाहते और दुराग्रहपूर्वक असम्भवकों सम्भव 
बनानेका प्रयत्न करते है। इस भ्रक्रियासे आप जनसावारणसे अछग होते जा रहे है। 
इस प्रकार आप भारतीयों और यूरोपीयों--दोनोके द्वारा वहिष्कृत हो गये हूँ। 

श्री गांधीने एक और संस्मरण सुनाया जो एक बहुत ही सुसंस्क्ृत काठियावाड़ो 
आऑप्ल-भारतोयके सम्बन्धर्में था। उन्होंने कहा कि ये आंग्ल-भारतीय यूरोपीय ढंगका 
जीवन बितानेका प्रयत्व कर रहे थे और फिर भी बे सवंत्र बहिष्कृत होते थे। उन्होंने 
कहा : 

उनके दुःखमय जीवनका चित्र मेरे सम्मुख अब भी सजीव है। 

हमारे राष्ट्रीय जीवनमे यह एक नाजुक समय है। में इस समय आपसे यह 
अवश्य कहना चाहता हूँ, 'आग्ल-भारतीयों, आप दृढतापूर्वंक और साहसपूर्वक यह तय 
करें कि क्‍या आप राष्ट्रसे अलय रहना चाहते हूँ और क्या आप यूरोपीय ढंगका 
जीवन विताना चाहते हँ।' ध्यान रखिए, में आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप 
अंग्रेजोसे अलग हो जाये चूँकि में आज स्वाभाविक जीवन विता रहा हूँ, इसलिए 
मै अंग्रेजोकी पहले जितनी कंद्र करता था, आज उससे भी ज्यादा करता हूँ। एक 
समय ऐसा था जव में भी यूरोपीयोकी नकछ करता था। तव में भी बहुत छोटी- 
छोटी चीजोंको अत्यधिक महत्त्व देता था। लेकिन मेरे जीवनमे एक ऐसा अनमोल 
वक्‍त आया कि मैने उन सब चीजोकों हिन्द महासागरमे फेंक दिया और फिर 
उनकी ओर सुड़कर भी नही देखा। मेने कहा: 'अब में ऐसा जीवन नहीं 
विताऊँगा। अब में सिजविककी झाल्दावलिमे कहे तो, समभ्यताका स्थाहीसोख 
बनना ” स्वीकार नहीं कखरूँगा।” इसलिए अब मे ज्यादा स्वेह प्राप्त कर पाता हूँ 
और छोग ज्यादा आसानीसे मुझसे मिल-जुछ पाते है। आज यूरोपमे मेरे जितने 
मिंत्र है, उतने मेरे जीवनमे पहले कभी नहीं रहे। उसका कारण यही है कि भने 
अपनी समस्त कृत्रिमताएँ त्याग दी है। में आपको असंस्कृत दिखाई दे सकता हैं, पर 
दिखावटी थिष्टतासे यह गँवारूपन ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए में आपसे कहता 
हैं कि आप नकल करनेकी आदत छोड़ दे, जनसाधारणकी वात सोचे और उनमें 
घलमिल जाये। इससे आपका उत्थान हो सकता है और हम ससारको भारतीय मानव- 
समाजका ऐसा सुन्दर नमूना पेश कर सकते हूँ, जिसमें सब जातियाँ अपनी-अपनी 
खूबियोको कायम रखते हुए तथा अपने सर्वोत्तम गुणोकी रक्षा करते हुए मिलजुल कर 


४६२ , सम्पूर्ण गाँधी वॉ्मय 
रह सकती है। यह श्रेय आपको ही मिल सकता है, जरूरत इस वातकी है कि 
आप इसपर अमल करे। 

मैने आपके कत्तंव्यकी बात कहीं। आप सम्भवतः जानना चाहेंगे कि मेरा कत्तंव्य 
क्या है। हाँ, यदिं में भारतका वाइसराय बना, जो भेरे खयालहसे होनेवाली बात 
नही है तो में आपको और दूसरे अल्पसंख्यक लछोगोको चुनावका अधिकार देकर 
पूछूगा कि आप क्‍या चाहते हे। में सभी दलोके नेताओकों बुछाऊंगा और उनके 
सामने अपना प्रस्ताव रखूँगा। फिर में सबसे पहले आपमे से उन लछोगोको बुलाऊँगा 
जो सल्याकी दृष्टिसि सबसे कमजोर हूँ और उनसे पूछूँगा कि आप सब क्‍या चाहते 
हैं। नौकरियों में एक समुचित परीक्षापर जोर दूंगा, अर्थात्‌ में उम्मीदवारसे केवल 
यह पूछूँगा कि आपमें कितना पुरुषत्व या स्त्रीत्व है? क्‍या आपमें अवसरके अनुरूप 
कार्य करनेकी योग्यता है? जो स्त्री या पुरष इस परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाते हैं, 
उनमे से सबसे पहले सबसे छोटे अल्पसल्यकवर्गेके व्यक्तिको चुनूँगा। मैं इस तरह सब 
अल्पसख्यकोको न्यायसगत आधारपर भारतके कल्याणका ध्यान रखते हुए तरजीह 
दूँगा। जब में इस शब्दावलिका उपयोग करता हूँ तब में आपको विव्वास दिलाता हूँ 
कि में कोई शब्दजाल नही रच रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह नही होगा कि केवल हिन्दुओका 
कल्याण हो। भारतके कल्याणका आर्थ हिन्दुओं और मुसलमानोका या किसी खाल 
जातिका नहीं, बल्कि समस्त भारतका कल्याण है। में आपकी चापदूसी या मनुहार 
नही करूँगा, बल्कि जो आपका देय होगा वह आपको दे दूंगा। 

श्री गांधीने इसके धाद कहा कि मेरी योजनाके अन्तर्गत सब अल्पसंल्यक 
जातियोंके हितोंकी तरह आग्ल-भारतीयोंके हितोंकी भी रक्षा एक स्वेच्छिक समझोतेके 
हारा की जायेगी। इस समझोतेका समर्थन कानून हारा नहीं किया जायेगा जिसमें सदा 
तोसरे पक्षका होता निहित होता है; बल्कि यह समझोता बिलकुल स्वेच्छिक होगा, 
जता मेरा और स्वराज्यवादियोंका समझौता है। यह समझोता ऐसा ही होगा जंसे सम- 
झोतिका प्रत्ताव मेने विल्‍्लोोें मुतलमानोंके सन्‍्मुस रखा था। जबतक आप लोगोंका 
बहुसंस्यक जातियोंकी न्‍्यायभावनामें विश्वास नहीं है तबतक आपको ऐसे स्वेच्छिक 
समझोतेका संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। जो पक्ष इस समझौतेमें सम्मिलित होंगे वे 
उसके अनुसार कार्य करनके लिए कर्तेव्यबद्ध होंगे। यदि वे समझोतेकी उपेक्षा करेंगे 
तो वे स्वयं खतरेमें पड़ेंगे। आप आंग्ल-भारतीयोंसे मुझे यही कहना है कि यदि इस 
समझौतेका पालन न किया जाये, यदि पत्रित्र बचनॉकों पुरा न किया जाये तो आप 
उन लोगोंसे, जो समझौतेकों तोड़ें, बदला ले सकते हे। अन्तर्मं श्री गांधीने कहा: 

मेंते अपना हृदय चीरकर रख दिया है। जो-कुछ मेरे मतमें था वह मेने 
बिना साज-सेंवारके मैत्रीभावसे आपके सन्‍्मुख रखा है। मेरी इच्छा है कि आप भी 
इसपर ऐसी ही भावनासे विचार करे। 

श्री गांधीने इसके बाद लोगोकों प्रतत पुछनेके लिए आसन्व्रित किया। इनमें 
सबसे पहे यह प्रइत डाक्टर मोरेनोने कियाः, ऐसा रूगता है कि भारतीयकरणकी 


भाषण : आऑरंल-मारतीयोकी सभामे ४६३ 
योजनामें ऑग्ल-भारतीयोंपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; यदि ऐसा हुआ तो आपका रुख 


क्या होगा? 

यदि यह वात मेरे हाथमे होगी तो में एक भी आग्ल-भारतीयको नही हटाऊंँगा। 

आपने कांग्रेस स्व॒राज्यवादियोंको साँप दी है। फिर भी आप स्वंदलीय कार्यक्रमकी 
बात करते हे। हम आपग्ल-भारतोय स्व॒राज्यवादियोंके बाधा डालनके हथकण्डोका साथ 
कंसे दे सकते हे? 

मैंने 'काग्रेस स्वराज्यवादियोको नहीं सौपी है। मैने तो उनको उस समझौतेसे 
मुक्त कर दिया है जो उनके और मेरे वीच हुआ था। यदि मे चाहूँ तो भी में 
काग्रेसतों किसीके हाथमे सौप नहीं सकता। इसका अर्थ केवल यह है कि प्रत्पेक 
सदस्य मताधिकारकों वदलवाने या न वदलवानेके सम्बन्धमें स्वय निर्णय कर सकता 
है। काग्रेस, जो बेलगाँवमें राजनीतिक सस्था वना दी गई थी, अब प्रवानत राजनीतिक 
सस्थाके रूपमे परिवर्तित कर दी गई है। इसका परिणाम यह होगा कि उसमे 
अब राजनीतिक प्रस्ताव रखे जा सकेगे और उन छोगोके मार्गेमे से जो काग्रेसमे 
उसके अराजनीतिक सस्था होनेके कारण सम्मिलित नही हो पाते थे, प्रतिवनन्‍्ध हट 
जायेगा। वह स्वराज्यवादियोकी सस्‍्या नही रहेगी, वह प्रघानुत राजनीतिक सस्था 
वन जायेगी। यह सही है कि आज उसमे स्वराज्यवादियोकी प्रधानता है; किन्तु 
उसका कारण यह है कि दूसरे लोग उससे अलग रहे हे, और यदि उसमें उनको 
अधिकता है तो इसका कारण यह है कि दूसरोके पास कोई सगठन नहीं है। जहाँतक 
रुकावट डालनेका सम्बन्ध है, यह वात अनुचित हो सकती है, उचित भी हो सकती 
है। छेकिन आप निरचय ही काग्रेससे अलग रहकर स्वराज्यवादियोको प्रभावित नही 
कर सकते। आप वडी सख्यामे काग्रेसमे शामिल हो और यदि आप चाहे तो उसकी 
नीतिमे परिवर्तेत करा छे। 

एक प्रश्नमें उनसे पुछा गया कि जब आंग्ल-भारतीयोंको आनुपातिक प्रतिनिधित्व- 
के अन्तर्गत कुछ मिलेगा ही नहीं, तब श्रो गांधी उनके हितोकी रक्षा कंसे कर सकते 
है। इसके उत्तरमें भी गांधीने अपने स्वेच्छिक समझौतेका प्रस्ताव और भी स्पष्ट 
किया। उन्होंने कहा: 

स्वराज्यकी योजना बनानेंसे पहले में आपसे पूछूँगा कि आप क्‍या चाहते हे। 
योजनाकी शर्तोका दस्तावेज सार्वजनिक होगा। यदि हम मान छे कि योजनाके पीछे 
पर्याप्त लोकमत रहेगा और ईमानदारी बरती जायेगी तो आग्ल-भारतीयो और अन्य 
अल्पसल्यकोके साथ सम्भवत- अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। 

श्री गांधोसे यह प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने शोमती वेसेटके ' भारतीय राष्टू- 
सण्डल विधेयक (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल) सम्बन्धी ज्ञापनपर हस्ताक्षर क्यो 
नहीं किये। इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि मेने पहले ही कह दिया था कि यदि मुझे 
लॉर्ड बर्कनहेडका यह तार मिल जायेगा कि ज्ञापनपर मेरे हस्ताक्षर करनेके बाद 
विधेषक स्वीकार कर लिया जायेगा, तो में अपने हस्ताक्षर तारसे भेज दूँगा। लेकिन 


ही सम्पूर्ण गाघी वॉड्मयं 


मेने विधेयषकके समर्थकोंमं अपना नास देनसे केवल इसलिए इसकार कर दिया कि 
मे अपसानित होता नहीं चाहता था। जब में यह जानता था कि यह बात बिलकुल 
निश्चित है कि विधेयक कड़ेके ढेरमें फंक दिया जायेगा, और विश्वास था कि उसकी 
कोई दूसरी गति नहीं हो सकती, तब मेरे लिए उसपर हस्ताक्षर करना सस्भव नहीं 
था। से पहुल्े बहुत अपसान सह चुका हूं, किन्तु से स्वयं कभी अपमानित होने नहीं 
गया। जब भी मेरे ऊपर अपमान थोवा गया, मेने उसे हँसते-हँसते सहा। लेकिन इस 
विदिष्ट मामदेमें मेरा खयाल यह था कि यह तो अपमानकों आमंत्रित करना होगा 
और में ऐस। करतेके लिए तेथार नहीं था। असलमें मुझे उसी दिन इसका संकेत 
मिल गया था। | 

उस संकेतका उल्लेख करते हुए श्री गांधीने कहा: 

भैने भारत सरकारके सम्मुख एक अत्यन्त व्यावहारिक, निर्दोष-सा सुझाव रखा 
था। पहले देशबन्घु दासने यह प्रस्ताव रखा था। आप जानते है कि राजनीतिक वन्दियोंके 
मामलेमे उनकी दिलचस्पी कितनी गहरी थी। मैने सरकारसे कहा, क्‍या वह 
एक अनुग्रहका कार्य करेगी; इससे समस्त राष्ट्रपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा? क्‍या 

वह बन्दियोंको मुक्त कर देगी? ” यदि सरकार ऐसा करती तो उससे दो उद्देंदय 

सिद्ध होते। यदि इन राजनीतिक वन्दियोके मनमें कोई कदुता होती तो वह इससे 
दूर हो जाती, क्योकि वे यह अनुभव करते कि उनको स्व० देशबन्घुके सम्मानाथे 
मुक्त किया गया है और उनपर जो विश्वास किया जाता वे उसे भग न करते। 
और यह सरकारकी सबसे बड़ी नैतिक विजय होती और उससे बातचीतके लिए वाता- 
वरण बन जाता। किन्तु नहीं। छॉरड वर्कनहेडने कहा कि वैरभाव दूर करनेके उद्देश्यसे 
भारतीय जो भी सुझाव दे वे उसपर विचार करनेके लिए तैयार हे, किन्तु जो 
सुझाव दिया गया है वह व्यावहारिक नही है। में आपसे कहता हूँ कि मेने जो 
सुझाव दिया है, उससे अधिक व्यावहारिक सुझाव देनेकी सूझवूझ मुझमें नहीं है। 
किन्तु वह रद्दीकी ठोकरीमें फेंक दिया गया है। इसलिए यदि ये छोटी-छोटी चीजें 
नही मिल सकती तो उस बड़े भारतीय राष्ट्रमण्डल विधेयकपर विचार करनेसे क्‍या 
छाम ? श्रीमती बेसेंट प्रवल आश्ावादी हे, और यद्यपि उनकी दिशा विपरीत है, वे 
मेरी ही तरह यह सोचती हैं कि उन्हें कार्य जारी रखना ही चाहिए। 

एक अन्य मित्रने पुछा है कि आप संक्रमण-काछके लिए क्‍या सुझाते हे; उदा- 
हरणार्थ यदि हम अपना “आंग्ल” विशेषण त्याग दें और कांग्रेसमें सम्मिलित हो जायें 
तो आप क्या करेंगे? उस अवस्थामें कुछ छोटे-मोटे विशिष्ट अधिकार, जो हमें इस 
समय प्राप्त हें, छित जायेंगे और उनके बदले हमें कुछ न मिलेगा। 


यह प्रइन अत्यन्त उचित है। आप कहते हूँ कि कुछ बातोके सम्बध्बमे आप 
यूरोपीयोके वर्गमे रखें गये हैं। मेने आपसे कहा है कि आप इन विशिष्ट अधिकारोको 
त्याग दें। आपने 'आरतीय सहायक सेना के लिए अपनी पात्रताका उल्लेख किया 
है। में सुझाव देना चाहता हूँ कि आप गवंपूर्वक कहे: 'हम इनमें से कोई विशिष्ट 


भाषण: आंग्ल-भारतीयोंकी सभामें ४६९५ 


अधिकार नही छेगे। ये तो हमे पतित और दरिद्र बनाते है।' में चाहता हूँ कि आप 
जनसाधारणकी दृष्टिसे विचार करे; आग्ल-भारतीय अधिकारियो और घर्माचार्योंकी 
दृष्टिसि नही। आप छोगोमे जो उच्चवर्ग है वह यूरोपीयोमे मिलना चाहता है, किन्तु 
उसकी यह आकांक्षा पूरी होता असम्भव है। इसके विपरीत निम्नवर्ग इच्छा न होते 
हुए भी भारतीयोमे मिकत जायेगा। इस प्रकार अनिच्छायूवंक मिलनेसे कोई छाम नही 
हो सकता। आप पूछेंगे कि स्वेच्छासे कैसे मिले? में यह तो नहीं चाहता कि आप 
अपनी सुरक्षाके सम्बन्ध कोई झूठा खयाल बनाकर उसमे डूब जायें; .में तो आपसे 
यह कहूँगा कि आप अपने इस अस्वाभाविक रहन-सहनको त्याग दे। यदि आपके 
भारतीय हो जानेंके बाद स्वयं भारतीय आपको घोखा दे तो आप भारतीयोके विरुद्ध 
विद्रोह कर दें; किन्तु पुन यूरोपीय वननेकी कामना न करे। मेरा अनुरोव है कि 
आपकी सख्या बहुत कम है, आप इस खयालसे आतकित न हो। यह कभी-कभी एक 
विद्येष छाम होता है। मेने तो इतनी बार कहा है कि मुझे केवछ अकेले रह जाना 
भी पसन्द है, क्योकि यह कृत्रिम बहुमत, जो मेरे प्रति जनसाधारणकी श्रद्धाका परि- 
णाम है, मेरी प्रगतिके पथमें एक रोडा है। यदि मेरे पथमे यह रोडा न होता तो 
में आज ही सरकारकी सत्ता माननेसे इनकार कर देता। में अन्धा पूजाभाव पाकर 
तो गवंसे फूल सकता हूँ और न पूजाभाव प्राप्त करनेके लिए अपने सिद्धान्तका रच- 
भात्र त्याग ही कर सकता हूँ। यहाँ अग्रेजोकी सख्या अत्यल्प है। उनको यह भय 
नही है कि वे हड़प लिये जायेगे। यह सच है कि उनकी सुरक्षाकी भावनाके पीछे 
सगीनोका वल है। किन्तु यदि उन्हें समय रहते चेतावनी न दी गई तो यह बल 
उन्हे वर्वाद कर देगा। आप या तो अपने आत्मवल्‍ूपर निर्भर रह सकते है या शस्त्र- 
वलपर। किन्तु आप अपने वर्तमान पतनको तो किसी भी हालतमे सहन नहीं करना - 
चाहेगे। 

उनसे एक प्रइव यह किया गया कि क्या आप आश्ाबादी हे और यदि आश्ञावादी 
हे तो आप भविष्यके सस्वन्धमें निराद क्‍यों हे, क्योंकि छॉर्ड बर्कनहेड तो सदा पदारूढ़ 
नहीं रहेंगे? इसके उत्तरमें उन्होंने कहाः 

मैं तो अदम्य आशावादी हूँ; क्योकि में अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ। यह 
बात बहुत बड़ी गर्वोषिति लगती है; क्‍या नही छंगती ”? किन्तु में यह बत्यन्त हद 
नम्रतापूर्वक कहता हूँ। मेरा विश्वास है कि ईद्वरकी शकित सर्वोच्च है। में सत्यमे 
विश्वास करता हूँ; अतः मुझे देश या मानवजातिके भविष्यके उज्ज्वल होनेमे कोई 
सन्देह नही। छॉर्ड वर्कनहेड कुछ भी कहे, में तो ईश्वरमे विश्वास करता हूँ और 
वह मनुष्योकी अति-चतुराईको विफल बनाता रहता है। वह जबरदस्त जादुगर है और 
मैने अपने-आपको उसीके हाथो अपित कर दिया है। किन्तु वह काम लेनेमे बड़ा सख्त 
है। आप अपनी पूरी शक्तिसे काम करेगे, तभी वह आपको स्वीकार करेगा । मेरी 
दृष्टिमें सरकारमे परिवर्तेत होनेका कोई अर्थ नही है। में तो आशावादी हूँ, क्योकि 
में अपने-आपसे कई चीजोकी अपेक्षा रखता हूँ। में जानता हूँ कि-वे 'मेरे पास नहीं 
हैँ, क्योकि में अभी पूर्ण नही बन पाया हूँ। यदि में पूर्ण मनुष्य होता तो आपको 

२७-३० 


४६६ संम्पृर्ण गांधी वॉ्मय: 


समझानेकी भी मुझे जरूरत नही होती। में जब पूर्ण मनुष्य हो जाऊँगा, तब मुझे बात 
कहनेकी देर न होगी कि राष्ट्र उसे सुन लेगा। में इस पूर्णताकों सेवाके द्वारा प्राप्त 
करना चाहता हूँ। ; 

[ अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, १३-८-१९२५ 


२७९. टिप्पणियाँ 


दादाभाई दाताब्दी 


दादाभाई नौरोजीकी सौवी जयन्ती आगामी ४ सितम्बरकों पडती है। श्री भरू- 
चाने समयपर ही हमें इसकी याद दिला दी है। दादाभाईको उनके जीवनकालमें हम 
भारतका पितामह कहते थे और यह ठीक भी था। वे भारतीय राष्ट्रीयताके जन्म- 
दाता थे।-सबसे पहले उन्होने ही काग्रेसकी शब्दावलिमे 'स्वराज्य' शब्द जोडा था। 
वे स्वराज्यके उतने ही बडे पैरोकार थे जितने कि स्वयं लोकमान्य। देशके प्रति उनकी 
सेवा सुदीर्ध, अविचल और नि.स्वार्थ थी। उन्होने हमको जनताकी द्वरिद्रताकों ठौक- 
ठीक समझना सिखाया। इस विषयके सम्बन्धमे लिखे गये उनके छेख भारतीय देश- 
भक्‍्तोके लिए आज भी पाद्यपुस्तककी भाँति है। उन्होंने जो आँकड़े पेश किये थे 
वे आज भी अकादय है। उनके चरित्रपर कही कोई दाग नहीं। भारतमाताके इस 
एक उच्चादर्शपूर्ण पुत्र दादाभाई नौरोजीकी जन्म-शताब्दी हम किस रूपमें मनायें 
कांग्रेसके झषण्डेके नीचे आ चुकनेवाले सभी स्थानोंमे सभाओका आयोजन तो होना ही 
चाहिए। में चाहता हूँ कि ये सभाएँ कामकाजी किस्मकी हो; और हमे निश्चित रूपसे 
अपने ध्येयकी ओर थोडा आगे ले जा सके। हालाँकि दादाभाई पूरी तौरपर शिक्षित 
* भारतके ही प्रतिनिधि थे, फिर भी उनको जनताका पूरा-यूरा खयारू था भर वे 
उसके हितकी बात ही सोचते थे। उनकी आत्मा जनतामे ही रमी रहती थी। उन्होने 
जिस स्वराज्यका सपना देखा था उसमें आम जनताका आशिक उत्थान भी शामिल 
था। चरखे और खहरके अछावा अन्य कौन-सी ऐसी चीज है जो समाजके उच्च 
वर्गोको सर्वसाघारणके अधिक निकट छा सकता है? मेरा सुझाव है कि इन सभाकोमें 
देशबन्धु-स्मारक, चरखा और खदरके इस्तेमालके बारेमे प्रस्ताव पास किये जा सकते 
है। जहाँ भी खटद्रका अतिरिक्त भण्डार मौजूद हो, वहाँ स्वयंसेवक घूम-घूमकर 
खदर बेचनेके लिए एक पूरा दिन निरिचित कर सकते है। और जिन लोगोके पास 
अवकाश हो, वे आजसे ही रोज दिनभर बढिया किस्मका सूत कातनेमे छगा सफते 
हैँ और फिर उसे इन सभाओमे राष्ट्रको अपित कर सकते हैं। 

ये भेरे सुझाव ही है। जरूरी नहीं कि इनको सभी छोग स्वीकार कर छे। 
जिन छोगोंको ये पसन्द आये वे अपने ढगसे चछ सकते है; पर आशा है कि सभी 
दर इस जन्म-शताब्दीको बिना किसी भेदभावके यथोचित ढगसे मनायेगे। 


टिप्पणियाँ ४६ ५ 
चीनकी दुर्गति 

में. आज्ा करता हूँ कि “यंग इडिया' के पाठकोने कैटन (चीन)की राष्ट्रीय 
सरकारके परराष्ट्र विभागके अधिकारीका भेजा रम्वा तार अन्य पत्रोमे पढ़ ही लिया 
होगा। यह तो स्पष्ट ही है कि वह दुनियाके कई देशोंमे भेजा गया हे। 

में नहीं कह सकता कि चीनकों उसकी इस विपत्तिमे भारतवर्ष क्या सहायता 
दे सकता है। हमे तो खुद ही सहायताकी आवश्यकता है। यदि अपने घरके काम- 
काजमे हमारी कुछ चलती होती तो हम भारतीय सिपाहियोकी वन्दृकोसे चीनके 
निर्दोष विद्याथियो तथा अन्य लोगोके अन्वाघुन्ध भूने जानेके इस अपमान और पतन- 
कारक दृश्यको -- थदि तारमे वणित कथाकों सच मानें तो--कभी सहन नही कर 
सकते थे। फिलहाल हम तो सिर्फ परमात्मासे यही प्रार्थना कर सकते हैँ कि वह उन्हें 
इन तमाम विपत्तियोंसे उबारे। परन्तु चीनकी स्थिति हमे इस बातकी याद दिलाती 
है कि हमारी यह गुलामी अकेले हमको ही हानि नहीं पहुँचा रही है, हमारे पड़ो- 
सियोंको भी इससे हानि पहुँचती है। इससे यह बात भी बडे जोरके साथ प्रत्यक्ष 
होती है कि भारतवर्षकों अकेले उसीकी लूटके लिए पराघधीन नहीं रखा जा 
रहा है, बल्कि उससे ग्रेटब्रिटेन महानु और प्राचीन चीन देशको छूटनेमे भी समर्थ 
बनता है। 

यदि किसी जिम्मेवार चीनवासीके हाथमे ये पक्तियाँ पहुँच जाये तो में उसका 
ध्यान उन साधनों और उपायोंकी ओर दिलाना चाहता हूँ, जिनका उपयोग हम यहाँ 
भारतमे कर रहे है। वे हे अहिंसा और सत्य। चीनी इस बातको समझ ले कि 
सख्याके लिहाजसे उनका राष्ट्र पृथ्वीपर सबसे वड़ा है। उनकी प्राचीन परम्परा गौरव- 
शाली है और वे हमारी तरह पौरुषहीन भी नहीं वनाये जा चुके हे। यदि वे सिर्फ 
अहिसा और सत्यकी नीतिका अनुसरण करें तो उनकी विजय केवल निश्चित ही 
नही बल्कि बहुत निकट समझिए। निरचय ही ४० करोड़ आत्माओंके राष्ट्रको यूरोपीयो 
तथा जापानियोकी महत्वाकाक्षाके बोझसे कुचले जानेकी कोई आवश्यकता नहीं। चीन 
अपने बिलकुल आल्तरिक शान्तिमय प्रयत्नोके द्वारा बाहरी लूटसे अपनेको मुक्त कर 
सकता है । यदि वह विदेशी मालके बहिष्कारमें सफल हो जाये तो इससे विदेशी 
सताओके सामनेसे, जिस प्रकोभनके लिए वे उसपर अपना आधिपत्य कायम रखना 
चाहते हैँ, वह दूर हो जायेगा। 

अखिल भारतीय चरखा संघ 

काग्रेसके मुख्यत राजनीतिक सस्था वन जानेके वाद भी यदि वह किसी-न-किसी 
रूपमे जनताका प्रतिनिधित्व करना चाहेगी तो भारतमे चरखा संघ स्थापित किये बिना 
काम न चलेगा। चरखा,संघ मताधिकारके कताई-सम्बन्धी अशको नियमित और विक- 
सिंत करेगा तथा कताई सदस्योके दिये गये सृतकों ग्रहण करेगा और केवल हाथकताई 
और खादीपर अपनी शवित केन्द्रित करेगा। 

यदि इसकी स्थापना हुई तो यह सध एक बिलकुल व्यावसायिक सस्था होगी। 
' उसे एक स्थायी मण्डल होना चाहिए और काग्रेसकी राजनीतिके उतार-चढ़ावका उसपर 


४६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
किसी तरह कोई असर न होना चाहिए। इसलिए उसका कार्याधिकारी मण्डढ 
भी काफी स्थायी किस्मका होना चाहिए। उसे खादी सेवासंघ भी कायम करना होगा। 
वह दुर-दुरके देहातमें चरखेका सन्देश छे जाकर ग्राम-सगठतका प्रतिनिधि होगा और 
उसे विकसित करेगा तथा पहली बार देहातियोसे धन खीचकर शहरोमे ले जानेके 
बजाय देहातियोंकी आयमे वृद्धि करेगा। इसके द्वारा हम शान्तिके साथ देहातोंमे प्रवेश 
करेगे और कुछ समय बाद वहाँसे वास्तविक राष्ट्रीय जीवनका प्रवाह शुरू हो जायेगा। 
इसे एक ऐसा जबरदस्त सहयोगी-प्रथलल होना चाहिए जैसा कि दुनियामे अभीतक 
नहीं हुआ। इसमे यदि बुद्धिका पर्याप्त प्रयोग किया गया, साधारेण त्यागसे काम लिया 
गया, ईमानदारीका अवलरूम्बन किया गया और धनवानों और मध्यम वर्गके छोगोकी 
तरफसे साधारण सहायता भी प्राप्त हो गईं तो इसकी सफलता निर्िचित है। देखे, 
भारतके भविष्यमे क्या बदा है। हे * 
एक गलतफहमी 

एक प्रतिष्ठित मुसलमान सज्जनने एक अन्य व्यक्तिकी मार्फत, जो हम दोनों ही 
का मित्र है, मुझे दो प्रदन भेजे थे जिनपर १६ जुलाईके ' “यंग इडिया ' में चर्चा की 
गई थी। इनके सम्बन्धर्में इस मित्रने मुझे छिखा है कि मैने दूसरे प्रको गलत 
समझा है। 

यदि उन्होंने वह प्रइव पुछा होता तो से आपको उसका उत्तर देनेंके 

लिए एक सिनट भो बर्बाद करनेके लिए न कहता। यदि कोई मुसलमान आपसे 

वह प्रश्न पूछे तो वहु स्पष्ठ उत्तको अशिष्टता हो होगो, लेकिन उत्त बेचारेने 

अपना दूसरा प्रदवय उत्त रुपमें पूछा ही नहीं भा। उत्तने तो यही कहां था, 

*महात्माजी दोनों सम्प्रदायोंके बीच प्रेम और एकताकी बात करते है, किन्तु 

इस समय इससे काम नहीं- चलेगा। उन्हें अभीष्ड एकता प्राप्त करनेके लिए 

कोई ठोस योजना बनानो पड़ेगी, कोई ऐसी योजना जो बंगारमें श्री चित्तरंजन 

दास द्वारा किये गये समझोतेसे मिलती-जुरूती हो।'* 

मुझे दुख है कि मैने प्रश्तको गलत समझा, यद्यपि मेरा खयाल यह है कि 
उस प्रइनकों मेने जिस रूपमें समझा था उससे में इतना चौंक गया था कि मैंने अपने 
मित्रसे उसे दूसरी बार लिखनेके लिए कहा था। फिर भी यदि प्रश्नकर्ता मित्रने दिल्‍ली 
सम्मेलनकी कार्रवाई और उसमे रखी हुई मेरी ठोस योजना पढ़ी और समझी होती 
तो इस प्रदनकों वर्तमान रूपमें भी पूछनेकी जरूरत नहीं थी। में उस योजनापर अब 
भी कायम हूँ और महसूस करता हूँ कि जब हममें फिर समझ आ जायेगी तब हमें 
इसीका आश्रय छेना पड़ेगा। सक्षेपर्मे योजना इस तरह है: एक निर्वाचक मण्डल ऐसे 
मताधिकारके अन्तर्गत बनाया जाना चाहिए जिसमे वे सब छोग आ जाये जो मतदाता 
सूचीमे शामिल्त किये जानेकी जिम्मेदारियोको समझ सकते हो और जो सल्याकी दृष्टिसि 


२. पर्ये ९ जुछाएं दोना चादिए। देखिए “ ट्पिणियाँ”, ८-७-१९२५का व्यप्षीपेंक “दो कठिनाशों ?। 


टिप्पणियाँ ४६९ 


है. 


एक जातिका दूसरीके साथ जो अनुपात है उसका ठौक-ठीक प्रतिनिधित्व करते हो। 
पा साम्प्रदायिक भ्रतिनिधित्वको कानूनन मान्यता न दी जाये। मुसलमानोको 
कितने अनुपातमे प्रतिनिधित्व दिया जाता है, इसकी चिन्ता मुझे कभी नही रही। 
में केवल एक चौजसे बचना चाहता हूँ और वह है भेदभावको कानूनी मान्यता देना। 
में नहीं चाहता कि सरकार विभिन्न जातियोके प्रतिनिधित्वको निश्चित करे और उसके 
अमलछकी व्यवस्था करे। हममे आपसमे चाहे फूट भी हो, अगर हममें सच्ची राष्ट्रीय 
चेतना है तो हम अवश्य ही सरकारके सम्मुख एक मत होकर, एक स्वरसे अपनी 
बात रख सकते हँ। सरकारकी दृष्टिमे मुसलमान, हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी, ब्राह्मण 
या अन्नाह्मणका कोई भेद नहीं रहना चाहिए। उसके लिए तो हम सवको राष्ट्रवादी ही 
होना चाहिए। सम्भव है, यह हल सभीको मजूर न हो; किन्तु यह तो नही कहा 
जा सकता कि मैं प्रेम और एकताकी बात करता हूँ, पर कोई ठोस योजना पेश नही 
करता। में इस योजनाको स्वीकार करानेके लिए आन्दोलन नही करता, क्योकि मैने 
यह बात मान छी है कि दोनो जातियोके नेताओपर मेरा प्रभाव नही रहा है। 
कांग्रसमें भ्रष्टाचार 
मेरे पास हफ्ते-दर-हफ्ते शिकायत-भरे ऐसे पत्र आते रहते हूँ जिनमे काग्रेस 
कार्यकर्तताओमे फैले हुए भ्रष्टाचार और अनुशासन हीनताकी और कुछ स्वार्थसेवियो 
द्वारा संस्थाका इस्तेमाल किये जानेकी शिकायते रहती है। इस तरहका सबसे हालका 
पत्र देखिये। पत्रपर लेखकके हस्ताक्षर वाकायदा मौजूद हैं: 
»  » फाँग्रेत कमेदीके अध्यक्ष . « ने कांग्रेसके लगभग १,३०० सवस्प बनाये, 
लेकिन उन्होंने न तो चन्दा जमा कराया और त़् ही कोई हिसाब दिया। 
सन्‍्त्री और . - . उचित-अनुचितका कोई खयाल किये बिना कमेटीको 
वाबिक बैठक बहुत विनोंसे इसलिए नहीं बुला रहे हे कि कहीं उनको पदसे 
हटा न दिया जाये। नियमोंकों कोई परवाह न करते हुए, मंजूरी लिये बिना 
ही अदाग्रगियाँ फर रहा है; « « काफी बदनाम आदसी है वह चन्दा इकद्झा 
करता है पर ऊपरके अधिकारियोंकों उसका कोई हिसाब नहीं देता। 
उपर्युक्त अभियोगपत्रमे कई अन्य आरोप छगाये गये है। यह शिकायत भी आई । 
है कि देशमे कई जगहोपर काग्रेस कमेटियाँ जनतासे प्राप्त घनको कुछ ऐसी मदोपर 
खर्च करती रहती है जिनपर वह खर्च नही कर सकती। आश्मा है कि जिम्मेदार 
कांग्रेसी लोग अपने-अपने सगठनोकी जाँच करेगे और भ्रष्ठाचार या गवन दिखाई 
पडनेपर उसका भण्डाफोड़ करने तथा उसे दूर करनेका प्रयत्न करेगे। 
देशबन्चु जौर हाथकताई 
श्रीयुत प्रिय रायने एक नई किस्मका चरखा तैयार किया है और वे उसे बिलकुल 
निर्दोष बनानेका प्रयत्व कर रहे है। चरखेके वारेमें उन्होने लिखा है: का 
मेरी इच्छा है कि में आपको यह भो बतला दूँ कि देशबन्धु सेरे चरखके 
बारेमें कया सोचते थे और उसे किस रूपमें देखना चाहते थे। मेने उनको 


४७० सम्पुर्ण गांधी वाहुमय 


अपने चरखेंके सुतसे तेयार कम्बल, दरियाँ, कोठके कपड़े और अन्य कई कपड़े 
दिखलाये थे और मुझे उनके सासने खुलकर अपनी भावनाएँ व्यक्त करनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे भुलाये नहीं भूलता कि उन्होंने कितने उत्साह 
और ध्यानके साथ चरखे और कताईके बारेमें बातें कीं ओर सुनी थीं। उन्होंने 
ही मुझे समझाया था कि शिक्षित नवयुवकोंमें भी चरखेकों छोकप्रिय बनानेकी 
अपार सम्भावनाएँ मौजूद हे। चरखेमें भेने जो थोड़ा-सा सुधार किया है, उसे 
देखकर उनको सचमुच बड़ी प्रसन्नता हुई थी और अपने स्वन्नावके अनुरूप ही 
उन्होंने मुझसे एक ऐसी योजना तेयार करनेका अनुरोध किया था जिसके अन्त- 
गत वे मेरे चरखेको शुरूमें प्राथमिक पाठशालाओंमें और बादमें बड़े-बड़े क्षेत्रोमे 
धालू करा सकें। इसका ख्े कलकत्ता निगमको उठाना था। मेरे पास तब 
बसी कोई योजना तेयार नहीं थी और इसके तंयार होनेसे पहले हो कालने 
उनको हमसे छीन लिया। अब पता नहीं इस योजनाको असली रूप दिया भी 
जा सकेगा या नहीं, पर से इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ कि जो भी इस 
कामको आगे बढ़ायें, में उनको अपनी विनज्र सेवाएँ अपित करनेको तंयार हूँ। 
में इस चरखेको जानता हूँ। इसे कुर्सीपर बैठे-बैठे पैरोसे चछाया जा सकता 
है और दोनो हाथ साली रह सकते है। परन्तु अभी में सार्वजनिक उपयोगके लिए 
इसकी सिफारिश नहीं कर सकता, क्योकि यह प्रति घटे जितना सूत कातता है वह 
साधारण चरखेसे कही कम रहता है। 
प्रियवाबूके चरखेसे प्रति घटे अधिकसे-अधिक ३०० गज सूत काता जा सकता 
है, जबकि खादी प्रतिष्ठान ह्वारा तैयार चरखेंसे ८५० गजतक काता जाता है। यदि 
प्रियवाबू इसमे कुछ ऐसा सुधार कर सके जिससे कि इसके द्वारा खादी प्रतिष्ठानके 
चरखेके मुकाबले ज्यादा सूत काता जा सके तो फिर इसे लोकप्रिय वनानेमें कोई 
बाघा नही पड़ेंगी। न हे 


बहुत महूँगा 

जमशेदपुरके एक पत्रछ़ेखकने लिखा है कि खहदर साधारण छोग्रो या मध्यम-वर्गके, 
लोगोंके लिए बहुत महँगा है; यह ज्यादा नहीं विकता, यह बहुत जल्दी मैछा हो 
जाता है और इसे साफ करनेमे अतिरिक्त खर्च आता है। उन्होने आगे लिखा है कि 
क्या आप कृपा करके विस्तारसे यह बतायेगे कि इस स्थितिमे हम जैसे छोग खद्दर 
कैसे पहन सकेगे ? 

यद्यपि इस तरहके सवालछोंका जवाब इन पृष्ठोंमे पहले दिया जा चुका है, फिर 
भी उन्हे वार-वार दोहराना व्यर्थ नहीं जायेगा। इस समय एक गज खद्दर निस्‍्सन्देह 
मिलके एक गज कपड़ेसे महँँगा है। छेकिन मेरा अनुभव प्राय. यह है कि जिन लोगोने 
खहर अपना लिया है उसकी पोशाकमे जाने या अनजाने सादगी आ गई है। वे जब 
; मिलका कपड़ा पहनते थे ,तब उन्हे जितने कपड़ेकी जरूरत पड़ती थीं, उन्हें अव 


टिप्पणियाँ कह 


/ ऐसा अनुभव सभी छोगोका नही है। शुरू-शुरूकी हालतमें हायका कता 
सूत कम बटदार होता था। इसलिए उस सूतसे वना हुआ खह्दर निस्सन्देह टिकाऊ 
नहीं होता था। लेकिन अब उसकी किस्म बेहतर हो गई है। में समझता हूँ कि यदि 
खट्टर- घर॒पर धोया जाये तो वह धोबीसे घुछाये जानेकी अपेक्षा दुता ज्यादा चलेगा। 
में मातता हूँ कि थदि खहर घुलनेके लिए घोवीको दिया जाता है तो उसकी घुलाई- 
का खर्च मामूली सूती कपडेकी घुलाईके ख्चसे ज्यादा आयेगा। इसका एकमात्र उपाय 
यह है कि ख़हदर धरपर ही धोया जाग्े। इसमे परेशानी माननेकी जरूरत नही है। 
खट्रकों रात-भर साबुनके पानीसे भिगोकर रख देनेंसे वह बहुत जल्द विहकुल साफ 
हो आता है। 

प्रलेखक जब यह कहते है कि खद्दर बहुत जल्दी मैला हो जाता है तव मेरा 
खयाल है कि उसका मतलब यही होता है कि सफेद होनेंसे उसपर मैर ज्यादा दिखता 
है। यदि उस मैलको छिपानेका खयाल हो तो इसका उपाय यह है कि जिस तरह 
मिलके कपडेको रँगा जाता है, बिलकुल उसी तरह इसको भी रग लिया जाये। इस 
समय रगीन खहर बहुत बडी मात्रामे उपलब्ध है। लेकिन में यह वात मान छेता हूं 
कि यदि मध्यमवर्गके छोग कीमत और दूसरी बातोमे खहरकी तुझना मिलके वने 
हुए कपडेसे करेगे तो खद्दर लोकप्रिय नहीं बन सकता। मध्यमवर्गके लोगोको खहरके 
उपयोगकी प्रेरणा राष्ट्रीयताके विचारसे मिलनी चाहिए और उनसे आशा की जाती 
है कि वे उसको लोकप्रिय बनानेके लिए स्वयं असुविधा भी सह हछेगे। 

यदि सरकार जनताकी होती तो वहू कानून बनाकर खद्दरकी रक्षा करती। 
लेकित यह देखते हुए कि सरकार विदेशी है और यदि वह खहरकी विरोधी नहीं है 
तो उसके प्रति उदासीन अवश्य है। खद्टरके राष्ट्रीय महत्त्वमें विश्वास रखनेवाले छोगो- 
का कत्तंव्य है कि वे असुविधाएँ सहन करके और ज्यादा खर्च उठाकर भी खद्दरको 
जितना चाहिए उतना सरक्षण दे। खदरकों इस प्रकार सरक्षण देनेकी जरूरत भारतमे 
उसके सर्वत्र फैछ जानेतक रहेगी। केवल ५ वर्ष पहले मेने बहुत मोटा और खराब बुना 
हुआ खद्दर १७ आते गज बेचा था। अब उतना बुरा खदर कही दिखाई नहीं पड़ता। 
इसका विकास आइचर्यजनक तेजीके साथ हुआ है, यहाँतक, कि भारतके ञ्सी भागमे 
उससे अच्छा खहर अब नौ आने गज बिकता है। खहरकी कीमत कम करनेका पूरा 
प्रयत्त किया जा रहा है और यदि अखिल भारतीय देशवन्धु चरखा स्मारक सफल 
हो जाता है, और जो योजना इस समय विचाराबीन है वह कार्यास्वित कर दी जाती 
है तो मुझे आश्या है कि कीमते और गिर जायेगी। 

में चाहता हूँ कि पाठक उस बातको बाद करेगे जो मैने चटगाँवमे कहीं 

थी। वह यह थी कि यदि खट्टर महेँगा है तो स्वतन्त्रता उससे भी ज्यादा महेंगी हैं 
और. जो व्यक्ति जनसाधारणसे सहानुभूति रखता है वह यह नहीं चाहेगा कि उसे 
सक्रमण-कालमे खहरके लिए जो ज्यादा कीमत देनी पढ़ती है वह जनसाथारणको 
न मिल्ले। 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपमान और चरखा 
एक पत्रढेखक लिखता है: 
सौभाग्य था दुर्भाग्यसे एक धनी आदसीकी, जो एक सरकारी पदाधिकारी 
है, कुछ दिन पहले मुझसे मारपीद हो गंई। इससे मेरी भावनाओंको ठेस पहुँची 
और उसने मुझे हरजाता दिया। मुझे उससे हरजानके रूपमें १० रुपये लेनके 
लिए सजब्र होना पड़ा। में यह सोचता हूँ कि इस रकमका सर्वोत्तम उपयोग 
यही होगा कि में इसे आपको भेज दूं और आप छुपा करके इससे उन छोगोंके 
लिए, जो सचमुच पात्र हों, चरखा खरीद दें। 
दोनी व्यक्तिने जो यह बुद्धिमानी-भरा निर्णय किया है इसपर उसे मे बधाई 
देता हुँ। चूँकि यह पत्र मुझे उस दिने मिला जिस दिन मेने अखिल भारतीय देशबन्यु 
स्मारकके लिए अपील प्रकाशित की और चूँकि इस स्मारकका उदेर्य चरखका सन्देश 
फैलाना है, इसलिए मैं इस रकमको खर्जाँचीको भेज रहा हूँ ताकि इस रकमसे जितने 
रखे मिल सके खरीदकर सुपात्रोको दे दिये जाये। 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३०-७-१९२५ 


२८०. काँग्रेस और राजनंतिक दल 


मैं श्री सत्याननद बोसके पत्रका नीचे लिखा अंश सहषे छाप रहा हूँ। .बोस 
महाश्य एक परखे हुए कांग्रेसी है और मेरा उनसे परिचय तभीसे है जब में दक्षिणी 
आफ्रिकामे था और जब उन्होने मेरे स्वर्गीय साथी सोराबजी अडाजानियाकों सहायता 
दी थी। 
आपके कांग्रेसफों स्व॒राज्यदकूको सौंपनके प्रस्तावसे लोगोंके सनम कुछ 
आदका पंदा हुई है। 
कहा जा रहा है कि अबसे कांग्रेस स्व॒राज्यदल संगठनका पुछल्ला बे 
जायेगी ओर देशके पार्वजनिक जोवनमें उसका वसा प्रमुख स्थान नहीं रहेगा। 
आपने उससे पिछले साल जो करार किया था उसमें कहा गया था कि स्व॒राज्य- 
दल केस्रीय विधान सभामें तथा प्रान्तीय विधानसभाजोंमें कांग्रेसी तरफसे 
काम करेगा। उसे देखते हुए यह आशंका और भी समुचित जान पड़ती है। 
निस्सन्देह, आपने उस पिछले करारकों रद कर दिया है। परन्तु यह 
आशंका भी को जा रहो है कि एक नये करारके द्वारा स्वराज्यदलको “खुले 
शब्दों में कांग्रलके संचालन और नियसत्त्रणका अधिकार दे दिया जायंगा। 
, में खुद तो इस बातपर विश्वास नहीं कर सकता कि आप या पण्डित 
भोतीलाल नेहरू इस सार्गकों श्पनातेका विचार करते हे। 


कांग्रेस और राजनैतिक दल ४७३ 


यह बात निविवाद है कि कांग्रेसमें ओर उसके बाहर स्वराज्यदलका बहु- 
- मंत्र हैं; इसलिए अभी तो मंशतः कांग्रेसेपर उसीका नियन्त्रण रहेगा। परन्तु 
यह स्थिति उस करारते भिन्न है जो उस दलको, अन्य तथ्यों और विचारोंका 
खयाल न करें तो भी, प्रधान स्थान दे देगा। 
| _ काँग्रेस ब्विदेतकी पालियामेंटकों तरह होनो चाहिए। ब्रिदेनकी पालिया- 
सेंट विभिन्न राजनीतिक दलोंके लोग रहते हे और जिनका उस समय बहुमत 
होता है वे उत्तके का्मोंका संचालन और नियन्त्रण करते है। यह स्थिति चुनावके 
परिणामस्वरूप होतो है; वह किसी बाहरी करारके द्वारा उत्पन्न नहीं होती। 
हमारी राष्ट्रीय कांग्रेसमें भी ऐसी ही वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। 
मेरा अनुरोध है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जो लोग स्वराज्य- 
वादी नहों हे उनकी भी कांग्रेस़में आनेकी प्रवक इच्छा हो रहो है। भाज्ञा है, 
उनके रास्तेमें रुकावट डालनेवाला कोई काम नहों किया जायेगा। 
कांग्रेत पहलेकी तरह ही प्रवाव राष्ट्रीय संस्था रहनो चाहिए--फिर 
इस समय उसकी बागडोर चाहे किसी भी दलके हाथमें रहे। 
पुनहच : 
लिखित करार कृत्रिम, अवेधानिक और अनावश्यक होते हे और उनका 
फल मतभेद और फूट होता है। करार बदले तो जा सकते हे, परन्तु से कहता 
हैं कि करारकी जरूरत ही क्‍या है? 
में नही समझता कि पण्डित मोतीलाल नेहरूके नाम लिखे मेरे पत्रमें कोई ऐसी 
बात है जिससे सत्यानन्द बाबूके पत्रमे व्यक्त शका उत्पन्न हो सकती हो। मेरे उसे पत्र- 
का आशय सिर्फ इतना ही था कि मेरे कारण बेलगाँवमें काग्रेसके विशुद्ध राजनैतिक 
कार्योपर जो रोक छगाई गई थी वह हटा दी जाये। 
पिछले वर्ष मेरी यह राय थी कि यदि भारतका गिलक्षित समुदाय अपनी सारी 
शक्ति रचनात्मक कार्यक्रममे केचल्रित कर दे और उसे अपना प्रवान कार्य बना ले 
तो हम स्वराज्यके बहुत तजदीक पहुँच जायेगे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेरी यह 
राय अमीतक कायम है। परन्तु में कुवूछ करता हूँ कि में छोगोको इस वातका 
पूरी तरह विश्वास करानेमे सफल नही हो पाया हूँ। ऐसी हालतमे मुझ-जेंसे आदमी- 
को, जिसने अपना हित जनसाधारणके हितसे एक कर रखा है और जिसका समस्त 
शिक्षित समाजके विचारसे मूलभूत मतभेद है, काग्रेसका विकास और मार्गेदर्गन नही 
करना चाहिए, बल्कि शिक्षित भारतीयोकों इसे करने देना चाहिए और उनके कार्यमे 
कोई वाघा नहीं डालनी चाहिए। में उनपर अपने विचारोका असर अब भी डालता 
चाहता हूँ, परल्तु कांग्रेसका नेतृत्व करके नही; बल्कि इसके विपरीत जहातक सम्भव 
हो चुपचाप उनके हृदयपर अपना प्रभाव डाठकर--जसा कि में १९१५ और १९१९के 
बीच करता था। भारतके शिक्षित समाजने भारी कठिनाइयोके बावजूद देजकी जो 
महान्‌ सेवा की है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उनकी अपनी एक कार्यप्रणाली है 


४७४ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


और उनका राष्ट्रीय जीवनमे अपना एक विशिष्ट स्थान है। अन्य लोग चाहे कुछ 
भी कुहे, किन्तु में इस बातकी तरफ्से अपनी आँखे नहीं मूँद सकता कि शासकोके 
मनपर स्वराज्यदछके अनुशासनवद्ध प्रतिरोधका सिक्का बैठा है। मेरे लिए इस कार्य- 
में सहायता देनेका सबसे अच्छा ढंग यही हो सकता है कि में उनके रास्तेमे से हट 
जाऊँ और अपनी सारी शक्ति एकमात्र रचनात्मक कार्येमें लगा दूँ। में चाहता हूँ कि 
में इसे कांग्रेसकी सहायतासे और उसीके नामपर कहूँ; किन्तु वहीतक करूँ जहाँतक 
भारतका शिक्षितवर्ग मुझे उसकी अनुमति दे। 

. में इस बातकों मानता हूँ कि भारतके शिक्षित छोग ही कांग्रेसकों गति देंगे, 
ने कि में या वे जिन्होने फिलहाल राजनैतिक दृष्टिसि विचार करना बन्द ही कर 
रखा है। मेरी रायमे हमारे राष्ट्रीय विकासमें दोनोके लिए स्थान है और हर दल 
अपने-अपने दायरेमें रहता हुआ एक दूसरेके कार्यक्रा पूरक और सहायक हो सकता 
है। चरखे और खादीमे मेरी श्रद्धा पूर्ववत्‌ है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देशके 
सबसे ज्यादा आगे बढे हुए नौजवानोकी शक्तियाँ लग सकती हें। यह एक ऐसा उद्योग 
है जिसके लिए एक नही, सौ नही, बल्कि हजारो स्त्री-पुरुषोके एकाग्रचित से लगनेकी 
आवश्यकता है। मे चरखे और खादीकी आवश्यकता या उपयोगिताके विवादमे पडना 
नही चाहता। अब समय आ गया है जत्र खादीके सम्जन्धमे जो-जो बाते मेत्रे कही 
हैँ उतपर अमल करके दिखा दिया जाये और ऐसा करनेमे में सब इच्छुक छोगोका 
सहयोग और सद्भाव प्राप्त करना चाहता हूँ। यह तभी हों सकता है जब में चरखेकी 
प्रवृत्तिको कांग्रेसके राजनैतिक अखाड़ेसे अछग कर हूँ। अतएवं चरखा और खद्दर 
काग्रेसमें अपने उस स्थानपर कायम रहेगे जो कि राजनैतिक वृत्तिके लोग खुशीके 
साथ उसे दे सकते है। ऐसी अवस्थामें यदि अ० भा० काग्रेस कमेटीकी आगामी 
बैठकमे मेरी सछाह मान ली गईं तो काग्रेसके मार्गेमें से राजनेतिक प्रचारकी रुकावट 
बिलकुल दूर हो जायेगी। और फलत" स्वराज्यदल अपने पूथक्‌ सगठनके द्वारा नहीं, 
बल्कि खुद काग्रेसके द्वारा ही अपना काम करेगा और यह वह किसी नये करारके 
अन्तर्गत नहीं, बल्कि अपने और मेरे बीच मौजूद इस समझौतेके तोड़ दिये जानेंके 
और उसके फलस्वरूप काग्रेसके सविधानमें और काग्रेसके इस समझौतेकी अमछमे हारने 
वाले प्रस्तावमे सुधार कर दिये जानेंके कारण करेगा। उस समझौतेने असहयोगको 
स्थगित करके तमाम राजनैतिक दलोके लिए कांग्रेसका दरवाजा खोल दिया था। 
अब उस समझौतेके तोड़ दिये जानेपर वह दरवाजा और विस्तृत हो जायेगा, क्योकि 
अब राजनैतिक वृत्तिके लोगोके मार्गमे से काग्रेसकी प्रवृत्तिको रचनात्मक कार्यक्रमतक 
ही भर्यादित रखनेकी बाधा हट जायेगी। वे स्वराज्यदलमे शामिल होनेसे हिचकते 
थे और मानते थे कि वे काग्रेसमे अपनी शक्ति और योग्यताका पर्याप्त उपयोग नही 
कर सकते। परन्तु अब इस प्रतिबन्धके दूर किये जानेपर वे चाहे तो पूरे उत्साहसे 
काग्रेसमें शरीक हो सकते है, कांग्रेसके मंचसे किन्ही भी राजनैतिक प्रस्तावोंकों उप- 
स्थित कर सकते हे और स्वराज्यवादियोसे दककर लेकर उनपर तथा देशपर अपना 
प्रभाव डाल सकते हे। 


' काग्रेसमें बेकारी ४७५ 


अब उनके रास्तेमे अनिवाय कताई-सदस्यता बाघा नही डालेगी। उन्हे केवल 

अनिवाये रूपसे ख़ादीकों अपनी राष्ट्रीय पोशाक मानना होगा। परन्तु सम्भव है कि 
अ० भा० काग्रस कमेटी मताधिकारके खादी-सम्बन्धी अशको भी रद्द कर दे। यदि ऐसा 
अवसर भी भा जाये तो मे उसके रास्तेमें बाधक न होऊँगा -- हाँ, इसमे कोई शक नहीं 
कि इससे भुझे बहुत दु ख होगा, क्योकि में मानता हूँ कि उस अवस्थामे शिक्षित भारत- 
वासी उस एकमात्र प्रत्यक्ष और ठोस कडीको भी तोड़ डालेगे जो उन्हे आम जनतासे 
जोड़ती है। इसलिए में आज्ञा करता हूँ कि अ० भा० कांग्रेस कमेटी खादीको काग्रेसके 
मताधिकारमे स्थायी स्थान देगी। क्या हम घरेलू उद्योग-घत्बो और दस्तकारियोको 
प्रोत्ताहन नहीं देना चाहते? क्या हम उन लाखो बहनोंको, जो बेकार रहती है, 
और जो कुछ पैसे रोजी भी कमा सके तो खुश होगी, चरखेके हारा कुछ पैसोकी 
आमदनी नही करने देना चाहते? मुझे मालूम हुआ है कि हाथकताई काग्रेसके मता- 
धिकारमे पैसेके विकल्पके रूपमे कायम रखी ही जायेगी। में समझता हैं कि इसपर 
कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ऐसी अवस्थामे यदि मेरे प्रस्तावोकों अ० भा० कांग्रेस 
कमेटी मंजूर कर लेगी तो हर शिक्षित भारतवासीके लिए कामग्रेसमें सम्मिलित होना 
और देशबन्धुकी मृत्यु और छॉर्ड बर्कनहेडके भाषणसे उत्पन्न परिस्थितिके अनुरूप एक 
सयुक्त राष्ट्रीय राजनैतिक कार्यक्रम बनाना शक्य हो जायेगा। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३०-७-१९२५ 


२८१. कांग्रेसमें बेकारी 


जव में अखिल भारतीय देशवन्धु स्मारकके उद्देश्यके सम्बन्धमें मित्रोसे विचार- 
विमर्श कर रहा था तब क्रुछ मित्रोने कहा, 'जो छोग' जेलमे हू, या निर्वासित हें, 
और काग्रेसनन असहयोगके कारण बेकार हूँ और भूलो मर रहे है उनके मिलो 
सहायता करना इस स्मारकका एक-मात्र नहीं तो एक उद्देश्य क्यो नही हो ? वगालमें 
रहते हुए मेरे सामने यही सवाल अनेक रूपोमे आ चुका है। हक इस कार्यके 
निमित्त जिस कोपका सुझाव दिया गया है उसे देशके तमाम दलोसे और सारे देशमे 
एकत्र करना सम्भव नहीं है। राजनैतिक कैदियों और नजरवन्दोके कुटुम्बियोके भरण- 
पोषणका सवार ऐसा है जिसके लिए बड़े एहतियातसे काम लेनेकी जरूरत है और 
यह बात प्रान्तोपर ही छोड देनी चाहिए कि हर प्रान्त उसे, अपनी स्थितिको देखते 
हुए जिस विधिसे हल करना अधिकसे-अधिक उपयुक्त समझें उस विधिसे हल करना 
तय करे। इस कामके लिए स्थायी कोष बनानेकी वातको भी मेरी बुद्धि स्वीकार नही 
कर सकती। मुझे इस विषयका दक्षिण आफ्रिकाका अमछी तजरवा है और कुछ-कुछ 
यहाँका भी है। मैने उससे यह देख लिया है कि वहुत वार कुपात्रोंको सहायता मिल 
जाती' है और पात्र वचित रह जाते हैं। किसी दूरवर्ती सम्भावित कार्यके लिए स्थायी 
कोष बनाना उन लोगोके सामने एक प्रछोभन रखना है, जो दानके भनसे निर्वाह 


४७६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


करना बुरा नही समझते। मुझे वेईमानी करनेकी गुंजाइशोंसे बचनेके लिए दक्षिण आफिका- 
में एक आश्रम स्थापित करना पड़ा था। उसमे जिन्हे सहायताकी आवश्यकता थी और 
जो उसके पात्र थे, ऐसे छोगोके रहन-सहन और खानपानका और उनकी देखभालका 
इन्तजाम था। इस प्रबन्धके ढ्वारा हजारों रुपयोका अपव्यय बचाया जा सका था। 
वहाँ हर सच्चे सकटग्रस्तकों आश्रय दिया जाता था, प्रत्येक मनुष्यके प्रति पूर्ण न्याय 
किया जाता था, लोग आदर्श स्थितियोमें रखे जाते थे, उनसे उपयोगी काम कराया 
जाता था और जो कुटुम्ब वहाँ रहते थे उनके बच्चोको शिक्षा दी जाती थी। वहाँ 
इतना काम उस एक व्यवस्थासे ही सम्भव हो गया था। मैने १९२१ की भारी हडताल- 
के बाद चटगाँवमे भी यही पद्धति सुझाई थी। जबतक राजनैतिक कैदियों या चजर- 
बन्दोंकी व्यवस्थाके लिए मेरे सुझाये उपायो-जैसे श्ीघ्र-प्रभावकारी उपायोसि काम न लिया 
जायेगा तबतक दानके धनके दुरुपयोगका खतरा रहेगा। सच्ची लड़ाई तो, यदि बढ़े 
पैमानेपर होती है, तो आगे आयेगी। हम जो आजादी हासिल करना चाहते हूँ हमें 
उसकी पूरी-पूरी कीमत चुकाती होगी और यदि हम भविष्यमें आनेवाके सकटकालके 
लिए सोच-विचारकर कोई समुचित योजना नही बनायेंगे तो हमारे सम्मुख आजादीकी 
लड़ाईमें भूखसे व्याकुल होकर असम्मानपूर्ण आत्मसमर्पण करनेकी सम्भावना रहेगी। 
इसीलिए में स्मारककी बातसे पृथक्‌, इस विषयके गुणावगुणके आधारपर, जिसे राज- 
नैतिक सकट कहा जा सकता है उसमें फंसे छोगोंकी सहायतार्थ कोई स्थायी कोष 
बनानेके विरुद्ध हूँ। 

बेकार काग्रेसजनोका प्रश्न इससे अधिक जरूरी और स्थायी प्रकारका है। यद्यपि 
हम इस विषयमे प्रस्ताव पास कर चुके है तथापि अबतक हम अखिल भारतीय काग्रेस 
सेवामण्डल या प्रान्तीय सेवामण्डलत॒क स्थापित करनेमे सफल नही हो पाये है। इसका 
कारण सकल्प ही नहीं, वल्कि योग्यताकी कमी है। मैंने खुद इसे दो बार हक करनेंकी 
चेष्टा की थी; परन्तु में मानता हैँ कि में कोई रास्ता नहीं निकाछू सका। में न तो 
यह तय कर सका कि इस सेवाके अन्तगंत अधिकसे-अधिक कितना पैसा दिया जाये 
और न इस सेवाका वर्गीकरण ही कर सका। ऐसी अवस्यामें जहाँ-कही ऐसी प्रणाली- 
की स्थापनाका प्रयत्व किया गया वही यह आवश्यक मालूम हुआ कि इस प्रइनकों हाथ 
न छगाया जाये और हर झशख्सका मामछा उसके गुणावगुणके आधारपर तय किया 
जाये। अभी शायद कोई नियमित सेवा मण्डरू स्थापित करना तो सम्भव नहीं है, 
हक इसमें कोई शक नहीं कि उसकी वेतन-दरे और पद्धति दोनो धीरे-धीरे बन 

है। 

रचनात्मक कार्यकी दो शालाएँ ऐसी है जिनमे काग्रेसके सबसे अधिक कार्यकर्ता 
लगे हुए है। एक तो है खादी और दूसरी, जो खादीसे कुछ कम व्यापक है, शिक्षा है। 
परन्तु इन प्रवृत्तियोंके सम्बन्धर्में भी हर प्रान्तको अपनी-अपनी योजनाकी जिम्मेवारी 
स्वय ही छेनी होगी; और चूँकि ये सेवाएँ भी आम तौरपर स्थानीय छोगों द्वारा 
दिये गये चन्दोंपर ही निर्भर है, इसलिए यह सिद्धान्त यहाँ भी बहुत हृदतक छागू 
होता है कि वही सेवाकायें जीवित रहनेके योग्य है जिसके लिए स्थानिक जनोंकी 


खेती बनाम सदर ३ 


सहायता मिलती है, क्योंकि उस सेवाकी कद्रदानीकी कसौटी सेवित जनोंकी सहायता 
ही है। खुद काग्रेसका अस्तित्व भी इसी बातपर अवलूम्बित है कि उसके द्वारा एक 
स्थानिक आवशद्यकताकी पूर्ति होती है। यह उस्त सरकारकी तरह नही है जो ऊपरसे 
छाद दी जाती है, और इसलिए जिनपर शासन करना चाहती है उनकी सहायतापर 
निर्मर नहीं होती। खादी-सेवा और शिक्षा-सेवा दोनोंके सम्बन्धर्में हम यह मानकर 
चल रहे हैँ कि सम्बन्धित छोगोंकों लगातार काम करते जाना है और सेवा करनेकी 
अपनी योग्यता बढ़ाते जाना है। मेने स्वयं अपने मार्गदशेनके लिए सामान्यत* यह मान 
लिया है कि यदि इन दोनोंमें से किसी भी प्रवृत्तिके छिए स्थानिक सहायता नही मिलती 
तो इसका कारण उन सेवाकायो्में छूगे हुए कार्यकर्ताओमे कौशल या योग्यताका अभाव 
होता है। मेरे सामने ऐसे एक भी मनुष्यक्ी मिसाल नहीं है जो पात्र हो; किन्तु जो फिर 
भी भूखों मरा हो। मेरे सामने काग्रेसके ऐसे कार्यकर्ताओंकी मिसाले मौजूद हे जिनकी 
परिस्थिति विकट है, परन्तु जो वृत्तिके अतिश्चित होनेपर भी ईमानदारीसे जिन्दगी 
बसर कर रहे है। मुझे अन्देशा है कि इस स्थितिका सामना हम सबको क्रमशः और- 
और ज्यादा करना पड़ेगा, और भले ही हममें से कुछ छोगोंने अभीतक राष्ट्रीय जीवनमे 
आई हुई सादगी और सख्तीको बर्दाव्त करना नहीं सीखा हो और भले ही कुछ अपनी 
पुरानी आरामतलूबीकी आदतोकी वजहसे अपेक्षित सादगी और सस्तीको वर्दाइत करनेके 
नाकाविल हों, किन्तु में समझता हैँ कि यह बात तो स्पष्ट हो ही गई होगी कि अखिल 
भारतीय देशबन्धु-स्मारक सकटग्रस्त छोगोंको सहायता देनेवाली या कांग्रेस कार्यकर्त्ताओको 
धन्धा देनेवाली' संस्थाका रूप क्‍यों नहीं ले सकता। हाँ, यह मानी हुई बात है कि 
इस स्मारकके वर्तमान उद्देश्यमे ये दोनों बाते अप्रत्यक्ष रूपसे आ जाती हूँ। 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३०-७-१९२५ 


२८२: खेती बनाम खद्दर 


एक एम० ए०, बी० एल० लिखते है: 

इस पत्रमे बेकारीका जो सवाकू उठाया गया है उसपर मेने हुसरी जगह विचार 
किया है। लेकिन चूँकि इस पत्रलेखकके अतिरिक्त अन्य लोगोने भी खट्टरके सिलसिलेमे 
खेतीके अश्नकों उठाया है, इसलिए मेरा अपने इस वकीरः पत्रलेखकके अनुरोधपर 
विचार करना शायद ठीक ही होगा। 

मैं सबसे पहले उनको यह बता दूँ कि उनका यह खयाकछ गलत है कि उन्हें 
अपने खेती सम्बन्धी प्रयोगको आश्चर्यजनक रूपसे सफल” वनानेके लिए केवल दो 
हजार रुपये ऋण लेनेकी ही जरूरत है। असल बात यह है कि खेतीके लिए भी 


१. पत्र पह्ध नहीं दिया जा रहद्दा है। इसमें एक्र वकीलने गांवीजोसे वेरोजगारीकी समस्या इक करनेफे 
उद्देधपे खेती भौर रुघु उ्योगोंमें छगानेके लिए पक करोड़ रुपया झद्धा करनेका अनुरोष किपा था। 


४७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
उतना ही अध्यवसाय और अध्ययन जरूरी है जितना वकालतके लिए। पत्रलेखक इस 
अममें भी पड़े मालम होते है कि भारतमें खद्दरका सन्देश वस्त्रहीनोंको कपडा देनेके 
उद्देश्यसे प्रचारित किया जा रहा है। इसके विपरीत खद्दरका प्रयोजन भी ठीक वहीं 
है, जो धानका है। चरखेसे छाखो छोगोकों अतिरिक्त काम मिलेगा, जिसका अर्थ 
होगा अतिरिक्त आमदनी और इस आमदनीसे वे अपने उस नाकाफी आहारकी कमी 
पूरी कर सकेंगे। आज तो उनको पर्याप्त मात्रामे बाहार भी सुरूम नही है। 


भारतमे खेती कोई मृतप्राय घन्चा नहीं है। इसकी कमियाँ दूर करके इसमे 

सुधार करनेकी ही जरूरत है। लेकिन खेतीमे सुधार तभी सम्भव है जब यहाँ राष्ट्रीय 
सरकार हो। यहाँके जनसाधारणका एकमात्र धन्धा खेती है, पर इससे उन्हे अपने 
दरीर-निर्वाहके लिये समुचित रूपसे आवश्यक जीविका नहीं मिल पाती। इसलिये 
खेतीके क्षेत्रमें व्यक्तिगत रूपसे किये जानेवाले किसी भी प्रयासका जनतापर कोई खास 
प्रभाव नही पड़ेगा। यदि प्रलेखक अपने धन्वेसे वस्तुतः ऊब गये है और उसे छोड़वा 
चाहते हैँ, तो उन्हे शेखचिल्ली-जैसे मनसूवे वही वॉवन चाहिए। उन्हे सूत कातनेमें 
दक्षता प्राप्त करनी चाहिए और वे देखेगे कि वे अपने निर्वाहके लिए ही सृत नहीं 
कात रहे है, वल्कि वैसी सस्थाओके निर्माणमें छगे हे जो वगालमें सृत कातने और 
खहट्दर बनानेका प्रचार करनेके लिए चलाई जा रही हैं। 

| अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, ३०-७-१९२५ 


२८३. वक्‍तव्य: सम्राचारपत्नोंको 


३० जुलाई, १९२५ 
मौलाना अबुर कलाम आजादने मुझे सूचित किया है कि कुछ ही दिन हुए मरने 
यूरोपीय सघमें जो भाषण ' दिया था उसका विवरण अखबारोमे छपा है। उसके 
फलस्वरूप मुसलमानोंमे काफी वादविवाद उठ खड़ा हुआ है और वे कुछ चिढ भी गये 
है। इसका कारण यह है कि कुछ मुसलमान सज्जनोंने मेरे भाषणका यह अर्थ तिकाला 
है कि मेरी निगाहमें कोई ऐसा योग्य और ईमानदार मुसलमान नही आया जिसे भेयरके 
पदपर प्रतिष्ठित किया जा सके और मौलाना साहवने भी मुझसे यही वात “कही 
थी। अब मैने अपने भाषणकी वह रिपोर्ट पढ ली है जिससे यह अर्थे निकाछा गया 
है। यद्यपि यह रिपोर्ट मेरे भाषणकी शब्दद्व. रिपोर्ट नही है तथापि उस प्रकाश्षित 
विवरणसे जो अर्थ निकाछा गया है-सोःनही निकलता) -« » « 


मैंदें जो-कुछ कहा था वह यह था कि यदि किसी मुसलमान सज्जनका नाम 
पेश किया जाता और यदि उसे में स्वयं जानता होता तो उसकी योग्यता और ईमान- 


१. देखिए “ भाषण : यूरोपीय संघकी बैठ्कमें ”, २४-७-१९२५ | 


पंत्र: 'स्टेट्समैन ' को ४७९ 
दारीका निर्णय उन मित्रोंपर जो मेरे पास आये थे, न छोड़कर मैं स्वयं बिना किसी 
शर्तके उसका नाम स्वीकार किये जानेकी सिफारिश करता। 

यह निश्चित है कि मौलानाने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे कभी मुझसे ऐसा 

नही कहा कि उन्होंने जे० एम० सेनगुप्तके नामकी इसलिए सिफारिश की थी कि 
लिगम या उसके बाहर कोई ऐसा योग्य और ईमानदार मुसलमान नहीं है जो इस 
विशिष्ट पदका अधिकारी माना जाता। उन्होने तो केवल यह कहा था कि उनकी 
इस सिफारिशके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है--वह यह कि स्वराज्यवादी दरूको 
उसके सुविख्यात नेताके अभावमे ययासम्भव आकस्मिक सहायता दी जाये । मेरे भाषणकी 
रिपोर्ट्स चाहे कोई भी अर्थ निकाला जा सकता हो, केकिन जनता मेरे इस 
आशवासनको सही मानेगी कि मेरे और मौलाताके विचारमें यह बात कभी भी नही 
आई कि ऐसा कोई ईमानदार और योग्य मुसलमान है ही नहीं, जिसके नामकी सिफा- 
रिश् इस पदके लिए की जा सके। चूँकि कछकतामे मौलानाके अलावा किसी अन्य 
मुसलमानको में पर्याप्त रूपसे नहीं जानता हूँ इसलिए निस्सन्देह मेरे लिए यह कहना 
हास्पास्पद होता कि कोई ऐसा ईमानदार ओर योग्य मुसलमान है ही नही, जिप्ते इस' 
पदपर स्थापित किया जा सके। वस्तुत. यदि मौलाना साहबने मुझे उपर्युक्त सुझाव 
न दिया होता या वह सुझाव मुझे ठीक न जंँचा होता, तो म॑ श्री सुहरावर्दीके दावेको 
पूरा करनेके अयत्न जारी रखता, क्योकि मुझे उनकी योग्यताके बारेमे कुछ-कुछ मालूम 
हो चुका था और उनके डिप्टी मेयरके पदपर श्रतिष्ठित हो चुकनेके कारण उनकी 
ईमानदारीके बारेमे विश्वास करतेका मुझे अधिकार था। 

[अग्नेजीसे ] 

फॉरवर्ड, ३१-७- १९२५ 


२८४. पत्र: स्टेट्समेन को 


१४८, रसा रोड 

कलकत्ता 

३१ जुलाई, १९२५ 

आजके 'स्टेट्समैन ' मे 'सविनय अवज्ञा ” शीर्षकसे जो लेख निकला है, में यह 

पत्र उसके उत्तरमें भेज रहा हूँ। आशा है, आप इसे स्थान देनेकी कृपा करेगे। आपको 
देशमे सविनय अवज्ञाका वायुमण्डल तैयार करनेकी मेरी इच्छामे और यूरोपीय सपरमें 
दिये गये उस भाषणके इन ग्ब्दोमें कि “में सहयोगके' लिए मर रहा 'हूँ -- विसंगति 
दिखाई देती है। मैने यूरोपीय सघमें वह भाषण रहे जुलाईको विया था। “यंग 
इडिया ' गुरुवारकों प्रकाशित होता है और भे उसके लिए छेख उससे पहछे, शनिवारकों 
लिखता हूँ। आपने सविनय अवज्ञाका जो हवाला दिया है वह २३ जुलाईके 'यग 
इडिया ' में छपा है। मैने ये तारीखे इसलिए दी हैं कि आपको यह मालूम हो सके 


४८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
कि सविनय अवज्ञाकी तैयारीका खयार यूरोपीय संघमे दिये गये भाषणके वाद पैदा 


नही हुआ। 

मुझे सविवय अवज्ञाकी और सहयोगकी इच्छामे कोई विसगति नहीं दिखाई 
देती। आपको याद होगा कि मेने यूरोपीय संघमे यह बात एक पुरानी घटनाके सिर 
सिल्लेमें कही- थी। असहयोगके दौरेके जमानेमे एक अग्रेजने मुझे चिढाते हुए कहा था कि 
आप राग तो असहयोगका अलापते हे, किन्तु छठपटा रहे है सहयोगके लिए। मैने तत्काल 
उनसे कहा कि बेशक, बात ऐसी ही है और यह बिलकुल ठीक है। और मैं कहता 
हुँ कि मेरी स्थिति आज भी वही है। अन्यायका सविनय प्रतिकार मेरे नजदीक कोई 
नया सिद्धान्त या आचार-नियम नही है। इसमे मेरा विश्वास सदासे है और मैने इस- 
पर अपने जीवनमे सदा आचरण किया है। देशको सत्याग्रहके लिए तैयार करनेका 
अर्थ है अहिसाके लिए तैयार करना। देशको अहिसाके लिए तैयार करनेका अर्थ है, उसे 
रचनात्मक कार्येके लिए संगठित करना; और रचनात्मक कार्य और चरखा दोनो 
मेरे लिए पर्यायवाची शब्द हे। स्पष्ट ही आपका विचार यह जान पड़ता है कि मुझे 
असहयोग या सत्याग्रह क़रनेपर पछतावा हुआ है। यह बात हरगिज नही है। मैं अब 
भी पक्का असहयोगी हेँ। यदि में भारतके शिक्षितवर्गंको अपने मतका वना सकूँ तो 
में आज ही पूरा असहयोग घोषित कर दूँ। परन्‍्तु में ठहहरा अमछी आदमी। जो हकी: 
कत मेरी आँखोके सामने है, मे उसे देखता हूँ। में अपने कुछ अत्यन्त आदरणीय 
साथियोकों यह विश्वास करानेमे सफल नहीं हो सका हूँ कि हमने १९२०में जिस 
प्रकारका असहयोग शुरू किया था उससे वर्तमान अवस्थामे भी देशका हित-साधन हो 
सकता है। वह इसीलिए स्थग्रित है। परन्तु में आपसे यह हकीकत नही छिपा सकता 
कि यदि में अपने उन साथियोको फ़िर अपने विचारका कायछ कर सकूँ तो में जरूर 
ही काग्रेससे कहूँ कि वह फिर लड़ाईका शख फूँक दे। 

कमजोर रहते हुए में खुद सरकारसे स्वेच्छापूर्वक सहयोग करनेका इच्छुक 

नही हूँ; वह तो गुलामका-सा सहयोग होगा। में अपनी कमजोरी तसलीम करता 
हूँ; इसलिए केवल सहयोगकी इच्छा करके सन्तोष मान छेता हूं, और अपनी शक्ति 
बढ़ाकर उस इच्छाको पूर्ण करना चाहता हूँ। यदि में हिसात्मक साधनोंका कायल होता 
तो में उसे कभी न छुपाता और उसका जो कुछ नतीजा होता उसे भोग छेता। में 
देशसे पुकार-पुकारकर और असन्दिग्ध भाषामे कह देता कि इस देशको तबतक आजादी 
नही मिल सकती था उसके लिए सरकारसे तबतक सम्मानपुर्वके सहयोग करनेकी 
कोई गुंजाइश नहीं है जबतक वह अग्रेजी संगीनोंका मुकाबला अपनी संगीनोंसे करनेके 
लिए तैयार नहीं होता। परन्तु वात यह है कि में तो सगीनोंके सिद्धान्तमें विश्वास 
ही नही करता। में तो यह भी मानता हूँ कि दुर्भाग्यसे या सौभाग्यसे, यह सिद्धान्त 
भारतमे कदापि सफल नहीं होगा। सो इसके लिए एक दूसरे शस्त्रकी आवश्यकता है, 
ओर वह है सविनय अवज्ञा। 
, आपकी रायमें वह हिंसाकी ही तरह खतरनाक है, और यदि यही राय सरकारकी 
भी हो, तो उसे मेरी प्रवृत्तियोंपर रोक छगानी होगी, क्योकि मैं जेलसे छूटनेंके बाद 


पत्र: ' स्टेट्समेन ' को ४८१ 


निरन्तर अपनेको यथा देशको संत्याग्रहुके योग्य वनानेका उद्योग कर रहा हूँ। मे आपको 
अत्यन्त नम्नतापूर्वक सूचित करता हूँ कि यदि में अपने ऋन्‍्तिकारी मित्रोका पूर्ण सह- 
योग प्राप्त कर सकू--उनकी' प्रवृत्तियोकों पूर्णतं बन्द करा सकूँ और अहिंसाका 
सामान्य चायुमण्डछ उत्पन्न कर सकूँ तो में आज ही सामूहिक सत्याग्रहकी घोषणा कर 
दूँ और इस तरह सम्मानपूर्ण सहयोगका” मार्ग प्रशस्त करूँ। मे मानता हूँ कि में 
१९२१में ऐसा नहीं कर पाया था और जब मेने देखा कि चौरीचौराके छोगोने मुझे 
धोखा दिया है तो मैने सत्याग्रहको उसके आरम्मकी घोदणाके चोवीस घटेके भीतर 
ही मुल्तवी कर देने और उसके बाद उसके फलस्वरूप देशमे फैलनेवाले व्यापक 
निरुत्साहके परिणामोका जोखिम उठानेमे कोई झिझ्क नहीं दिखाई थी। 
और में जो हिन्दू-मुस्लिम एकता, चरखा और खादीकी लगातार इतनी रट 
लगाता रहता हूँ सो इसलिए कि सत्याग्रहके लिए आवश्यक अहिंसा समाजमे रूढ हो 
चुकी है, में इसका इत्मीनान कर छेना चाहता हूँ। में कवूछ करता हूँ कि मैने हिन्दुओं 
और मुसलमानोंमे अति निकट भविष्यमे एकताकी आजा छोड दी है। हाँ, अस्पृश्यता 
धीरे-धीरे परन्तु निश्चय ही मिट रही है और चरखा भी घीरे-बीरे परन्तु निदबय ही 
प्रगति कर रहा है। परन्तु इस बीच देशका निर्देयतापूर्ण शोषण तो तेजीसे जारी ही 
है। इसलिए में किसी-न-किसी तरहकी ऐसी कारगर व्यक्तिगत सत्याग्रहकी योजनापर 
विचार कर रहा हूँ जिससे इस दरिद्व देशके कष्ट कम न हो तो कमसे-कम उन छोगोको 
जिन्होंने अहिसाकों अपना सिद्धान्त मान लिया है, यह समझकर कुछ तसल्ली हो जाये 
कि उन्होंने अपनी तरफ देशको उस दासतासे छुडानेमे, जो सारी कौमको निःसत्व 
बना रही है, कोई वात नहीं उठा रखी है। 
मैं यह फिर कबूल करता हूँ कि अभी मेरे पास इसकी कोई योजना तैयार नही 
रखी है; क्योकि यदि रखी होती तो में उसे आपसे या देशसे न छिपाता। परन्‍्तु मेँ 
, आपके सामने अपने मनकी सारी चिन्तन-विधि रख रहा हूँ। मुझे शूत दिखावा करके 
अग्रेजोका सदुभाव प्राप्त करने या बनाये रखनेकी कोई इच्छा नही है। जिस तरह 
सरकार भारतके राजनीतिज्ञोके सामने शर्तें पेश करते समय अपने अस्तित्व और स्थायित्वकों 
सुनिश्चित करनेके लिए किसी किस्मका एहतियात बरतने या तैयारी करनेमे कसर नही 
करती, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा देश भी उस साधनकों अखर बनानेमें कोई 
कसर न रखे, जिसका प्रयोग वह उस समय कर सकता है जवकि सरकार उसकी 
इच्छाओकी पूर्ति न कर सके। 
आप जानते ही होगे (क्योकि अब वह पत्र-व्यवहार प्रकानित हो चुका है) कि 
देशवन्धुने डॉ० बेसेटके विधेयक सम्बन्धी घोषणापत्रपर दस्तखत नही किये हैं। उसका 
एक कारण यह था कि उसमें उस साधनके प्रयोगकी गुजाइश नही थी, जिसका प्रयोग 
विधेयकके अस्वीकृत किये जानेकी अवस्थार्मं किया जा सकता हो। वह साधन सत्याग्रह है। 
क्या आप यह पसत्द करेगे कि जब देशका सारा पौत्प नप्ड हो जाये और वह हिसा- 
. त्मक या अद्सात्मक किसी तरहके प्रतिकारके लिए सर्वया अयोग्य हो जाये तव कही 
जाकर ब्रिटिश सरकार सुलहकी बर्ते पेण करे या स्वराज्यदल या किसी दूसरे दलके 


२७-६१. 


४८२ संम्पुर्ण गांधी वाइमंय॑ 


प्रस्तावपर विचार करे? यदि बात ऐसी ही हो तो में आपको यकीन दिलाता हूँ कि 
कोई भी आत्माभिमानी भारतवासी ऐसी' गिरानेवाली शर्त स्वेच्छासे कबूछ न करेगा। 


आपका, 
* मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे ] 
स्टेद्समेंन, १-८-१९२५ 


२८५. भाषण : कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामे' 


३१ जुलाई, १९२५ 
महात्मा गांधीने जो इस सभाके अध्यक्ष थे, कहा कि विवंगत देशभक्तको जो दो 
चीजें बहुत प्रिय थी उनमें से एक थी हिन्दू-मुस्लिम एकता; वे निएछल भावसे, पुण्ण 
हिन्दू-मुस्लिम एकताके हामी थे। वे स्वदेशीके भी एक जबरदस्त हिमायती थे। जिस 
जमानेमें रसूल जीवित थे, वह जमाना अपेक्षाकृत पुराना था और में आप लोगोंकों 
उनका सन्देश सौजूदा जमानेकी भावगाकों सामने रखकर समझाना चाहता हूँ। 
१९२० में राष्ट्रके लिए जो कार्यक्रम तेयार किया गया था उसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता 
तथा स्वदेशी, दोनोंपर काफो जोर दिया गया था। किन्तु हमने इस दोनों चौजोको 
नया अर्थ दिया। हमने तब निर्णय किया कि इतना ही काफी नहीं है कि कुछ शिक्षित 
भारतीय ही कन्धसे-कन्धा मिलाकर चलें, साथ-साथ काम करें और सम्भवतः सामाजिक 
रूपसे भी आपसभे सिले-जुलें। उन दिनों हमे यह आवश्यक जान पड़ा कि उस 
सन्देशको जनंतातक पहुँचाया जाय। हम इस कार्यकों अभी आधा भी नहीं कर पाये 
है, सच तो यह है कि उसे प्रारम्भ भी नहीं किया गया है। सभी लोग हिन्दु-मुत्लिम 
एकता चाहते है, किन्तु वह केवल बातोसे नहीं मिल सकती। जब हिन्दु थोड़े-से भी 
प्रत्युपकार अथवा पुरस्कारकी इच्छा किये बिना सुसलभानोको सेवा करना सीख लेंगे 
और मुसलमान लोग भी उसी निष्कास भावसे हिन्दुओंकी सेवा करना सीलेंगे, तभी, 
केवल तभी हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित होगी। स्वदेशीका नया अर्थ यह नही है कि 
हम किसी वस्तुके--फर्ज कौजिये घड़ो या हार्मोनियमके--भिन्न-भिन्न पुर्जोको बाहरसे 
आयात कर लें और फिर यहाँ उनसे पूरी वस्तु तेयार करके उसे स्वदेश्ञीके नाभसे 
पुकारन लगें। अब स्ववेशीका अर्थ यह हो गया है कि बस्तुका प्रत्येक हिस्सा भारतम 
ही बनाया गया हो। हमारी समझमें अब यह बात आ गई है कि अगर हम स्वदेझीका 
विकास चाहते हे तो हमें सबसे पहले खहर अपनाना चाहिए। उसीमें स्वदेशीके 
सब पहलू सनिहित हे। शाब्दकोशके अनुसार स्वदेशोका यह आधुनिक अर्थ है और 
जबतक हम इस चीज --- खदर -- को नहीं अपना छेते तबतक अब्दुरंसुरूके प्रिय स्वप्नको 
हम साकार नहीं बना सकते। 


१. यह सभा अब्दुरंचछकी आठवी वरसीके अवसर॒पर एल्वटे हॉल्में भाधोणित की गई थी। 


भाषण : कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामें ४८३ 


महात्मा गांधीने भाषण जारी रखते हुए कहा कि मेने आज तीसरे पहर देखा 
कि चोरबागानमें सारबछू पेलेस नामक निवासस्थानके सासने सेकड़ों कंगालोंको भोजन 
दिया जा रहा था। यह दृश्य उन लोगोके लिए जो फलकत्ताक़े भूले लोगोमें हररोज 
भोजन बॉटनेका आयोजन करते है, न तो उत्कर्षकारी है और न सम्मानजनक ही। 
वे यही नहीं जानते कि वे कर क्या रहे है। वे इस बातसे अनभिज्ञ हे कि उनके 
इस अममूद्रक औदायंके द्वारा भारतको ऐसी हानि पहुँच रही है जो कभी पूरी होने- 
वाली नहीं है। जिन स्त्री-पुरषोंकों भोजन दिया जा रहा है उनमें से एक भी व्यक्ति 
अपाहिज नहीं है। इन भोजन करनेवालोके हाथ-पर उतने ही अच्छे है जितने इस व्यव- 
स्थाकों करनेवालोके।. क्या उनका खयाल है कि जो छोग अपनो आजीविकाके लिए 
काम कर सकते है, उन्हे खाना खिलानेमें कोई पुण्य है? जो लोग इसे पुण्य समझते 
है उनसे मेरा सतभेद है। उन्हें य्रोपोय लेखकों ढ्ारा अज्ञानवश या नासमझीके कारण 
कभी-कभी दिये गये प्रभाणपत्रसे हथित न हो जाना चाहिए कि भारतमें अनाथारूय 
जसी कोई चोज है हो नहीं। इन यूरोपीय लेखकोका विश्वास है कि भारतमें गरीबों 
और भूखोंको भोजन देनेकी स्वसंगठित प्रणाली है जिसके फलस्वरूप अनाथालय खोलने 
था चलानेकी जरूरत ही नहीं रहती। यह कथन आंध्षिक रूपसे ही सच है और इस 
प्रणालीसे भारतका कोई हित नहीं हुआ है। हम आज निठल्लोंको भोजन दे रहे हे। 
उनमें से कुछ तो चोर हैे। यदि यह प्रथा आगे भो जारी रही तो मुझे इस अभागे 
देशका भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आता। इसलिए हमें इस प्रथासे सावधान हो जाना 
चाहिए। मेने ये बातें परोपकारियोकी आलोचना करनेके लिए नहीं कहीं हे। क्या 
ही अच्छा होता कि वे मेरी सुननकों तंयार होते। तब में उनसे कहता कि आप 
अपनी परोपकारिताको इस प्रकार यरूत ढंगसे प्रयुकत न करें बल्कि उन स्त्री-पुरुषोंको 
कुछ काम दें। क्‍या आपने कभो इस बातपर गौर किया है कि ये लोग बेकार क्यो 
हें? भारतके रास्तों लोग अपना समय व्यर्थ ही ज्ञ्यो खो रहे हैं? भारत वक्‍तकों 
यों ही बरबाद करनेवालोका राष्ट्र नहीं है। यवि ऐसा होता तो हमारा राष्ट्र कबका 
समाप्त हो गया होता। हकीकत यह है कि उनके लिए पर्याप्त काम ही नहीं है 
और इसलिए हमारा यह झावदार मुल्क हमारी अज्ञानताके कारण, हसम सच्चो देशा- 
भव्तिके अभावके कारण ऐसे लोगोंका समुदाय बढ़ा रहा है जिसका खेतोकी उपजपर 
गजारा नहीं हो सकता। इसलिए इसका उपाय यह है कि उनके लिए आजीविकाके 
साधन उपलब्ध किये जायें। चरखेसे अधिक अच्छा आजीविकाका साधन इन लाखो 
लोगोके लिए अन्य क्या हो सकता है? इसलिए यदि भारतके शिक्षित लोग जनताको 
होन बनानेबाली गरीबीकों दूर करना चाहते हे तो उन्हें नित्य कमसे-कम आधा घंटा 
चरखा स्वयं काततना चाहिए। 

| अग्रेजीसे | 
फॉरवर्ड, १-८-१९२५ 


परिश्षिष्द 


परिशिष्द १ 
सरदार जोगेन्नसिहका पतन्न 


इघर कुछ वर्षोते जिन मसलोंसे रात-दिन आपका दिलोदिमाग जूझता रहा है, 
उन्हीके बारेमे आपको कुछ लिखते मुझे सकोच होता है। में सचमुच ही ऐसा मानता 
हैँ कि उत्तके वारेमे आपको कोई राय देनेका मुझे शायद हक नही है। अगर है भी 
तो सिर्फ इस विनापर कि गाँवोंकी जिन्दगीसे मेरा सम्पर्क बहुत पासका रहा है। असल 
भारत तो गाँवोमे ही बसता है और गाँवोंके जीवनकों में जितना जानता हूँ, उतना 
चल्द ही राजनीतिज्ञ जानते होगे। हो सकता है कि गाँवोंके उद्गार सुनने-समझनेंसे 
आपको यथार्थकों समझनेमे कुछ मदद मिले। 

में कई बरस पहले छाहौरमे श्री पादशाहके साथ आपसे मिला था। हम छोगोने 
चरखा और शक्ति-चालित मशीनोके आथिक पहलूपर चर्चा की थी। में आपकी रायसे 
सहमत नहीं हुआ था। और आज भी मेरा वही खयारू है कि मानव-प्रकृति अपने- 
आपसे, आसपासके वातावरणसे और भव तो सारे संसारमें व्याप्त वातावरणसे ऊपर 
उठकर उसके विरुद्ध काम करनेमे समर्थ नहीं हो सकती। में इतना जरूर मानता 
हैँ कि यदि कभी मानव-प्रकृतिको दिव्य प्रकाशकी झलक मिल जाये तो उसके लिए 
सरकू जीवन और उच्च विचार ही मानवीय सुखका सबसे सच्चा मार्ग है। मेरी 
समझमें यह वात भी आती है कि छोग जिन चीजोको नापसन्द करते है यदि वे 
उनसे असहयोग करना और कष्ठ-सहनकों स्वीकार करना सीख ले तो वे अपनी इच्छा- 
को प्रभावपूर्ण वना सकते है, एक ऐसी झक्ति अपने अन्दर पैदा कर सकते हैँ जो 
सबको झुका दे और जिसमे विनाश और विध्वसका कोई जोखिम भी न रहे, जैसा 
कि युद्धो और क्रान्तियोके बाद दिखाई पड़ता है। 

ईद्वरने आपको एक सन्देशके प्रचा रका काम सौपा है। वह सन्देश है शान्तिको 
सुनिश्चित वनानेवाछा, सदभावनापर आधारित स्वतन्त्रताका सन्देश; मानव-सम्यताको, 
आज वृह अपने अन्दर अपेक्षित शीकू और नैतिक सयम पैदा किये विना, प्राकृतिक 
शक्तियोका अधाघुध उपयोग करते जानेके जिस आत्मघातक रास्तेपर चल रही है, उससे 
वचानेका सन्देश। प्राच्य देशोमे तो अनादि काछसे शीरू और नैतिक सयमकी इस 
आवश्यकताको आधारभूत आवश्यकता माना जाता रहा है। आप अपने सन्देशका प्रचार 
करते रहे। काछ उसे कभी-त-कभी जनताके हृदयमे उतार ही देगा। मातृभूमिके 
प्रति आपका प्रेम आपको प्रेरित करता है कि आप अपने सिद्धान्तोके जरिए वर्तमान 
तात्कालिक समस्याओके हक मिकालनेका प्रयास करे। आपको इस वातपर भी राजी 


परिशिष्ट ड्टप्‌ 


मे हज है कि आप दूसरे छोगोंको समझौतो और करारोकी नीतिपर चछकर 
मी दिल ही 20%: 08 तनिक भी कही झुके विना सत्यके अनुशीरूनका 
कट्टरपथी मार्ग अपनानेकी वजाय समझौते और करारोका रास्ता कही ज्यादा पसन्द 
बाता है। वे एक हम्वें अर्सेसे किसी एक सर्वसम्मत योजनाके आधारपर छोगोक़े 
व्यक्तिगत स्वार्थोकों हछ करके उनको एकजुट करनेकी कोणिग करते आ रहे है और 
सोचते है कि विधानसभाजओमें छगातार वाधाएँ खड़ी करते रहकर स्वराज्य हामिल 
कर छिया जायेगा। यों इन कोणिशोको शुरूसे ही असफलताका मुँह देखना पड़ा है 
किन्तु मुझे नहीं छयग॒ता कि इससे उनका भ्रम दूर हो सका है। जो भी हो, आपका 
धर्म तो यही है कि आप अपने मार्गपर चलते रहे, आप और वे ज्यादा दुरतक 
साथ-साथ नहीं चकछ सकते। आपके निकट सबसे महत्त्वपूर्ण काम है आपका अपनी 
सारी अक्तिको मूलभूत प्रइनोमे छगाना। आप दुनियाकों दिखा दे कि असहयोग सार- 
रूपमे सहयोग ही है और सैत्य-गक्तिसे कही अधिक सब है। न्याय-प्रिय व्यक्ति 
सहिष्णुता और सद्भावसे प्रेरित होकर विरोधियोमें समझदारी और विवेक जगानेकी 
खातिर स्वयं कष्ट-सहनको स्वीकार करके अन्यायकी पराजित करनेके लिए जो सह- 
योग करते है, वही असहयोग है। भारतको इसकी जरूरत है, लेकिन भारतसे कही 
ज्यादा यूरोपकफो; और सच तो यह है कि सारे ससारको इसकी जरूरत है। यही एक 
चीज है जो लीग ऑफ नेजन्स ' को, उसके इरादेको कामयाव वनानेकी शक्ति दे सकती 
है। यही एक चींज है जो जस्त्रहीन राष्ट्रोको उतकी गरिमा और प्रतिप्ठा वनाये 
रखने और अपने महत्त्वको सुरक्षित रखनेकी शवित प्रदान कर, सकती है और यही 
एक गति है जो बान्ति और सुरक्षाकी परवाह न करके अपना सिक्का जमानेकी 
धुनमे होड लगाते हुए राष्ट्रोंकी आँखोके आगेका वह अन्यकार दृर कर सकती है जो 
उनको युद्धोंके गत॑मे ढकेल देता है। नया विश्व इस नूतन सन्देशकी राह ताक रहा 
है। ईब्वरने आपको जितनी भी शक्ति दी है, उस समूची शक्तिके साथ इस सन्देशका 
उदधोप कीजिए। 

भोजनकी समस्या भी उतनी ही अहम है जितनी कि शान्तिकी समस्या। आपने 
अपने ध्वजपर चरखा अकित करके छोटे-बडे सभी राप्ट्रोकी आर्थिक स्वाधीनताके 
प्रतीककों सर्वोच्च स्थान दिया है। शारीरिक सुखों, भौतिक वैभव और असीमित उत्पा- 
दनके लक्ष्यके पीछे आँखें मूंदकर वेतहाशा भागते-फिरनेंसे मानवकों सुख नहीं मिलेगा। 
ये चीजें तो मानवकी लिप्साकी अग्निकों और अधिक प्रज्वलित कर देती हैँ। हर 
परिवारकों अपनी जरूरतके छायक ही पैदा करना चाहिए और जिन जरूरी वस्तुओंका 
उत्पादन वह स्वय नहीं कर सकता, उनको उसे अपने पास-पडोसके क्षेत्रोंसे हासिल 
करना चाहिए। व्यापारको वस्तु-विनिमयका रूप दीजिए, उसे एक राप्ट्र द्वारा दुसरे 
राष्ट्रोके अन्यावुन्ध गोपणका, ऐसी सगठित प्रतियोगिताका, रूप मत लेने दीजिए, जिसका 
नये सिरेसे विश्वके आथिक सम्बन्बोके उदारतापूर्ण समायोजनके बिना असफल होकर 
रह जाना एक निदिचित वात है। आप अपने अमलमे चरखेको एक प्रतीकके स्पमे ही 
रखिए। उसे गाँवोंके आधुनिकीकरणका प्रतीक वनाइये। हमें गाँवो्में विद्युत-गक्ति 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पहुँचाकर, कपडेंकी बुनाई, जलूकी व्यवस्था, तेछ निकालने और ऐसे हजारों अन्य 
उद्यमोंमे उसका उपयोग करना चाहिए। हमारे घने बसे गॉवोंमे इनकी बडी जरूरत 
है। विद्युत शक्तिका उपयोग हमे गॉवोंके लिए पर्याप्त भोजन और वस्त्र जुटानेमे 
करना चाहिए। आप इस बातसे बिलकुल ही बेखबर कैसे हो सकते है कि कोई 
भी देश अब इस नये युगके प्रभावसे सर्वथा अछूता नहीं रह सकता। यह नया युग 
आदइचयेंजनक करतबो और यन्त्रोंका युग है और अब इसे नित-तये आविष्कार और 
मानवीय प्रकृति दोनों मिलकर सचालित कर रहे है। आप गाँवोंके कार्यकर्ताओको 
गाँवोंमे ही नये-नये आविष्कारोसे, नये-नये यन्त्रोसे छैस कर सकते है, मानवीय प्रकृतिको , 
अधिक उदात्त बनानेके लिए आप उनमे एक आध्यात्मिक सेवाभाव सचरित कर सकते 
है और अनेक सदियोतक प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी भारतको सीधा खडा रहने 
योग्य बनानेवाले आद्शों और परम्पराओको जीवन्त बनाये रखनेंके लिए कथाओकी 
पुरानी पद्धतिको पुन अपनाकर आप कर्म, प्रेम और श्रमके आचार-नियम उनके मनमे 
बैठा सकते है। 

आपने जिन समस्याओंके हरूका बीडा उठाया है उनमे सबसे प्रधान है -- हिन्दुओ 
और मुसलमानोंके बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना। मुझें पूरा यकीन है कि हृदय 
और बुद्धिमे महान मैत्रीभावको आप अग्रेजोंतक विस्तृत रखना चाहते है। मेरा खयाल 
है कि आप अपने तई स्वय सहमत न होते हुए भी समझौतो और राजनीतिक दृष्टिसे 
की गई सुलहोकी कामयाबीकी गृजाइशके वारेमे सोचने छगे हें और आप इस बातपर 
सहमत हो गये है कि आपके मित्रगण अपने-अपने तरीकोको इस्तेमाल करके देख 
ले। वे लोग इस मामलेमे नाकामयाब हो चुके है, इसलिए अब आप उनसे कह सकते 
है कि वे आपको अपने ही तरीकेसे काम करने दे। हो सकता है कि जनता आज 
आपके पीछे न चले, पर अन्तमे सत्यकी ही विजय होगी। आप अपना एक मूर्ते 
उदाहरण पेश करके लोगोंमे सौहार्द और समझदारीका दीप जला सकते हूँ और स्वय 
एकताकी भावनापर अमछ करके एकता पैदा कर सकते हे । इससे अधिक कुछ करना 
तो किसी भी मनुष्यके वशमे नहीं है। अवसरवादी हिन्दू और मुसलमान मुँहंसे तो 
एकताकी बात करते है, किन्तु यह तोता-रठन्त ही है; उनका वास्तवमे इसपर कोई 
विश्वास नहीं है। ऐसे छोगोके मतमे कभी एकताकी भावना नहीं आयेगी। वे शक्ति 
और पद हंथियाना चाहते है। ऐसे छोगोको आप उनके मनकी अन्ध गुहाओमे ही 
रहने दीजिए, जिनमे युगॉ-युगोसे अधेरेका ही राज है। फूंट पैदा करनेवाली बातोकी 
छानवीन करके उनके कारणोंको दूर किया जाना चाहिए; धर्मेके नामपर प्रचलित 
अन्च-श्रद्धाओंका निराकरण किया जाना चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानोके बीच खान- 
पानकी छुआछूत मिटाइये, मुसलमान यदि यही चाहे तो उनको गायकी कुरवानी देने 
दीजिए, यदि वे मन्दिरोंकों सचमुच अपवित्र करना चाहे तो मन्दिरोके ढ्वार खोल 
दीजिए। मन्दिरोके द्वार खोलकर मित्रोके रूपमे उनको आमन्त्रित कीजिए और वे 
जहाँ भी अपने घाभिक जुलूस ले जाना चाहे, उन्हे ले जानें दीजिए और पीपछके 
वृक्षोको काठने दीजिए। हिन्दुओको यह सब बर्दाबत ही नही करना चाहिए, बल्कि 


इन जुलूसोमे स्वयं भी शामिल होना चाहिए। मुसछमानोको भी चाहिए कि वे 
हिन्दुओको उनकी इच्छानुस्ार शख बजाने और ध्वजाएँ लेकर चलनेकी आजादी दे। 
मुसल्मानोको इकवालके ये शब्द सदा याद रखने चाहिए “ये दोनो एक वडी हूम्बी 
मजिलके हमराही है और दोनो रातके अधेरेमे भटक गये है।” 

इतना कीजिए, वाकी सब अपने-आप हो जायेगा। इस कामकी जरूरत गाँवोमे, 
मन्दिरोमे, मस्जिदोमे और शहरोंमे ---उन सभी जगहोपर है जहाँ कुछ अधिक सदु- 
भावनापूर्ण लोग मिल सकते हो। इस बातकी मुनादी फिरवा दी जानी चाहिए कि 
अब आगेसे हम इन वातोकों लेकर आपसमे नहीं छडेगे और हिन्दू अपने मन्दिरों 
तथा मुसकूमान अपनी मस्जिदोके द्वार एक-हुसरेके लिए खोल देगे और दोनों एक- 
दूसरेके त्यौहारोंमे खुलकर हिस्सा छेगे। 

राजनीतिक समस्या महत्त्वपूर्ण तो है, लेकिन इससे कही अधिक महत्त्वपूर्ण है 
जनताकी जरूरते पूरी करना, उनकी सेवा करना। एक मौसम हल चलानेका होता 
है, एक वीज वोनें और फिर एक फसल काटनेका होता है। बुरे ढगसे खेती करने- 
वाला किसान अपने खेतको गलत ढगसे जोतता-बोता है और फिर जब कंठाईके 
वक्त खेतमे जाता है तो रोता है। कुशल किसान बडे घीरजके साथ वार-बार जुताई 
करता है और बडी भरी-पूरी फसल काटता है। हम अभी जुताईके मौसममे ही हैं। 
हमे ज्यादा अच्छी शिक्षा, अधिक भोजन, ब्रेहतर मकानो और अधिक वडे पैमानेपर 
जातियों तथा धाभिक आस्थाओके हेल-मेलकी जरूरत है। यदि आधुनिक उपकरणों 
और साधनोको पूरी तौरपर मनुष्यके वश्मे रखकर त्रियन्त्रित किया जाये तो उनसे 
खेतीके उत्पादनमे और मनुष्यको नैतिक एवं शारीरिक रूपसे अधिक उन्नत बनानेमे 
बडी सहायता मिल सकती है। इस दिशामे भी कुछ काम कीजिए। विद्युत-शक्तिको 
झोपडियो और मकानों और खेतोमे मानवकी सेवामे लगाइए और हर मनुष्यको 
परिपक्व होनेमे मदद दीजिए। प्रेम, आत्म-निर्णयं औरे स्वतन्त्रताके अपने सन्देशका 
खूब प्रचार कीजिए। मानव ही अपने भाग्यका विधायक है और जब वह इस सत्यको 
अनुभूति कर छेगा तब सभी तात्कालिक समस्याएँ सरलतासे अपने-आप हल होती चली 
जायेगी। मैने यह सुझाव सिर्फ इसलिए रखे हैं कि आपको यह समझने आसानी 
पड़े कि जनताकों जरूरत किस चीजकी है, इसलिए नही कि में इन चीजोके बारेमे 
कोई बहुत अधिक ज्ञान रखता हूँ। राजतीतिकी खूबी यह है कि वह अकसर 
सत्यपर एक रहस्यका आवरण चंढा देती है और इस प्रकार स्थायी तथा प्राथमिक 
महत्त्वकी चीजोकी अपेक्षा अस्थायी तथा महत्त्वहीन चीजोको अधिक उभारकर पेश 


कर देती है) 
बंग इंडिया, २५-६-१९२५ 


परिद्विष्ठ २ 
बी० सी० चढर्जीका पत्र 


३-७-१९२५ 
सम्पादक, 


यंग इंडिया, 
महोदय, 

आपने हालमें घोषणा की है कि भविष्यमे देशवन्धुके फरीदपुरके भाषणकों आधार 
मानकर ही कार्य किया जायेगा। इस घोपणासे लोगोके हृदयोमे आशा और प्रेरणाका 
संचार हुआ है। कारण यह कि घोषणामे यह बात स्पष्ट दिखाई पडती है कि आपने 
देशके सभी कार्यकर्त्ताओँंको फिरसे एक मचपर खड़े होनेकी दावत दी है। फरीदपुर 
सम्मेलतके अध्यक्षीय भाषंगमें यह महान्‌ उद्देश्य बडे ही स्पप्ट रूपमे सामने रखा गया 
था। उस भाषणकी आपके द्वारा ताईद किये जानेका अर्थ यही छरगाया जा सकता 
है कि आप उस उद्देश्यको स्वीकार करते हैँ। में अपनी बात थोडी स्पष्ट कर दूँ। 
देशबन्धुनें अपना यह सुविचारित मत समभीको जता दिया था कि यदि सरकार मुडीमैन 
कमेटीके अल्पमत द्वारा की गई सिफारिशोंपर अमल करने रंगे और वगाल आडिनेसके 
अधीन नजरबन्द किये गये लोगोको रिहा कर दे तो अच्छा यही रहेगा कि देश 
“ सुधारो ' को स्वीकार कर छे। उन्होंने अपनी इस एक घोषणासे-ही स्वराज्य दल और 
अन्य राजनीतिक दलोंके बीच मतभेदोकी गुजाइश खतम कर दी है। समूँचा ' लिबरल 
दल (उदारपथी दल), और सच कहें तो सुधारोंमे विश्वास करनेवाले वे सभी लोग 
जिनमे भात्म-सम्मात और देशाभिमानकी भावना है, तवतक माँटेस्यू चेम्सफोर्ड 
योजनासे अपनेको अछूग रखनेके लिए वचनवद्ध हैँ जबतक कि सरकार अल्पमत 
द्वारा तैयार की गई रिपोर्टको वैधानिक रूप देकर उसे लागू नहीं कर देती। क्योकि 
उस रिपोर्टके पीछे उन लोगोका व्यावहारिक अनुभव है जिन्होंने 'सुधारो' को पूरी 
ईमानदारीके साथ क्रियान्वित करनेमे अपनी छोकप्रियताकों बरकरार रखनेकी भी कोई 
परवाह तहीं की। और दूसरी चीज यह है कि भारतीय कहछानें योग्य कोई भी 
व्यक्ति 'बगाल आडिनेस' जैसे कानूनका कष्ट भोगते हुए ग्रेट ब्रिटेबके साथ सहयोग 
करनेकी बात मनमे नहीं छा सकता। मतमेदोंके बावजूद आपके प्रति हादिक श्रद्धा 
व्यकतत करनेवाले समस्त राष्ट्रवादी भारतीयोकी ओरसे, में अपने अन्तरकी पुकार और 
उत्कट भावातिरेकके साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि जाप अपनी स्वाभाविक 
स्पष्टवादिताके साथ सारे देशको स्पष्ट बतला दे कि सरकार यदि वास्तवमे देशबन्बुके 
दोनो सुझावोंको क्रियान्वित कर दे तो आप 'सुघारो का समर्थन करेगे या नहीं। 

आपका स्वीकृति-सूचक उत्तर आपके अपने व्यक्तित्व और भारत देशके भाग्यके 
इतिहासमें एक सर्वथा नवीन और, भुझे कहनेकी' अनुमति दीजिए कि, एक अधिक 


परिशिष्ट ४८९ 


महत्त्वपूर्ण अध्यायका सुत्रपात करेगा। उसके परिणामस्वरूप आपके ध्वजके नीचे समचा 
भारत आ खड़ा होगा; सभी स्वराज्यवादी, लिवरलूपन्थी तथा राष्ट्रवादी, वास्तवमें 
भारत माताके सभी सपूतत मिलकर आपके उद्देश्यके प्रति सच्चे रहनेकी एक बार 
फिर प्रतिज्ञा करेगे। इसमे यदि कुछ लोग पीछे रह भी जायेगे तो वही जो चाँदीके 
चन्द टुकड़ो या कुछ तमगोके लिए अपने भाईयोंका साथ छोड़ सकते हैं। इतिहासने 
ऐसे व्यक्तियोंको कभी नहीं गिना और न वह कभी गिनेगा ही। आप अपनी एक 
ही घोषणासे ग्रेट ब्रिदेत और एकताबद्ध भारतके बीचकी मौजूदा स्थितिको स्पप्ट कर 
देगे; आप स्पष्ट कर देंगे कि भारतके लिए उत्तरदायी शञासनकी व्यवस्था करनेके 
प्रश्नपर कौन-सा पक्ष अधिक सच्ची भावनासे काम कर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन सचमुच 
ही भारतको उत्तरदायी भासनके मार्गपर आगे बढाना चाहता है या वह अपने जी 
हुजूरोंको ही तरह-तरहसे पुरस्कृत करना चाहता है? फरीदपुरमे दिये गये देशवन्धुके 
अन्तिम सन्देशकी आपकी इस पुष्टिके फलस्वरूप पुन” एकत्ताबद्ध हुए देशभक्तोंके आगामी 
सम्मेलनके मचसे आप इसी एक प्रश्तनका उत्तर सरकारसे माँगेगे। ग्रेट ब्रिटेतकी ईमान- 
दारीकी कसौटी यही होगी कि वह मत्रियोंके मार्गमे आडे आनेवाली छोटी-मोटी बाघा- 
ओंको दुर करने और एकता-बद्ध भारतकी विना मुकदमे तजरबन्दोकी रिहाईकी माँगों 
पर कितनी तत्परतासे अमल करता है। और आपके नेतृत्वमें चलनेवाले हम लोगोंकी 
सत्यनिष्ठाकी कसौटी यह होगी कि इस्लेड द्वारा भारतकी दोनों माँगे स्वीकृत होनेके 
वाद हम सुधारों” को क्रियान्वित करनेमे कितना हादिक सहयोग देते है। 
कृपया उन लोगोंकी बातोपर कान मत दीजिए जो प्रतिष्ठाकों छेकर लम्वी- 
चौडी बाते करते हें। मुझे यकीन-सा है कि आपके कुछ अनुयायी आपसे कहेगे कि 
आप इस्लेंडके सामने कोई प्रस्ताव न रखे, क्योकि उससे आपकी प्रतिष्ठापर आँच 
आयेगी। परन्तु मुझे आपपर पूरा भरोसा है और इसीसे मे आाइवस्त हूँ कि व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठाका प्रइन --जो अहम्मत्यतासे पीडित इस देशके लिए एक अभिगाप है--आपके 
सीधे-सच्चे जीवन-पथको कभी मोड नहीं सकता, न मोड पायेगा। अन्तमे में एक वार 
फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस्छेडको अपनी ईमानदारी सिद्ध करने और 
भारतको अपनी खोयी हुईं एकता पुन प्राप्त करनेका यह एक अवसर अवश्य दें। 
बी० एस० चर्ट्जी 


यंग इंडिया, ९-७-१९२५ 


परिशिष्ट ३ 
डब्ल्यू० एच० पिटका पत्र 


प्रियवर श्री गाघी, 


में आपको एक हरूम्बा-सा पत्र छिख रहा था कि तभी डाकिया आपका १६ 
तारीखका पत्र लेकर आया। पत्रके लिए धन्यवाद ! आपका बडा सौजन्य है कि आपने 
बंगालमे अनेक और इतने महत्त्वपूर्ण कॉमोमे व्यस्त रहते हुए भी मुझे पत्र लिखनेका 
समय निकाह लिया। 

१. मुझे श्री केलप्पन नायरके नाम आपके उस तारकी प्रति मिल चुकी है, 
जिसमें आपने उनको वाइकोम मन्दिरके केवल पूर्वी द्वारपर धरना देनेंकी सलाह दी 
है। में उसीके बारेमे आपको लिख रहा हूँ। मेरा खयाल था कि आपने पूरी स्थिति- 
को और मेरे सुझावकों गलत ढेंगसे समझा है, परन्तु आपके पत्रसे मेने देखा कि 
आपने उक्त सलाह अपने सामने मौजूद सभी तथ्योपर पूरी तरहसे विचार करनेके 
बाद और अपने तईं कुछ समुचित कारणोसे ही दी थी। 

२. आप चाहते हैँ कि सरकार सडकोके उपयोगके वारेमे एक बिल्कुल ही स्पष्ट 
घोषणा करे। आपको शायद यह मालूम नहीं है कि त्रावणकोरमे सम्रादकी ओरसे 
एक प्रर्यापन पहले ही जारी किया जा चुका है और उसे कानूनी सत्ता प्रदान की 
गई है। उसमे सभी सार्वजनिक सडकोंको महाराजाकी प्रजाके लिए समान रूपसे सुलम 
/ घोषित किया गया है। वह प्रस्यापन विस्तारित किया जा सकता है अथवा नही या 
न्‍्यायालयोने कृभी भी प्रामाणिक तौरपर उसकी व्याख्या की है अथवा नही, यह बात 
सन्दिग्ध है। बडे-बडे कट्टर सनातनी लोग अब न्यायारूयमे जाकर एक ऐसा आदेश 
निकलवानेकी कोशिश करनेकी बाते कर रहे हे कि वाइकोम मन्दिरके आसपासकी 
सभी सडके अवर्ण हिन्दुओके लिए बन्द कर दी जाये। में समझता हूँ कि उन्होने ऐसा * 
किया तो उनको सफलता नहीं मिलेगी और इस प्रदनका सदाके लिए निबटारा हो 
जायेगा और जो भी हो, मेरी अपनी जानकारीके मुताबिक तो अभी दूसरा कोई 
प्रद्यापत जारी होनेकी सम्भावना नहीं है। और खुद में इसकी आवश्यकता भी नहीं 
समझता । 

३ एक मुद्दा और है। इसका मेने अभीतक आपसे उल्लेख नही किया है, 
मगर आपको इसपर गौर करना चाहिए। त्रावणकोरके अधिकारियोको इस बातका 
ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि राज्य जिस धर्मकों मानता है उससे सम्बन्धित पर- 
म्परागत पूजा और विधियोका काम विना किसी बाघाके विधिवत्‌ सम्पन्न हो। वास्तवमे, 
कुछ अधिकारियोने वचन दे रखा है कि यदि मन्दिरको जानेवाली सडकोके इस्तेमालके 
बारेमे कुछ हेरफेर कर दिया जाय तो भी उनके कारण सार्वजनिक पूजामें कोई 


परिशिष्ट ४९१ 


व्यवधान उपस्थित नहीं होगा। फिलहाल इस वचनको पूरा करनेमें कुछ कठिताईका 
सामना करना पड़ रहा है और सचमुच यह वचन अभी हर मायनेमे पूरा भी नहीं 
किया जा सका है। यदि थोडा और समय मिले तो अधिकारी छोग सभी कठिनाइयों 
पर पार पा छेगे, छेकिन उनको सावधान रहना पडेगा और फूँक-फूंककर ही कदम 
आगे बढाना होगा। 

ऐसी कोई कारवाई करनेका तो प्रइन ही नहीं उठता, जिससे सार्वजनिक पूजामे 
आम तौरपर कोई वाघा खडी हो जाये। पूर्वी मार्गपर आपके स्वयसेवकोके अधिकारकों 
लेकर तो वे सनातनी हिन्दू भी खतरा महसूस करने लगे है जो इस वातपर सहमत 
हो गये थे कि स्ववसेवक जहॉतक आगे बढ चुके थे, वहाँ बने रहे। पूर्वी द्वारमे 
प्रवेश करनेकी आपकी इस मूक घमकीसे अंधिकारियोकों भी परेशानी हो रही है! 
अधिकाश लोग इस वातको स्वतः सिद्ध मानते है कि आप वहाँ प्रवेश करनेमे पूर्णत' 
समर्थ है, लेकिन भागे वढना तो क्या, आगे वढनेकी धमकी देनेका भी मह उपयुक्त 
भवसर नही है। 


में निस्सकोच भावसे स्पष्ट कह सकता हूँ कि पूर्वी मार्गपर धरना देना 
आपके अपने लक्ष्यके लिए अत्यन्त हानिकारक होगा और मे पूरे आत्मविश्वासके साथ 
कहता हूँ कि अधिकाश स्थानीय छोकतन्त्रवादी लोग और सभी अवर्ण हिन्दू नेता 
मेरे इस कथनका समर्थन करेगे। अधिका रियोको श्ञान्त वातावरणकी जरूरत है, क्योंकि 
ऐसे ही वाताबरणमे वे उन सनातनी हिन्दुओके साथ सफलतापूर्वक निवट सकते हू 
जिनको अपने धर्म या समुदायके हितोंपर आँच आती दिखाई दे रही' है। ऐसी हर 
चीज, जिससे वातावरणमे अविश्वास फैलनेंकी सम्भावना है, प्रगतिके मार्गमे वाघक है, 
मैं आपकी इस वातकी कद्र करता हूँ कि सिद्धान्त और अनुणासनका तकाजा है कि 
स्वयसेवकोकों पीछे नहीं हटना चाहिए, परन्तु मुझे इस वातपर गका है कि क्‍या 
मुट्ठीभर स्ववसेवकोके तैतिक धर्मंकों वीस छाख अवर्ण हिन्दुओके हिंतोसे अधिक मत्त्हव 
देना चाहिए। इसे देखते हुए, में आपके सामने ये मुद्दे रख रहा हैं 

(१) कि पूर्वी मार्गके धरनेंसे अधिकारी लोगोंको सनातनी हिन्दुओको शान्त 
करनेमे कठिनाई महसूस होती है। 

(२) कि अधिकारी लोग हिन्दुओके विशाल वहुमतको अपने साथ छिये विना 
कोई भी कदम नहीं उठा सकते और न वे उठायेगे ही। 

(३) कि यदि क्लाप स्वयसेवकोको पीछे हटा छे तो प्रगति सुगम हो जायेगी 
और में कहुँगा कि आप कृपया इस वातपर गौर करे कि क्या आपके विचारसे स्थानीय 
रूर /ट#/// पर कब्जा वनाये रखना आप अभी भी जरूरी समझते हे ? क्या आप 
स्थायी धरनेंकों वापस लेकर मन्दिरके पूर्वमे सभी प्रदर्शनोको वन्द नही करा सकते ” 

देवस्वोम कमिश्नर, श्री आर० कृप्ण पिल्ले मन्दिरोवाले अन्य स्थानोके सनातनी 
हिन्दुओके साथ वातचीत कर रहे है। उनको विद्वास है कि यदि वातावरण बान्त 


४९२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


रहा तो वे उनको कमसे-केम सार्वजनिक उपयोगकी आम सडकोके इस्तेमालपर केवल 
अपने ही अधिकारके दावेसे विरत कर ही छेगे। 


सादर, 

हृदयसे आपका, 

अग्रेजी पत्र (एस० एन० ११०९९) से। 

परिशिष्ट ४ 

के० केलंप्पनका पत्र 

सत्याग्रह आश्रम 
वाइकोम 
१८ जून, १९२५ 


प्रियवर महात्माजी, 


फर्स्ट क्छास (प्रथम श्रेणी)के मजिस्ट्रेट और पुलिसके असिसस्‍्टेट सुपरिटेंडेट 
(सहमअघीक्षक) देवस्वोम अधिकारियोके साथ यहाँ पहुँच गये है। उनका कहना है कि 
यदि मैं सत्याग्रह वन्द कर दूँ तो वे विवादग्रस्त मार्गोमे से आधे मार्गोकों (सलूग्न 
मानचित्र देखिए) ' सार्वजनिक घोषित करनेके लिए तैयार है। हम इस हलको स्वीकार 
नही कर सकते, क्योकि यह वास्तवमे कोई हल ही नही है। वाइकोमके मन्दिरोके 
इन मार्गसि तो हमें कभी कोई निस्वत ही नहीं रही। हम तो एक सिद्धान्तके लिए 
लड रहे हे। हम तो शुरूसे यही कहते आ रहे हे कि किसी भी व्यक्तिको अन्त्यज 
होनेके आधारपर सार्वजनिक मार्गेके उपयोगसे वचित नहीं किया जाना चाहिए। अब 
क्राधे मार्गोकों उनके लिए बन्द रखकर सरकार सचमुच इसी मतको पुष्टि करेगी 
कि एक जाति-विशेषके लछोगोंके लिए कुछ मार्ग वनद किये जाने चाहिए। सत्याग्रह 
बन्द करनेंका अर्थ यही होगा कि हम उसी पुराने सिद्धान्तकों स्वीकार कर छेगे 
जिसका प्रत्तिपादन अब त्रावणकोर सरकार एक नये सिरेसे कर रही है। हम कतई 
ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैने कह दिया है कि हम सघषष बन्द नहीं कर 
सकते । 
यह इलाज तो रोगसे भी बदतर है। हम अभीतक लोगोंकों यहूं आशा तो बंधाये 
रख सकते थे कि अन्तमे विजय हमारी ही होगी। लेकिन सत्याग्रह बन्द करनेंके 
बाद तो हम छोगोंके सामने सिर सीधा करके भी नहीं चल सकेगे। पूर्वी मार्ग क्यो 
नही खोला गया? यह तो नही है कि इस व्यवस्थासे किसी भी मागेपर हमारे 
प्रवेशका विरोध करनेवाले सवर्ण लोग सहमत हो गये हो। यदि ये तीनो मार्ग उनके 
विरोधके वावजूद खोले जाने हैँ तो चौथा मार्गे खोल देनेपर भी उनको आपत्ति नही 


१, यह नहीं दिया जा रहा है। 


परिशिर्ष्ट ४९३ 


हो सकती। तंब फिर सरकारनें ऐसा मूढ हू क्यो अपनाया है जिससे किसी भी 
पक्षकों सन्‍्तोप नहीं होगा। में तों इसका कोई भी कारण नहीं समझ पाया, सिवाय 
इसके कि सरकार भी अन्त्यज प्रथाकों वरकरार रखना चाहती हे। यदि यह डर हो 
कि मौजूदा पुजारी पूजा नही करायेगे, तो यह डर भी ठीक नही है, क्योकि सरकारने 
मौजुदा पुजारियोंकी' हृडतालकी सम्भावना देखकर उनसे भी कही अच्छे छोग पूजा 
करानेके छिए ठीक कर लिए है। सरकार इससे कोई अधिक मूर्खतापूर्ण हल नहीं 
सोच सकती थी। 

ऐसी परिस्थितियोमे सघर्षको त्याग देना जनताकी नजरोमे बहुत ही गिर जाना 
होगा। कृपया बताइये कि हम क्‍या करे। तार द्वारा आपके उत्तरकी प्रतीक्षा है। 


आपका आज्नाकारी 
के० केलप्पन 


[ पुनरच . | 
मैंने आज आपकी हिंदायते पानेके लिए एक तार भी भेजा है। 


परिद्षिष्ठ ५ 
मोतीलाल नेहरूका पत्र 


कलकत्ता 
२१ जुलाई, १९२५ 


प्रिय महात्माजी, 

अपने महान नेता, देशवन्धु चित्तरजन दासकी अकाल मृत्युसे स्वराज्यवादी दलको 
अपूरणीय क्षति पहुँची है। आपने दलको ऐसे गाढ समयमे इतनी उदारतापूर्वक जो 
समर्थन और सहारा दिया है, उसके लिए हमारा दल आपके प्रति अपनी हादिक 
* कृतज्ञता प्रकट करता है। १९ जुराईके अपने पत्रमे आपने जो एक अत्यन्त ही सदा- 
दशयतापूर्ण प्रस्ताव किया है, उससे तो आपके आमारका यह ऋण कई गुना वढ गया 
है। मुझे लगता है कि आपके इस ऋणसे मुक्त होनेका वस' एक ही उपाय रह गया 
है -- यह कि आपका प्रस्ताव पूरी विनम्नताके साथ हम स्वीकार कर छे और देश- 
बन्धुके फरीदपुरवाले अन्तिम भाषणमे निहित भावनाके साथ, आपकी सहायतासे लॉर्ड 
बर्कनहेडके भाषणसे उत्पन्न हुई स्थितिका सामता करनेंकी कोदिद करे । 

लगता है कि छॉर्ड वर्कनहेडने -देशवन्धु द्वारा रखें गये सम्मानत्रद सहयोगके 
प्रस्तावकों ठुकरा दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि हमे स्वतन्वताके डक 
इस सघर्षमे अभी भी कई अनावश्यक बाघाओं और गलत-सलछत जानकारी रखनेवाले 
विरोधियोसे छोहा लेना पडेगा। इसलिए इस अवस्थाम हमारा कत्तंव्य यह है कि 


४९४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


हम अपने पूर्व-निर्धारित मार्गपर आगे बढते रहे और देशको इस दायित्वहीन एवं 
अहम्मन्य शासनकी चुनौतीका कारगर जवाब देनेके लिए तैयार करे, फरीदपुरके उस 
महत्त्वपूर्ण भाषणके शब्दोका प्रयोग करे तो हम कह सकते हैँ कि “हम संघर्ष करेंगे, 
लेकिन औचित्यपूर्ण साधनोसे, यह ध्यान रखते हुए कि जब समझौतेका समय आये, 
जो निश्चय ही आयेगा, तब हमे दम्भकी भावनासे नही, बल्कि शोभनीय विनम्नताके 
साथ सुलह वार्तामे भाग लेना है, जिससे कि हमारे बारेमे यह कहा जा सके कि 
सकट काछूकी अपेक्षा सफछताके अवसर॒पर हमारा आचरण अधिक शालीनतापूर्ण 
रहा।” अब आपने हमे कांग्रेसकी एकजुट शक्तिका सहारा देकर इस' योग्य वना दिया 
है कि हम देशबन्धुका सन्देश पूरा कर दिखाये। अब ऐसी शुभ परिस्थितियोमे हमे 
परिणामके बारेमे कोई भी शका नहीं रह गई है, क्योकि परिणाम तो वही हो सकता 


है जो सभी युगोमे, सभी देशोमे निरपवाद रूपसे देखनेको मिला है-- अर्थात्‌ अन्तत.. 


दक्तिपर सत्यकी घिजय। 

आपने स्वराज्यवादी दलको समझौतेके दायित्वसे वडी उदारताके साथ वरी कर 
दिया है। में उस समझौतेके बारेमे दो शब्द कहना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं 
कि मे और देशबन्धु दोनोने ही वर्ष-भरके दौरान समझौतेकी झ्त्रोमे किसी भी 
फेर-बदलकी बात नहीं सोची थीं। हम चाहते थे कि उसपर पूरे तौरपर अमर करके 
देखा जाये। व्यक्तिगत रूपसे हम उसकी सफलतामे हर तरहसे योग देना चाहते थे। 
हम दोनों ही व्यस्तता और बीमारीके कारण इस दिशामे उतना-कुछ नहीं कर पाये 
जितना कि हम चाहते थे, परन्तु में आपकी इस बातसे सोलहो-आने सहमत 
हैं कि हालकी घटनाओके फलस्वरूप एक विल्कुछ हो नई परिस्थिति पैदा हो गई है 
और इस परिस्थितिमे काग्रेसकों तत्काल प्रमुख रूपसे एक राजनीतिक सगठन वनकर 
अपने आपको इस स्थितिके अनुरूप ढाल लेना चाहिए। इसलिए में आपके प्रस्तावका 
स्वागत करता हूँ। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि काग्रेसको किसी भी मामलेमें 
अपना रचनात्मक कार्यक्रम त्याग देना चाहिए। हमारे सारे प्रयत्त विफल हो जायेगे, 
यदि उनको समूचे राष्ट्रकी सगठित शक्तिका बकू न मिला। 

अब हम पूर्ण आत्मविद्वासके साथ विधान -परिषदोमे और उनके बाहर देशमे 


अपना काम कर सकेगे और यदि देशमे कभी सगठित कार्रवाईकी जरूरत पडी तो * 


कहनेकी जरूरत नही कि स्वराज्यवादी दल उसमे पूरे मनसे सहायता देगा। 
हृदयसे आपका, 
(हु ० ) मोतीलछाल नेहरू 
[ भग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-७-१९२५ 


सा] 


।.. परिक्षिष्ठ ६ 
मेडेलिन स्लेडका पत्र 


६३, बेडफोड्ड गार्डन्स 
कैम्पडेन हिंल, 
लन्दन, वेस्ट - ८ 
पेरिस 
२९ मई, १९२५ 
परमादरणीय गुरुदेव, 
अपने प्रथम पत्रके उत्तरके लिए में आपको हृदयसे धन्यवाद देती हूँ। मेने तो 
ऐसी आशातक करनेका साहस' नहीं किया था कि आप उत्तर देगे। आपका एक-एक 
छव्द मेने वेंडी ऊलछकके साथ हृदयगम कर लिया है, और अब में आपको फिर पत्र 
लिखनेंका साहस कर रही हूँ। क्योकि मेने स्वय ही अपने लिए परीक्षाका जो वर्ष 
चुना है, उसका आधेसे-अधिक बीत चुका है। 
मेरी प्रथम प्रेरणामे किचित भी कमी नहीं आई है, बल्कि आपकी सेवा 
करनेकी मेरी इच्छा अधिकाधिक उत्कट होती गई है। मेरे अन्तरको प्रेरित करनेवाली 
प्रेरणाकी तीब्रताको व्यक्त करना शब्दोके बसका नहीं, इसीलिए में अपने समूचे 
हृदयसे ईव्वरसे यह माँगती हूँ कि मुझे अपने हृदयका प्रेम आचरणमे व्यक्त करनेकी 
सामर्थ्य दे। में जो भी काम करूँगी वह कितना ही तुच्छ क्यो न हो पर उसके 
पीछे एक बिलकुल ही सच्चा मन, एक परम शुद्ध भावना तो होगी ही। 
और अब में आपसे एक अनुरोध करती हूँ---अन्तरकी गहराइयोसे निकला 
एक अनुरोध 
आप मुझे अपने आश्रममे आलनेकी अनुमति दीजिए ताकि में वहाँ रहकर कताईं 
और बुनाई सीख सकूँ, और नित्य प्रतिके जीवनमे आपके आदशों और सिद्धान्तोंपर अमल 
करना सीख सकूँ, और बेशक, यह सीख सकूँ कि में मविष्यमे आपकी सेवा किस रूपमें 
करनेकी आश। कर सकती हूँ। आपके उद्देश्यकी एक सुयोग्य सेबिका बननेके लिए में 
ऐसी तालीम निहायत जरूरी समझती हूँ, और यदि आप मुझे इस रूपमें स्वीकार 
करे तो में अपनी ओरसे भरसक प्रयत्न करूंगी कि आपकी विलकुछ ही अयोग्य शिष्या 
सिद्ध न हो पाऊँ। 
इस बीच मेरी तैयारी यथा-शक्ति जारी है। में कताई और बुनाई करती हूं 
(केवल ऊनसे ही, क्योकि फ्रास और इग्लेंडमे रुईसे कातना-बुनना शायद कोई जानता 
ही नही) । में अनेक कपालु भारतीय मित्रोंकी सहायतासे हिन्दुस्तानीके पाठोंको पढती 
हूँ। और इससे कितनी नई बाते सामने आ रही हैँ। में भारतीय विचारधारासे जितनी 
अधिक परिचित होती जाती हुँ उतना ही अधिक मुझे ऐसा छगता है मानो बहुत 


४९६ सम्पूर्ण गांधी वादमंय॑ 


भटकनेके बाद आखिरकार अपने घरमें पहुँच रही हँ-- वह घर जो मुझसे कबका 
छूट गया था। 

में अपना जीवन अधिकसे-अधिक सरल बनाती जा रही हूँ--जितना कि इन 
परिस्थितियोमे सम्भव है। मैनें सभी किस्मकी शराब, बीअर इत्यादिका पान करना 
बिलकुल छोड़ दिया है, और में अब किसी भी तरहके मासका सेवन नही करती। 

मेरे हृदयमे अंपार आह्वाद और तीत्र विकलता है--आह्लाद इस बातका कि मैने 
अपना सर्वस्व आपको और आपकी जनताको अपित कर दिया है और विकलता इस 
बातकी कि मेरे पास न्यौछावर करनेके लिए इतना कम--एक कण-मात्र है। 

में उस दिनके लिए रलक रही हूँ जब में भारत-भूमिपर पैर रखूंगी। लेकिन अभी 
तो पाँच लम्बे महीने पडे हुए हे। में ६ नवम्बरकों बम्बई पहुँचूँगी और यद्दि आश्रम 
आनेकी अनुमति मिल गई तो उसी शाम गाडी पकडकर दूसरे दिन सुबह अहमदाबाद 
पहुँच जाऊँंगी । 

तो अनुमति है आदरणीय गुरुदेव ? 

इस पतन्नका उत्तर स्वयं लिखनेका कष्ट उठानेकी बात कुंपया मत सोचिए, पर 
आप इसके उत्तरमे किसीके जरिये एक-दो शब्द शायद कहलवा दे सकते हूँ । 

| सदा ही आपकी विनम्र और सबसे निष्ठावान सेविका, 


मेडेंलिन स्छेड 
[पुनरुच : | 
अपने काते हुए ऊनके दो छोटे-से नमूनें साथ भेज रही हूँ। 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० १०५४१) से। 


सामग्रीके साधन-सूत्र 


अमृतवाजार पत्रिका”: कलकत्तासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। सर्व प्रथम 
(८६८ में इसका प्रकाशन बंगला साप्ताहिकके रूपमे प्रारम्भ किया गया था। १८९१ से 
इसे देनिक पत्रका रूप दे दिया गया। 

“आज ! - वाराणसीसे प्रकाशित हिन्दी दैनिक। । 

गांधी स्मारक सम्रहालय, नई दिल्‍ली गाघी साहित्य और, गाधीजीसे सम्बन्धित 
कागज-पत्रोका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५१। 

“तवजीवन” (१९१९-३१) : गाघधीजी द्वारा सम्पादित अहमदावादसे प्रकाशित 
गुजरातीका एक साप्ताहिक, जिसका प्रकाशन कभी-कभी सप्ताहमे दो वार भी होता 
था। इस पत्रका प्रकाशन ७ सितम्बर, १९१९ को प्रारम्भ किया गया, किन्तु मूछत यह 
“ तवजीवन अने सत्य” नामक गुजराती मासिक (१९१५-१९१९) था। १९ अगस्त, 
१९२१ से इसका हिन्दी सस्करण भी प्रकाशित होने लगा। 

हे फॉरवर्ड' कलकत्तासे प्रकाज्षित अग्रेजी दैनिक। इसके सस्थापक चित्तरजन 
दास थे 

/ बापुना पत्नो -- सणिवहेन पटेलने (गूजराती) * स० मणिवहेन पटेल, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“बापुनी प्रसादी” (गुजराती) अनु० मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन 
* मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८। 

“बॉम्बे क्रॉनिकल ! . बम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी देनिक। 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, जो स्व॒राज्य आश्रम, वारडोलीमे 
सुरक्षित है। 

“थंग इंडिया” (१९१८-३१) : बम्बईमे जमनादास ह्वारकादास हारा भारस्भ 
किया गया अग्रेजीका साप्ताहिक, ७ मई, १९१९ से गाधीजीकी देख-रेखमे यह सप्ताहमे 
दो बार प्रकाशित होने लगा, अक्तुबर, १९१९ से गाधीजीके सम्पादनमे अहमदावादसे 
साप्ताहिकके रूपमें छपने लगा। 

 सचेछाइट ' : पटनासे प्रकाशित अग्रेजी देनिक। 

सावरमती* सग्रहालय, पुस्तकालय तथा सम्रहालय, जिसमें गाधीजीके दक्षिण 
आफिकी काछ तथा १९३३ तकके भारतीय काल्‍से सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है। 

“ स्टेट्समैन * कलकत्तासे प्रकाशित अग्रेजी देनिक | 

/ हिन्दुस्तान टाइम्स ' * दिल्‍्लीसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक । 

* हिन्दू” : मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। १८७८ में इसका प्रकाशन साप्ता- 
हिकके रूपमे शुरू हुआ था, फिर १८८३ से यह सप्ताहमें तीन वार छपने छगा और 
१८८९ से दैनिक बन गया। 


तारीखवार जीौवन-वबृत्तान्त 


(१ मईसे ३१ जुलाई, १९२५ तक) 


१. मई: गाधीजी सुबह कलकत्ता पहुँचे। 
“अमृतवाजार पत्रिकामे' प्रकाशित सन्देशरमें जनतासे खददर खरीदनेका अनुरोब 
किया। 
“स्टेट्समैस ' के प्रतिनिधिके साथ हुई भेटमे निकट भविष्यमे हिन्दुओं और 
मुसलमानोंमे एकता स्थापित हो जानेंकी आशा व्यक्त की । 
एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे भेट की। 
मिर्जापुर पाकंमें आयोजित सार्वजनिक सभामें दिये गये भाषणमे जनतासे हिन्दी 
सीखनेका अनुरोध किया और कहा कि यदि जनता रचनात्मक कार्य्रम- 
को सफल बनानेमे सहायता करे तो “हमारी वेडियाँ स्वयमेव टूटकर गिर 
जायेंगी। 

२. भई . फरीदपुरमे औद्योगिक प्रदर्शनीका उद्घाटन किया। 
अखिल वगाल हिन्दू सम्मेलनमे दिये गये भाषणमे अस्पृश्यताकों दूर करनेकी 
अपील की तथा शिक्षित छोगोसे चरखा और खहर अपनानेको कहा। बंगाल 
प्रात्तीय युवक सम्मेलतमे भाषण करते हुए तरुणोकों ब्रह्मचयेका पालन करने 
तथा शुद्ध जीवन बितानेकी सलाह दी। 

३. मई: मुसलछमानोंकी सभामे भाषण दिया। 
छात्रों द्वारा मानपत्र भेट करनेपर उनसे सूत कातनेका अनुरोध किया, 
अस्पृश्योंके साथ हुई बातचीतमे उन्हे राष्ट्रीय कार्योमे छय जानेकी सलाह दी। 
फरीदपुर तगर निगमने अभिननन्‍दन-पत्र भेट किया। 
चित्तरजन दासकी अध्यक्षतामे हुईं बगाल प्रान्तीय परिपदुमे गाधीजीने कहा कि 

, स्व॒राज्य-प्राप्ति केवल अहिंसा और कताई द्वारा ही सम्भव है। 

४. मई: बगाल प्रान्तीय परिषद्‌ की बैठकमे भाग लिया। 

५. मई * प्रवर्तेक आश्रम, चन्द्रनारमे भाषण दिया। 

६ मई: सर सुरेन्रनाथ बनर्जीसि उनके निवास स्थानपर मिले । 
अष्टॉग आयुर्वेद विद्यालय अस्पतालका शिलान्यास किया। 

७ मई: कवि-गुरुके जन्म-दिवसपर उन्हे शुभकामनाएँ दी। 
बौद्ध विहार, कलकत्तामे आयोजित बुद्ध जयन्ती समारोहकी अध्यक्षता की। 
पूर्वी बगारकी यात्रा आरम्भ की। 

८. मई: छोहागज (ढाका) मे भाषण दिया और वहाँ उन्हे ५,५०० रु० की थैली 
भेट की गई। 
मलिकन्दाकी: सार्वजनिक सभामे भाषण दिया। 


तोरीखंवार जीव॑न-वृत्तान्त ४६९ 


९. मई * दिघीरपुरकी राष्ट्रीय पाठशाला देखने गये। सार्वजनिक सभामे सघ निकायने 
अभिनन्दन-पत्र भेट किया। 
ताल्टोछाके कार्यकर्ताओकी सभामे भाषण दिया। 
मलखानगरमे भाषण दिया। 
एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे भैट की | 
१०. मई: पुरन बाजारके व्यापारी सघकी सभामे भापण दिया। 
चाँदपुरकी सार्वजनिक सभाओमे मानपत्र प्राप्त किये और भाषण दिये। 
चाँदपुरकी राष्ट्रीय पाठशालामे छात्रोसे मिले और उनसे प्रतिदिन सूत कातनेका 
आग्रह किया। 
१२ मईसे पूर्व. हरदयार नागके साथ हुईं भेटमे स्वराज्यवादियोसे मौछिक विपयो- 
पर मतभेद होनेका खण्डन किया। 
१२ मई: सुबह चटर्याँव पहुँचे। 
सावंजनिक सभामे कहा, “ ख़हरके बिना सविनय अवज्ञा असम्भव है।” 
१३ मई: विद्याथियो और व्यापा रियोकी सभाओमे भाषण दिये। 
लॉडड मैस्टन ब्रिटिश ससदके दोनो सदनोंकी भारतीय मामलोसे सम्बन्धित सयुक्त 
समितिके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। । 
१४ मई . गाघीजीनें नवाखलीमे सार्वजनिक सभा और स्त्रियोकी सभामे भाषण दियें। 
जिला अध्यापक सघके प्रतिनिधियोसे भेट की। 
१५ मई: कोमिल्लाकी सार्वजनिक सभामे अभिनन्दन-पत्र भेट किये गये; 
गाधीजीने विद्यारथियोंके समक्ष भाषण दिया। 
कोमिल्लाके अभय आश्रममे गये। 
विक्रमपुरके कार्यकर्ताओके समक्ष भापण दिया और घोपणा की कि में काग्रेससे 
अलरूग संगठन बननेके खिलाफ हूँ। 
१६ मई: कोमिल्लामे स्त्रियोकी सभामे बोलते हुए उन्हे सीताके 'आदशंका अनुकरण 
करनेको कहा। 
१७ मई * ढाकाकी सार्वजनिक सभामे लछोगोसे अपना काम अपनी मातृभाषा या 
हिन्दीमे चलानेका अनुरोध किया। 
इ्यामपुरमे नेशनल कालेज अस्पतालकी इमारतका शिलान्यास किया। 
१९ मई मैमनसिहमे महिलाओंकी सभामे भाषण दिया। 
महाराजाके महलमे आयोजित एक सभामे साम्प्रदायिक एकता तथा कताईकी 
आवश्यकतापर भाषण दिया। 
जमीदारोसे बातचीत की। 
२१ मई: दीनाजपुरके अस्पृश्योको अपनी दशाके सम्बन्धमे अधीर न होनेंकी सलाह दी। 
सार्वजनिक सभामे भाषण दिया। 


२७- २३२ 


५०० पम्पुर्ण गांधी वाड्मय 
विद्याधियोंके समक्ष भाषण दिया। 
स्थानीय जमीदारोंसे दी गईं भेटमे चरखेके आथिक और राजनैतिक महत्त्वपर 
जोर दिया। 

२२ मई: बोगूड़ामे कार्यकर्त्ताओके स्कूलमे भाषण दिया। 
सार्वजनिक सभामे भाषण दिया। 
तलोड़ामे डॉ० प्रफुल्लचन्द्र राय द्वारा सचाछित खादी केन्द्रका निरीक्षण किया। 

२५ भई: 'फॉरवर्ड” को विये सन्देशमे चरखा कार्यक्रमों आगे बढानेकी आवद्य- 
कतापर जोर बिया। 

२८ मई: कलकत्ता लौटकर एक सभामें युवकोंसे गाँवोंमे जाने तथा जनताके साथ 
मिलकर काम करनेका अनुरोध किया। 

२९ भई: बोलपुर पहुँचकर शान्तिनिकेतनके लिए रवाना हुए। 

३० मई: रवीच्रनाथ ठाकुरसे मिले और उन्हे चरखा तथा खहरका कार्यक्रम विस्तार- 
पूर्वक समझाया। 

३१ मई: शान्तिनिकेतनके विद्याथियोके समक्ष भाषण करते हुए उनसे आधा घटा 
चरखा कातनेके लिए कहा। 
डॉ० मोरेनोके साथ आग्ल-भारतीय प्रइनपर सविस्तार बात की। 

३ जून: दाजिलिंग पहुँचे; चित्तरजन दासके साथ रहे। 

६ जून: ईसाई धर्म प्रचारिकाओके समक्ष भाषण देते हुए अपने आन्दोलनका उद्देश्य 
आत्मशुद्धि बताया तथा लोगोंकी सेवा करनेपर जोर दिया। 

१० जून: जलरूपाईगुड़ीमें व्यापारियो और व्यवसायियोसे अनुरोध किया कि वे अपने 
धनको और सुझबूझको भारतके कल्याणके लिए इस्तेमाल करे। 

११ जून: नवाबगज में विद्याथियोंके समक्ष भाषण दिया। 

१२ जून: नवाबगज जिलेमे उपशीके बिहारी स्कूलमें गये। 
भोजेश्वरकी सभामे भाषण दिया। 

१३ जूत: भदारीपुरकी सार्वजनिक सभामे भाषण दिया और सार्वजनिक पुस्तकालयका 
निरीक्षण किया। 

१४ जून: बारीसालकी सार्वजनिक सभामे भाषण दिया। 
ऑक्सफोर्ड मिशनका बुनाई विभाग देखने गये और कहा कि कताई ही एकमात्र 
पूरक घन्धचा बन सकता है, बुनाई नही। 

१६ जून: दाजिलिग्रमे चित्तरतन दासका देहावसान। 

१७ जून: खुलतामें गाघीजीको चि० र० दासके स्वर्गंवासका समाचार मिला; वेशः 
भाइयोंसे अपीक की: “उन्होंने (चि० र० दासने) काम जहाँ छोड़ा है, वहीसे 
उसे हमे उठा छेना चाहिए।” 
सार्वेजनिक सभामे चि० र० दासको श्रद्धाजलि अपित की। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५०१ 


१८ जून: कलकत्तामे चित्तरजन दासकी शवयात्रामे शरीक हुए। 

२२ जून: देशबन्धु-स्मारक कोषके लछिए अपील जारी की। 

२३ जून . स्यूनिसिपछ्त मार्क, कलकत्ताकी सभामे शामिल हुए। 

२४ जूनसे पूर्व: स्टेट्समेन” और सर्चछाइट' के प्रतिनिधियोसे भेट दी। 

२४ जून: “इस्लिश्षमैत के प्रतिनिधिको दी गई भेटमे स्व॒राज्यवादी दलूमें कोई फट 
अं खण्डन किया तथा कलकत्तामे एक भहीना और ठहरनेकी इच्छा व्यक्त 

। 

२६. जून . चित्तरजन दासकी मृत्युपर गुजरातियों द्वारा आयोजित एक झोकसभाकी 
अध्यक्षता की। 

२८ जून: “नवजीवन 'में पहछी जुलाई (देशबन्धुका श्राद्ध-दिवस) को देशभरमे शोक- 
सभाएँ आयोजित करने तथा चरखा चलानेकी प्रतिज्ञा लेनेंके लिए अपील की । 

३० जून: यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट, कलकत्तामे शोक-सभाकी अध्यक्षता की। 
प्रोफेसर सुशीरू कुमार रुद्रका वेहान्त। 

१ जुलाई: चित्तरजन दासके श्राद्धमे भाग लिया। 
सार्वजनिक सभामे भाषण दिया, स्वियोकी सभामे देशबन्धु-स्मारक कोपके छिए 
चूड़ियाँ और घन प्राप्त हुआ। 

* २ जुलाई: खिदरपुर, कलकत्तामे बकरीदके मौकेपर हिन्दू-मुस्लिम दगा भडक उठा। 
गाधीजी' अबुछ कराम आजादके साथ दगाई क्षेत्रोमें गये और दोनो सम्प्रदायोके 
लोगोको झान्‍्त किया। 
एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाको दिये गये वक्‍तव्यमे हिन्दुओको दोषी ठह- 
राया। 

४ जुलाई: खड़गपुरमे इडियन इन्स्टीट्यूटका निरीक्षण किया, वादमे इडियन रिक्रिएशन 
ग्राउडमे आयोजित विश्ञाल सभामे भाषण देते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आव- 
इयकतापर जोर दिया। 

५ जुलाई: “नवजीवन'में “दक्षिण आफिकाके सत्याग्रहका इतिहास” का धारावाहिक 
प्रकाशन, जो उपवास तथा अन्य कारणोसे रुक गया था, फिरसे आरम्भ किया। 

७ जुलाई: मिदनापुरमे छात्रोकी सभा, महिलाओकी सभा तथा सार्वजनिक सभाओमे 
भाषण दिये। 

९ जुलाई: स्वराज्यवादी पाष॑ंदोंकी सभामे उनसे जे० एम० सेनगुप्तको मेयर चुननेका 
आग्रह किया। 

१२ जुछाई: राजक्षाहीका सावेजनिक पुस्तकालय देखने गये; सार्वजनिक सभामें भाषण 
दिया । 

१६ जुछाई: स्वराज्यवादी दलकी महापरिषद्की वैठकमे भाषण दिया। इसमें मोती- 
लाल नेहरू भी उपस्थित थे। 


५०२ संम्पू्ण गांधी वाइम्य 


१७ जुलाई : स्वराज्यवादी दककी महापरिषद्की बैठकमे कहा कि यदि स्वराज्यवादी 
कताई सदस्यताकों समाप्त करना ही चाहते है तो में उनकी माँगको मान हूंगा, 
लेकिन फिर काग्रेंसकी अध्यक्षतासे त्यागपत्र दे दूँगा। 

१९ जुलाई: मोतीलार नेहरूकों बेलगाँव समझौतेके समस्त दायित्वोसे मुक्त करते 
हुए पत्र लछिखा। 

२४ जुलाईसे पूर्व: कलकत्तामे मारवाड़ी अग्रवाल सम्मेलनमे दिये भाषणमें बाल-विवाह- 
की निन्‍दा की। 

रे जुलाई: क्रिस्टोदास पाछकी पृण्यतिथिके अवसरपर यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूटमे आयो- 
जित सभामें भाषण दिया। 
ग्रेड होटलमे हुईं यूरोपीय सघकी बैठकमे भाषण देते हुए कलकत्ताके मेयरके 
चुनावमें अपने हस्तक्षेपका स्पष्टीकरण किया। 

२७ जुलाई: 'फॉरवर्ड ' को दिये सन्देशमे लोकमान्यकी स्मृतिका सम्मान करनेके हैतु 
कातने और ख़द्दर पहननेका अनुरोध किया। 

२८ जुलाई: कलकत्तामे यग मैन्स क्रिद्चियन एसोसिएशनमे ईसाई घर्मप्रचारकोके समक्ष 
भाषण दिया। 

२९ जुलाई . वेलेजली स्कवेयरमे हुई आग्ल-भारतीयोकी सभामे भाषण दिया। 

३१ जुलाई: कलकत्ताकी सावेजनिक सभामे हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा गरीबोंकों दूर, 
करनेके छिए चरखा कातनेकी आवश्यकतापर जोर दिया। 


शीरषेक-सांकेतिका 


अपील,-अखिल वंग देशगवन्वु-स्मारक कोपके 


लिए, २८७-८८; -अखिल वगाल देश- 
बन्वु-कोपके लिए, ४५६-५७; -अखिल 
भारतीय देशवन्बु-स्मारकके लिए, ४१६- 
१७; -वेशवन्धु श्रद्धाजलि-सभाके सम्व- 
न्‍्वमे, ३०९-१०; -देश्ववन्बु स्मारकके 
लिए, २८६-८७; -देशवन्धु स्मारक 
कोषके लिए, ३२६-२७ 


टिप्पणियाँ, “२०-२५, ३-५४, ९५-९७, 


११९-२२, १४१-४५, १५३-५५, १६०- 
६२९, १६६-७२, १७८-८१, १९८-२० हे, 
२२१२-२५, २५३-५८, २९५-३००, 
३१३६-४०, ३४९-५१, २३५६-५८, रे८४, 
२३९५-९८, ४०७-९, ४२२३-२६, ४६६ 
७२ 


तार, -उमिला देवीको, २६०; -के० केल- 


प्पन तायरको, २७४; -वबासनन्‍्ती देवी 
दासको, २५९; -मुहम्मद अछीको, 
२५९; -मोतीलाहू नेहरूको, २७३, 
“मोना दासको, २६१, -वल्लभभाई 
पढेलको, २६१; “-वाइकोम सत्याग्रह 
आश्रमको, २६३; “शौकत अछीको, 
२६२; -सतकौडीपति रायको, २६०; 
-सरोजिनी नायडूको, २६२; -सुबीर 
रुद्रको, ३२४; -सुशील कुमार रुद्रको, 
२९३ हु 


पत्र, -एस० ए० वस्चेको, १९१, -कल्याण- 


जी मेहताको, १५१; -ऋष्णदासको, 
४१९, -के० केलप्पन नायरको, ४४८; 


>कोण्डा वेकटप्पैयाकों, ४३१-३२; 

“चक्रवर्ती राजगोपालाचारीकों, ३९९- 
४००, ४४७, -चित्तरजन दासको, 
२३६-३७, -जमनालाल बजाजको, 
१७६-७७, २३१, ३२३, -जितेन्द्रनाथ 
कुगारीको, १९०; -जी० वी० केत- 
करको, ८९, -जी० वी० सुब्वारावको, 
१९०, -डब्ल्यू० एच० पिटकों, ४००, 
'४४६-४७; -डी० हनुमन्तराबकों, ४४५- 
४६, -देवचन्द पारेखकों १८४, २८८, 

-देवदास गाघीकों, १२२, ३२३, ४१३; 

“-न० चि० केलकरको, १६०; -नारण- 
दास गावीको, २०८-९, २८९-९०, -- 
निगीयनाथ कूंडूको, २०८, ४२० , -पुरु- 
पोत्तमदास ठाकुरदासको, १७५, -फ्रेंड 
ई० कंम्वेलको, ४४४८-४९, -वनारसी 
दास चतुर्वेदीको, ४४५; -वृजकृष्ण 
चाँदीवालाको, २६, ७८, -मगनलाल 
गाघीको, ७३; -मणिवहन पटेलको, 
९९,१८४-८५, २३३-३४, ३२४, ४०१, 

-मदाम आँत्वानेत मिखेलको, २४९, 

-महादेव देसाईको, ३५२, २५३, २७६; 

-महाराजा वर्दवानकों, ३०७, -मुह- 
म्मद अलीको, १२८, -मेडेलीन स्लेडको, 
४३०; -मोतीलाल नेहरूकों, २४७- 
४८, ४१२-१३, -रवीन्द्रनाथ ठाकुरको, 
५९, १२७; -राजा महेन्द्र प्रतापको, 
२४७; -राजेन्द्रप्रसादको, ४ १४ , -बल्डंके 
सम्पादकको, २२०; -वसुमती पण्डित- 


पुणे 


को, ९८-९९, २३१-३२, २८९, ३६७; 
-शरत्‌ चन्द्र बोसको, २४९-५०, -शुएब 
कुरैशीको, ३०८, -शौकत अछीको, 
४४१८-१९, ४५७-५८; -सी० एफ० 
एन्ड्रयूजको, ९८, ३२२;- स्टेट्समेन 'को, 
४७९-८२ 


पत्रका अछ्य, -सथुरादास त्रिकमजीको लिखे, 


१२९ 


पत्रका मसविदा, -एनी बेसेटको लिखें, 


२०७ 


प्रस्ताव, -स्वराज्यदलकी बैठकमें, ४०१-२ 
बातचीत, -अस्पृश्योके साथ, १२-१६, -एक 


मुसलमान सज्जनसे, १०९-१०; “का 
अश, ६५-६६, -जलूपाईगुडीमे स्वय- 
सेवकोसे, १२१: -ढाकाके विद्याथियोके 
साथ, १२९५-२६; -मेमनर्सिहके जमी- 
दारोसे, १३२९, -रवोचद्ननाथ ठाकुरसे, 
१७७-७८; -विक्रमपुरके कार्यकर्त्ता- 
ओसे, १०६ 


भाषण, -अखिल बगाल हिन्दू सम्मेलनमे, 


- १०-११; -अभिनन्दन-पत्रोके उत्तर- 
में, १३०-३१; -अष्टाग आयुर्वेद विद्या- 
लयके शिलान्यास समारोहमें, ४२-४५, 
“आगर्ल-भारतीयोकी सभामे, ४५८-६६; 
-ईसाई घर्मप्रचारकोके समक्ष, २०९- 
११, ४४९-५५; -कलूकत्ताकी शोक- 
समामे, ३०८-९; -कलछकत्ताकी सावें- 
” जतिक समामे, ४-९, १७३-७५, ४८२- 
८३; -कार्यकर्ताओके स्कूल, वोगूडामें, 
१४८-४९; -कोमिल्लाकी सार्वजनिक 
सभामें, १०२-३; -कोमिल्लामे, १०४- 
५; -क्रिस्टोदास पालकी पृण्यतिथिपर, 


सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


४३२-३३, -खडगपुरकी सार्वजनिक 
सभामे, ३४५; -खुलनाकी सार्वजनिक 
सभामे, २६५-६७, -चटर्याँवकी साव॑- 
जनिक सभामे, ८९-९३, -चाँदपुरकी 
राष्ट्रीय पाठ्शालामे, ७६; -चाँदपुरकी 
सार्वजनिक समभामे, ७७; -चौदपुरमे, 
७४-७६, -जलपाईगुडीकी सार्वजनिक 
सभामे, २११, -ढाकाकी सार्वजनिक 
सभामे, ११५३-२५; - तलोडामे, १५०; 
-तालटोलाके कार्यकर्त्ताओकी बेठकमे, 
६७-६८; “-दिंधीरपुरकी सार्वजनिक 
सभामे, ६६-६७; -दीनाजपुरकी साव॑- 
जनिक सभामे, १४५-४६; -दीनाज- 
पुरके अस्पृश्योके समक्ष, १४५; -दीनाज- 
पुरके विद्याथियोके समक्ष, १४६, 
“देशवन्धुके श्राद्ध-दिवसपर, ३९२७-३०, 
-नवाखलीकी सार्वजनिक सभामे, १००- 
१; -तंवाखलीमे, १०२; -तंवाबगजके 
विद्याथियोके समक्ष, २३२; -नेशनछ 
कालेज, श्यामपुरमे, १२७, “-पूरत- 
बाजारके व्यापारी सघमे, ७४, -अवर्तेक 
आश्रम, चन्द्रनगरमे, ४९-४२, -फरीद- 
पुरकी भौद्योगिक प्रदर्शनीमे, ९,- 
फरीदपुरमें, २६-२७, -बगाल प्रान्तीय 
परिषद्मे, २८-३६; -बगाल प्रान्तीय 
युवक सम्मेलनमे, ११-१२; -वाँकुडाकी 
सार्वजनिक सभामे, ३५५; -वारीसालकी 
सार्वजनिक सभामे, २४६, -बुद्ध-जयन्ती 
के अवसरपर, ६०-६३; -बोगूडाकी 
सार्वजनिक सभामे, १४९-५०; -भवानी- 
पुर, कलकत्तामें, १९२९, -भोजेद्वरकी 
सार्वजनिक सभामें, २३५; -मदारीपुरः 


शीर्षक-सांकेतिका 


की सार्वेजनिक सभामे, २३७; -मदारी- 
पुरके सार्वजनिक पुस्तकालयमे, २३८; 
“मलखानगरमे, ६९-७१; -मलिकन्दामे 
६५; -महिलाओकी सभा, मेमनसिहमे, 
१२९-३०; -मानपत्रके उत्तरमें, १७- 
१८; “मारवाड़ी अग्रवाल सम्मेलन, 
कलकत्तामे, ४२७-२९; -मिदनापुरके 
छात्रोके समक्ष, र५३-५४; -युविव- 
सिटी इन्स्टीट्यूट, कलकत्तामे, ३२५- 
२६; -यूरोपीय सघकी बैठकमे, ४३४- 
३७, -राजशाहीकी सावेजनिक सभामे, 
३८५-८६, -लोहागजमे, ६४; -विद्या- 
थियोके समक्ष, चटगाँवमे, ९३-९४; 
“-विद्यारथियोके समक्ष १०३-४, -व्यापा- 
रियोकी सभा, चट्गाँवमे, ९४-९५, 
-शान्तिनिकेतनमे, १८५, -स्त्रियोकी 
सभा, कोमिल्लामे, ११०-११; -स्वरा- 
ज्यदलूकी बैठकमे, ४०२, ४०३, -स्व॒रा- 
ज्यवादी पाषंदोके समक्ष, ३६८ 

भेंट, - इग्लिशमंत्र के प्रतिनिघिसे, २९४; 
“एक मित्रसे, १०७-९; -एसोसिएटेड 
प्रेसके प्रतिनिधिसे, ३-४, ७१, -जिला 
अध्यापक सघके प्रतिनिधिसे, १०१, 
“-डॉ० एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनोसे, 
१८६-८९; -दीनाजपुरके जमीदारसे, 
१४६-४८; - सर्चछाइट के प्रतिनिधिसे, 
२९३; - स्टेट्समेन के प्रतिनिधिसे १३, 
२९१-९२; -हरदयाल नागसे, ८०-८८ 

वक्तव्य, -एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाको, 
३४३-४५; -समाचारपत्रोको, ४७८-७९ 

सन्देश, >जनताके लिए, १, -फॉरवर्डको, 
१५९, ४४४, 


१०५ 
सम्मति, -दर्शक-पुस्तिकामे, २३२-३३, 
इे८५; -फादर स्ट्राॉगको, २२४६-४७ 
विविध 

अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक, 
४४२१-४२, ४१५-१६, अन्त्यज साधु नन्‍्द, 
७२; अन्त्यजोके सम्बन्धभे, २३९-४०; 
आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली, २२९८-३०; 
उद्धार कब हो सकता है? ४०९-११; 
एक अपील, २६४, एक असाधारण मानपत्र, 
१३२-३५; एक कार्यकर्ताकी कठिनाई, ७८- 
८०; एक खामोश समाजसेवी, ३६३-६४; 
एक घरेलू प्रकरण, २७०-७३, एक पत्रके 
बारेमें, २५०-५३, एक सलाह, २२०; 
कताई सदस्यता ४२०-२२; कर्नाटकर्म खदर, 
९५,. कलकत्ताके मेयर, ३९१-९५, कांग्रेस 
और राजनीतिक दल, ४७२-७५; काग्रेसमें 
बेकारी, ४७५-७७, काठियावाडका प्रयोग, 
३१४, काठियावाडमे खादी, २१९-२०; 
किसानोकी पुकार, १६२-६३, कुछ त्रुटियाँ, 
१६४-६५; कुछ संस्मरण, ३११-१४, कूद- 
नेको तत्पर, १३५-४०, - क्या हम तैयार 
हैं? २६७-७०, खादी प्रतिष्ठान, १९५-९७, 
३८३-८४, खेती बनाम खट्दर, ४७७-७८; 
गगा-स्वरूप बासन्‍्ती देवी, ३१८-२१, गुरु- 
हारा कानून, ३७७, गोखो, १९-२०, 
४६-४७; ग्राम-प्रवेश, १८१-८२, चित्तरजन 
दास, २७९-८२, चूडियोकी वर्षा, ३४२; 
टमानी' हाल क्‍या है? ३९०-९१; तीन 
सवाल, ३०५-६; त्यागका शास्त्र, ३६१- 
६३; दमनका फल, ४२२-२३; दाजिलिंगके 
सस्मरण, ३६९-७६, दु खद जानकारी, ३५८- 
६०; देशवन्यु चिरजीव हो! इ३९४- 


५०६ 
१८; देगवन्धु जिन्दाबाद !, २७४-७७; 
देशवन्धु-स्मारक कोष, ३४०-४१; दो प्रजा- 
तियाँ नही, ३६६-६७; दोप किसका ? 
३२१-२२; धमेके नाम अन्धेर, २१२-१४, 
नम्रताकी आवश्यकता, ३००-३; ' नवजीवन ' 
बन्द करे, ३२७९-८२; पतित वहने, ३०३- 
४; पहली जुलाई, ३१०-११; पावककी 
ज्वाला, २८४-८५; प्रइत-माछा, ३३०-३२; 
प्रशनोके उत्तर, ३८६-८७; प्राप्त चन्देकी 
स्वीकृति, १२९०-९१; फिजूलखर्ची, १५५-५९; 
फिर वही, ४७-५२; वगालका त्याग, १५१- 
५२; वगालके अनुभव, ५४-५९; वंगालके 
संस्मरण, ३६-४०;, वगालमें, २१५-१८; 
बगालमे कताई, १८३; वाढ़-सकट-निवारण, 
२०४-६; मनोरजक शिक्षा, ३२४८-४९; 
“ महान्‌ शोक, २६३, मेरा कत्तंव्य, २४४- 


सम्पूर्ण यांघी वाइमय 


४५; मेरा घ॒ममें, ४३७-४०; मेरी अक्षमता, 
३२३२-३५; यह तो वरछात्‌ सयम है, ३७७- 
७९; यह पुरुपोका काम नहीं? २२६- 
२८; रामनामकी महिमा, १११-१५; राष्ट्रीय 
शिक्षा, ४११-१२; राष्ट्रीय सेवा और वेतन 
१६५-६६, वचनासे भरा भाषण, ४०४- 
७, वाइकोम, १९२-९५; विविध, ४४३- 
४४; शका-निवारण, ३९८-९९; श्रद्धाजलि- 
सभाके सम्बन्धमे निर्देश, २७७-७८; 
संरक्षणकी आवश्यकता, २८२-८४; सत्यपर 
कायम रहो, ३८८-८९ , सत्याग्रहियोका कत्तेव्य, 
३०६-७; समस्‍्याएँ, ३४६-४८; सर सुरेन्र- 
ताथ वनर्जी, ११६-१८; सुलहका अवसर, 
३६५-६६; स्मरणाजलिके लिए निवेदन, 
२७८; स्वयसेवकके गुण, ३२४०-४३; हिन्दुओ- 
को सलाह, २४३। 


सांकेतिका 


ञ 


अंग्रेन, २, ३१-३३, ४९, ६९, १९५, २५३, 
२६६, २७६, २९९, ३५९-६०, ३७२, 
३७६, ३२८६, ४०६, ४४९, ४५३, 
४६१, ४६५, ४८१ 

अकाली आन्दोलन, ३७७ 

अखिल बंगाल देशबन्धु स्मारक कोष, ३३६, 
३९८, ४१६; -के लिए अपील, ४५६- 
५७ 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, देखिए 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 

अखिल भारतीय खादी बोर्ड, १२०-२१, 
भ२४, ३८४ 

-अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद्‌, १९, ४६, 
२५४ 

अखिल भारतीय चरखा सघ, १०६, ४२०- 
२१, ४६९७-६८ 

अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक कोष, 
२७७, २८६-८७, २९० पा० दि०, 
३०७-१०, २३२६, ३३६, र४०-४१, 
३४५, २३५०-५१, २३५३-५४, ३८५, 
३९१, ३९५, ३९७-९८, ४१४-१७, 
४४१-४२, ४६६, ४७२, ४४७५-७६ 

अजमल खाँ, हकीम, ४२, १६६, २२८, 
२४८ 

अणे, १७७ 

अनिल बाबू, २५५ हे 

अन्त्यज, १७, २२, २३९-४०, २४२; -[ जो |] 

के उत्थानके लिए काये, १८; “के 
लिए कराचीमे पाठ्शालाएँं, १७९; 
देखिए अस्पृश्य भी 

अन्सारी, डॉ? मू० अ०, १६७, २४८ 


अपरिवर्तंतवादी, १८३, २५१, ४२१, ४३९ 

अपर्णा देवी, ११, ४२५ 

अब्दुल रसूल, ४८२ 

अब्दुल हकीम, मौलवी, २९० 

अय्यर, वी० वी० एस०, २५८ 

भर्जून, ५०-५१, '३२८ 

अर्जूनलाल, १७७ 

अछवर, ४२३ 

अली-बन्धु (मुहम्मद अछी और ज्ौकत अली), 
६४, ९६, ७४, ८९, १००, १०२, 
१६६९-६७, २००, २४८, २८०, २६४, 

अष्ठाँग आयुर्वेद विद्यालय, ४२, २२८ 

असहयोग, २, ११, ८१-८२, ८६, ८८, 
१९९, ३६४, ४०४, ४०६, ४७४-७५, 
४८०; -और अहिंसा, ८२, २५२, 
३०५; “का आरम्म, ३१३; 
“-बगालमे, ८७ 

असहयोगी, ८५-८६, ८८ 

अस्पृश्य, ७, १०, १७, ५३, ६९, १००, 
१२४, १४२, १४९, १७४-७५, १८८, 
२८५, ३३०-२३१, ३९९-४००, देखिए 
अन्त्यज' 

अस्पृश्यता, ४, ७, ९-१०, १२-१३, १६, 
१८, ६९, ७४-७५, ७७, ९२, १००, 
१०३, १०६, १०९, १११, ११३, १४२- 
४३, १४८, १५३, १६८, १७५, १८५, 
१९२, २३५, २४६, “२८४-८५, २९९, 
३३१, ३४७, ३५६, ३२८६, ४११, 
४८ १ 7 “निवारण, १-२, १२, १४, 
३२, ४२, ६५-६९, १५६, २७०, ३९८- 
९९, ४१० 

अहिंसा, ३०, ३२, ४२, ड<ट, ५१- र्‌, 
६८, ७०, ८२, ९०-९२, १३६-३८, 


५०८ 


१५५, २००, २१४, २३७, २४३, 
२४९, २५२, २६६, २७५, ३०२-४, 
रे १२, ३३४-३५, ३८९, ४२८, ४३३, 
४६७, ४८०-८१; -और असहयोग, 
८२; -और चरखा, १३९, १४८- 
४९; -और स्वराज्य, ३७४ 
ञा 

आंग्ल-भारतीय, १८६-८९, १९४-९५, २७६, 
ड४र४-२५, ४५८-६५ 

आजाद, मौलाना अबुल कलाम, इे४४, 
४१६, ४३५, ४७८ 

आनन्द, १२९ 

आनन्दजी , हरिदास, सेठ, ३०८ 

आनन्दानन्द, स्वामी, ३२४ 

आयुर्वेदिक पद्धति, २२८-३० 

आरनोल्ड, सर एडविन, ६१ 

आसर, रुक्ष्मीदास, ३८३ 


डर 
(व) हंग्लिशसेन, २९४ 
इंडिपेंडेंट, ३८७ 
इस्काम, १३, ६०, १९३, २२७, ३५६, 
३६२, ३६९६ 
ई 


ईदवर, ३१८, ३४९, ३६०, ४५१-५२, 
४६५ 

ईसा मसीह, ६०-६१, २२१, ३६३, ४५३, 
४५५; -की शिक्षा, २०९-१० 

ईसाई घमं, १७, १७९, २०९, २२८, २५२, 
२६६, २८४, २३५६, २३६७, ४४९, 
४५१, ४६९ 

ईस्ट इंडिया कम्पनी, ३३, २२७ 

उ 

उत्तमचन्द बापा, ३२३ 

उपनिषद्‌, २१८, ३४९, ४५१ 

उभिलादेवी, २५३, २६० 

उस्मावन, ३०८ « 


सम्पूर्ण गांधी वादमय 


३२4 
एन्ड्रयूज, सी० एफ७०, १८, ५९, ९१८, २९३, 
२९७, ३२२, ३३९, ३६४, ४१६, ४५४ 


क्र 


कताई, २, ७, ९, १७, २३-२५, २९-४०, 
१८, ६६, ७७, ८१, ८८, ९३, ९६, 
१०६, ११८, १२०, १२१४-२६, १३०- 
३१, १५२, १५४, १६३-६४, १७०, 
१७८, १८१, १८३, १८६, १९२, 
१९५, १९८, २० १-३, २०६, २१६, 
२१९, २२१, २२४, २२६९-२८, २३२- 
३३, २४२०-४३, २४६, २६६-७, २८१- 
४, २९७, ३०४, २१३, २५०, ३५८, 
३६९-७०, ४०३, ४(११-२, ४१४-५, 
४ १ ९-२ ०, ४२४-६, ४३ <, डेड४, ४६ ६< 
७, ४७५, ४७८; -और खादी, ३०२- 
३,३३८,४२४,४३९; -और स्वराज्य, 
६९-७०, २३६; -और स्वराज्यवादी, 
३९, ८७; “पाठशालाओमें, २२४, 
२९७ 

कताई-मताधिकार (कताई सदस्यता), ७५, 
१०६, १२१, १६७, १७०, (७३) 
१८०, १८८, २५८, २६७-९, २५८, 
३७१, ४०२-३, ४२०-२, ४२४-५, ४६३, 
४६७, ४७५; -का प्रस्ताव, १३४; -की 
शर्ते २८२-४, ३८६; -को वरकरार 
रखना, रे४; -से सम्बन्धित धारा, 
४३७-३९ ह 

करन, लॉड, २४६ 

कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कार्ग्रंत 

कांग्रती, १९८, २०३, २६७-९, रे८७, 
३९३, ४०७-८, ४२१, ४३१, ४४०, 
४६९, ४७५-६; -और ग्राम-सेवा १६३ 

कार, सर हयूबटे, ४३६ 

कारनेगी, ४२८ 

कुण्ड, निशीयताथ, २०८, ४२० 


सांकेतिका ही 


कुम्भकर्ण, ८८ 

कुरान, ४५१, ४५७ 

कुरैशी, शुएव, ३०८, ४१८-९ 

कुशारी, जितेन्द्रनाथ, १९० 

कृष्ण, भगवान, ४९१, ५७०. १०३, १३९-४०, 
२४५, ३१८, ३१९, ४५५ 

कण्णदास, २६, १२२, ३२३, ४१९ 

कंष्णेया, ४४६ 

केतकर, जी० बी०, ८९ 

केलकर, एन० सी०, ८९, ३७१ 

केलूप्पन, ४०० 

कैम्बेल, फ्रेड ई०, ४४८ 

कोठारी, मणिलाल, २०, १७८ 

कौसिल (विधान परिषद्‌) ५, ८५, ८८, 
६१, १९०४, १७४, १८७, २६६, ३७३, 
३८६-७, ३१९१, ४३१; -और राष्ट्रीय 
कार्यक्रम, २५१; -और स्वराज्यवादी, 

- ८३-८४, २७५; -े प्रवेश, २, २६७, 

२७५, ३५५, ३८१, ४१८, ४२१, 
४३१ 

कौजलगी, एच० एस०, ९५ 

क्रेसवेल, १९१ 


सच 


खादी (खहर), १-२, ८, ११, !४, १६, 
२४-६, ३४, ३७, ३९-४१, ५३, ५८, 
६७-८, ७४, ७७-८, ८७, ९०, ९४, 
१०६-७, १०९-१०, ११८-२१, ११२४, 
१२९-३१, १३३१, १४१, १४६, १४९, 
१५५१-५२, १५४, १६४, १६९, १७४, 
१७८, १८१, १८३, १८५-८६, १ ९४-६, 
१९८, २०१-२, २१५, २१८, २२१-३, 
२२६, २३२, २३८, २४१२, २५१, २५५, 
२८२-४, २९७, २९९, ३११, ३५१०, 
३५८, ३८४-५, ४१०-२, ४१४-५, ४१९- 
२०, ४४४, ४५५, ४७०-१, ४७६, ४८३; 
-और कताई, ७, ९, २९५, ३०२-३, 


५०९ 


३२३८, ३७३, ४०३, ४१०-१ १, ४१४-५, 
४२४, ४३ ९, ४४ १-२, ४६ ६-७, ४७४, 
४८१; -और खेती, ४७७-८; -और 
चरखा, १०;-और सविनय अवज्ञा, ९०; 
“का आशय, १५८; -का कार्य, २०८; 
“का प्रचार, २५५; -काियावाडमे, 
२१९-२०; -की सम्भावनाएँ, ५८; 
-को मताधिकारकी शर्तके कारण 
पहनना, ४२०-१, -बग्रालमे, ३७०; 
“सिन्ध और कुर्ग मे, २०२-३ 

खादी आन्दोलन, ३९, ८१, १९७ 

खादी प्रतिष्ठान, ३५, १३१, १४९, १५१ 
१६४, १९५-७, २३३, २९८, ३३८, 
३५३, ३७०, ३८३-४, ४२०, न्का 
चरखा, ४७० 

खादी मण्डल, २३ 

खिलाफत, ४५७ 

खिलाफत पार्टी, १६५-६६ 

ख्वाजा, ए० एम०, २४७ 


गदर, २२७ 

गांधी, ओता, ३२३ 

गांधी, कस्तूरबा, ७३, ३२३ 

गाघी, खुशालचन्द, २०९, २८९, ३२३ 

गाघी, जमतादास, २८९ « 

गांधी, देवदास, ९९, १२२, २३३, ३१२३, 
३९९, ४१३ 

गावीं, नारणदास, १७९, २०८, «२८९ 

गांधी, मगनलछाल, ७३, १८४ 

गांधी, लक्ष्मीदास, १८० 

गांधी, हरिलाल, ७३, २७०-३ 

गिडवानी, ए० टी०, १७६ 

गिरघारी, १७६ 

गीता-बीज ८९ 

गुलनार, १२८, २२२ 

गर-स्वराज्यवादी, ४७३ 


+ 
५१० 
गोखले, गोपाल कृष्ण, ३७, १४९, १७५, 
१९९ 
गो-रक्षा, १९-२०, ४६, (१४४, २५४, 
४२९ 
गो-रक्षा-सण्डल, १७५ 
गोस्वामी, तुलसीचन्द्र, २८६ 
च 
घोष, अरविन्द, ३१६, ३३६ 
घोष, कालीमोहन, ७१ 
घोष, कुमारी, ९३ 
घोष, डॉ० प्रफुल्लचन्ग्, १९६ 
घोषाल, सत्यमोहन, २८६ 
च 
च० राजगोपालाचारी, १११ 
चक्रवर्ती, श्यामसुन्दर, ५८, २२२, रे५३, 
हे७०, ४१६ 
चर्टर्जी, बी० सी०, ३६५ 
चतुर्वेदी, वनारसीदास, ४ड५ 
चरखा, र्‌, ८, १ १, १६-७, र४, २७, 
३२-४, ३९, ४१, प३, ६५-७, ७०-१, 
छ४, ७६-७, ७९, ८१, ८६-८, ९०, 
९२-३, १००-१, १०३-५, १०८-१०, 
११३, ११८, १२९, १३१, १३३-५, 
१३९०-४०, १४७, १४९, १५२, १५४, 
१६३-४, *१६८-९, १७३-४, १७८ 
१८१, १८३, १८५, १९२, १९५, १९८, 
२०३-४, २०६, २१७-९, २२२-३, 
२२७, २३३, २३५-६, २४३, २४६, 
२५२-८, २७०, २८३, २८९, २९५, 
२९९, ३११-२, ३१७, ३३२, २३८-९, 
३५०, ३६५, २७१, ३७३, २३७९-८२, 
३८५, ४१०, ४१२-३, ४१५, ४२५-६, 
४३९, डड४, डप्‌५, ४४६८-७२, ४७८, 
४८०, ४८३; -और बहिसा, १३९, 
१४८-९; -भौर खहर, ७, ९-१०, 
३७१-२, ३७३, ४०३, ४१०-१, ४१४- 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


छू ४४१-२, डंट६, ड८९ न -और 
बह्मचयें, १४६; -और स्वराज्य, ३२- 
३; -और च्व॒राज्यवादी, ८१, ३१७; 
-लादी प्रतिप्ठानका, १९६; -याठ- 
शालाओंमे, १९२, २२५ 

चरित्रविजय, ७३ 

चचिल, विस्टन, २७६ 

चाँदीवाला, बृजकृप्ण, २६, ७८ 

चिन्तामणि, त्ी० जाई०, २६७, २९५, 
४०६ 

चैतन्य, २८५, ३६० 

चौधरी, राय यतीन्द्रवाथ, ५८ 


ज्‌ 


जयरामदास दौलतराम, २८७० 

जरचुस्त, ४५१ 

जॉन, सेट, ४५३ 

जानकी वहन, २३१ 

जिन्ना, मुहम्मद अली, २०७, २६७, २९५, 
४०४ 

जीवनलाल, २० 

जुगलकिंशोर, आचायें, १७६ 

जेराजानी, विट्ठलदास, २६ 

जोगेन, १९८ 

जोगेन्द्र सिंह, सरदार, २५०-५३ 

ज्योति प्रसाद, १७० 


झ 
झाँसीकी रानी, २२७ 

(- 
ढेंगटे, ३४४ 

ठ 


ठाकुर, द्विजेन्द्रनाव, ५९, २१७ 
ठाकुर, खीन्धनाथ, १२७, २१८, ४१६; 
-से भांवीजीकी भेट, १७७-७८ 


सांकैतिकां 


डायर, २५३ 5 


ते 


तारकनाथ, ४२५ 

तिकूक, वाल गगाघर, १४४, २८०-८१, 
२९४, ३१४-८, ४०५, ४४१, डंड४, 
४६६ 

तिलक स्वसज्य कोप, २५४-५, ४५६ 

तुलसीदास, २२, ११५, ३६० 


द्‌ 


दत्त, अद्विनीकुमार, २४६ 

दमयन्ती, १०२, ३७८ 

दशरथ, ३४६ 

दास, चि० रं०, २-५, १४, २८-२२, ३५-७, 
४०, ५६-७, ८०-३, ८७, ९१, १४१, 
१७४-५, १८२, १९९-२००, २०८, 
२३६, २५३-४, २६१-६७, २७४- 
८२, २८६-७, २९१, ३०७, ३०९- 
१८, रेर३े, ३२२५-२०, 3३३६-४०, 
ई४९-५१, ३५३-४, ३६१-२, ३६५-६, 
३६९-७०, ३७३-६, २८५-६, २९०, 
३९७-८, ४०१-३, ४०५-८, ४१२-६, 
४२०, ४३१, ४३५, ४३७-८, ४४१-२, 
४५६-७, ४६४, ४६८, ४७५, ४८१; 
-और हाथ कताई, ४६९-७०; “की 
अन्तिम यात्रा, २३४९-५१ 

दास, श्रीमती (चि० २०), देखिए वासन्ती 
देवी * 

दास, मोना, २५९ पा० दि०, २६१ 

दास, सतीश रंजन, २८७, २९० 

दासगुप्त, सत्तीश्चन्द्र, ५४, ५८, ७८, ८७, 
९४, १०७, श्र्र, १५१-२, 
१९५, २३६, २३१३, ३७०, र३७३-४, 
३८३-४, ४१९ 

दासयुप्त, हीरेच्रनाथ, १९९ 


५११ 


देवभाभी, २०९, २८९ 

देशमुख २६८-९ 

देसाई, प्रागजी, १७८ 

देसाई, महादेव, २६, ७२ ८७, ११२, 
१४१, १८४, २३४, २५२-३, ३७४, 
३७६, २३९९ 

द्रौपदी, १०० 


घ्‌ 


घमं, ४६, ६२, ७५, १७५, १९३-४, २१०, 
२१३, २२८, २३९, २४२, ३२७, 
३३१; -की रक्षा, २१४ 

घमंपाल, डॉ० ६०, ६३ 

घीरा भगत, २४५ 


त्त्‌ 


नटराजन, ६० 

नन्‍्द, सन्त, ७२ 

नन्दिनी, २१८ 

नरम दलवाले, ३६५, ३८७ 

नवजीवन, १९, २५, ७२, १५४, २०८, 
३२३, ३४७, २३७८-८२, ३९८, ४२७, 
डंडर्‌ 

नाग, हरदयाल, १९९, ४१९; -से भेट, 
८०-०८ 

नायडू, डॉ० वरदराजुलू, १७३-४, १७७ 

नायडू, सरोजिनी, २६२, २६७, ४१६ 

नायर, के० कैलप्पन, २७४, ४४८ 

निर्मलचन्द्र, १९९, २८६ कद 

निबाद, १११ 

नेपाल बाबू, १२७ 

नेहरू, जवाहरछाल, १७७, २२४, २४७, 

” २७३, ४१६, ४४२ 

नेहरू, मोतीछाछ, ५, ८९, २४७, २७३ 
२७५, २८०, २५२, २३७२, ४०४-६, 
४१२-३, ४१६ ४२१, ४२३८, ४४१, 
४७२-३ 


५११२ 


नैयर, प्यारेलाल, ३९९ 
नौरोजी, दादाभाई, १२६, २००, ३५५, 
४६६ 


पं 


पंजाब काग्रेस जाँच समिति, २७९ 

पटेल, डाह्याभाई, ९९, १८४, २३३-४, 
३२४, ४०१ 

पटेल, मणिबहन, ९९, १८४, २३३, ३२४, 
४9०१ 

पटेल, यश्योदा, १८४ 

पटेल, वलकमभाई, २४०, २६१, ४१६ 

पढेल, विदृवलभाई, ३९४ 

परिवर्तेनवादी, २५१, ४२१ 

पारसी, १७, १८७-८, २२८, २५२, २६६, 
२८४, ३११, ४२९, ४६९ 

पारेख, देवचन्द, १८४, २१९, २८८-९ 

पार्वती, १५१, ३७८ 

पाल, क़िस्टोदास, ४३२ 

पिट, डब्ल्यू० एच०, ४००, '४४६-७ 

पुनेया, ७३ 

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, १७५ 

पेटिट, ४४५ 

पोप, डॉ० ४५१ 

प्रताप, बाबू, ३७३ 

प्रवतेक सघ, ४१, १९६; -का आदर, ४१ 

प्रल्लाद, २४६, २४८ 

प्रीतम, २८४ 


फ 

फॉरवर्ड, १५९, ३५२, ३७०-१, ४४४ 
* फकन, २१५, ३६९ 

.। 


बंगाल प्रान्तीय परिषद्‌, २८ 

बजाज, जमनालाल, १०८, १७६, २३१, 
रे२३े, ४१६, ४१९, ४२३, ४४२ 

बनर्जी, काली चरण, ४५० 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


बनर्जी, गुरुदास; ३०१ 

बनर्जी, व्योमेश्ञ चर्ध, २५३ 

बनर्जी, सर सुरेद्रनाथ, ११६-८, “१२३, 
१८८, २००, २६७, ३१७, ३७० 

बन्दोबस्त कानून, २३ 

बर्कनहेड, छॉरड, ३, ५, ३५, -२९३, ३७३, 
३७५, ४०२, ४०४-७, ४१२, ४२२, 
४३१, ४६४-५, ४७५; -और लोड 
रीडिंगके बीच बातचीत, ३८७ 

बर्फीवाला, कचनछाल' मोतीछाछ, २५ 

बसु, निर्मल कुमार, ४१ 

बाइबिल, १७९, २०९-१०, ४५१ 

बादशाह मियाँ, २३५ 

बालक्ृष्ण, ३२३ 

बवाल गगाधर, ३२३ 

बासन्ती देवी (श्रीमती चि० र० दास), 
२३७, २५३, २५९, २७६, २७८, 
३१०, ३१३, ३२१८-२१, ३२९, ३३९, 
३५१, २३६९-७०, ३७५, ३९१, ४०१, 
ड४ १ 

बिश्वास, सुरेन्द्र, ३८-४० 

बिश्वास, सुरेश, ५९ 

बुद्ध, ६१-०३, २९७ 

बेयर, १९१ 

बेसेट, डॉ० एनी०, ३२, २०७, ३७२, ४०५, 
४२३, ४६३, ४८१ 

बैंकर, शकरछाल घेलाभाई, ३७, १०८, 
३४९, ४१९ 

बोस, राय ए० एन०, २९० 

बोस, शरत्‌ चन्द्र, २४९, ४१६ 

बोस, सत्यानन्द, ४१६, ४७१-२ 

बोस, सुमाष चन्द्र, १५९, २०५, ३७२ 
को-' रिहाई, ३४ | 

बौद्ध धर्म, ६३, १९३; -और हिल्दू धर्म, 
६१-०२ 

ब्रहचर्य, ११, १५६, २१४, ३००-३; “और 
चरखा, १४६ 


सांकेतिकां 


बहा, ३३५ 
ब्लेयर, श्रीमती, २५३ 


भें 


भगवदुगीता, ५०, ८९, २१८, २४४, २८५, 
३०२, ३२७-९, ३२३५, ३६०, ४०७, 
४५१ 

भरूचा, बी० एफ०, 
४६६ 

भागवत, २४४, २८५, 

भारतीय राष्ट्रमण्डल विधेयक, -की मुख्य 
व्यवस्थाएँ, ३८७, -पर एनी वेसेटका 
स्मरणपत्र, ४६३-४ 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, १, ५, ८, ३५, 
६९-७१, ७५, ८०, ८२, ८७, १००, 
१०३, १०६, १३४, १६०-२, १६४- 
५, १७१, १८८, १९७, २०३, २३२५, 
२४६, २५०, २५५, २५२, २५८, २६९५, 
२६७-९, २७२, २७७, २७९-८०, २९५ 
२९९-३००, ३०३-५, ३११, ३५७-८, 
३८६९-८, . ३९२-३, २३९५, ४०३, 
४०७-८, ४१२-३, ४१८, ४२०-१, 
४२५, ४३१-२, ४२३७-४०, ४६३, 
४६६-७, ४६९, ४७२-४, ४७६, 
४८० “का उद्देशय २९-२० “की 
अखिल भारतीय समिति १६०-१, 
१६५, १७१, २५५, ३७१, 3३७३, 
३८४, '४०२-३, ४१३-६, ४१८, ४२१- 
२, ४४३८-४०, है. ३. है. 

भीष्म, ३४६ 

भोवरू, २६१, ३२१ 

भोरलाल, २३६ 


हि ५ । र्‌ ६ ७ है डे १ ६ 7 


सर 


मजूमदार, अम्बिका चरण, १२३ 
मजूमदार, वसनन्‍्त कुमार, १९८ 
मथुरादास, ३८३ 


५११३ 


मथुरादास त्रिकमजी, १२९ 

मनहर, २३१ 

मनु, ५१; -की क्षत्रियोके लिए चार 
साधनोकी व्यवस्था, ४९ 

(द) मराठा, २६७ 

मरे, रेबरेड ए०, २१०, ४५० 

भलान, ४६० 

सहाभारत, १ ०२, १३९-४०, ३२७-८ 

महावीर, ६१ 

महेन्द्र प्रताप, राजा, २४७ 

माडले जेल, -से कैदियोकी रिहाई, ६, ३५ 

मारवाडी अग्नवाल, सम्मेलन, ४२७-९ 

माँले, लॉर्ड, ४६० 

मालवीय, मदन मोहन, ११७, २०७, २६७, 
२८०, ३३२-५ & 

मित्र, सत्येन्द्र, १०० 

मिरबेल, आँत्वानेत, २४९ 

मीरा बहन, ४३० पा० टि० 

मिलर, डॉ० ४२२ 

मुखर्जी सतीश चन्द्र, ३२७, १४१ 

मुखर्जी, सर राजेन्द्र, २८७, २९० 

मुडीमेन समिति, ३६५, -की अल्पमतके 
वारेमे रिपोर्ट, ४०४ 

सुसढमान, ९-१०, १७, २३०, ४६, ६०, 
६२, ७७, १०९, १७५, २०२-३, 
२०६-७, २२८, २३५, २४८, २५३, 
२७७, २८४, २८९, ३११, ३३२-३, 
३४३, २३५६, ३६६, २८९, ४६२, 
४६८-९, ४८२, “और हिन्दू, ४०, 
४६, ६८-९, ७७, १०३, १०६, १३०, 
१५०, १८३, १८५-७, २४६, २८२, 
डर १७, ३६१-३, ३६६-७, ३८८, ४१ १, 
४६२, ४७९ 

मुहम्मद अली, २६९, १०३, १२५, १२८, 
१५०, १६७, २५९, २६९, २८०, 
२९७, ३६१, ४१८ 

मेहता, कल्याणजी, १५१, १७८-९ 


५१४ 


मेहता, सर फीरोजशाह, २००, ३९४, ४३७ 
मंेचेस्टर गाजियन, १४२ 

मेकमिलन, ९८ 

मक्स्विनी, टेरेस, ४९, ३९३ 

मोदी, रमणीकलाल, ७३ 

मोरेनो, डॉँ० एच० डब्ल्यू० बी०, १९४-५, 


ये 


यंग्र इंडिया, ३७, ७१, ७३, १०९, १६५, 
१९६, २२४, २५८, २६३, २७०, 
२९५, ३२३, ३३०, ३३३-४, ३५२, 
३५६, ३५८, ३६६-७, ३७१, ३७६, 
३८२, ४१४, ४१९,' ४२७, ४३२, 

४६७-८, ४७९ 
" यहूदी, १८७-८, २२८, २५२ 


र 


रघु, ११४ 

रघुवीर नारायण सिंह, १५४, १७० 

रणछोड़ दास, २०२ 

राजगोपालाचारी, च०, १०८, २९५, २९८, 
डे ९९, ४४६-७ 

राजेनद्रनाथ, ३४१ 

शजेन्द्र प्रसाद, ३५२, ३७४, ४१४ 

रानडे, महादेव योविन्द, १९९ 

रानडें, रमावाई, ३१८ 

रानीवाला, २२२ 

राम, २२, १०२, १११-४, १२९, १५४, 
३१८, ३२०, ३२९, ३२३४६, रे४८ 

रामजीभाई, १८४ 

रामदास, ३६० 

रामराज्य, २४२ 

राय, कामिनी, ५८ 

राय, किरण शेखर, १९९ 

राय, डॉ० प्र० च० ८, १४, ३७, ५७-८, 
६५, ७७, <५, १४९-५१, ५ ९५-७, 
२०४, २६५-६, २७९, ३८३, ४१६ 


सम्पूर्ण गांधी वाइ्मंय 


राय, प्रिय, ४६९; -का चरखा, ४७४ 

राय, विधान चन्द्र, २८६, ४१६ 

राय, सतकौड़ी पति, २६०,३४०,३५४,३६९, 
३७३ 

रावण, ११५, १८२ 

राष्ट्रवादी, २९४ 

राप्टू-सेवा, -ही धर्म है, ३१५-६ 

राष्ट्रीय कार्यक्रम, २५१ 

राष्ट्रीय पाठ्शालाएँ, १३३, १५२, ४११- 
१२ 

राष्ट्रीय शिक्षा, ४११-२ 

रीडिंग, लॉ, ३२, २९३, ४५५; -ओऔर 

लॉर्ड बर्कंनहेडके बीच वातचीत, ३८७ 

रुखी, ७३, १५१ 

रुद्र, सुधीर, ३२४ 

रुद्र, सुशीक कुमार, २९३, ३२२ पा० ढि०, 
३६३-४ 

रोमाँ रोलाँ, ३३४ 

रौलट कानून, ३६३ 


ल 


लॉ, सी० सी०, २९० 
लाइट मॉफ एशिया, ६१ 
लाजपत राय, २६७ 
लॉयड, जॉर्ज, १४७ 
लिटन, लॉर्ड, ३२ 

॥ 


कसलें, एस० ए०, १९१ 

वर्डसवर्थ, ४३२ 

वर्णाश्रम, १०, २७१, ४२७; -को समाप्त 
नही करना चाहिए, १८ 

(द) बल्डें, २२० 

वलल्‍लभाचायें, २८५ 

वशिष्ठ, ३४० 

वसुमती पण्डित, ९८, २३१, २८९, २१५ 
३६७ * 


सांकेतिका 


वाटन, सर, ४५० 
विधान-परिषद्‌, देखिए कौसिल 
विलिग्डन, लॉर्ड, ४५५ 
विवेकानन्द, ५१ 

वेकटप्पैया, कोण्डा, ४३१ 

बेद, २२, २१८ 

बेमना, ३३९-४० 

बच्च, २३० 

* बेप्णव, १३, २३९, २८५ 


श 


शफी, सर मुहम्मद, २६७ 

शर्मा, ४४६ 

गास्त्री, वीं० एस० श्रीनिवास, २०७, २६७, 
२९५, ४०४, ४०६ 

गेक्सपियर, ३२८ 

शौकत अली, १८, १०२, १२५, १५०, 
१६७, २६२, ४१६, ४१८, ४५७ 

श्रवणकुमार, २९६ 


स 


सत्यवती, ३१४६ 
सत्याग्रह, १९३, २१४ ३०३-४, ३३४, 
. ३४६, ३६३, ३७८, ३८०-१, ४०६, 

४२७, -और शारीरिक शक्ति, ५१; 
-तारकेब्बर मन्दिरके विपयमे दिये 
अदालतके फैसलेके विरुद्ध सत्याग्रह अनु- 
चित, ३०६, -के सम्बन्धर्म पेटलादका 
प्रस्ताव, २२-३३ 

सत्याग्रही, १९४, ३४६, --[ हियो [का कत्तेंन्य, 
२३-४, ३०६ 

सप्रू, तेज बहादुर, २६७, २९५, ४०४ 

सरकार, एन० एन०, २९० 

सरकार, नलिनी रंजन, १९९, २८६, ४१६ 

सरकार, नींठ रतन, २८७, ४१६ 

सर्वे, २२२, ३११ 


५११५ 


सविनय अवज्ञा, ३१७, ३६५, ३८७, '४७९- 
८०; “और खहर, ९० 

सस्मरू, बी० एम०, ८५ . 

साधुराम तुलाराम, ३९८ 

सावित्री, ३७८ 

साहा, गोपी मोहन, ४९ 

सिख, २५२, ४६९ 

सिजविक, ४६१ 

सिन्हा, लॉड, २८७ 

सीता, ३६, १००, ११०, ११५, १२९, 
१७५, ३२० 

सुजाता, २६१, ३१५९ 

सुधन्वा, “३२१ 

सुधार, ४०६ 

सुनीति देवी, ५९ 

सुप्रभा देवी, २९० 

सुरेश, डॉ०, १०७-८ 

सुहरावर्दी, २७२, ४७९ 

सूरदास, ११५ 

सेन, एन० सी०, ३१० 

सेनगुप्त, (डॉ०) इन्द्र नारायण, २०५ 

सेनगुप्त, जे० एम०, ८९, २९४, ३४३-४, 
३६८, ३८९, ३९१-४, ४३२५-२७, ४७९ 

सेलिसवरी, लॉड, २११, ४५४ 

सोराबजी, ४७२ 

सौराप्ट्र, १११ 

स्टीफेन, जस्टिस, ४५ 

स्ठेद्समेन, २९१; -के प्रतिनिधिसे मेट, 
१-३; -को पत्र, ४८०-१ 

स्ट्रॉग, २४६ 

स्मट्स, १९१ 

स्वतन्त्रताके सिद्धान्त, ४९ 

स्वदेगी, २०२, ३८७, ४८१-२ 

स्वराज्य, ७, १३-४, १७, ३१, ४२, ५४, 
६४, ६८, ७१, ७४, ७६, <०-१, 
<४, ९३, ९६, १०२-३, १०५, १२९, 
१३१, १३४, १३१९-४०, १४४, १४७ 


५११६ 


सम्पूर्ण गांधी वादमय 


१७२, १७४-५, १८१, १८६, १९४, 
१९८, २१६०७, २३५, २४१, २५२, 
२५६, २६३, २६६-८, २७२, २७७, 
२९९, ३१०, ३६१३, २१७, ३२६, 
३५५, ३७४, ३८०-१, ३८६, २९६) 
४०९-६ १, ४४२, 'ई४ॉ४, ४५६, ४६६, 
४८१, -और अहिंसा, ३१२, ३७४, 
४१४-६, “और कताई, ३२-३, ६९- 
७०, २३६; -और सिपाही, ५१; 
“की परिभाषा, १४३, २९१-२ 


स्व॒राज्यवादी, १, ३, ५०६, ५९, ७०, ८१० 


५, १०६, १५९, १७४, १८३, १९८- 
९, २० !, २५१-२, २६७-९,'२७१-७, 
२९१-२, ३१२, -ओर कताई, ३९, 
८१, ८४, ३१७, २५५, ३६५, ३६८- 
७१, २८६-७, २९२, ४० १-२, ४०५१-०७, 


- ४१२-३, ४१८, ४२०-२, ४३१०२, 


४३५, ४३८-४०, ४६३, ४७२, ४७४, 
४७९, न दियो |के तौरतरीके, ८५; 
“के साथ समझौता, २५० 


ह्‌ 


हनुमत्तराव, डी०, ४४५ 

हनुमान, ११५, 

हरबतपिह, ७० 

हरिबवद्र, ३१८ 

हंईजोग, १९१ 

हिन्द सवराज्य, ४८, १६८, २२८ 
हिंदू, १, ६-७, ९-१०, (३-४, १७०८, हेंवर, विश्ञप, ४५२ 

१९, ३०, ६०, ७२, १०६, १०९, हेलेस, डॉ जे० आर०, १८८ 


९४३, (४८, १७५, १९२-४, २०३, 
२०६-७, २१२, २२८, २३५, १५१, 
२७७, २८४, २९९, ३११, ३२०, 
३३०-३, ३४०, ३५६, ३८९, ३९८-९, 
४२७-९, ४४९, ४६९, ४८२; -और 
मुसलमान, ४०, ४६, ६८-९, ७७, १०३, 
१०६, ११०, १५०, १८३, १८५-७, 
२४६, २६५-६, २८९, ३ १७, ३६१५२, 
३६६, ३८८, ४११, ४६२ 


हि्दू-धर्म, ७, १००१, १६, ३०, ६०, ९६ 


१००, १०६ १६१०, १९३-४, २११, 
२६४ २३५, ३२०, ३२८, २३१, 
३४३-५, ३५६, ३९८-९, ४२७, ४३३, 
४५१; “और बौद्द-बर्म, ६१०२; 
“का सारनसत्य, ९९ 


हिलू-मुस्लिम एकता, ३, ७, १० १३, 


१४, ३२, ४२, ६७-८, ७४-६, १००, 
१२५, १३०, १४६ (४८, १६७, 
१९२, २०६, २१७, २३५, २६७, 
२७०, २७७, रे४६, २५६, ३८५, 
४१०, ४३५, ४८ १-२; देखिए मुसठमात 
और हिंल्दू भी 


हिल्दू-मुस्लिम तनाव, ३, १०४, २०८, ३४५, 


३७२, ३८८, ४०६ 


हिरष्यकक्षिपु, ३४६ 
हुसेन, फूजली, ४०४ 


